


१८ 


( जलाई - नवम्बर १९२० ) 





प्रकाशन विभाग 
सूचना और प्रसारण मन्त्राय 
भारत सरकार 


जुलाई १९६६ (श्रावण १८८८ ) 


6) नवजीवन ट्स्ट, अहमदाबाद, १९६६ 


साढ़े सात रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-- ६ द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डाह्मयाभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद - १४ द्वारा मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डमें १ जुलाईसे १७ नवम्बर, १९२० तक अर्थात्‌ साढ़े चार महीनेकी 
सामग्री' समाहित है। इस' अवधिका सर्वाधिक दिलचस्प अंश गांधीजीका वह सा्वदेशिक 
दौरा है जिसमें उन्होंने लोगोंके बीच घूम-धुमकर अंग्रेजी साम्राज्य और भारत 
सरकारके खिलाफ प्रचार किया। इस दौरेमें उन्होंने तात्कालिक सत्ताको जगह-जगह 
रावणराज्य कहकर वर्णित किया है। उनके समकालीन नेतागण साम्राज्य और सर- 
कारपर किये गये इस आक्रमणकी तीब्रतासे चकित हुए होंगे; कहा तो यहाँतक गया कि 
उतका यह आक्रमण अहिसाके उनके अपने सिद्धान्तके साथ मेल नहीं खाता। वास्तवमें 
गांधीजी इतने दीर्ध-कालसे ब्रिटिश सरकारके प्रति मनमें निष्ठाका भाव पालते चले 
आ रहे थे और जब उनकी वह निष्ठा चकनाचूर हुईं तो निस्सन्देह उन्होंने उसे बड़ी 
कठोर भाषामें व्यक्त किया। भारत' सरकार जिस आसुरी पद्धतिका प्रतिनिधित्व करती 
थी, उन्होंने उसके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी और देशकी जनताको उस देत्याकार 
बुराईका ठीक-ठीक साक्षात्कार कराना आवश्यक माना। किन्तु उन्होंने यह बात हर 
बार स्पष्ट की कि वे ब्रिटिश राष्ट्रसे नहीं बल्कि उसमें निहित आसुरी' तत्त्वसे संथर्ष 
कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तत्त्वकों परास्त करनेका एकमात्र उपाय 
राष्ट्रीय जीवनमें शताब्दियोंसे रूढ़ सारी बुराइयोंको हटाकर उसका पुनर्गठन करना 
है। सरकारको सहयोग देनेसे हाथ खींच लेना इस कार्यक्रमका पहला ही' कदम था; 
इसलिए वे श्रोताओं और समालोचकोंसे बार-बार यह कहते रहे कि उन्होंने जिस 
असहयोग आन्दोलनकी' कल्पना की है वह वास्तवमें आत्मशुद्धिका आन्दोलन है। 

यह एक बहुत ही' कठिन काम था कि देशकी जनता एक ओर ब्रिटिश सरकार- 
के दोषों और दूसरी ओर अपने बीच फैली हुईं बुराइयोंको एक साथ ठीक-ठीक अनु- 
भव कर पाती। लोगोंके स्वभाव, स्वार्थ और दृष्टिकोण भी अलग-अलग थे। गांधीजीन 
सविनय अवज्ञा और असहयोगकी जो सैद्धान्तिक संगति थोरोक विचारोंके आधारपर 
अपने मनमें स्पष्ट कर ली थी, उसे एकाएक तो देशकी पढ़ी-लिखी जनता भी समझनेमें 
असमर्थ थी; किन्तु गांधीजीकी यह बड़ी खूबी थी कि वे अपने श्रोताओंसे एकरस 
हो जाते थे और ऐसी भाषामें उनसे बातचीत करते थे जो उनकी पहुँचके बाहर न 
हो। अंग्रेजी पढ़े-लिखे दक्षिण भारतीय, उत्तरके मुसलमान, गृजरातकी धामिक वेष्णव 
स्त्रियाँ, विश्वविद्यालयोंके विद्यार्थी और शिक्षक, कोई भी क्‍यों न हो वे उनके दृष्टि- 
कोणके अनुकूल सभीको अपनी बात समझानेमें समर्थ हो जाते थे। फलस्वरूप देखते- 
ही-देखते गांधीजी देशके शिक्षित-वर्ग और सामान्य जनताके मार्गदशक बन गये। गांधीजीने 
अपनी इस स्थितिका लाभ उठाकर कांग्रेसको शक्तिशाली और क्रान्तिकारी परिवर्तेन 
करनेका साधन बना डाला। नरसह चिन्तामण केलकरको २ जुलाई, १९२० के अपने 
पत्रमें उन्होंने लिखा: “ मैंने कांग्रेतको ऐसा प्रातिनिधिक स्वरूप देनेका प्रयास किया है 


छः 


जिससे उसके द्वारा पास की गई माँगें माननी ही पड़ें।” भरे ही कांग्रेसके संशोधित 
विधानसे यह उद्देश्य पूरी तरह सफल न हुआ हो, किन्तु विधानके संशोधन और अपने 
प्रति जनताकी जबरदस्त श्रद्धांके कारण गांधीजीन कांग्रेसका रूप ही बदल दिया। 

गांधीजीका ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी दौरा उत्तर भारतसे शुरू हुआ। अमृतसर, 
लाहौर, रावलपिंडी, कराची और हैदराबाद (सिन्ध); एकके बाद दूसरी जगह उन्होंने 
लोगोंसे असहयोग आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेनेकी अपील की'। असहयोगके उनके 
कार्यक्रममें युव॒राजके आगमनका बहिष्कार, स्कूल, अदालतें, कौंसिलें, पदवियाँ और 
तमगे आदि छूड़ाना तो था ही; इसमें विदेशी कपड़े, सरकारको कर्जके रूपमें पैसे देने 
और फौजमें भरती होने तकका बहिष्कार शामिल था। खादी और स्वदेशीको अप- 
ताना इसका विधायक पहल था। मुस्लिम जनताकों अहिसाके सिद्धान्तपर राजी करना 
आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने हिसाके क्‍्या-कुछ अशुभ परिणाम हो सकते हें, यह 
बतलानके साथ-साथ यह भी बतलाया कि निहत्थे रहकर मृत्युका सामना करना कितनी 
बड़ी वीरता है। उदाहरणके लिए उन्होंने रावरूपिंडीमें कहा: “मुझे तो लगता है कि 
अगर आप तलवारका उपयोग करेंगे तो आपको पराजय ही मिलेगी। इतना ही नहीं, 
वह तलवार उलटकर आपके ही भाइयों और बहनोंकी गर्दतपर पड़ेगी . . . इसलिए 
हम ] सरकारसे बुलन्द आवाज़में कहेंगे कि चाहे हमें फाँसी दो या जेल, आपको हमारा 
सहयोग नहीं मिल सकता। 

मद्रासके अपने एक भाषणमें उन्होंने इससे कुछ अलग स्वरमें, लगभग एक द्रष्टाकी- 
सी वाणीमें कहा: “जिस क्षण भारत तलवारके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेगा, उसी 
क्षण भारतीयके रूपमें मेरे जीवनका अन्त हो जायेगा। ऐसा इसलिए कि में मानता 
हैँ, भारतको दुनियाकों एक सन्देश देना है, और इसलिए कि मेरे विचारसे हमारे 
प्राचीन पुरुषोंते सदियोंके अनुभवके बाद यह निष्कर्ष निकाल्य है कि इस धरतीके किसी 
भी मनुष्यके लिए हिंसापर आधारित न्याय सच्ची चीज नहीं है, बल्कि सच्ची चीज 
आत्म-बलिदानपर आधारित यज्ञ और कुर्बानीसे प्राप्त किया गया न्याय है। इस 
सिद्धान्तमें मेरी अटूट आस्था है और अन्ततक रहेगी . . . में अंग्रेजोंका विरोधी नहीं हूँ, 
ब्रिटेनका विरोधी नहीं हूँ, और न अन्य किसी सरकारका विरोधी हूँ। में विरोधी हें 
असत्यका, विरोधी हूँ पाखण्डका, विरोधी हूँ अन्यायका। जबतक सरकार अन्याय क रने- 
पर तुली हुई है, तबतक वह मुझे अपना शत्रु माने --प्रचण्ड छात्रु मानें। . . - अगर 
में इस प्रयासमें मर भी जाऊँ तो जीवित रहकर अपने सिद्धान्तसे डिग जानकी अपेक्षा 
यह मृत्यु अधिक श्रेयस्कर है। . . - ईश्वर भारतकी जनताकों सच्चा रास्ता दिखाये, 
सच्ची दृष्टि दे और उसे बलिशानके इस कठिन तथापि सुगम मार्गका अनुसरण करनेकी 
योग्यता और साहस दे। 

अपने इस विश्वाप्तकों खड़्ग-बलका सिद्धान्त” नामक छेख लिखते हुए उन्होंने 
“यंग इंडिया में सशक्त और तुली हुई भाषामें पेश किया है: “जैसे पशु-जगत्‌का 
नियम हिंसा है वेसे ही मनुष्य जातिका नियम अहिसा है - . . इसलिए मेंने भारतके 
सामने आत्म-बलिदानका प्राचीन नियम रखनका साहस किया है। सत्याग्रह और उसकी 


पात 


शाखाएँ, अर्थात्‌ असहयोग और सविनय अवज्ञा, ये सब-कुछ कष्ट-सहनके नियमके 
ही नये-तये नाम हैं। . . - हमारे अस्तित्वकों साथंक बनानेवाले इस नियमका अनुसरण 
करके कोई अकेला व्यक्ति भी अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्माकी रक्षा 
करनेके लिए एक समूचे अन्यायी साम्राज्यकी समस्त शक्तिकों चुनौती दे सकता है 
और उस साम्राज्यके पतन या पुतरुदारका कारण बन सकता है। . . . में चाहता 
हूँ कि भारतकों इसकी प्रतीति हो जाये कि उसके पास एक आत्मा भी है जिसका 
कभी नाश नहीं हो सकता, और जो समस्त शारीरिक दु्बंलताओंसे ऊपर उठकर 
समस्त संसारके संयुक्त भौतिक बलको चुनौती दे सकती है। . . - जिस' समय' भारत 
खडग-बलके सिद्धान्तकों स्वीकार कर लेगा, वह मेरी परीक्षाकी घड़ी होगी। और इस 
कसौटीपर में खरा ही सिद्ध होऊँगा। मेरा धर्म भौगोलिक सीमाओंसे बँधा हुआ नहीं 
है। अगर उसमें मेरा विश्वास सच्चा और सजीव है, तो वह भारतके प्रति मेरे प्रेमकी 
सीमाओंको लाँच जायेगा।” असहयोग एक धामिक आन्दोलन नामक लेखमें उन्होंने 
पाइचात्य' सभ्यताको 'तामसी शक्तियोंका प्रतिनिधि” और असहयोगको “ प्रकाशकी 
दक्ति कहा है। 

इसी' विषयप'र गांधीजी जब नवजीवन में लिखते थे तो वे अपनी बात दूसरे 
प्रकारसे कहते थे। इसी प्रकार जब वे एसे श्रोताओंके सामने बोलते थे जिनका धामिक 
दृष्टिकोण उनके जैसा था, तब भी वे अपनी बात इससे भिन्न स्वरमें कहते थे। रामा- 
यणमें वणित युद्धकों वे सत््व और तमसके बीचका युद्ध कहते थे। वे कहते थे कि 
आत्मत्याग और आत्मानुशासनके द्वारा पवित्रीकृत राम सत्त्वके प्रतीक हें तथा विलास 
और  स्वेच्छाचारिताके पथपर चलनवाला रावण तमसका प्रतीक है। ब्रिटिश सरकारको 
वे रावणराज्य कहते थे और अपन आदरशके अनुरूप स्वराज्यकों  रामराज्य!। कुसंग 
व्यक्तिको गिरा देता है, इस देशकी यह परम्परागत भावना है। गांधीजी इस भावनाका 
ध्यान दिलातें और लोगोंसे कहते कि भारतमें ब्रिटिश सरकारका बहिष्कार और 
उसके जरिये मिलनेवाले अनुग्रह और लाभको अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। 
स्त्रियोंको वे सीताका उदाहरण देकर समझाते कि सीताने अत्याचारी रावणके हाथों 
बड़ीसे-बड़ी भेंटकों भी तुच्छ समझकर ठकरा दिया था। परम्पराका सहारा लेकर 
अपनी बातोंकों इस प्रकार समझानंके कारण गांधीजीका वास्तविक प्रगतिशील दृष्टि- 
कोण कभी-कभी धुँधघला पड़ जाता था और कई लोग उन्हें जिस रूपमें देखना चाहिए, 
उस रूपमें नहीं देख पाते थे। 

अपहयोग आन्दोलनका सबसे अधिक बहस-तलरूब भाग रहा गांधीजीका विद्या- 
थियोंसे. स्कूल और कालेज छोड़तकी' बात कहना। गांधीजीका कहना था कि यदि 
उनकी बात मान ली जाये तो सरकारकों हमारे ऊपर राज्य चलानंवाले कर्मचारी 
मिलना बन्द हो जायेगा और साथ ही गृलामीकी शिक्षाके अन्य भयंकर फलोंसे भी 
हमें मुक्ति मिल जायेगी। उनका कथन था अंग्रेजों द्वारा रूढ़ शिक्षा-पद्धतिका जोर 
मस्तिष्कके प्रदिक्षणपर है और उसमें नेतिक प्रशिक्षणकी पूरी अवहेलना की गई है। 
इसके सिवाय शैक्षणिक संस्थाओंमें व्याप्त वातावरण स्वतन्त्रता और ऋजुताके विकासमें 


आठ 


बावथक बतता है और सभी विषयोंके अध्ययनसे, विशेषत: इतिहासके अध्ययनसे, विद्या- 
थियोंका दृष्टिकोण अंग्रेज और अंग्रजियतके पक्षमें बनता रहता है। अभिभावकोंकी 
उपेक्षा करके भी गांधीजी विद्याथियोंस अपील किया करते थे कि १६ वर्षसे अधिक 
आयुके प्रत्येक विद्यार्थीकी अपना जीवन-पथ चुननेकी स्वतन्त्रता है। अलबत्ता वे यह 
भी कहते थे कि जो विद्यार्थी संस्थाएँ छोड़ता चाहें, वे स्वयं-अनुशासन और विनय- 
शीलताको कदापि न छोड़ें। तथापि कुछ मिलाकर इनका असर जवानोंपर यही पड़ा 
कि वे अच्छी-बुरी हर तरहकी सत्ताके प्रति अपेक्षाकृत कम विनयशील हो गये। सर- 
कारी शैक्षणिक संस्थाओंके बहिष्कारके साथ-साथ गांधीजीने शिक्षाके क्षेत्र रचनात्मक 
प्रथश्त भी किया। अक्तूबर १९२० में अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठके नामसे एक 
राष्ट्रीय विश्वविद्यालयकी स्थापना की गई। विद्यार्थियोंकी सभामें विद्यापीठके कुलपतिकी 
हैसियतसे १५ नवम्बर, १९२० को दिया गया उनका उद्घाटन-भाषण शिक्षाके सम्बन्धमें 
उनके विचारोंका एक संक्षिप्त किन्तु सम्यक्‌ निरूपण है। 

असहयोग आन्दोलन १ अगस्तको प्रारम्भ किया जाना था। स्वयं गांधीजीन इसका 
श्रीगणेश पत्र : वाइसरायकों ” (११४-१५) लिखते हुए उसके साथ ही जुलू तथा बोअर 
युद्धोंमें अपनी सेवाओंके लिए दिये गये “कंसरे हिन्द” तथा अन्य पदक वापस करते हुए 
किया। दुर्भाग्यकी बात कहिए कि इसी दिन लोकमान्य तिलक हमारे बीचसे उठ गये। 
गांधीजीन तिलककी देशभक्ति और देश-सेवाका बखान करते हुए जो प्रेरणापूर्ण शब्द 
लिखे, वे १२०-२२ पृष्ठोंपर देखे जा सकते हैं। तिलकके निधनके बाद गांधीजीके सिवा 
देशके सामने कोई और बड़ा पथप्रदर्शक नहीं बचा। उस वर्षके कलकत्ताके एक विशिष्ट 
कांग्रेस अधिवेशनमें असहयोगका कार्यक्रम स्वीकृत किया गया। हमारे इस खण्डका अन्त 
गांधीजीकी उस दृढ़ घोषणाके साथ होता है जो उन्होंने असहयोग आन्दोलनसे सम्ब- 
न्धित सरकारके वक्‍तव्यके जवाबमें की थी: “परन्तु जहाँतक में राष्ट्रके मनको जानता 
हूं . . - जबतक पश्चात्तापकी यह भावना उत्पन्न नहीं होगी . . . अहिंसात्मक असह- 
योग इस देशका धर्म बना रहेगा और अवश्य रहना चाहिए।” 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
(साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्स्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, 
गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, भारतका 
राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया), नई दिल्ली; महा राष्ट्र 
सरकार, बम्बई तथा भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ), पूना; श्री 
छगनलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री नारायण देसाई, बारडोली; श्रीमती राधाबेन चौधरी, 
कलकत्ता; "ऑल अबाउट द खिलाफत , पाँचवे पृत्रकों बापूके आशीर्वाद, फ्रीडम्स 
बैटल', बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाई पटेलने ', बापुना पत्रो-४: मणिबेन 
पटेलने ', “महादेवभाईनी डायरी”, माई डियर चाइल्ड”, 'स्पीचेज ऐंड राइटिग्स 
ऑफ महात्मा गांधी” पृस्तकोंके प्रकाशकों तथा निम्नलिखित समाचारपन्नों और 
पत्रिकाओंके आभारी हें: अमृतबाजार पत्रिका, गुजराती, ट्रिब्यून, 'नवजीवन , 
“बॉम्बे कॉनिकल , मधपुडो, यंग इंडिया, लीडर, सर्चलाइट और हिन्दू । 

अतुसंधान और संदर्भ सम्बन्धी' सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचता और प्रसारण मनन्‍्त्रा- 
लय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉरमेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिंग) के अनुसंधान और संदर्भ विभाग 
(रिसर्च ऐंड रेफेरेंस डिवीजन), नई दिल्ली तथा श्री प्यारेलाल नय्यर हमारे धन्यवाद- 
के पात्र हैं। प्रेखोंकी फोटो-तकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना और 
प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिललीके आभारी हैं। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें 
दिया गया है किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आवियमें हिज्जों- 
की स्पष्ट भूलोंको सुधारकर दिया गया है। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमें अनुवादकों मूलके समीप रखनेका पूरा 
प्रयथत्त किया गया है, किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठय बनानेका भी पू'रा ध्यान 
रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनके बाद अनुवाद किया गया है और मूल्में 
प्रयुक्त शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हें। यह ध्यान रखा गया 
है कि नामोंकों सामान्यतः जैसा बोला जाता है वसा ही लिखा जाये। जिन नामोंके 
उच्चारण सन्दिग्ध हें उनको वसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीन अपने गुजराती 
लेखोंमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधी- 
जीने किसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धत किया है, वह 
हाशिया छोड़कर गहरी स्थाहीमें छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने 
अनूदित करके दिया हैं तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें 
छापा गया है। भाषणोंकी' परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं 
हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्थाहीमें छापे गये हें। 

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; 
परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नहीं वहाँ उसकी पूति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई 
है और जहाँ आवश्यक हुआ उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीर्षकके अन्तमें 
सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। 

साधन-सूत्रोंम .एस० एन० संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्रीका।, 'जी० एन० गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध 
कागज-पत्रोंकक और सी० डब्ल्यू०” कलेक्टेड वक्‍्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी 
वाइमय) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है। 

पृष्ठभूमिका परिचय देनके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्टोंमें दे दी 
गई है। साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ 
अन्तमें दी' गई हैं। 


चित्र-सूची 


खद्दरकी प्रतिज्ञा मुखचित्र 
“यंग इंडिया : मुखपृष्ठ ११२ के सामने 
पत्र : भारतके अंग्रेजोंके नाम ११३ के सामने 


विषय-सुचो 


भूमिका 

आभार 
पाठकोंको सूचना 
चित्र-सूची 


. सत्यका मार्ग श्रोंके लिए ही हैं (जुलाई १९२०) 

. पत्र; अखबारोंकों (१-७-१९२०) 

. पत्र: न० चि० केलकरको (२-७-१९२०) 

. असहयोग (४-७-१९२०) 

. खिलाफत और स्वदेशी (४-७-१९२०) 

. नवजीवन ' को कैसे चलाना चाहिए? (४--७-१९२०) 
. तार: मुहम्मर अलीको (७-७-१९२०के पूर्व) 

. पत्र : अखबारोंको (७-७-१९२०के पूर्व) 

. वक्तव्य : असहयोग समितिका (७-७-१९२०के पूर्व) 
. टिप्पणियाँ (७-७-१९२०) 

. मुसलूमानोंके घोषणापत्रकी आलोचना (७-७-१९२० ) 
. युवराज (७--७-१९२० ) 

. पंजाबमें स्वदेशी (७-७-१९२०) 

. जूनागढ़में पागलपन (७-७-१९२० ) 

, भाषण : महिलाओंकी सभा, बम्बईमें (७-७-१९२० ) 
. पत्र : नरहरिं परीखकों (८-७-१९२०) 

. सन्देश : राजकीय मंडलकी बेठककों (९-७-१९२०के पूर्व) 
. पत्र : वल्‍लभभाई पढेलकों (९-७-१९२० ) 

« गुजरातका कत्तेव्य (११-७-१९२०) 

« युवराजका आगमन (११-७-१९२० ) 

शुद्ध स्वदेशी (११-७-१९२० ) 

, शान्तिनिकितन (११-७-१९२० ) 

. जूनागढ़का पागलपन (११-७-१९२० ) 

. पत्र : अखबारोंको (११-७-१९२० ) 

. तार: ख्वाजाको (१२-७-१९२७०के पूरब) 

. पत्र : मगनराल गांधीको (१२-७-१९२०के पूवे) 

. भाषण : फीजीके सम्बन्धमें (१३-७-१९२० ) 

, कौंसिलोंका बहिष्कार (१४-७-१९२० ) 

« बहुमतका कानून (१४-७-१९२० ) 


३०. 
३१. 


३२. 


३३. 
३४. 


३५. 


३६. 
रे७, 


३८६: 
३९. 
४०. 
४१. 
४२. 
४३. 
. भाषण : गूजरखानमें (२०-७-१९२०) 
४५. 
४६, 
४७. 
४८, 
४९, 
७५०, 
५१२. 
५२. 
परे. 
५४. 
ह 
५६. 
५७. 
५८. 
५९. 


६०. 
६१. 
घ्र्‌. 


६३. 
६४, 


चौदह 


जनरल डायर (१४-७-१९२० ) 

रहस्यपूर्ण (१४-७-१९२० ) 

पुलिस सुर्पारिटेंडेंटका आदेश (१४-७-१९२०) 
भाषण : जालन्धरमें (१५-७-१९२० ) 

भाषण : असहयोगपर (१६-७-१९२० ) 

भाषण : लाहौरमें (१७-७-१९२० ) 

कौंसिलोंका बहिष्कार (१८-७-१९२०) 

स्त्रियोंका कत्तव्य (१८-७-१९२० ) 

स्वदेशी (१८-७-१९२० ) 

पत्र : एक पाठककी ओरसे (१८-७-१९२० ) 
भाषण : कौंसिलोंके बहिष्कारपर (१८-७-१९२० ) 
पत्र : मगनलाल गांधीको (१८-७-१९२०के बाद) 
पत्र : मगनलाल गांधीको (१८-७-१९२०के बाद) 
भाषण : रावरूपिंडीमें (१९--७-१९२०) 


देशकी पुकारपर (२१-७-१९२० ) 

चरखेका संगीत (२१-७-१९२० ) 

श्री एन्ड्रयूजजी कठिनाई (२१-७-१९२० ) 

विदेशोंमें भारतीय (२१-७-१९२० ) 

“ हिजरत ” और उसका अर्थ (२१-७-१९२० ) 

पहली अगस्तकी हड़ताल (२१-७-१९२०) 

भाषण : कराचीकी ईदगाहमें (२२-७-१९२० ) 

तार: गुलाम रसूलको (२३-७-१९२० ) 

तार: सत्याग्रह आश्रम, साबरमतीको (२३-७-१९२० ) 

तार: शंकरलाल बैंकरको (२३-७-१९२० ) 

भाषण : खिलाफत सम्मेलन, हैदराबाद (सिन्ध)में (२३-७-१९२० ) 

तार : अमृतछारू ठककरको (२४-७-१९२० ) 

भाषण : सिन्ध राष्ट्रीय कालेजमें (२४-७-१९२० ) 

भाषण : खिलाफत सम्मेलन, हैदराबाद (सिन्ध)में (२४-७-१९२० ) 

तार: खिलाफत कार्यकर्त्ताओोॉँंकी लीगको (२५-७-१९२० को अथवा 
उसके पूर्व ) 

भाषण : हेदराबाद (सिन्ध)में (२५-७-१९२० ) 

इद्तहार : खिलाफतके सम्बन्धमें (२६-७-१९२० ) 

खिलाफत आन्दोलन और श्री मॉण्टेग्यु (२८-७-१९२० ) 

एक महत्त्वपूर्ण त्यागपत्र (२८-७-१९२० ) 

पहली अगस्त (२८-७-१९२० ) 


४९ 
प्‌ | 
हा 
जड़ 
४ 
प्‌ ८ 
६१ 
द्रे 
६४ 
५ 
६६ 
६७ 
६७ 
६८ 
७२ 
9४ 
७७ 
9९ 
८ ९ 
८ ३ 
८५ 


ह 


१०९ 


६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६९, 
9०. 
७१. 
७२. 
७३. 
(७४, 
७५. 
७६. 
9७9. 
७८, 
७९. 
. राजद्रोही कौन ? (४-८-१९२० ) 
८१. 
८२. 
८३. 
८४. 
८५. 
८६. 
८७. 
थ्टः 
८९, 
. पत्र : हरमान कैलेनबेकको (१०-८-१९२० ) 
९१. 
९२. 
९३. 
९४, 
अर 
९६, 
९७, 
९८. 
९९. 
, भाषण : कुम्मकोणममें असहयोगपर (१६-८-१९२० ) 


पन्द्रह 


गोलीके शिकार “ मुहाजरीन ” के बारेमें कुछ और (२८-७-१९२० ) 
तार: तीसरे खिलाफत दिवसके बारेमें (२९-७-१९२०) 
भाषण : बम्बईमें (२९-७-१९२०) 

सन्देश : खिलाफत दिवसपर (३१-७-१९२० ) 

हमारा कर्तव्य (१-८-१९२०) 

श्री मॉण्टेयुकी धमकी (१-८-१९२०) 

युवराजका आगमन (१-८-१९२० ) 

टिप्पणियाँ (१-८-१९२० ) 

पत्र : वाइसरायको (१-८-१९२०) 

पत्र : दयालजीको (१-८-१९२०) 

भाषण : खिलाफत दिवसपर बम्बईमें (१-८-१९२०) 
तिलकको श्रद्धांजलि (२-८-१९२० ) 

भाषण : बम्बईके स्वागत-समारोहमें (२-८-१९२०) 
लोकमान्य (४-८-१९२० ) 

कांग्रेस और असहयोग (४-८-१९२०) 


असहयोगके खिलाफ जिहाद (४-८-१९२० ) 
गोरक्षा (४-८-१९२० ) 

तार: अब्दुल जब्बारको (५-८-१९२०के पूर्व) 
पत्र : मोहनलालको (७-८-१९२० ) 

तार: अब्दुल जब्बारको (८-८-१९२०के पूर्व) 
लोकमान्यका स्वर्ंवास (८-८-१९२० ) 
कांग्रेसका स्थान (८-८-१९२० ) 

शास्त्र क्या कहते हैं? (८-८-१९२०) 
गोरक्षा (८-८-१९२० ) 


खड्ग-बलका सिद्धान्त (११-८-१९२० ) 

अदालतें और स्कूल (११-८-१९२० ) 

भेंट : मद्रास मेल ' के प्रतिनिधिसि (१२-८-१९२० ) 

भाषण : असहयोगपर (१२-८-१९२० ) 

भाषण : मद्रासमें असहयोगपर (१३-८-१९२० ) 

तलवारका न्याय (१५-८-१९२० ) 

अदालतें और स्कूल (१५-८-१९२० ) 

आगामी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ (१५-८-१९२० ) 

भाषण : श्रमिकोंके अधिकारों तथा कत्तंव्योपर (१५-८-१९२७ ) 


१०३ 
१०५ 
१०५ 
१०८ 
१०९ 
११० 
११२ 
११३ 
११४ 
११६ 
११७ 
११९ 


५ ९ 


१२० 
१२२ 
१२४ 
१२६ 
१२८ 
१३० 
१३१ 
१३१ 
१३२ 
१३५ 
१३७ 
१३९ 
१४९१ 
१४२ 
१४७ 
१५४ 
१५६ 
१६८ 
१६९ 
१७३ 
१७५ 
१७७ 
१८ १ 


सोलह 


१०१. भाषण : नागौरमें (१६-८-१९२० ) १८३ 
१०२. भाषण : त्रिचिनापल्‍लीमें (१७-८-१९२० ) १८४ 
१०३. कुछ और आपत्तियोंके उत्तर (१८-८-१९२० ) १८८ 
०४. स्वदेशी (१८-८-१९२० ) १९० 
१०५. भाषण : कालीकटमें (१८-८-१९२० ) १९१ 
१०६. भाषण : मंगलौरमें (१९-८-१९२० ) १९५ 
१०७. भाषण : बंगलौरमें असहयोगपर (२१-८-१९२० ) २०० 
१०८. भाषण : लॉ कालेज, मद्गासके विद्यार्थियोंके समक्ष (२१-८-१९२०) २०१ 
१०९. लॉ कालेज, मद्रासके विद्यार्थियोंस बातचीत (२२-८-१९२० ) २०५ 
११०. पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजजों (२३-८-१९२० ) २०६ 
१११. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको (२३-८-१९२० ) २०७ 
११२. भाषण : बेजवाड़ामें (२३-८-१९२० ) २०८ 
११३. पत्र: सरलादेवी चौधरानीको (२४-८-१९२० ) २०९ 
११४. असहयोगके पीछे धर्मका प्रमाण (२५-८-१९२० ) २११ 
११५. खिलाफत और स्वदेशी (२५-८-१९२० ) २१३ 


(१६. विदेशी मालका बहिष्कार बनाम असहयोग-कार्यक्रम (२५-८-१९२०).. २१४ 
११७. भाषण : गुजरात राजनीतिक परिषद्‌, अहमदाबादमें (२७-८-१९२०) २१६ 
११८. भाषण : गुजरात राजनीतिक परिषदु्‌र्मे असहयोगपर (२८-८-१९२०) २१६ 


११९. हिन्दुओंके प्रति (२९-८-१९२०) २१९ 
१२०. हमारा कत्तेव्य (२९-८-१९२० ) २२१ 
१२१. तीन मोह (२९-८-१९२० ) २२३ 
१२२. मद्रास-यात्रा (२९-८-१९२० ) २२६ 
१२३. भाषण : गुजरात राजनीतिक परिषद्में बहिष्कारपर (२९-८-१९२०) २३० 
१२४. खद्दरकी प्रतिज्ञा (३१-८-१९२० ) २३२ 
१२५. दमनके बदले उपहास (१-९-१९२० ) २३२ 
१२६. वाइसरायकी अधिघोषणा (१-९-१९२० ) २३४ 
१२७. डिप्टी कमिशइ्नरकी हत्या (१-९-१९२०) २३५ 
१२८. गुजरात राजनीतिक सम्मेलन (१-९-१९२०) २३७ 
१२९. हमारा बोझ (१-९-१९२० ) २३९ 
१३०. पत्र: एस्थर फेरिगको (२-९-१९२० ) २४० 
१३१. भाषण: कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्तामें (४-९-१९२० ) २४१ 
१३२. नवजीवन का नया वर्ष (५-९-१९२० ) २४२ 
१३३. गृजरातकी पसन्द (५-९-१९२० ) २४३ 
१३४, डिप्टी कमिश्नरकी हत्या (५-९-१९२० ) २४५ 
१३५. असहयोगका प्रस्ताव (५-९-१९२० ) २४७ 


१३६. भाषण : विषय-समितिकी बैठकमें (५-९-१९२० ) २४९ 


सत्रह 


१३७. भाषण : विषय-समितिकी बैठकरममें (७-९-१९२०) २५० 
१३८. असहयोग -- एक धामिक आन्दोलन (८-९-१९२०) २५३ 
१३९. साम्राज्यके अछूत (८-९-१९२०) 


2 
१४०. स्वदेशी (८-९-१९२० ) रो 
१४१. लोकशाही बनाम भीड़शाही (८-९-१९२०) २५८ 
१४२. तीन राष्ट्रीय नारे (८-९-१९२०) २६३ 
१४३. भाषण : कलकत्तेकी विशेष कांग्रेसमें (८-९-१९२०) २६४ 
१४४. भाषण : असहयोग प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें (८-९-१९२०) २६९ 
१४५, भेंट: प्रवासी भारतीयोंके प्रशनपर (९-९-१९२० ) २७६ 
१४६. भाषण : अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें (९-९-१९२० ) २७७ 
१४७. भेंट: मोतीलाल घोषसे (१०-९-१९२०) २७८ 
१४८. कांग्रेस (१५-९-१९२० ) २८१ 
१४९. पत्र : एन० सी० सिन्हाको (१७-९-१९२०के पूर्व) २८५ 
१५०. भाषण : शान्तिनिकेतनमें (१७-९-१९२०) २८६ 
१०१. शुद्ध स्वदेशी (१९-९-१९२०) २८८ 
१५२. टिप्पणियाँ (१९-९-१९२० ) २९० 
१५३. तार: शौकत अलीको (२१-९-१९२० या उसके बाद) २९१ 
१५४. तार: आगा सफदरको (२१-९-१९२० या उसके बाद) २९१ 
१५५. एक सालमें स्वराज्य (२२-९-१९२०) २९१ 
१५६. कुछ उदाहरण (२२-९-१९२० ) २९५ 
४६७. स्वदेशी भण्डार (२२-९-१९२०) २९७ 
१५८. पुरीमें संकट (२२-९-१९२० ) २९९ 
१५९. फीजीमें आतंक (२२-९-१९२० ) ३०० 
१६०. कांग्रेस-संगठनोंके लिए हिंदायतोंके मसविदेपर रिपोर्ट (२२-९-१९२०) ३०१ 
१६१. तार: शौकत अलीको (२३-९-१९२० या उसके बाद) ३०७ 
१६२. होमरूल लीगकी शाखाओंको परिपत्र (२५-९-१९२७०के पूर्व) ३०७ 
१६३. पत्र : मतदाताओंको (२५-९-१९२०के पूर्व) ३०९ 
१६४. तार: जमनालालू बजाजको (२५-९-१९२० ) ३१० 
१६५, पन्न: अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकों (२५-९-१९२० ) ३१० 
१६६. एक विचित्र परिपत्र (२६-९-१९२०) ३१२ 
१६७. गृजरातका ककत्तंव्य (२६-९-१९२० ) ३१४ 
१६८. उड़ीसाका अकाल (२६-९-१९२० ) ३१६ 
१६९. तार: जमनालाल बजाजको (२७-९-१९२० ) ३१८ 
१७०, तार: बिहारीलाल अनन्तानीकों (२७-९-१९२० को या उसके बाद) २३२१८ 
१७१. भाषण: विद्यार्थियोंकी सभा, अहमदाबादमें (२८-९-१९२० ) ३१९ 


१७२. कच्चागढ़ीकी घटना (२९-९-१९२० ) ३२५ 


१७३. 
१७४, 


१७५, 


१७६. 
२१७७. 
१७८. 


4 ७९, 
१८०. 
१८१. 
१८२. 
१८३. 
१८४. 
१८५. 
१८६. 
१८७. 
१८८. 
१८९. 
१९०. 
१९१. 
१९२. 
६९३. 
१९४. 
१९५. 
१९६. 
१९७. 
१९८. 
१९९. 
२००, 
२०१. 
२०२. 
२०३. 
२०४. 
२०५, 
२०६. 
२०७. 
२०८, 


अठारह 


पंजाबमें दमन (२९-९-१९२०) 

स्कूलों और कालेजोंका व्यामोह (२९-९-१९२०) 

साम्राज्यका अर्थ (२९-९-१९२० ) 

श्री पैनिगटनकी आपत्तियोंका उत्तर (२९-९-१९२० ) 

भाषण : शिक्षकोंकी सभा, अहमदाबादमें, (२९-९-१९२० ) 
दृढ़ता और वीरताकी आवश्यकता (३-१०-१९२०) 

सत्य और खिलाफत (३-१०-१९२० ) 

स्त्रियोंका असहयोग (३-१०-१९२० ) 

न्‍्यायालयोंका व्यामोह (६-१०-१९२० ) 

वाइसराय अपने दायित्वका निर्वाह कैसे कर रहे हैं (६-१०-१९२० ) 
हिन्दू-मुस्लिम एकता (६-१०-१९२० ) 

एक ब्रत (६-१०-१९२० ) 

भाषण : सूरतमें (६-१०-१९२० ) 

भाषण : रोहतकमें (८-१०-१९२० ) 

सन्देश : भारतीय महिलाओंको (९-१०-१९२० ) 

पत्र : मगनलाल गांधीको (९-१०-१९२० ) 

देनन्दिनी (१०-१०-१९२० ) 

स्कूल (१०-१०-१९२० ) 

सूरतकी प्रतिक्रिया (१०-१०-१९२० ) 

प्राथमिक स्कूलोंके अध्यापकोंसे (१०-१०-१९२० ) 

भाषण : संयुक्त प्रान्त सम्मेलन, मुरादाबादमें (११-१०-१९२० ) 
अलीगढ़के एक आलोचकको उत्तर (१२-१०-१९२०) 

निजी तौरपर (१३-१०-१९२० ) 

भाषण : असहयोगपर (१४-१०-१९२० ) 

भेंट : लखनऊमें समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको (१५-१०-१९२० ) 
भाषण : छखनऊमें (१५-१०-१९२० ) 

“ भेरे अनुयायी” (१७-१०-१९२० ) 

भाषण : बरेलीमें (१७-१०-१९२० ) 

भाषण : अमृतसरमें (१८-१०-१९२०) 

अमृतसरमें खालसा कालेजके विद्याथियोंस बातचीत (१८-१०-१९२० ) 
भाषण : लाहौरमें असहयोगपर (१९-१०-१९२०) 

उपहाससे . . .की ओर ? (२०-१०-१९२०) 

अनुशासनकी आवश्यकता (२०-१०-१९२०) 

ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी और इंडिया” (२०-१०-१९२०) 
लाहौरमें कालेजके विद्यार्थियोंस बातचीत (२०-१०-१९२०) 
भाषण : भिवानी सम्मेलनमें (२२-१०-१९२०) 


३२६ 
३२५ 
३३९१ 
रे३ ३ 
३३६ 
३३९ 
३४९१ 
३४२ 
३४४ 
रे४ड७ 
३४९ 
३५१ 
३५१ 
३५९ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
२३६२ 
३६४ 
३५५ 
३६६ 
३६७ 
३६७ 
३७१ 
३७२ 
३७३ 
३७४ 
२३७७ 
३७७ 
३७९ 
३८० 
३८२ 
३८४ 
३८६ 
३८८ 


२०९, 
२१०. 
२९६: 
रे 
3 
२१४. 
कम 
२१६. 
२१७. 
२९१८. 
दर 
२२०. 
श: 
52008. 
२२३. 
२२४. 
हर ३४ 
२२६. 
२२७. 
२२८. 
५ 
२२०. 
२३ १. 
२३२. 
२३३. 
२३४. 
३५. 
२३६. 
२३७. 
“६८. 
२३९. 
२४०. 
२४१. 
२४२. 
२४३. 
२४४. 
२४५. 


उन्नीस 
स्वराज्य सभा (२४-१०-१९२० ) 
पत्र : अछीगढ़ कालेजके ट्रस्टियोंको (२४-१०-१९२०) 
पत्र : मुहम्मद अली जिन्नाकों (२५-१०-१९२० ) 
पत्र : भारतके अंग्रेजोंके नाम (२७-१०-१९२०) 
“दलित ” जातियाँ (२७-१०-१९२० ) 
अलीगढ़ (२७-१०-१९२०) 
हमारा पिछछा दौरा (२७-१०-१९२०) 
मालवीयजी और शास्त्रियरके बचावमें (२७-१०-१९२०) 
भाषण : डाकोरमें (२७-१०-१९२०) 
भाषण : स्त्रियोंकी सभा, डाकोरमें (२७-१०-१९२०) 
पत्र : रॉबर्टससको (२८-१०-१९२०) 
पत्र : देवदास गांधीकों (२८-१०-१९२०) 
पत्र : रघुनाथसहायको (३०-१०-१९२०) 
पत्र : अखबारोंको (३१-१०-१९२०के पूर्व) 
दीवाली कैसे मनायें (३१-१०-१९२०) 
चायकी दुकानें (३१-१०-१९२० ) 
भाषण : स्त्रियोंकी सभा, अहमदाबादमें (३१-१०-१९२०) 
पत्र : छगनलाल गांधीको (अक्तुबर १९२०) 
तार: मुहम्मद अलीको (१-११-१९२० के पूर्व) 
तार: सर अकबर हैदरीकों (१-११-१९२० के पूर्व) 
भाषण : मेहमदाबादमें (१-११-१९२० ) 
नडियाद नगरपालिकाके पार्षदोंसे बातचीत (१-११-१९२०) 
भाषण : नडियादमें (१-११-१९२० ) 
सन्देश : विल्सन कालेजके विद्याथियोंकों (२-११-१९२० के पूव॑ ) 
भाषण : भड़ौंचमें (२-११-१९२० ) 
भाषण : अंकलेश्वरमें (२-११-१९२०) 
अलीगढ़के छात्रोंक माता-पिताओंके नाम (३-११-१९२० ) 
टिप्पणियाँ (३-११-१९२० ) 
दलित जातियाँ (३-११-१९२०) 
लखनऊके भाषण (३-११-१९२० ) 
कांग्रेसका संविधान (३-११-१९२०) 
निर्दोष भूल (३-११-१९२० ) 
भाषण : नासिकमें (४-११-१९२० ) 
पत्र : गुरुकुलके अध्यापकों और विद्याथियोंकों (५-११-१९२० ) 
भाषण : डेंकन जीमखाना, पूनाकी सभामें (५-११-१९२० ) 
भाषण : भवानीपेठ, पूनाकी सभामें (५-११-१९२०) 
भाषण : स्त्रियोंकी सभा, पूनामें (६-११-१९२० ) 


३८९ 
३९२ 
३९४ 
२३९७ 
ड0०० 
४०३ 
४०५ 
४०८ 
४५१० 
४१६ 
४२० 
४२० 
४२१ 
४२१ 
४२२ 
४र४ 
ढ२५ 
४२७ 
४२८ 
४२८ 
४२९ 
४३३ 
४३४ 
३५ 
४३६ 
४३९ 
ड४र 
ड४ढड 
४४६ 
४४६ 
४४९ 
डपुर 
है 
डए८ 
४५९ 
४६० 
४६१ 


२४६. 
हे 
२४८. 
२४९, 
२५०. 
0 
१४२५ 
२५०३. 
२५४. 
56 कद 
२५६. 
२५७. 
२५८. 
3९५९८ 
२६०. 
२६१. 
२६२. 
२६३. 
२६४. 
२६५. 
२६६. 
२६७. 
२६८. 
२६९. 
२७०. 
२७१. 


बीस 


भाषण : वाईमें (६-११-१९२० ) 
१६ नवम्बरकों क्‍या करें? (७-११-१९२०) 
यदि मैं गिरफ्तार हो जाऊं? (७-११-१९२० ) 
कुछ दिक्‍कतें (७-११-१९२०) 
जनतासे अनुरोध (७-११-१९२०) 
भाषण : सताराकी सभामें (७-११-१९२०) 
तार: मुहम्मद अछीको (८-११-१९२० ) 
पत्र : मणिबेन पटेलको (८-११-१९२० ) 
भाषण : नेपाणीकी सार्वजनिक सभामें (८-११-१९२० ) 
भाषण : स्त्रियोंकी सभा, बेलगाँवमें (८-११-१९२० ) 
भाषण : बेलगाँवकी सावंजनिक सभामें (८-११-१९२०) 
हमारे मार्गकी कठिनाइयाँ (१०-११-१९२० ) 
तार: विद्वरलुभाई झवेरभाई पटेलको (११-११-१९२० ) 
तार: गिरधारीलालको (१४-११-१९२० के पू्व) 
भाषण : विद्या्थियोंके समक्ष (१४-११-१९२० ) 
भाषण : गुजरात महाविद्यालयके उद्घाटनपर (१५-११-१९२० ) 
भाषण : अहमदाबादमें विद्याथियोंके समक्ष (१५-११-१९२० ) 
भाषण : अहमदाबादमें मैक्स्विनीके सम्बन्ध्में (१६-११-१९२० ) 
पत्र: एल० एन० साहको (१६-११-१९२०के बाद) 
अहिसाकी विजय (१७-११-१९२० ) 
ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर (१७-११-१९२०) 
गुजरात महाविद्यालय (१७-११-१९२०) 
सिख छीग (१७-११-१९२०) 
श्री डगलसका उत्तर (१७-११-१९२०) 
सत्याग्रह और दलित जातियाँ (१७-११-१९२०) 
भाषण : मलाडमें विद्यालयके उद्घाटनपर (१७-११-१९२० ) 
परिशिष्ट 
१. हिदायतोंके मसविदेपर विद्युलभाई पटेलकी टिप्पणी 
२. गुजरात महाविद्यालय, अहमदाबादके शिक्षक 
सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तांत 
शीषेक-सांकेतिका 
सांकेतिका 


४६२ 
बर५ 
हक 
४६८ 
४9० 
४७१ 
४७३ 
है.३९ है. ६ 
डछण्‌ 
४७७ 
४७९ 
४७९ 
४८१ 
४८२ 
४८२ 
४८४ 
2८५९ 
४९४ 
४९० 
४९५० 
४९९ 
०२ 
ग 
५०6५ 
ण्‌ ०५ 
५१० 


१ 
2 
५२६ 
५१८ 
५२३ 
8205 


१. सत्यका मार्ग श्रोंके लिए ही है! 


जुलाई १९२० 

“ सत्यका मार्ग शूरोंके लिए ही है; इसमें कायरोंका कोई काम नहीं है।”' 
इस कविताका मर्म में दिन-दिन अधिकाधिक समझ रहा हूँ। में यह भी देखता हें 
कि इस बातमें जो विचार निहित है उसका आचरण केवल बड़े लोग ही करें, बालक 
या विद्यार्थी न करें, ऐसी बात नहीं है। सत्यके मार्गगी खोज और उसका अनुसरण 
बचपनसे ही किया जाये तभी बड़े होनेपर हम असत्यसे बच सकते हें। जिस प्रकार 
हम किसी बीमारीकी उपेक्षा करें तो वह हमारे शरीरमें घर कर लेती है और 
असाध्य हो जाती है, उसी प्रकार यदि हम बचपनसे अपने भीतर असत्यको घर कर 
लेन दें तो आगे चलकर वह एक महाव्याधिका रूप ले लेता है। वह असाध्य-जैसा 
हो जाता है और हमें लगातार क्षीण करता रहता है। यही कारण है कि हम 
देखते हे कि हमारे भोतर अतसत्य बढ़ रहा है। 

इसलिए विद्यार्थी जीवनमें हमें जो ऊचेसे-ऊँचा पाठ पढ़ना है, वह है -- संत्यकी 
खोज और उसके अनुसार आचरण। 

यह मार्ग शूरोंका है क्योंकि हिमालयपर चढ़नेवालोंके लिए जिस पराक्रमकी 
जरूरत है सत्यकी खड़ी सीढ़ीपर चढ़नेमें उससे भी ज्यादा पराक्रमकी आवश्यकता है। 
इसलिए यदि हमें इस जन्ममें कुछ भी पुरुषार्थ करना है और अपना कल्याण करना 
है तो हमें सत्यकों पहला स्थान देना चाहिए और उसमें अविचल श्रद्धा रखकर आगे 
बढ़ते जाना चाहिए। सत्य ही परमेश्वर है। 


मोहनदास 
| गुजरातीसे | 
मधपुडो, १/२ 


१, बंद छेख आश्रमकों इस्तलिखित पत्रिका मधपुडोके लिए लिखा गया था । 
२, अठारदवीं शताब्दीके गुजराती कवि प्रीवमदासकी एक प्रसिद्ध कविताकी पहली पंक्ति ! 


१८-१९ 


२. पत्र : अखबारोंकों 


१ जुलाई, १९२० 


अभी-अभी इंडियन ओपिनियन ' का अंक मिला और उसमें प्रकाशित दक्षिण 
आफ्रिकी आयोग (साउथ आफ्रिकन कमीशन) की अन्तरिम रिपोर्ट मेंते पढ़ी। पढ़तेमे 
तो यह विवरण निर्दोष जान पड़ता है। यहाँतक कि प्रत्यावर्तत (रिपेट्रिएशन) शब्दका 
भी उसमें उपयोग नहीं किया गया है। यह आलेख बड़े नपे-तुले शब्दोंमं तेयार किया 
गया है। चूँकि वहाँ रहनेवाले भारतीयोंने अभीतक विवरणमें सुझाई गई बातोंका 
विरोध नहीं किया है, इसलिए में भी आयोगके प्रस्तावका विरोध नहीं करना चाहता; 
तथापि' इसका इरादा बिलकुल साफ है। आयोगने अपने इरादेको छिपानेकी कोशिश 
भी नहीं की है; उसने दक्षिण आफ्रिकाके गवर्नर महोदयसे एक ऐसे कर्मचारीकी 
नियुक्तिकी प्रार्थना की है जो भारतीयोंके मन और उनके कामकी पद्धतिसे भली-भाँति 
परिचित हो और जो भारतीयोंके सामने तत्काल भारत छौट जानेसे उत्पन्न लाभोंको 
खूबीके साथ रख सकता हो। योजनाके पक्षमें यह कहा गया है कि भारतीय लौटनेके 
लिए उत्सुक हें इसलिए यह योजना उन्हें सुविधा देनेकी दृष्टिसे तेयार की गई है। 
हमें तो ऐसा लगता है कि उत्सुकता केवछ आयोगको ही है और वह हमारे परेशान 
देशवासियोंके सामने छौटनेके लाभोंको रखकर उन्हें इस दिशामें प्रेरित करना चाहता 
है। तथापि हम सावधान रहकर देखेंगे कि योजनापर अमल किस तरह किया जाता 
है। इसमें किसी भी प्रकारकी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए और निवासके अधिकारकों 
भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि इस अन्तरिम 
रिपोर्ट्में निवासके अधिकारकों छीननेकी कोई बात नहीं है। किन्तु कहा नहीं जा सकता 
कि निःशुल्क वापसीके लारूचमें लौटनवाले गरीब भारतीयोंसे कौन-कौनसी शातें 
मंजूर नहीं करा ली जातीं। यदि योजनाका मंशा वर्तमान परेशानीसे राहत देने-दिलाने- 
का ही है, तो [आशा है। संघ-सरकार केवल उन्हींकी वापसीकी सुविधा करेगी 
जो दक्षिण आफ़िकामें अपने पाँवपर खड़े होनेमें असमर्थ हें; और इस सुविधाको देते 
हुए वह उनके निवासके अधिकार भी नहीं छीनेगी। यदि इस मूल्यवाव अधिकारकों 


१. यह पत्र एसोसिएट्रेड प्रेस ऑफ़ इंडिया द्वारा इस तारीखकों अचारित किया गया था। देखिए 
बॉगबे क्रॉनिकक, २-७-१९२० । 

२. दक्षिण आफ्रिकी सरकारने इस आबोगकी नियुक्ति दक्षिण आफ्रिकामें एशिपाइथोंके व्यापार और 
जमोनसे सम्बन्धित प्रश्षकी जाँचके लिए की थी। भारत सरकारकी ओरसे सर बेंजामिन रॉबर््सनने आयोगकी 
कार्यवाह्दीमें हाथ बँटाया था । 

३. रिपोटमें दक्षिण आफ़िकासे भारतीयोंकि स्वयंस्फूते प्रत्यावर्तनकी थोजना प्रस्तुत को गई थी और 
उसपर भारतीय राहत विधेयक, १९१४की थारा ६ के अन्तगंत अमर किया जाना था। देखिए “ रहस्थ- 
पूणे ”, १४-७-१९२० । 


पत्र : न० चि० केलक रको ३ 


छोड़ देनेका आग्रह किया गया तो उसका यही अर्थ होगा कि दक्षिण आफ्रिकामें रहने- 
वाले हमारे कुछ देशवासियोंकी अवस्थाका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। 

[ अंग्रजीसे ] 

यंग इंडिया, ७-७-१९२० 


३. पत्र : न० चि० केलकरको' 
कांग्रेस" 
बम्बई-..७9 
२ जुलाई, [ १९२० | 
प्रिय श्री केलकर, 
आपने उत्तर देनेमें बड़ी तत्परता दिखाई; उसके लिए धन्यवाद। 
में . . वापस भेज रहा हूँ . . . आप उसे | अपने पास| रख सकते हें। 
में आपके सुझावको ध्यानमें रखते हुए [कांग्रेसके| मान्य सिद्धान्तका कोई दूसरा 
पर्याय सोच निकालंगा। निस्सन्देह, हम लोगोंकों उसे अधिकसें-अधिक व्यापक बनाना 
चाहिए। 
में इस बातसे सहमत हूँ कि कांग्रेस समितियोंकी सदस्यताके लिए हमें कोई 
शुल्क निर्धारित करनेकी जरूरत नहीं। शायद आप एक न्यूनतम शुल्क रखनेकी बातसे 
सहमत होंगे। 
तालका और जिला समितियाँ बनानेकी विधि निर्धारित कर देना वांछनीय है 
-- आपके इस सुझावको में स्वीकार करता हूँ। 
अगर आप अति व्याप्तिका दोष बचाना चाहते हें और साथ ही कांग्रेस 
संविधानको काफी सुसंगठित और व॑ज्ञानिक रूप भी देना चाहते हें तो आप देखेंगे कि 
विभिन्न संस्थाओंको इससे सम्बद्ध करनेकी गृंजाइश नहीं है। अगर कोई संस्था इसमें 
अपना प्रतिनिधित्व चाहे तो उसे विभिन्न जमातोंमें से किसी-न-किसीमें अवश्य शामिल 
होना पड़ेगा। 
आप चाहे १,००० की सीमाको स्वीकार करें या उससे आगे जायें, मेरे खयालसे 
ध्यान यह रखना है कि सदस्योंकी संख्या इतनी ही रखी जाये जिससे काम करनेमें 


१. इस पत्रकी दफ्तरी नकलकों कई जगइसे दीमकने खा डाछा है | इस तरह जो शब्द टू गये हैं, 
उन्हें अंग्रेजीमें भनुमानसे पूरा कर दिया गया है । 

२. गांधीणीकी लिखावटमें “ कांग्रेस” शब्द इस बातका संकेत करता है कि यह पत्र किस फाइकमें 
रखा जाना था । 

३. पत्रमें जिस संविधानकी चर्चा है, वह १९२० में स्वीकृत किया गया था । देखिए खण्ड १७, 
पृष्ठ ७५३० । 

४. नरसिद चितामण केलक्र, (१८७२-१९४७ ); महाराष्टके राष्ट्वादी नेता; तिलकके अनुयायी 
और उनके जीवन-चरित्र लेखक, मराठाके सम्पादक । 


ड सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बाधा न पड़े। इसके बिना कांग्रेस आजकी ही तरह एक इतनी बड़ी संस्था बनी रहेगी 
कि उसे समालना मुश्किल होगा और हमारा उतना प्रभाव न होगा जितना कि 
अन्यथा हो सकता है। संविधानका मसविदा तेयार करते समय मेने कांग्रेसको ऐसा 
प्रातिनिधिक स्वरूप देनेका प्रयास किया है जिससे उसके द्वारा पेश की गयी माँगें माननी 
ही पड़ें । इसलिए में आपसे निवेदन करूँगा कि सदस्य-संख्या सीमित करनेके बारेमें 
आप अपनी रायपर पुनः विचार करें। 

प्रतिनिधियों (डेलीगेटों) द्वारा देय शुल्कके सम्बन्धर्में आपने जो रकम सुझाई है 
वह मुझे स्वीकार है। 

में इस बातसे भी सहमत हूँ कि अन्य शुल्क कांग्रेस निर्धारित न करे। 

अध्यक्ष चुननेके नियम पूर्ववत्‌ रखे जायें। में आपको यही बात लिखना चाहता 
था परन्तु तबतक मेरा पत्र जा चुका था। लेकिन सभापतिके चुनावके अवसरपर जो 
भारी-भरकम छरच्छेदार भाषण दिये जाते हें, उनकी परम्पराकों में समाप्त कर देना 
चाहूँगा। स्वागत समितिके अध्यक्षके अतिरिक्त केवल एक-दो सबसे अच्छे वक्‍ता यथा- 
सम्भव कमसे-कम शब्दोंमें अध्यक्षका परिचय दे दें। 

आपने कोषाध्यक्षके बारेमें तथा ब्रिटिश कांग्रेस कमेटीको पैसा देनेके बारेमें जो 
सुझाव दिये हें, उन्हें भी में मूल्यवान मानता हूँ। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंके चुनावोंके सम्बन्धर्में आपने जो सुझाव 
दिया है, उसका औचित्य मेरी समझमें नहीं आया है। 

प्रस्तावका मसविदा और सुझाव बिलकुल दुरुस्त हें। 

आपका समय . . - बिलकुल आपके ही योग्य है और उचित है। 

प्रदशनवाला पहलू मुझे पशन्द नहीं। कांग्रेसका पूरा अधिवेशन ऐसा होता चाहिए 
कि वह अच्छी तरह विचार-विमर्श भी कर सके और उसका प्रदरशनात्मक मूल्य भी 
हो। अगर आप इन दोनोंकों अलग कर देंगे तो प्रदर्शनका महत्त्व समाप्त हो जायेगा । 
अधिवेशनमें जो विचार-विमर्श होता है दर्शकंगण उसीको सुननेके लिए टिकट खरीद- 
कर अन्दर आते हैं। यहाँ हम इंग्लेंडकी कॉमन्स सभाका अनुकरण कर सकते हे । वहाँकी 
दर्शक दीर्घाकी याद कोजिए । जब हम प्रतिनिधियोंकी संख्याकों सीमित कर देंगे तब 
उन्हें सावधानीपूर्वक रस्सियोंके घेरेके अन्दर रखकर दर्शकोंके समुदायसे पृथक कर 
सकेंगे । आज तो हमारा पंडाल भी कामकी दृष्टिसे उतना ही अव्यवस्थित होता है 
जितनी कि हमारी कार्यवाही । आप अपने कार्यक्रममें कामपर जोर दें, उसे इसी 
दृष्टिसे योजित करें तो आप धीरे-धीरे एक ऐसा पंडाल बना सकेंगे जो अधिवेशनकी 
नई आवश्यकताओंकों देखते बिलकुल उपयुक्त और काफी प्रभावकारी हो तथा जिसे 
बनानेमें आजकी अपेक्षा खर्च भी कम हो। 

मेरा खयाल है कि मेंने आपके द्वारा उठाये गये प्रत्येक मुहेपर अपने विचार 


प्रकट कर दिय हू । आशा है कि अन्य दोनों सज्जन' भी आपकी-जैसी तत्परतासे ही 


काम लेंगे। 


१. आयंगर और सेन; देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ५३०-३१ । 


असहयोग प्‌ 


मेरी भद्दी लिखावटके लिए क्षमा करें । महादेव देसाई बिजौलिया गया हुआ 
है; और मेरे दूसरे सहायकके घरमें मातम हो गया है।'* 


मो० क० गांधी 


पेन्सिलसे लिखे गये अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७४२० आर०) से। 


४. असहयोग 


यह आशा करनेका कोई कारण नहीं है कि पहली अगस्तसे पहले खिलाफतके 
प्रशनका सन्‍्तोषजनक हल निकल आयेगा अथवा समझौतेकी' शर्तोंकी फिरसे जाँच करले- 
का वचन दिया जायेगा; इसलिए हमें असहकार करनेकी तैयारी करनी चाहिए। समिति 
उसकी तेयारी कर रही है। इस बीच निम्नलिखित बातें की जा सकती हैं: 

१. सरकार कर्ज लेनेकी जो नई योजना घोषित करनेवाली है उसके अन्तर्गत 
उसे कर्ज न दें। 

२. सैनिक अथवा असैनिक नौकरीमें भरतीके लिए नाम दर्ज न करवायें। 

मेसोपोटामियाको कब्जेमें रखनेका सरकारकों कोई अधिकार नहीं है । मेन्डेटका 
अर्थ सच कहो तो कब्जा करनेके अतिरिक्त और कुछ नही है। और फिर इस आशय- 
की खबरें समाचारपत्रोंमें प्रकाशित होती रहती हें कि अरब-जनता वहाँ भारतीय 
सिपाहियोंकों देखना भी नहीं चाहती। ऐसा हो या न हो, लेकिन प्रत्येक भारतीयका 
कत्तंव्य है कि वह ऐसी नौकरीमें भरती न हो। मेसोपोटामियामें जो लोग जाते हे वे 
तो पेसेके लिए ही जाते हें । यदि हम और कुछ नहीं कर सकते तब भी हमें वहाँ 
जाना तो बन्द ही कर देना चाहिए। 

अरबोंपर जोर-जब रदस्तीसे राज्य चलानेका हमारा काम नहीं है; इसके अति- 
रिक्त जो लोग स्वयं परतन्त्र नहीं रहना चाहते उन्हें दूसरोंकों गुलाम बना रखनेकी 
इच्छा तो नहीं ही करनी चाहिए। 

इसलिए सरकार द्वारा जारी की जानेवाली नई कर्ज-योजनामें पैसा देना तथा 
सब सरकारी नौकरियोंमें भरती होना-- जिसमें मेसोपोटामिया आदि स्थानोंपर जाना 
भी शामिल है--हमें आजसे बन्द कर देना चाहिए। 

इसके अतिरिक्‍त' हमें उम्मीद है कि पहली अगस्तसे निम्नलिखित बातोंपर अमर 
किया जायेगा: 

१. पदवियाँ और सम्मानके पदोंका त्याग। 

२. विधान प्रिषदोंका बहिष्कार। 

३. माँ-बापका अपने बच्चोंकों सरकारी पाठ्शालाओंसे उठा लेना। 


१. महादेव देसाई (१८९२-१९४२ ); २० वष॑तक गांधीजीके निजी सचिव । 
२, पत्रका यह अनुच्छेद गांधीजीकी लिखावटमें है । 


६ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


४. बकीलों द्वारा अपनी वकालत' बन्द करके जनताकों अपने झगड़े आपसमें निबटा 
लेनेकी सलाह देना। 

५. सरकारी समारोह, भोज आदिका निमन्त्रण मिलतेपर विनयपूर्वक सिर्फ असह- 
कारका कारण बताकर उसे अस्वीकृत कर देना। 

यदि खिलाफतके प्रश्नका कोई समाधान न निकला तो सम्भवतया पहली अगस्तसे 
इन' बातोंपर अमल किया जाना है। 

पंजाबके सम्बन्धरमें यदि न्‍्याय' न मिला तो लाला लाजपतरायने विधान परिषदोंके 
बहिष्का रके रूपमें असहकारकी घोषणा की है। इसलिए अब हम यह माने लेते हे कि 
खिलाफतके मामलेमें पंजाब भी शामिल हो गया है। जिस तरह खिलाफतके सम्बन्धमें 
मुसलमानोंकों अग्रणी होना चाहिए उसी तरह' पंजाबके मामलेमें पंजाबियोंको आगे 
आना चाहिए। यदि पंजाबी असहकार न करें तो कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तानके 
अन्य भागोंके लोगोंका असहकार करना उचित नहीं है। 

हम यह आशा करेंगे कि छालाजी विधान परिषदोंका परित्याग करके ही चुप 
नहीं बेठ रहेंगे। जबतक हमें विजय प्राप्त नहीं होती तबतक हमें असहकारके दायरेको 
बढ़ाते जाना होगा तथा हमने जो चार कदम उठाये जानेकी बात की थी, उन्हें 
उठानके लिए हमें तैयार रहना चाहिए; वैसे मेरा विश्वास यह है कि विधान परिषदों- 
के बहिष्कारमें समस्त राष्ट्रके भाग लेनेपर ही हमें विजय' प्राप्त होगी। 

विधात परिषदोंके [बहिष्कारके | सम्बन्धर्मं तीन मत व्यक्त किये गये हें -- 

१. असहकार [आन्दोलन | किया ही न जाये। 

२. विधान परिषदोंमें चुनें जानेपर असहकार शुरू किया जाये। 

३. विवान परिषदोंका त्याग ही ने किया जाये। 

पहला मत तो असहकारके एकदम विरुद्ध ही है। दूसरे मतकी जाँच करना 
बाकी है। मेरी तो यह मान्यता है कि विधान परिषद्में दाखिल होनेके लिए अथक 
परिश्रम करके फिर उसमें भाग न लेना बेकारकी मेहनत है। यह धन और समयकी 
बरबादी हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि इसका क्‍या अर्थ हो सकता है। प्रश्न है 
कि यदि हम नहीं जाते तो अयोग्य' व्यक्ति जायेंगे तब क्‍या होगा? यदि अयोग्य' 
व्यक्ति विधान परिषदोंमें गये तो सरकार जाग्रत जनतापर शासन चलानेमें सफल 
नहीं हो सकेगी तथा उसकी हँसी होगी। इसके अलावा चुनावोंके झमेलेमें पड़नेसे 
बहिष्कारके शुद्ध स्वरूपको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारा कर्त्तव्य तो यह 
है कि जनमतको इस ढंगसे प्रशिक्षित करता चाहिए जिससे किसी भी व्यक्तिका जनताकी' 
ओरसे विधान परिषदोंमें जाना असम्भव हो जाये। जबतक राजा और प्रजाके बीच 
सद्भावनाका वातावरण न' हो तबतक उसकी सभा्में उपस्थित होनेका अर्थ उसकी 
सत्ताकों और अधिक दृढ़ करना है। यदि शासन जनताके किसी भी भागकों अपने 
साथ लेनेमें सफल नहीं हो पाता तो वह राज्य नहीं चला सकता। इससे यह सिद्ध 


१. १८६७५-१९२८; समाज-सुवारक तथा पत्रकार; १९२० के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके कलकत्ता 
अधिवेशनके अध्यक्ष; छोक सेवक समाज (सर्वेन्दस ऑफ़ पीपुल्स सोसायटी ) के संस्थापक । 


असहयोग ७ 


होता है कि जनतामें से जितने कम लोग राजाके साथ सहयोग करते हे उसकी सत्ता 
उतनी ही कम होती है। इसलिए जो असहकारको स्वीकार करते है उनके लिए विधान 
परिषदोंका त्याग करना ही सच्चा और सीधा रास्ता है और मुझे उम्मीद है कि 
जो विधान परिषदोंमें दाखिल होनेकी भाग-दौड़में पड़ गये हैँ, वे फिलहाल इस 
कार्यकों छोड़कर, इससे अधिक उपयोगी कार्य, खिलाफत और पंजाबके सम्बन्धमें 
लोकमतको शिक्षित करनेमें लग जायेंगे और योग्य लोकसेवा करके विधान परिषदोंमें 
जानेका जब समय आयेगा तब वे उसके अधिक योग्य बन चुकेंगे। 

अब रहे दो अन्य सुझाव, जिनके सम्बन्धर्मं कड़ी टीका होनेकी सम्भावना है। 
मेरा सुझाव है कि वकीलोंको फिलहाल अपनी वकालत बन्द कर देनी चाहिए तथा 
मुकदमा क'रनेवालों अथवा जो मुकदमेमें फँस गये हे उन लोगोंको अदालतका त्याग 
करके पंच द्वारा अपने झगड़ोंका निपठारा कर लेना चाहिए। मेरी दृढ़ मान्यता है कि 
प्रत्येक सरकार अपने पशुबल अर्थात्‌ सैनिक बलपर आवरण डाल दीवानी तथा फौजदारी 
अशल्तोंके द्वारा जनतापर अपना अधिकार स्थापित करती है। क्योंकि पशुबलसे डरा- 
धमकाकर जनताको वश्षमें करनेकी' अपेक्षा' अदालतों आदिके मीठे प्रलोभनोंसे जनताकों 
प्रलोभित कर उनकी मार्फत' उसे पराधीन करनेसे जनता अपने आप वशमें हो जाती 
है -- यह सस्ता और सहल साधन है तथा राज्यकर्त्ताको कीति प्रदान करनेवाल है। 
यदि लोग अपने दीवानी झगड़ोंकों घर बेठे ही निबटा लें तथा वकील -अपने निजी 
स्वार्थवों भूलकर प्रजाके हितार्थ अदालतोंका त्याग कर दें तो जनता एकदम उचन्नति 
कर सकती है। इसलिए हालाँकि में जानता हूँ इस सुझावके लिए मेरी आलोचना 
होगी. तथापि' इसको [आपके | सम्मुख रखते हुए मुझे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं 
हो रही हैं। 

जो बात वकीलोंके सम्बन्धर्में लाग होती है वही बात पाठ्शालाओंके सम्बन्धर्मों भी 
चरिताथ होती है। खिलाफत तथा पंजाबके समान महत्त्वपूर्ण मामले न भी हों, तब 
भी जहाँतक बने वहाँतक में अवश्यमेव आजकी पाठद्यालाओंको विद्या्थियोंसे रहित 
कर दूं तथा जिन बच्चोंपर भारतका भविष्य निर्भर करता है उन बच्चोंको उनके 
योग्य शिक्षा दूँ। छेकिन इस समय पाठ्शालाएँ खाली करनेके लिए कहनेके पीछे मेरा 
उद्देश्य दूसरा है।। में पाठशालाएँ खाली कराके सरकारसे कहना चाहता हूँ कि जबतक 
पंजाब और खिलाफतके सम्बन्धरें न्याय नहीं किया जाता तबतक तुम्हारे साथ 
सहयोग करनेकी बातकों में गलत मानता हूँ। में जानता हूँ कि इस सुझावकी बहुत 
हँसी उड़ेगी लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा वेसे-वैसे जनताकों पता चलेगा कि यदि हम 
लोग सरकारकी पाठ्शालाओंमें अपने बच्चे न भेजें तो उसके लिए शासन-प्रवन्ध चलाना 
असम्भव हो जाये। हम संसार-भरमें जिस ओर दृष्टिपात करेंगे हमें पता चलेगा कि 
वहाँ बालकोंको इस' तरहकी शिक्षा दी जाती है जिससे शासन-प्रबन्धकों सहलसे-सहल 
तरीकेसे' चलानेंमे मदद मिल सके। जहाँ सरकारका उद्देश्य केवल जनताका हित 
साधन होता है वहाँ शिक्षा-पद्धति भी वसी ही होती है। जहाँ सरकार मिश्रित' होती 
है -- जैसे हिन्दुस्तानमें -- वहाँ शिक्षा भी बुद्धिभेद उत्पन्न करनेवाली तथा' हानिकारक 


८ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


होती है। मेरे. उपर्युक्त सुझावका उद्देश्य युवकोंकों शिक्षासे वंचित करना नहीं है। 
एक पलके लिए भी में लोगोंकों शिक्षासे वंचित नहीं करना चाहता लेकिन मेरी 
मान्यता है कि पाठशालाओंकों खाली करनेके बावजूद हम लोगोंकी शिक्षाकी अच्छी 
तरह देख-भाल कर सकते है। मेरे उपर्युक्त दोनों सुझाव गम्भीर है, यह में जानता 
हैँ। पाठकोंसे उसे एकदम समझ लेनेकी उम्मीद भी करता हूँ। इन विषयोंपर में 
समय-समयपर चर्चा करूँगा तथा' अपनी दलीलोंकों जनताके सन्मुख प्रस्तुत करूँगा। 

[ गुज॒रातीसे 

नवजीवन, ४--७-१९२० 


५. खिलाफत और स्वदेशी 


पठान आलमखाँ जीवखाँ दामनगरसे' लिखते हें: 

उक्त पत्रकों पढ़कर सचमुच हर्ष होता हैं। खिलाफत आन्दोलनका असर स्वदेशीकी 
उन्नतिमें सहायक होगा यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ता हैं। खिलाफतका निर्णय होने तक 
यूरोपीय: मालका उपयोग न करनेकी जो प्रतिज्ञा ली गई हैं, उसे में ठीक' नहीं 
मानता। खिलाफतके बारेमें व्यायोचित निर्णय लिया जाये तो भी मुसलमानोंको 
यूरोपीय मालका उपयोग नहीं करना चाहिए। यूरोपीय मालका इस्तेमाल न करना ही 
पर्याप्त नहीं है। अपितु विदेशी अर्थात्‌ जापानी मालका भी बिलकुल इस्तेमाल नहीं 
किया जाना चाहिए। स्वदेशीकी प्रवृत्ति हमेशाके लिए है। यूरोप हमारे साथ चाहे 
कितना भी न्याय' क्‍यों न करे, हिन्दुस्तानकों पूर्ण न्याय दिलवानेकी खातिर हमारा धर्म है 
कि हम हिन्दुस्तानमें तैयार होनेवाली वस्तुओंका ही इस्तेमाल करें। अतएव चरखे और 
करघेकी प्रवृत्तिमें ही स्वदेशीकी उन्नति निहित है। लाखों मुसलमान भाइयोंने कातत्ता 
छोड़ दिया, लाखों मुसलमान बुनकर बुनना छोड़ बेठे। हिन्दू तथा मुसलमान स्त्रियाँ, 
हिन्दू और मुसलमान बुत्तकर यदि कातने और बुननेका काम हाथमें ले लें तो थोड़े असेंमें 
ही देशकी जरूरतका कपड़ा देशमें ही तेयार होने लगे। इसलिए में विशेष रूपसे स्त्रियों- 
का ध्यान दामनगरके उद्हरणकी ओर आकर्षित करता चाहता हूँ। किन्तु जबतक 
पुरुष उत्तके लिए चरखेका प्रबन्ध नहीं कर देते तथा धुनियेसे रुई धुनवाकर पूनियाँ 
नहीं बनवा देते तबतक स्त्रियाँ क्या कर सकेंगी? अतएव' में आशा रखता हूँ कि 
प्रत्येक गाँवमें कुछ ऐसे परिश्रमी और अध्यवसायी पुरुष सामने आयेंगे जो रुई प्राप्त 
करके उसे पिंजवाकर और उसकी पूनियाँ बनवाकर कातनेके लिए तत्पर स्त्रियोंको 
मुहैया कर देंगे। इस कार्यमें कुछ दोष नहीं है। हमने अभी गत सप्ताह ही यह बताया 


१. सोराष्टरमें । 

२. उक्त पत्र यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है । उसमें कहां गया था कि ईंदके दिन लगभग तीन 
सौ मुसल्मानेंने प्रतिशा ली है कि वे विदेशी मालका तबतक उपमोग नहीं करेंगे जबतक खिलाफतके 
प्रश्षका कोश सन्तोषजनक इल नहीं निकल भाता । 


 नवजीवन को कैसे चलाना चाहिए? 4 


था कि ढसा' गाँवके स्त्री-पुरुष कातते हे, बुनते हें, इतना ही नहीं बल्कि मुख्यतया 
वहीं तैयार होनेवाले कपड़ेका उपयोग करते हें और बचे हुए कपड़ेका निर्यात भी पास 
के दूसरे गाँवोंमें करते हें। ढसा गाँवमें भुखमरी नहीं है; हो भी नहीं सकती। प्रत्येक 
गाँवमें अल्प प्रयाससे ऐसी हीं व्यवस्था कायम हो सकती है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ४-७--१९२० 


६. “नवजीवन को कैसे चलाना चाहिए? 


“ नवजीवनकों अपना माननेवाले” [एक पत्र-लेखक | अपना नाम-पता दिये बिना 
लिखते हें: 

मेने अनेक बार लिखा है कि उत्तरदायित्वपूर्ण पत्र लिखनेवाले किसी भी 
व्यक्तिकों गुमनाम रहकर नहीं लिखना चाहिए। मुझे लूगता है कि पत्र लिखनेकी 
ऐसी आदत हम छोगोंमें अन्य देशोंके लोगोंकी अपेक्षा अधिक है। हम अपने | नामसे' 
अपने ] विचारोंकों अभिव्यक्त करनेमें डरते हें, संकोच करते हें। सच्चे विचारोंकों प्रगट 
करनेमें संकोच किस बातका ? काहेका भय ? मेरी सलाह है कि अपनेको अज्ञात रखकर 
पत्र लिखनंकी आदतकों त्याग देना चाहिए। जिन विचारों अथवा जिस भाषाका उत्तर- 
दायित्व उठानेके लिए हम तैयार न हों उन विचारोंको अभिव्यक्त करने अथवा वेसी 
भाषाका प्रयोग करनेका हमें अधिकार नहीं है। 

उपर्यक्त पत्र हमें जिस रूपमें प्राप्त हुआ है हमने उसे लगभग उसी रूपम प्रकाशित 
किया है। यदि पत्र-लेखकने अपने हस्ताक्षर दिये होते तो भाषामें जो कटुता हैं उसम 
कुछ फके पड़ जाता। तब फिर “नवजीवन ' को अपना माननेका दावा करनंवाला व्यक्ति 
उपर्युक्त विचारोंकों दूसरे ढंगसे ही भाषाका जामा पहचाता। इसी विचारकों एक मित्रन 
मेरे सम्मुख प्रस्तुत॑ किया था लेकिन उसकी शिकायतों विवेक और माधुयें था। नव- 
जीवनकों अपना माननेवाला' पत्र-छेखक चाहता तो अधिक विनयश्ील भाषाका प्रयोग 
कर सकता था। जो विचार हमें सत्य जान पड़ें वे यदि लोककल्याणार्थ हों तो उत् 
व्यक्त करना हमारा कत्तंव्य है। लेकिन विवेकका त्याग करनेका अधिकार हमें कदापि 
नहीं है। 

अविवेक क्रोधका सूचक है। जनता इस समय कोधमें है। वह क्रोधाग्नि्सें जल 
रही है, और इसलिए उसे कुछ भी रुचिकर नहीं रूगता। यह मिथ्या धारणा उसके मनमें 


१, सौराष्टमें; १७-६-१९२० के नवजीवनमें द० बा० काढेलकर तथा नरहरिं परीख द्वारा की 
गई इस गाँवकी बात्राका विवरण प्रकाशित किया गया था । 

२. पत्र यहाँ उद्धत नहीं किया जा रद्दा है। पत्रमें शिकायत की गई थी कि लवजीवन अपने 
उन उद्देश्योंकी कस्तौटोपर पूरा नहीं उतरा जिनका उसने वचन दिया था। बल्कि सच तो यह है कि 
उसका स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है । 


१० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


घर कर गई है कि अपने दुःखका निवारण कर सकने योग्य कोई भी बात करनेकी 
उसमें शक्ति नहीं है। इससे यदि कोई उनका गम गलत कर दे अर्थात्‌ क्रोधके नशेके 
स्थानपर दूसरा कोई नशा प्रस्तुत कर दे तो वह उसे लपककर लेती हैं। यही कारण 
है कि आजकल समाचारयपत्रोंमें ज्यादातर मसालेदार लेख देखनमें आते हें। इसके अति- 
रिक्त पढ़नेका मर्ज भी बढ़ गया है। और लोगोंको लम्बे, लूच्छेदार लेख पढ़नेकी आदत 
पड़ गई है। ये सब नशेके चिह्न हें। यूरोपमें अनेक लोगोंको ऐसी आदत हो जाती. 
है, वे पल-भरके लिए भी पुस्तक नहीं छोड़ सकते। दित रात ज्ञानवार्ता नहीं पढ़ी जा 
सकती, इसीसे 'शिलिंग शॉकर' का उपद्रव बढ़ गया है। शिलिंग शॉकर' अर्थात्‌ 
रोमांचित कर देनेवाला अठन्नीका उपन्यास। मर्यादापूर्ण भाषामें लिखे गये उपन्यास हमें 
रोमांचित नहीं करते। फलत: कानोंमें कीड़े पद कर देनेवाली भाषामें असम्भव कहा- 
नियाँ लिखकर सिर्फ धन कमानेकी खातिर लेखक और प्रकाशक व्यक्तियोंकों भरमाते 
हें तथा छाखों स्त्री-पुरुषोंकोी ऐसे शिलिंग शॉकर' पढ़नेकी व्याधि ही हो गई है। 
इस' समय ऐसी व्याधिसे घिर जानका भय हमारे सम्मुख भी आ खड़ा हुआ है। 
“त्वजीवन का एक प्रयत्न तो इस जोखमसे बचाना भी है। नवजीवन” अपने 
इस उद्देश्यसे विचलित नहीं होगा, इसलिए उपर्युक्त पत्र-लेखककों धीरज रखना होगा। 
तथापि यह' बात मूझे स्वीकार करनी पड़ेगी कि उसकी शिकायतें कुछ सार 
अवश्य है। अधिक सुन्दर लेख देनेकी, अधिक सुचारु ढंगसे प्रकाशित करनेकी हमारी 
जो आशा थी वह पूर्णतः फलीभूत नहीं हुईं हैं। पैसा होनेपर भी हमें ऐसी बड़ी 
मशीन नहीं मिल सकी है जिसपर बड़ी संख्यामें प्रतियाँ निकाली जा सकें। धनसे 
प्रामाणिकता भी नहीं जुटाई जा सकती। अर्थात्‌ प्रामाणिक कार्यकर्तताओंको पाना कठिन 
है। कागजके भाव बहुत तेज हो गये हे जबकि नवजीवन” आरम्भ करते समय इस 
वातकी आशा थी कि कागजके भाव गिर जायेंगे। ये सब अनिवार्य कठिनाइयाँ हे। 
तथापि नवजीवन ' को लोगोंके सम्मुख रखते हुए हमें तनिक भी संकोच नहीं 
होता। इसमें एक भी वाक्य बिना सोचे-समझे नहीं लिखा जाता। नवजीवन ' के उद्देश्य- 
को जो लछोग अपने मनमें याद रखेंगे वे लोग तबतक “नवजीवन का परित्याग नहीं 
करेंगे जबतक नवजीवन ” अपने उद्देश्यपर दृढ़ रहेगा। उद्देश्य है, देनन्दिन घटनाओं- 
पर तया प्रकाश डालना; लोगोंके सम्मुख अनुभूत और नवीन विचारोंको प्रस्तुत करना 
और जो सत्य जान पड़े उसे सरकार अथवा जनताका भय' माने बिना व्यक्त करना। 
इस प्रतिज्ञासे 'नवजीवन  तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। इसी कारण वह धूछि- 
सात नहीं हुआ है और इसीलिए वह किसीका मोहताज भी नहीं है। उसके मार्गमें 
अनेक कठिनाइयाँ है, जिन्हें पार करनेका वह प्रयत्न करता रहता है और करता 
रहेगा। 
प्रकाशन सम्बन्धी त्रुटियाँ होते रहना शोचनीय' है। अनेक बार हम जो लिखना 
चाहते हें उसे लिखनेका समय नहीं मिलता और फिर उससे कुछ घटिया सामग्री देनी 
पड़ती है। लेकिन इस' कारण कोई यह नहीं कह सकता कि जिस उद्देश्यसे प्रेरित 
हो  नवजीवन आरम्भ किया गया था उस उद्देश्यकी पूति नहीं होती। “नवजीवन ' के 


तार: मुहम्मद अलीकों 3 


पृष्ठ कम हो गये हैँ,, यह बात भी खेदजनक हो सकती है; लेकिन कागजकी तंगीके 
दिनोंमें यदि अधिक पृष्ठ न दिये जा सकें तो नवजीवनकों अपना माननेवाले पत्र- 
लेखक-ज से व्यक्तियोंके निकट यह बात क्षम्य होनी चाहिए। किन्तु पृष्ठ-संख्या कम 
होनेसे विषय-सामग्रीके कम हो जानेकी कल्पना करना जरूरी नहीं है। पृष्ठोंको 
कम करनेके बाद लेखोंको अधिक संक्षिप्त रूपमें लिखनेका प्रयत्न किया गया है, किन्तु 
विषय-वस्तुर्में तनिक भी कमी नहीं की गई है। 
इस सबके बावजूद यह स्पष्ट करना आवश्यक हैं कि उक्त पत्र नवजीवन का 

बचाव करनेकी खातिर ही प्रकाशित नहीं किया गया है; बल्कि इसका उद्देश्य यह है 
कि अन्य दूसरे लोग नवजीवन ' में जो दोष देखते हों, तथा जो उसकी आलोचना 
करना चाहते हों वे विवेकका आँचल छोड़े बिता साहसपूर्वक अपना नाम प्रकट करते 
हुए दोषदर्शन और आलोचना करें। “नवजीवन की प्रतिष्ठा स्पष्टत: उसका बचाव 
करनेसे नहीं टिकेगी, वह तो तभी टिकेगी जब वह हर तरह योग्यता प्राप्त' करेगा। 

[गुजरातीसे' ] 

नवजीवन, ४--७-१९२० 


७. तार: मुहम्मद अलोको 


[७ जुलाई, १९२० के पूर्व ] 
श्री गांधीने निम्नलिखित तार श्री मुहम्मर अलीको हरन्दन भेजा है: 

प्रभावशाली व्यक्तियोंके हस्ताक्षरोंसे' युक्त मुसलूमानोंका प्रार्थनापत्र. वाइस- 
रायके पास पहुँच गया है जिसमें पूरी नम्रता प्रदशित करते हुए 
भी अपनी बातपर दृढ़ आग्रह। प्रार्थनापत्रम)ं घोषणा की गई है 
अगर शात्ति-संधिकी शर्तों परिवर्ततं नहीं किया जाता या यदि 
वाइसराय महोदय खिलाफत आन्दोलनका नेतृत्व नहीं करते तो १ अगस्तसे 
असहयोग न्दोलन प्रारम्भ होगा। मेंने अपनी ओरसे एक अछग 
प्राथनापत्र' दिया है जिसमें इस आतन्दोलनसे अपने सम्बन्धोंपर प्रकाश 
डाला है और अपने-आपको इसमें पूरी तरहसे शामिल बताया है। 


१, पृष्ठोंकी संख्या पहले १६ से घठाकर १९ कर दी गई और फिर सिफ ८ ही रह गई थी। 
देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ७६-७८ तथा ३८०-८१ । 

२. १८७१-१९३१; वक्‍ता, पत्रकार और राजनीतिइ; १९२० में इंग्लेंड जानेवाके शिष्टमप्डलका 
नेतृत्व किया; १९२३ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष । 

३. हस्ताक्षरकर्तताओंमें याकूब हसन, मजहरुू हक, मौलाना अब्दुल बारी, हसरत माहानी, शौकत 
अली भौर डा० किचद आदि शामिल थे । 

४. देखिए खण्ड १७, परिशिष्ट ६ । 

७, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ५४५०-४९ । 


3 सम्पूर्ण गांधी वाइलमय 


मेरे विचार्से मुसलमानों और हिंदुओंका विशाल बहुमत मुसलमानोंकी 
धाभिक भावनाके सम्मानके निमित्त तथा मन्त्रियोंके वचनोंकों पूरा करानेके 
उद्देयसे छेड़े जानवाले इस महान्‌ु और न्यायसम्मत आन्दोलनके साथ 
है। आप भरोसा रखें कि यहाँ जो-कुछ भी सम्भव है सब किया 
जा रहा है। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि अगर हम अपनी 
सहायता आप करेंगे तो इस महान्‌ अनुष्ठानमें ईइवर हमारी सहायता 
अवश्य. करेगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ७-७-१ ९२० 


८. पन्न : अखबारोंको 
[७ जुलाई, १९२० के पूर्व ] 
श्री गांधी लिखते हें: 

कहनेकी जरूरत नहीं कि नई कौंसिलोंके बहिष्कारके बारेमें में लाला लाजपत- 
रायको रायमें पुरी तरह सहमत हूँ। मेरे लिए तो वह असहयोगके ही कार्यक्रमका एक 
अंग है और चूंकि मुझे पंजाबका सवाल भी उतना ही चुभता है जितना कि खिलाफतका, 
इसलिए में लाला लाजपतरायकी सलाहका दुहरा स्वागत करता हेँ। कई जगहोंसे ऐसा 
सुझाव आया है कि सुधारोंसे हमारा असहयोग चुनावकी क्रिया पूरी हो चुकनेके बाद 
शुरू हो। लेकिन में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जब हम निरचय ही इन 
कौंसिलोंकी' कार्रवाईमें भाग लेनेवाले नहीं हे तब इस चुनावके नाठकर्मे भाग लेना 
और उसपर पैता खर्च करता गलत होगा। इसके सिवा हमें जनताको शिक्षित करलनेकी 
दिशामें भी काफी कार्य करना है। इसलिए यदि मेरी' चले तो में तो देशको अपना 
ध्यान व्यर्थ ही चुनावोंमें न लगाने दूं। अगर हम पहले चुनाव लड़ते हे और फिर 
पदत्याग करते हे तो सामान्य, जनता असहयोगकी खूबी नहीं समझ सकेगी। दूसरी 
ओर मतदाताओंके लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा होगी कि वे किसीको भी न चुनें और 
जो भी उनसे मत माॉगन आये उससे एक स्वरसे यह कह दें कि जबतक पंजाब 
और खिलाफतके सवालोंका सन्तोषप्रद निपटारा नहीं हो जाता तबतक अगर वह 
चुनावके लिए खड़ा होता हैं तो वह उनका प्रतिनिधि नहीं होगा। लेकिन में आशा 
करता हूँ कि लाला लाजपतराय [| नये सुधारोंके अनुसार बननेवाली | नई कौंसिलोंके 
बहिष्कारसे ही सन्तुष्ट नहीं हो जायेंगे। अगर हम एक स्वाभिमानी राष्ट्रके रूपमें पह- 
चार जानेके इच्छुक हों तो हमें जरूरत होनेपर असहयोग-कार्यक्रमके चारों चरणोंपर 
अमल करना चाहिए। सवाल साफ है। खिलाफत' और पंजाब, दोनों ही मामलोंगें सर- 
कारने जो किया है, उससे स्पष्ट हैं कि साम्राज्यका सूत्र-संचालन करनेवाली परिषदोंमें 
भारतीयोंके मतको कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। यह बहुत ही अपमानजनक स्थिति 


वक्तव्य : असहयोग समितिका १३ 


है, और यदि हम इस अपमानको चुपचाप सहन कर लेंगे तो ये सुधार हमारे लिए 
व्यर्थ सिद्ध होंगे। इसलिए मेरी नम्र सम्मतिमें, सच्ची प्रगतिकी पहली दार्त यह है कि 
हमारे रास्तेसे ये कठिनाइयाँ हटा दी जायें। और जबतक हम किसी और अच्छे उपाय- 
का नियोजन नहीं कर लेते तबतक हमें बाध्य होकर असहयोगका मार्ग ही अपनाना 
होगा । 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७-७-१९२० 


९. वक्तव्य: असहयोग समितिका 
[७ जुलाई, १९२० के पूव॑ ] 


असहयोग समितिन लोगोंकी जानकारी और मार्ग-दर्शतके लिए एक वक्तव्य जारी 
किया है, जो हम नीचे दे रहे हैं: 


असहयोग समिति लोगोंसे क्या अपेक्षा रखती है और असहयोग प्रारम्भ करनेके 
लिए कौन-से तरीके अपनाये जायें, इस सम्बन्धर्मं समितिसे बहुत सारे सवाल पूछ गये हे । 

समिति चाहती है, लोग इस बातको समझें कि बसे तो वह अपेक्षा यही करती 
हैं कि उसकी सिफारिशोंपर लोग पूरा-पूरा अमल करें, लेकिन साथ ही उसकी इच्छा 
कमजो रसे-कमजोर लोगोंको भी साथ लेकर चलनेकी है। समिति चाहती है कि उसके 
असहयोगके कार्यक्रममें सारा देश सक्रिय सहयोग दे, लेकिन अगर यह सम्भव न हो 
तो उसके साथ पूरी सहानुभूति तो रखे ही। 

इसलिए जो लोग शारीरिक कष्ट नहीं उठा सकते, वे आन्दोलनके लिए चन्दा 
देकर या और तरहके काम करके सहायता दे सकते ह। 

अगर असहयोग करना आवश्यक हो जाये तो उस हालतमें समितिन तय किया 
है कि इस आन्दोलनके प्रथम चरणके रूपमें लोग निम्नलिखित काम करें: 


(१) सभी सम्मान-सूचक सरकारी उपाधियों और अवेतनिक पदोंकों छोड़ दें। 

(२) सरकारी ऋण-योजनाओंमं सहयोग न दें। 

(३) वकील लोग वकालत छोड़ दें और दीवानी झगड़ोंका निबटारा आपसी 
पंच-फंसले द्वारा किया जाये। 

(४) बच्चोंके माता-पिता सरकारी स्कूलोंका बहिष्कार करें। 

(५) सुधार-योजनाके अनुसार गठित कौंसिलोंका बहिष्कार करें। 

(६) सरकारी भोजों तथा ऐसे ही अन्य समारोहोंमें शामिल न हों। 

(७) मेसोपोटामियामें कोई भी असेनिक अथवा सैनिक पद स्वीकार न करें, और 
जो सेना विशेष रूपसे टर्की साम्राज्यके उन प्रदेशोंमें रखी जानेवाली हो, जिन्हें ब्रिटिश 
सरक्ारने वचन तोड़कर अपने प्रशासनमें ले लिया है, उस सेनामें भरती न हों। 


१४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय' 
स्वदेशीका प्रचार 


(८) स्वदेशीके कार्यक्रकों जोर-शोरसे कार्यान्वित करें और छोगोंकों राष्ट्रीय 
तथा धामिक जागृतिकी इस घड़ीमें अपने ही देशमें उत्पादित और निर्मित चीजोंके 
उपथोगसे सन्‍्तुष्ट रहकर देशके प्रति अपना बुनियादी कत्तंव्य निभानेकी प्रेरणा दें। 


स्वदेशी आन्दोलनकों आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए पहली अगस्ततक 
प्रतीक्षा नहीं करती चाहिए, क्‍योंकि स्वदेशी तो आच'रणका एक ऐसा शाइवत नियम 
है जिसके पालतमें खिलाफतके सवालका चिबटारा हो जानेके बाद भी कोई व्यवधान 
नहीं आना चाहिए। 

लोग किसी प्रकारसे बँध न जायें, इस खयालसे वे असैनिक अथवा सैनिक नौक- 
स्योंमें त जायें। वे वया पुराना, कोई भी सरकारी ऋण न लें। 

शेष बातोंके सम्बन्धर्मं यह ध्यान रखना चाहिए कि असहयोग अगले अगस्त 
माहकी पहली तारीखसे पूर्व प्रारम्भ नहीं होनेवाला है। 

महामहिम सम्राट्के मन्त्रियोंसे इस सर्वंतिन्दित सन्धिकी शर्तोर्में आवश्यक परिवर्तन 
करानेका अनुरोध करके हम इस बातकी हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं, और आगे 
भी करते रहेंगे, कि हमारे और सरकारके बीच यह गहरी दरार न पड़ने पाये। 

जो लोग अपनी जिम्मेदारी और इस उद्देश्यकी गृरुताकों समझते हें, वे' स्वतन्त्र 
रूपसे काम न करके समितिकी सलाहके अनुसार काम करें । पूर्ण रूपसे अनुशासित 
और संगठित असहयोगपर ही सफलता निर्भर है और अनुशासित तथा संगठित असह- 
योग तभी सम्भव हैं जब दिये गये निर्देशोंका ठीकसे पालन किया जाये, शान्तिसे काम 
लिया जाये और हिसासे बिलकुल दूर ,रहा जाये। 


[ अंग्रेजीसे | 
घंग इंडिया, ७--७-१९२० 


१०. टिप्पणियाँ 


विशुद्ध सविनय अवज्ञा 


“यंग इंडिया के सभी पाठकोंको शायद मालूम न हो कि गत वर्ष अप्रैल माहके 
उपद्रवोंके कारण अहमदाबादपर बहुत भारी जुर्माना ठोका गया था । जुर्मानेकी रकम 
अहमदाबादके नागरिकोंसे वसूल की गई लेकिन कलकक्‍्टरकी मर्जीसि कुछ लोगोंकों उससे 
बरी भी कर दिया गया। जिन छोगोंसे जुर्माने देनेको कहा गया, उनमें आयकर देने- 
वाले लोग भी थे। उन्हें अपने आयकरका तीसरा हिस्सा जुर्मानिमें देना पड़ा। श्री वी० 


१. इस ट्प्पिणीपर गांधीजीके इस्ताक्षर नहीं थे परन्तु यह सत्याग्रह नामक उनकी पुस्तक 
(पृष्ठ १३८-९) में दी गई है । 


टिप्पणियाँ १५ 


जे० पटेल और डा० कानुगा उन छोगोंमें से थे जिन्होंने जुर्माना देनेमें असमर्थता 
प्रकट की। श्री पटेल वहाँके एक प्रमुख वकील हें और डा० कानुगा प्रसिद्ध चिकित्सक । 
सभी स्वीकार करते हे कि इन दोनोंने उपद्रव शान्‍्त क'रनेमें अधिकारियोंकी मदद की 
थी । इसमें सन्देह नहीं कि दोनों सत्याग्रही थे, किन्तु दोनोंने अपनी जानकी जोखिम 
उठाकर भी भीड़के क्रोधको शान्त करनेकी कोशिश की थी । लेकिन अधिकारीगण 
उनको जुर्मानेसे बरी क्‍यों करने छगे ! इक्के-दुक्के मामलोंमें अपने विवेकका उपयोग 
करके उन्हें छुट देना शायद उनको बहुत कठिन गुजर रहा था, लेकिन उधर उन 
दोनों सज्जनोंके लिए भी जुर्माना देना उतना ही कठिन था, क्योंकि उनका कोई दोष 
नहीं था । वे अधिकारियोंकों परेशानीमें नहीं डालना चाहते थे, लेकिन अपने आत्म- 
सम्मानकी रक्षाकी चिन्ता तो उन्हें थी ही। उन्होंने इस बातको लेकर कोई शोरगुल 
नहीं किया, सिर्फ यह सूचित कर दिया कि उपर्युक्त परिस्थितियोंकों देखते हुए वे 
जुर्माना देनेमें असमर्थ थे। परिणामतः कुर्कीका आदेश दिया गया । डा० कानुगाका 
धन्धा बहुत जोरोंसे चछा हुआ है और उनका कंश-बक्स बराबर भरा ही रहता है। 
चौकस कुर्क अधिकारीने उसे अपने कब्जमें कर लिया और फिर वसूलीके आदेशर्मे 
जितनी रकम बताई गयी थी, उसके बराबर पैसे बक्ससे निकाल लिये। किसी वकीलका 
धन्धा इस तरह नहीं चलता। श्री पटेलके पास पैसे रखनेका ऐसा कोई बकक्‍्स' नहीं था। 
इसलिए उनकी बेठकका एक' सोफा कुक कर लिया गया और फिर उसकी बिक्रीका 
इश्तिहार देकर बाकायदा बेच दिया गया। इस प्रकार दोनों सत्याग्रहियोंने अपनी 
अन्तरात्माकी पूरी रक्षा की। 
चतुर लोग शायद इस बातपर हंँसेंगे कि उन्होंने अपने खिलाफ कुर्कीके हुक्मनामे 
जारी होने दिये और सीधे-सीधे जूर्माना न देकर जूर्मानके साथ-साथ वसूलीकी कार्र- 
वाईका खर्च भी दिया। अगर ऐसे एक-दो नहीं, बहुत सारे मामले होने लगें तो कल्पना 
कीजिए कि इन मामलोंमें जारी किये गये हजारों हुक्मनामोंपर अमल करनेका मतलब 
अधिकारियोंके लिए क्या होगा। इस तरहके हुक्मनामे तो तभी सम्भव हें, जब वे 
इकक्‍्के-दुक्‍्के हठधर्मी और दुराग्रही लोगोंतक सीमित हों, लेकिन जब इन' हुक्मनामोंपर 
ऐसे बहुत सारे मनस्वी लछोगोंके खिलाफ अमल करना हो जिन्होंने कोई गलती नहीं की 
है और जो सिद्धान्तकी प्रतिष्ठाकी खातिर जुर्माना देनेसे इनकार करते हें तो उस हाल- 
तमें ये अधिकारियोंके लिए बहुत परेशानीका कारण बन जाते हें। जब विरोध-प्रदर्शनके 
इस तरीकेकों इक्के-दुक्के व्यक्ति अपनायें तो, सम्भव है, इनकी ओर अधिक लोगोंका 
ध्यान न जाये। लेकिन ऐसे शुद्ध दृष्टान्तोंकी एक विचित्र खूबी यह है कि लोग बड़ी 
तेजीसे' इनका अनुकरण करने छगते हें। इनका प्रचार होता चला जाता है और जो 
लोग इस तरह एक सिद्धान्तकी खातिर जुर्माना न' देकर कष्ट उठाते हें उनकी बदनामी 


१. सरदार वल्लभभाई पंटेल, (१८७०५-१९५० ); ग्रुजरातके कांग्रेसी नेता; स्वतन्त्र भारतके प्रथम 
उप-प्रधान मन्त्री । 


१६ सम्पूर्ण गांधी वाहममय 


होनेके बजाय' नेकनामी ही होती है। थोरो-जैसे लोगोंने अपने व्यक्तिगत उदाहरणोंके 
बलपर ही दास-प्रथाकों समाप्त किया। थोरोने कहा था: 
अगर इस मंसाच्युसेट्स राज्यके एक हजार व्यक्ति, या सिर्फ सौ व्यक्ति 
ही, और सोकी भी बात जाने दीजिए सि्फे दस और दस ईमानदार व्यक्षित, 
बल्कि में तो कहूँगा कि सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति भी दास रखना बन्द करके 
सचमुच इस साझेदारीसे अलग हो जाये और अपने इस आचरणके लिए किसी 
मुफस्सिल जेलमें ठूंस दिये जानकी सजा खुशी-खुशी स्वीकार कर ले तो इसका 
मतलब होगा -- अमरीका दास-प्रथाकी समाप्ति। कारण, प्रारम्भ कितने छोटे 
पेम्ानेपर किया जाता है, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। अगर एक बार कोई 
शुभ कार्य ठीकसे प्रारम्भ कर दिया जाये तो वह स्थायी बन जाता है। 
एक और स्थानपर उन्होंने कहा है: 
किसी अन्यायी सरकारका विरोध करनवाले व्यक्तिको जेल भेज देने और 

उससे उसको सम्पत्ति छीन लेन, दोनोंसे एक ही उद्देयकी सिद्धि होगी; लेकिन 
मुझे अधिक सम्भावना तो पहली बातकी ही दिखाई दी है, क्योंकि जो लोग 
अपन उच्चत्तम अधिकारपर आग्रह रखते हें और इस तरह किसी भ्रष्ट सर- 
कारके लिए सबसे अधिक खतरनाक हैं, वे आम तौरपर ऐसे लोग हुआ करते 
हैं जिन्होंने सम्पत्ति अजित करनेमें अपना ज्यादा समय नहीं रूगाया है। 
अतएव श्री पटेल और डा० कानुगाको, उन्होंने जिस सुन्दर उद्देश्यके लिए इतने 

सुन्दर ढंगसे यह सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है, हम बधाई देते हें। 

[ अँग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ७--७-१९२० 


११. मुसलमानोंके घोषणापत्रकी आलोचना 


वाइसराय' महोदयकों भेजे गये खिलाफत-सम्बन्धी प्रार्थापत्र' और उसी विषय- 
पर लिखे गये मेरे पत्रकी आंग्ल-भारतीय अखबारोंने बड़ी तीव्र आलोचना की है। 
यों टाइम्स ऑफ इंडिया का दृष्टिकोण सामान्यतः: निष्पक्ष हुआ करता है; लेकिन 
उसने भी इस घोषणापत्रमें कही गई कुछ बातोंपर बड़ी आपत्ति की है, और मेंने 
जो अपने पत्रमें कहा था कि यदि शान्ति-संधिकी शर्तोंें परवतेन नहीं किये जाते तो 


१. हेनरी डेविड थोरो (१८१७-६२ ); प्रसिद्ध अमरीकी लेखक, प्रकृतिवादी और दाशैनिक । 
२. २२ जून, १९२० का; देखिए खण्ड १७, परिशिष्ट ६ । 
३. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ५४५-४९ । 


४. टाइग्स ऑफ इंडियाके १९-६-१९२० के अकमें प्रकाशित “ प्लेन फैक्ट्स ऐंड ए लिंटिल 
हिसस्‍्टी ” शीषेक लेख । 


मुसलमानोंके घोषणापत्रकी आलोचना १७ 


वाइसराय' महोदयकों त्यागपत्र दे देना चाहिए, उसकी आलोचनामें उसने अपने लेखमें 
पूरा' एक पैरा ही लिख दिया है। 

'टाइम्स ऑफ इंडिया इस कथनपर आपत्ति करता है कि ब्रिटिश साम्राज्य 
टर्कीको ऐसा दुश्मन मानकर व्यवहार न करे जो पूरी तरह मर चुका है। मेरा खयाल 
है, इस प्रार्थतापत्रके हस्ताक्षरकर्त्ताओंने अपने इस कथनके समर्थनर्में सबसे महत्त्वपूर्ण 
कारण तो बता ही दिया है। वे कहते हे: 

हम सादर निवेदत करते हें कि टर्कोके साथ अपने व्यवहारमें ब्रिटिश 
सरकार भारतीय मुसलमानोंकी उचित और न्यायसंगत भावनाका खयारूू 
रखनेको बँधी हुई है। 
अगर भारतके सात करोड़ मुसलमान साम्राज्यमें साझीदार हें तो में कहँगा उनकी 
इच्छाको ही इस बातके लिए पर्याप्त कारण माना जाना चाहिए कि टर्कीकीं सजा न 
दी जाये। टर्कीने युद्धके दौरान क्या-कुछ किया, यह सब कहनेकी जरूरत नहीं। उसका 
दण्ड भी उसने भोगा है। टाइम्स पूछता है कि किस मामलेमें ट्कीके साथ अन्य 
शत्रू-देशोंकी अपेक्षा बुरा बरताव किया गया है। मेने तो समझा था कि यह तथ्य 
अपने-आपमें काफी स्पष्ट है। न तो जर्मनीके साथ वेसा बरताव किया गया है और 
न आस्ट्रिया तथा हंगरीके साथ, जैसा कि टर्कीकि साथ किया गया है। इतने बड़ साम्रा- 
ज्यको छिन्न-भिन्न करके सिर्फ राजधानीके ही एक हिस्सेतक सीमित कर दिया गया 
है, मानों वे सुलतानका मजाक उड़ाना चाहते हों। और यह सब भी इतनी अपमान- 
जनक शर्तोंकि अधीन किया गया है कि सुलृतानकी बात तो जाने दीजिए, कोई सामान्य 
आत्मसम्मानी व्यक्ति भी कदाचित्‌ उन्हें स्वीकार न करे। 

“टाइम्स ने अपनी बातकों सही सिद्ध करनेके लिए इस तथ्यकों बहुत अधिक 
तूल देनेकी कोशिश की है कि प्रार्थनापत्रमं इस बातपर विचार नहीं किया गया है 
कि टर्कीने मित्र-राष्ट्रोंका साथ क्‍यों नहीं दिया; लेकिन इसमें कोई रहस्यकी बात तो 
नहीं थी। रूस मित्र-राष्ट्रोंम शामिल था, और यह तथ्य ही इस बातके लिए काफी 
था कि टर्की मित्र-राष्ट्रोंके गुटमें शामिल न हो। युद्धके समय' रूसका खत'रा टर्कीकी 
ड्योढ़ीतक आ पहुँचा था। इस हालतमों टर्कीकि लिए मित्र-राष्ट्रोंका साथ देना कोई 
आसान बात नहीं थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि स्वयं ग्रेट ब्रिटनके मंतव्यमें 
सन्‍्देह करतेके लिए टकीके सामने पर्याप्त कारण था। उसे मालम था कि बल्गेरियाई 
युद्धेके समय' उसके प्रति इंग्लेंडने कोई मित्रतापूर्ण कार्य नहीं किया था। इटलीके साथ 
युद्धके समय भी उसकी कोई सहायता नहीं की गई थी। फिर भी इसमें सन्देह नहीं 
कि टर्कीते जो पक्ष चुना वह बुरा ही था। भारतके मुसलमान सजग हो गये थे और 
वे टर्कीकों मदद देनेके लिए तैयार थे। टर्कीके राजनयिक भरोसा कर सकते थे कि 
अगर वह मित्र-राष्ट्रोंके साथ रह जायेगा तो भारतीय मुसलमान बिटेनकों ट्कीका कोई 
अहित नहीं करने देंगे। लेकिन ये बुद्धिमानीकी बातें तो तब सूझ रही हे जब सब- 
कुछ हो गया। टर्क़ीते चुनाव करनेमें भूल की और उसे इसकी सजा भी मिल गई। 
उसको अब अपमानित करनेका मतलब भारतीय मुसलमानोंकी भावनाकी उपेक्षा करना 


१८--२ 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय' 


होगा। ईद्वर करे, ब्रिटेत ऐसी कोई भूल न' करे और इस तरह भारतके जाग्रत' मुसल- 
मानोंकी वफादारीका हकदार बना रहे। 

“टाइम्स का यह कहना कि शान्ति-सन्धिकी शर्तोंगं आत्म-निर्णयके सिद्धान्तका 
बहुत सावधानीसे पालन किया गया है, अपने पाठकोंकी आँखोंमें धूल झोंकना हैं। 
अड्ियानोपल और थे सको टर्की साम्राज्यसे अलग करके ग्रीसके साथ मिला देना क्‍या 
आत्म-निर्णयका नमूना हैं? वह कौन-सा आत्म-निर्णयका सिद्धान्त हैं जिसके अनुसार 
स्मर्ना ग्रीसकों दे दिया गया है? क्या थ्वस और स्मर्ताके निवासियोंने कभी ग्रीक 
संरक्षणकी माँग की थी? 

में नहीं मानता कि अरबोंकी जो व्यवस्था की गई है, वह उन्हें पसन्द है। ये 
हेजाजके बादशाह और अमीर फंजल कौन हे ? क्‍या इन बादशाहों और अमी रोंकों 
अरबोंने चुना हैं? ब्रिटेनने अरबोंका संरक्षण और शासन करनेका जो अधिकार प्राप्त 
कर लिया है, वह क्‍या उन्हें पसन्द हैं? जब सारा खेल खत्म हो जायेगा, उस समय 
यह आत्म-निर्णय शब्द ही लोगोंके लिए एक तीखा दंश' बन जायेगा। सच तो यह है 
कि बहुत-से ऐसे लक्षण अब दिखाई भी देने लगे हें, जिनसे प्रकट होता हैं कि अरब 
लोग तथा थं स और स्मरनके निवासी अपने सम्बन्ध की गई व्यवस्थाको पसन्द नहीं 
करते। टर्कीका शासन उन्हें भले ही पसन्द न हो, लेकिन वर्तमान व्यवस्था तो 
उन्हें और भी कम पसन्द है। .टकीसे वे जो चाहे मंजूर करवा लेते, लेकिन अब इन 
आत्म-निर्णय करनेवाले लोगोंको मित्र-राष्ट्रोंकी  अप्रतिम शक्ति ” अर्थात्‌ ब्रिटिश सेना, 
बिलकुल विवश करके रखेगी। ब्रिटेनके सामते यह सीधा-सादा रास्ता खुला हुआ 
था कि वहु टर्की साम्राज्यको अक्षुण्ण बनाये रखता और उससे सुशासनके लिए पूरी 
गारंटी ले छेता। लेकिन उसके प्रधान मन्त्रीने गुप्त सन्धियों, दोस्खी बातों और अ्रमो- 
त्पादक कुचक्रोंका टंढा-मेढ़ा रास्ता ही चुना। 

अब भी एक उपाय है। वह भारतको वास्तविक साझीदार माने; मुसलमानोंके 
सच्चे प्रतिनिधियोंकों बुलाये, इन प्रतिनिधियोंको अरब और टर्की साम्राज्यके अन्य 
हिस्सोंमें भेजे और फिर उन सबसे सलाह-मशविरा करके कोई रास्ता सोच निकाले --- 
ऐसा रास्ता, जिससे टर्कीका अपमान न हो और मुसलमानोंकी न्यायपूर्ण भावना तुष्ट 
हो जाये तथा साथ ही उस साम्राज्यमें जो जातियाँ शामिल हे, उन्हें सच्चे अर्थोममे 
आत्म-निर्णयका अधिकार मिल जाये। अगर इसी तरह केनाडा, आस्ट्रेलिया या दक्षिण 
आफ़िकाको सन्तुष्ट करनेकी जरूरत होती तो श्री लॉयड जॉर्ज' उनकी उपेक्षा न 
कर पाते, क्योंकि इन देशोंको तो राष्ट्रमंडलसे अलग होनेका अधिकार है लेकिन 
भारतकों नहीं है। अगर भारतकी भावनाओंका ब्रिटेनके लिए कोई महत्त्व ही न 
हो तो श्री जॉर्ज इसे साम्राज्यमें साहझ्ीदार कहकर इसका और अधिक अपमान न 
करें। में टाइम्स ऑफ इंडिया को अपने दृष्टिकोणपर पुनविचार करनेके लिए 


ध्् 


आमन्त्रित करता हूँ और अनुरोध करता हैँ कि भारतके ये उच्चात्मा लोग जो 


१. १८६३-१९४५; जिटिश राजनीतिज्ञ; प्रपान मंत्री १९१६-२२ । 


यूवराज १९ 


इस सौम्य आत्दोलनके जरिये और कुछ नहीं, सिर्फ न्याय प्राप्त करनेका प्रयत्न 
कर रहे है, उसमें वह भी हाथ बँठाये। 
और पूरे आदरके साथ यह बात में अब भी कहूँगा कि छोड चेम्सफोर्ड जो 

कमसे-कम कर सकते हें, वह यह कि अगर मन्त्रिगण भारतके लोगोंकी पवित्र भावनाका 
कोई लिहञज-खयाल नहीं करते तो वे वाइस रायके पदसे इस्तीफा दे दें। टाइम्स का 
कहना हैं कि वाइसरायकी नियृकति संविधानकी' व्यवस्थाओंके अनुसार की जाती हैं, 
इसलिए छलॉर्ड चेम्सफोर्डको महामहिमके मन्त्रियोंकी' इच्छाके विरुद्ध कुछ करनेकी छूट 
नहीं हैं। मेरे खयालसे ऐसा कहना संविधानके आशयके साथ बहुत खींचतान करना 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि किसी वाइसरायको अपने पदपर बने रहकर मन्त्रियोंके निर्णय- 
का विरोध करनकी छूट नहीं है। लेकिन उसे उस' हालतमें पदत्याग कर देनेकी 
छुट तो है ही जब उसे ऐसे तनिर्णयोंकों कार्यान्वित करनेको कहा जाये जो शान्ति- 
सन्धिकी शर्तोंकी तरह अनेतिक हों या इन शर्तोकी तरह ही जिनका उद्देश्य सिर्फ 
उन लोगोंका मर्म दुखाना हो जिनके मामलोंके सूत्र-संचालनका भार कुछ समयके लिए 
उसे सौंप गया हो। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ७--७-१९२० 


१२. युवराज 


श्री बेप्टिस्टाने युवराजकी आगामी भारत-यात्राके सम्बन्धमें बॉम्बे क्ॉनिकल 'को 
एक पत्र लिखा है। जिम्तमें उन्होंने अमुक विचारोंकी आलोचना की है जिन्हें वे मेरे 
विचार मानते हें। वेसे तो में इस नाजुक सवालपर फिलहाल चुप रहना ही पसन्द 
करता, लेकिन में नहीं चाहँगा कि कोई मेरे बारेमें ऐसी बात कहे कि में “ मन्त्रियोंके 
अपराधोंका दण्ड युवराजको दूँगा ”। में श्री बेप्टिस्टाके इस विचारसे पूरी तरह सहमत 
हूँ कि राजकाजमें यूवराजकी कुछ नहीं चलती और सम्राट्के मन्त्रियोंकी कारंवाइयोंसे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं --- उनकी भयंकर गलतियोंसे तो और भी नहीं। बसे तो 
युवराजका शानदार स्वागत करनेकों में भी उतना ही इच्छुक हूँ जितना कि और कोई, 
किन्तु चूँकि में संविधान और उसकी कार्य-प्रणलीको समझता हूँ इसीलिए वर्तमान 
परिस्थितियोंमें यूवराजकी यात्राका में बहिष्कार करूँगा। चूँकि में जानता हूँ कि राज- 
परिवार राजनीतिसे परे हैं, इसीलिए अगर मेरी चली तो में मन्त्रियोंको या भारत 
सरकारको अपने राजनीतिक उद्देश्य साधनेके लिए युवराजके प्रभावका उपयोग नहीं 
करने दूंगा। अगर में और कुछ नहीं कर सकता तो इतना तो कर ही सकता हूँ कि 
मन्त्रियों और भारत सरका रके हाथोंमें उनका उल्लू सीधा करनेका साधन न बन जाऊं 
और न उन्हें यह मौका दूं कि वे युवराजकी यात्राके बहाने शारतवर भपदी पकड़ और 


१. जोजेफ बेप्टिस्टा, बम्बईके कांग्रेसी नेता । 


२० सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


भी मजबूत कर लें और दुनियाको दिखायें कि उनके उद्यत्त तथा उदार शासनमें 
सारा भारत सुखी और सन्तुष्ट हैं। और यह निश्चित हैं कि अगर हम चुप रहे और 
संविधानके प्रति गलत ढंगकी वफादारीसे प्रेरित होकर हमने यूवराजका स्वागत किया 
तो इसका एकमात्र परिणाम यही होगा। इसके विपरीत मेरे खयालसे हमारी 
वफादारीका तकाजा यह है कि हम महामहिम संम्राटके मन्त्रियोंके सामने स्पष्ट 
कर दें कि अगर उन छोगोंने युवराजकों भारत भेजा तो हम उनके स्वागतममें 
सरकार द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रममें शामिल नही होंगे। मे उन्हें स्पष्ट बता 
दूँगा कि खिलाफत और पंजावके सवालोंकों लेकर हमारा हृदय बहुत व्यथित है, ओर 
ऐसे समय जब कि हम मन्त्रियोंके विरुद्ध अपने अस्तित्वकी रक्षाके लिए लड़ रहे हें 
मन्त्रियोंकों हमसे यह अपेक्षा नहीं करती चाहिए कि हम युवराजका स्वागत करनके 
किसी कार्यक्रममें उनके साथ सहयोग करेंगे। जनताकों इस शाही यात्राका सच्चा मतलब 
समझाना हमारा स्पष्ट कत्तेव्य है। यदि हम वेसा नहीं करते तो हम उसके प्रति अन्याय 
करेंगे। लोग यह जान लें कि युवराज यहाँ मन्त्रियोंकी सछाह और भारत सरकारकी 
स्वीकृति और सहमतिसे ही आ रहे हें। इसलिए यह यात्रा यूवराज अपनी इच्छासे 
नहीं बल्कि मन्त्रियोंकी इच्छासे करेंगे और इस अवसरपर अगर हम उनके भारत 
आगमनका बहिष्कार करते हैँ तो उसका मतलब मन्त्रियोंक पापके लिए युवराजको 
दण्डितः करता नहीं, बल्कि स्वयं मन्त्रियोंकों ही दण्डित करना होगा। दूसरे शब्दोंमें, हम 
उनका उल्लू सीधा करतेका साधन नहीं बनेंगे। मान लीजिए मन्त्रिगण लॉर्ड चेम्सफोड्के 
स्थातपर सर माइकेल ओडायरको' वाइसराय बना दें और यूवराजके स्वागतका प्रबन्ध 
करें तो क्या श्री बैप्टिस्टा हमें सर माइकेलके जालमें फेंसने देंगे? फिर मान लीजिए कि 
वे ठीक युवराजकी आँखोंके सामने पंजाबके नेताओंकी उपेक्षा करके पंजाबका अपमान 
करते हैं, तो क्या पंजाबकों अपमानका यह घूँट पीकर महज इसलिए स्वागतमें 
शामिल हो जाता चाहिए कि राज-परिवार राजनीतिसे ऊपर है! अगर इसका 
उत्तर कोई हाँ” में दे तो वह वफादारी और राजनीतिके अर्थसे अपनी शोचतवीय 
अनभिज्ञता ही प्रकट करेगा। 

में तो कहँँगा कि मन्त्रियोंकी कार्रवाइयों या गलतियोंसे जितने अधिक असन्तुष्ट 
हम हें, उतने असन्तुष्ट अगर आस्ट्रेलियावाले होते तो वें बिना किसी हिंचकिचाहटके 
ऐसी यात्राका बहिष्कार करते। मन्त्रिगण इस यात्रासे अपना राजनीतिक उद्देश्य 
साधना चाहते हैं, और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें वेसा न करने दें। 

में श्री बेप्टिस्टाकी इस बातसे सहमत हूँ कि हम इस समय शोक-सन्तप्त हें । 
इसलिए वे आशा करते हें कि युवराजको इस यात्रापर नहीं भेजा जायेगा, लेकिन 
अगर वे भेज ही दिये जाते हे तो श्री बेप्टिस्टाका कहना है कि हमें इस शोककी 
स्थितिके वावजूद उनका स्वागत करना चाहिए। में चाहता हूँ कि युवराज यहाँ आयें, 
और इसीलिए में कोशिश करूँगा कि शोकके कारणोंकों दृर किया जाये; में उन्हें अटल 
तथ्य. मानकर नहीं बेढूँगा। में मन्त्रियोंसे कहना चाहूँगा कि चूँकि हम युवराजका स्वागत 


१, पंजाबके छेपिटनेंट गवर्नर, १९१३-१९; इनके कायकाल्‍ुमें' जलियाँवाला बागका दृत्याकाण्ड हुआ था | 


पंजाबमें स्वदेशी २१ 


पूरे उत्साह-उमंगके साथ करना चाहते हें, इसलिए खिलाफत और पंजाब सम्बन्धी 
हमारी शिकायतें दूर कर दें। में उनसे यह भी कह देना चाहेगा कि अगर वे ऐसा नहीं 
करते, और दुराग्रहपूर्वक यूवराजकों भारत भेज ही देते हे तो जनताके सामने इस 
यात्रा या स्वागत-समारोहोंका बहिष्कार करनेके अलावा और कोई चारा नहीं होगा, 
और उसप्ते इस' अटपटी' स्थितिमें डालवेकी जिम्मेदारी स्वयं मन्वत्रियोंपर होगी। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७-७-१९२० 


१३: पंजाबमें स्वदेशी 


भारत स्त्री महामण्डलकी संयुक्त मंत्रिणियोंने श्रीमती सरलादेवी चौधरानीके' 
बम्बईसे छाहौर लौटनेके बादसे उनकी स्वदेशी-सम्बन्धी गति-विधिका हाल बताते हुए 
एक रिपोर्ट भेजी है। संयुक्त मन्त्रिणियाँ कुमारी राय और श्रीमती रोशनलारू बताती 
हें कि २३, २४ और २५ जूनकों लाहौरमें अलग-अलग स्थानोंपर महिलाओंकी तीन 
सभाएँ हुई। तीनों सभाओंमें श्रीमती सरलादेवीकी बातें सुननेकों उत्सुक सेकड़ों महिलाएँ 
एकत्र हुई थीं। उतके भाषणोंका मुख्य विधय भारतकी घोर गरीबी था। उन्होंने 
उसके मूल कारणोंपर प्रकाश डालते हुए यह दिखाया कि हमारी गरीबी मुख्यतः 
लोगोंके स्वदेशी छोड़ देनेका दुष्परिणाम हैं। इसलिए उन्होंने इसके उपचारके तौरपर 
स्वदेशीको फिरसे अपनानेकी सलाह दी। 

स्वयं सरलादेवी मुझे लिखती हें कि श्रोताओंपर उनके भाषणोंसिे अधिक असर 
उनकी खद्दरकी साड़ीने डाला; उसके बाद उनके गायनने | इस दृष्टिसे भाषणोंका स्थान 
अन्तिम रहा। लाहौरकी नंक महिलाएँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गईं और 
उनकी खुरदरी लेकिन स्वच्छ, सुन्दर साड़ीपर हाथ फेरःफेरकर उसकी सराहवा 
करने लऊगीं। कुछने इस बातपर हमदर्दी जाहिर की कि जो महिला कलहूतक कीमती 
और महीन रेशमी साड़ी पहनती थी उसीने आज हाथसे बनती खुरदरी खद्दरकी साड़ी 
पहन रखी है। लेकित सरलादेवी हमदर्दीकी भूखी नहीं थीं। उन्होंने छूटते ही कहा 
कि आप लोगोंने जो अपने शरीरपर ये महीन विदेशी दुपट्रे डाल रखे हें, वे विदेशी 
उत्पादकोंपर निर्भर रहनेकी आपकी असहाय अवस्थाके कारण आपके कन्धोंपर भारी 
बोझके समान हें, जबकि मेरी खह्रकी खुरदरी साड़ी मुझे उस आनन्दके कारण पंखके 
समान हलकी लगती है, जो आनन्द इस बातका स्मरण करके प्राप्त होता है कि 
में बिलकुल आत्म-निर्भर और स्वतन्त्र हूँ। क्‍योंकि मेने अपने भाई-बहनोंकी मेहनतसे 
तैयार किया गया वस्त्र धारण कर रखा है। उनकी इस बातसे श्रोतृ समूह इतना 


१, १८७२-१९४७; रवीद्धनाथ ठाकुक्की भान्‍जी, छाहौरके पंडित रामभजदत चौधरोकी पत्नी। 
१९१९ में पति-पत्नी, दोनों गांधीजोके अनुयायी हो गये; अपने लड़के दीपकको उन्होंने शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए साबरमती आश्रम भेजा था । 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


प्रसन्न हुआ कि अधिकांश महिलाओंन तो उसी समय विदेशी वस्त्र छोड़ देनेका निश्चय 
कर लिया। अब इन महिलाओंन सरलादेवीपर एक ऐसी दुकान खोलनंका भार डाल 
दिया हैं जहाँसे वे स्वदेशी चीजें खरीद सकें। उसके बादसे वे और भी बहुत-सी 
सभाओंमें बोल चुकी है। वे सियालकोटमें जिला कान्‍्क्रेंससें बोलीं और विशेष रूपसे 
महिलाओंके लिए ही आयोजित एक सभामें बोलीं, जिसमें हजारसे ऊप'र स्त्रियाँ उप 
स्थित थीं। आशा हैं, पंजाबके पुरुष भी सरलादेवी द्वारा स्वेच्छासे लिये गये इस' ब्रतको 
पूरा करनेमें सहायता देंगे। उनकी प्रतिभा और उनकी इस तत्परताका उपयोग वे 
स्वदेशी' सभा स्थापित करने और एक ठोस आधारपर स्वदेशीका प्रचार करनेके लिए 
कर सकते हें। इस कामको सफल बनानेके लिए आदमियोंकी भी जरूरत है और 
पैसेकी भी। 

स्वदेशी सुधारोंसे बढ़कर है। सुधारोंमें बहुत अधिक समय और शक्तिका अपव्यय' 
होता है। लेकिन स्वदेशीमें ऐसी बात नहीं है। एक-एक गज सूृत कातनेका मतलब है 
उस हृदतक' श्रमका सद॒पयोग और राष्ट्रीय सम्पत्तिकी उतनी वृद्धि। यहाँ एक-एक 
बूँदका महत्त्व है। स्वदेशीका मतलब है पहले उत्पादन और फिर वितरण। उत्पादनसे 
पूर्व वितरणका मतलब हैं बिना किसी आनृपातिक' लाभके मूल्यमें वृद्धि, क्योंकि आज 
पू्तिके मुकाबले माँग अधिक है। अगर हम कपड़ेका अधिक उत्पादन नहीं करते तो 
विदेशी वस्त्रोके आयातका सिलसिला एक दुःखदायी और पापपूर्ण आवश्यकता बनकर 
जारी' ही रहेगा। 

पंजाबको एक महान्‌ अवसर प्राप्त हुआ है। वह बहुत अच्छी रुई उपजाता 
है। कताईकी कला अभी वहाँ बिलकुल मर नहीं गई है। लगभग हर पंजाबी स्त्री 
यह कला जानती है। प्राचीन समुद्धिके इस आगारमें अब भी हजारों बुनकर निवास 
करते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बातकी हैं कि नेताओंकों यहाँकी महिलाओंकी क्षमता- 
में और अपने-आप में विश्वास हो। जब सरलादेवीने मुझे यह लिखा कि हो सकता 
है, उन्हें बम्बईसे माल मँगानेकी जरूरत पड़े तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। पंजाबके 
पास अपना कपड़ा स्वयं तैयार करनेके लिए काफी समय, श्रम तथा आवश्यक सामग्री 
मौजूद है। वहाँ बहुत ही साहसी व्यापारी रहते हे। उसके पास जरूरतसे ज्यादा 
पूँजी है। उसके पास बुद्धिकी भी कमी नहीं है। लेकिन क्‍या इसमें यह सब करनेकी 
इच्छा है? वह एक वर्षसे भी कम समयमें अपने यहाँ स्वदेशीका संगठन कर सकता 
है, बशतें कि उसके नेता इस महान्‌ उद्देश्यके लिए कार्य करें। अगर पंजाब अपने 
लिए बम्बईसे कपड़े मंगाता है तो यह स्वदेशीके साथ खिलवाड़ करना होगा। 

पंजाबका यह कत्तंव्य हैँ कि वह स्वदेशीकों एक समृचित आधारपर स्थापित 
करके और बॉसवर्थे स्मिथ ऐंड कम्पनीसे मुक्ति पाकर अपनी गलतीको सुधारे। तभी 
बह आथिक और राजनीतिक, दोनों दृष्टियोंस मजबूत बन सकता है। भौगोलिक दृष्टिसे 
उसका स्थान सभी प्रान्तोंसे ऊंचा है। पुराने जमानेमें उसने देशका पथ-प्रदर्शन किया है। 


१, संयुक्त जिला-अधिकारी, अम्बाला; अव्याचारोंके लिए प्रसिद्ध मार्शल लॉ अधिकारियोंमें से एक । 
२, अन्य मार्शल लॉ अधिकारी । 


जूनागढ़में पागलपन २३ 


क्या वह फिर ऐसा नहीं करेगा ? वहाँके लोग देखनेमें बड़े शक्तिशाली हें। क्या उनमें 
अब क्षण-भरकी भी देर किये बिना सरकारको अपना प्रशासन स्वच्छ बवानेपर मजबूर 
कर देनेकी शक्ति हैं? ऐसा न समझा जाये कि में लिख रहा था स्वदेशीपर और 
बहककर राजनीतिक विषयपर आ गया हूँ। मेरी स्वदेशीकी भावना इतनी' तीत्र है 
कि भारतसे धन छीननेवाले विदेशी वस्त्रों और उसी तरह उससे उसका आत्मसम्मान 
छीननेवाले स्मिथ, ओब्रायन, श्रीराम और मलिक-जैसे अधिकारियोंको! देखकर में 
अधीर हो उठता हूँ, जिन्होंने उद्धततापूर्वकं अपनी छड़ियोंसे औरतोंके बुरके हटाये, 
निरीह लोगोंको पशुओंकी तरह जंजीरोंसे बाँधा, उनपर बख्तरबन्द गाड़ियोंपर से गोलियाँ 
बरसाई और अन्य प्रकारसे भी उन्हें आतंकित किया। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ७--७--१९२० 


१४. जूनागढ़में पागलपन 


जूनागढ़ काठियावाड़की एक मुसलमान रियासत हैं; काठियावाड़का यह नाम 
इसलिए पड़ा कि किसी जमानेमें वह वीर काठियोंकी भूमि था। उसमें एक सुसंचालित 
कॉलेज हैं, जिसका नाम उसके संस्थापक स्वर्गीयः वजीर बहाउद्दीनके नामपर पड़ा हैं। 
इस कॉलेजमें सिन्धी विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्यामें भरती हुआ करते थे --जिनमें अधि- 
कांश मुसलमान विद्यार्थी थे। उस कॉलेजकी खास विशेषता यह है कि उसमें विद्या- 
थियोंकों निःशुल्क शिक्षा दी जाती हैं। कुछ दिन हुए, नये नवाबने एकाएक यह आदेश 
जारी किया कि सभी गैर-काठियावाड़ी विद्यार्थी चौबीस घंटेके अन्दर कॉलेज छोड़ दें। 
विद्यार्थीगण इस आदेशसे किकत्तंव्यविमूढ़ रह गये, लेकिन फिर भी इन बेचारोंको उसी 
दिन जबरदस्ती रेलगाड़ियोंमें बैठाकर सिन्ध भेज दिया गया। इन विद्याथियोंका अप- 
राध क्‍या था, यह कोई नहीं जानता। सुना जाता हैं कि इस पागलूपन भरे हुक्मका 
कारण खिलाफत आन्दोलन है। इस लज्जाजनक कामपर परदा डालनेके लिए [उक्त 
विद्यार्थियोंमें | हिन्दू विद्याथियोंकों भी जोड़ दिया गया है। 

व्यक्तिश: में तो इस' निष्कासनकी कारंवाईका स्वागत ही करता हूँ। इस कऋृत्यसे' 
जिस नग्न अन्यायका परिचय मिलता है उससे लोगोंको पता लग जायेगा कि खिलाफत 
आन्दोलनके चारों ओर जो प्रच्छन्न विरोधी शक्तियाँ खड़ी की जा रही हें, उनका 
असली स्वरूप क्या है। ये रियासतें स्वयं ही सम्राटके राज्यकी प्रजा हें। इसलिए जब 
सम्राटके राज्यकी सरकार कोई भयंकर गलती कर बेठती है तब वास्तवमें इन रिया- 
सतोंकी दशा उस प्रजासे' भी खराब हो जाती है जिसे कोई प्रभुसत्ता प्राप्त नहीं है। 


१, देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १२८-३२० । 
२, सौराष्टमें रहनेवाली एक जाति । 


२४ सम्पूर्ण गांधी वाडगमय 


चूँकि उन्हें सत्ता और धन-संपत्तिके रूपमें बहुत-कुछ खोनेका भय होता है, इसलिए 
उसकी रक्षाके लिए वे खुशी-खुशी अन्यायके साधन बन जाते हैं, और इस तरह 
सम्राटके राज्यकी सरकारके अन्यायोंकी नग्नता स्वयं उसके प्रत्यक्ष कार्योमें उतनी स्पष्ट 
परिलक्षित नहीं होती जितनी कि देशी रियासतोंके कृत्योंमे। इसलिए देशी रियासतोंकी 
प्रजाकों और उनके अस्थायी संरक्षणर्म रहनेंवाले लोगोंको दोहरी क्षति उठानी पड़ती 
है। परच्तु यहाँ में ब्रिटिश अधिसत्ताकी अधीनतामें देशी रियासतोंकी जो दशा है 
उसका निदान नहीं करता चाहता। 

मेरा उद्देश्य इस कठिन प्रिस्थितिसे निकलनेका एक आसान रास्ता बताना है। 
कहा जाता है कि उस कॉलेजके प्रधानाचायने इस असाधारण आदेशके विरोधमें अपना 
त्यागपत्र दे दिया है। वे उन लोगोंकी बधाईके पात्र हें जो ब्रिटिश साम्राज्यमें शुद्धता 
और न्याय देखनेको इच्छुक हें। परन्तु क्या काठियावाड़ी विद्याथियोंका रियासतके प्रति 
तथा अपने साथियोंके प्रति कोई कत्तंव्य नहीं है? मेरी रायमें उन विद्याथियोंको चाहिए 
कि विनयपुर्वक अपना विरोध प्रकट करनेके बाद वे सामूहिक रूपसे कॉलेज छोड़ दें। 
यदि ये विद्यार्थी कॉलेजका परित्याग करके अपने साथी विद्यार्थियोंके प्रति सहानूभूति 
प्रकट करनेकी' मर्दातगी नहीं दिखाते तो इसका मतलब अपनी निःशुल्क शिक्षाके लिए 
जरूरतसे ज्यादा बड़ी कीमत चुकाना होगा। सम्भव है कि नवाब साहब तब भी न 
चेतें। लेकिन इससे विद्याथियोंकों कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। कॉलेज छोड़नेके 
साथ ही उनका कत्तेंव्य पूरा हो जायंगा। 

निष्कामित विद्यार्थियोंसे में यह कहूँगा: साहस मत छोड़िए। जिस कॉलेजके 
स्वामीने आप लोगोंका ऐसा अपमान किया हैं उस कॉलेजमें पुनः प्रवेश पानेके लिए 
अनुनय-वितय न करें। जो थोड़ी-सी मुआवजेकी रकम तथा यात्रा-व्ययः नवाब 
साहवने आप लोगोंको दिया है, वह भी आप वापस कर दे सकते हैं। ऐसा कोई भी 
मुआवजा स्वीकार करनेका अर्थ होगा अन्यायके साथ समझौता करता। आप छोगोंके 
लिए जो शिक्षा पाना जरूरी है, वह शिक्षा आप बिता कॉलेज गये सिन्धमें ही प्राप्त 
कर सकते है। हमारे स्कूलों व कॉलेजोंमें जो शिक्षा दी जा रही है, उसके प्रति हममें 
अतिशय' अन्धभक्त है। पढ़ना-लिखना सीखनेके पहले हमें मनुष्य वनना सीखना चाहिए। 
प्रकृतिन मनुष्यको अपनी प्रगतिके मार्गमें आनेवाली समस्त बाधाओंपर -- चाहे वे उसकी 
पढ़ाई-लिखाईकी प्रगतिके मार्गमें आये या किसी और तरहकी प्रगतिके भार्गमें --- विजय 
प्राप्त करनेकी क्षमतासे युक्त कर रखा है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ७-७-१९२० 


१५. भाषण : महिलाओंकी सभा, बम्बईसें' 


७ जुलाई, १९२० 
श्री मो० क० गांधीन सभासें उपस्थित लोगोंसे अनुरोध किया कि वे पंजाबके 
अत्याचारोंके सम्बन्धर्मं कांग्रेस समितिकी रिपोर्ट" ध्यानसे पढ़ें। इसी शिपोट्ट्से, जो 
पहली बार प्रकाहमें आई है, ऐसी कुछ घटनाओंकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 
बम्बईकी सहिहाएँ जश्ायद सोचें कि वह क्‍या चीज है जो में समझानकी कोशिश कर 
रहा हूँ, क्योंकि वे कह सकती हें कि यहाँ बम्बईमें तो वे पूरी आजादीके साथ जहाँ 
चाहें आ-जा सकती हैं; जो चाहें कर सकती हें। लेकिन जो ऐसा कहती हैं वे 
भूल जाती हैं कि जो-कुछ पंजाबसें हुआ है, समान परिस्थितियोंमें बम्बईमें भी हो 
सकता है। इसके अतिरिक्त आप सबका कर्तव्य केवल अपनी स्थिति सुरक्षित बनाये 
रखना ही तो नहीं है। आपको इस सम्बन्धर्म व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और 
अन्य प्रान्तोंके लोगोंकी सुरक्षाका भी प्रबन्ध करता चाहिए। अपने पंजाबी भाइयों और 
बहनोंके प्रति किये गये अन्यायोंकों आप अपने प्रत्ति किये गये अन्याय मानिए और 
आपका यह कर्तव्य है कि आप अपनी समस्त दाक्तिसे इन अन्यायोंका विरोध करें, 
ताकि पंजाबकी बर्बेरताको न तो पंजाबमें दुहराया जा सके और न भारतके किसी अन्य 
प्रान्तमें। आपको भारतकी श्रेष्ठ सभ्यतापर जो गये है, उसे अगर आप कायम रखना 
चाहती हों तो आपको दुनियाकों यह दिखा देता हे कि भारतकी स्त्री-जातिका आत्मबल 
पंजाबसें बबंरता करनेवाले अधिकारियोंकी ताकतसे बढ़कर है। आप सबको अपने 
पतियों, भाइयों और लड़कोंके कंघेसेकंधा मिलाकर खड़े होता चाहिए और उनसे 
पंजाबके इन अन्यायोंका निराकरण करानका आग्रह करना चाहिए। 
[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, ८-७-१९२० 


१, बम्बईके एक थनपति, श्रो जहाँगीर बोमतजी पेटिट्की पत्नी श्रोमती जाईजी जहाँगोर पेथ्टिकी 
अध्यक्षतामें; देखिए “ झ्लियोंका कत्तेव्य ”, १८-७-१९२०। 
२. यह रिपोर्ट २७ माचे, १९२० को प्रकाशित हुई थी; देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १९५८-३२२ । 


१६. पत्र: नरहरिं परीखको 


बम्बई 
बुहस्पतिवार [८ जूलाई, १९२० [' 
भाईश्री नरहरि,' 
मुझ अनुभवसे यह विश्वास हो गया है कि विद्यार्थियोंकी लिखावटके सम्बन्धमें 
जितनी सावधानी बरती जाये उतनी कम है। सिर्फ आजीविकाका ही विचार किया 
जाये तो भी लिखावटकी कीमत बहुत ज्यादा है। विद्यार्थीका तो यह भूषण है। 
हम बीमार क्‍यों पड़ते हैं? हर एकको इस बातकी खोज अपने लिए स्वयं कर 
लेनी चाहिए। इस सम्बन्धरमें में सदा विचार करता रहता हूँ। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य- 
की दृष्टिसे विचार करते हुए मेरी वृत्ति फिलहाल हठयोगकी कुछ क्रियाओंकी ओर मुड़ी 
हैं। मुझ लगता है कि ये क्रियाएँ इस दृष्टिसे बहुत महत्त्वकी हैं। इन विचारोंकी 
प्रेरणा तो मुझे बड़ौदाके एक वेद्यसे मिली। इसपर विनोबाके' साथ चर्चा करना। 
हम रोगी कायासे मारतकी पर्याप्त सेवा नहीं कर सकते। प्राणायाम और नेती-धौतिकी 
क्रियाएँ शरीरको स्वस्थ रखनेमें बहुत मदद करती होंगी, ऐसा मुझे मालम देता है। 
इतना सब कहनतेका मुख्य उद्देश्य तो यह है कि आप अपनी कायाकों वज्ञके समान 
बनाओ। 
सवेरे उठनेके लिए अगर जरूरी जान पड़े तो आप शामकों आठ बजते ही 
बिस्तरपर चले जायें। जल्दी उठनेकी कीमत में खूब पहचानता हूँ, इसीसे कहता हूँ । 
दीपकके शरीरपर बहुत कम चरबी है। उसकी पसलियाँ दिखाई देती हैं। यह 
बात मुझे अच्छी नहीं लूगती। एक भी लड़केकी पसलियाँ दिखाई दें, यह में सह ही 
नहीं सकता। 
भास्क रके पैसेके सम्बन्ध्में अगर कुछ और जाँच-पड़ताल कर सको तो करना। 
इसमें तो शक नहीं कि हमें वह रकम उसके खातेमें जमा करनी चाहिए। कहीं ऐसा 
तो नहीं कि भास्करने स्वयं ही' वह रकम ले ली हो? 
विद्यारथियोंके बारेमें काकानें जो उत्तर दिया है, वह तो वही दे सकते थे। 
जिसे शालासे सच्चा प्यार हो, ऐसा उत्तर वही दे सकता है। में जवाबकों परिपूर्ण मानता 


१. बृहस्पतिवार, ८ जुलाई, १९२७० को गांधीजी बम्बईमें थे और वे एक दिनके लिए, जैसा कि 
अन्तिम अनुच्छेदमें कहा गया है, सोमवार, १९ जुलाईको अहमदाबाद गये थे । 

२. (१८९१-१९०७ ); १९१७ से साबरमती आश्रमके सदस्य; गांधीजीके रचनात्मक कार्यकर्ताओं में 
से एक | 

३. आचाये विनोबा भावे (१८९०- ); गांधीजीके अनुयायी, ग्रामदान और भूदान आन्दोलनेकि 
प्रणेता । 

४. दत्तात्रेय बालक्ृष्ण कोढेलकर (१८८५- ); काका साइबके नामसे असिंद्ध; शिक्षाविद, लेखक 
और रचनात्मक कार्येकर्ता; पद्म विभूषण । १९१५ से गांधीनीके सहयोगी । 


पत्र : नरहरिं परीखको २७ 


हूँ लेकिन उससे आगे जायें तो मुझे विश्वास है कि मेरी शालासे निकला हुआ विद्यार्थी 
--- अगर चाहे तो --- अन्तर्में अधिक कमा सकता है। उसकी बुद्धि परिपक्व और तीकत्र 
होगी। उसका दिमाग विदेशी भाषा और परीक्षाके बोझ तले कुचछा हुआ नहीं होगा। 
परीक्षा' पास किये हुए व्यक्ति आज भी बहुत कमाते है, ऐसा मानना गलत है। आज भी 
हिन्दुस्तानके धनाढ्य पुरुष वे लोग हें जिन्होंने कोई अंग्रेजी शिक्षा नहीं पाई हैं। 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग उनके आश्रयमें उनके अधीन काम करते हैं। इसमें से बैरिस्टरों 
और डाक्टरोंकी बात में छोड़ देता हूँ, और उसमें भी बेरिस्टरोंकी, क्योंकि उन्हींको 
खिताबकी जरूरत रहती हैं। अगर चिकित्सा करना आ जाये तो हमारे बच्चे भी 
कर सकते है । सरकारी नौकरीके अछावा और सब नौकरियाँ (अगर नौकरी करना ही' 
उनका ध्येय हो तो) बी० ए० पास लोगोंके समान हमारे बालक भी कर सकते हें। 
और उतना अध्ययन करनेके बाद अगर वे विलायत जाना चाहते हों तो वहाँ जाकर 
मेट्रिक्यूलेशन पास करके वे बैरिस्टर भी बन सकते हें। मतलूव यह कि हम उनके 
लिए पदचात्तापका अवकाश भी रखते हैं। हमारी आशाके अनुरूप अगर हमें शिक्षा 
दी जाये तो हम सारे जगत्‌के विरुद्ध उसका बचाव कर सकते हें। 

मोक्षकी बातको छोड़ दें लेकिन अच्छे बनने ' की महत्त्वाकांक्षा तो प्रत्येक बालक- 
को समझाई जा सकती है। अच्छा बनने का तात्पयें समझाते हुए अनेक बातें 
सिखाई जा सकती हें। 

लेकिन ये सब बातें तो जब हम मिलेंगे तब होंगी। में सोमवारकों वहाँ आऊंगा, 
उसी दिन वापस' चला जाऊँगा। अपनी इस चर्चाके लिए अगर आप एक बजसे एक 
घंटेका समय रखें तो ठीक होगा। उस समय वहाँ कोई नहीं आयगा और अगर 
आया भी तो हम उससे माफी माँग लछेंगे। 


बापूके वन्देमातरम्‌ 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ६४१५)की फोटो-नकलसे। 


१७. सन्देश : राजकीय मंडलकी बेठककों' 


[९ जुलाई, १९२० के पूर्व | 


श्री [इंदुलाल | याज्ञिकनंं एक गुजराती पत्र पढ़ा जिसे बेठकर्मं पढ़नके लिए 
श्री मो० क० गांधीने उन्हें लिखा था। पत्र इस प्रकार हैः 


राजकीय मण्डलूकी बैठक नडियादम हो रही है। तवजीवन ' [के पिछले अंक | में 

मेने जिस प्रस्तावका सुझाव रखा है; कृपया उसे देखिये। में चाहता हूँ कि मंडल 
निडरतापुवंक पंजाब और खिलाफत दोनों सवालोंके सिलसिलेमें असहयोगकी सलाह देते 
हुए एक प्रस्ताव पास करे। कौंसिलोंके बहिष्कारकों में उस दिशारमों पहला कदम मानता 
हैँ। मेरी समझम कौंसिलोंमें प्रवेश करनेके बाद बहिष्कार अपनाना मात्र कायरता है। 
जो लोग पंजाबके प्रति न्याय नहीं करते और जो खिलाफतके सवालपर हमें धोखा 
देते है, उनसे हम सहयोग कैसे कर सकते हे ? मुझे याद है कि बचपनमें मेने जुआ 
खेलनेवालों को बेईमानीसे अपने पासे डालनेवालों के साथ खेलने से इनकार करते देखा 
है। हमारे सामने जो राजनैतिक खेल है, उसमें भारतकी प्रतिष्ठा दाँवपर लगी है। 
एक ओर छिलाड़ी दुर्योधन-जैसे जान पड़ रहे हे। उनके साथ कंसे खेला जाये ? एक 
सही और साहसपूर्ण निर्णय लेनेमें ईश्वर आपकी मदद करे। 

[ अंग्रेजीसे ] 

बॉस्बे ऑनिकल, १६-७-१९२० 


१, यह संदेश मण्डलकी कार्यकारिणी कमेटीके नाम भेजा गया था जिसकी बेठक ११ जुलाई, १९२० को 
नडियादमें हुई थी | मण्डल्क्री कान्फ्रेंतस २७, २८ और २९ अगस्तको हुई; देखिए “ भाषण : गुजरात 
राजनीतिक परिषद्‌, अहमदाबादमें ” । 

२. देखिए अगला श्ोषक । 

२. इंदुलाल याशिक, एक सक्रिय राजनेतिक कार्यकर्ता । गांधीजोने इन्हींते नवजीवन लेकर उसे 
साप्ताहिकका रूप दिया था । 

४. देखिए “ गुजरातका कत्तेव्य ”, ११--७-१९२० । 


१८. पत्र : वललभभाई पटलकों 


बम्बई 
शुक्रवार [९ जुलाई, १९२०] 
भाईश्री वल्लभभाई, 
में वहाँ सोमवारकों जाऊंगा और उसी दिन लोट आऊंगा। राजकीय मण्डरूको 
क्या करना चाहिए, इसके विषयों मेने भाई इन्दुलालकों पत्र लिखा है; उसे देख 
लेना। मुझे आशा हैं कि वह असहयोगका निर्णय करेगी। हमें कौंसिलोंके सम्पूर्ण बहि- 
प्कारका ही' सहारा है। 
भाई मावलंकर' आदिको खबर देना। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
भाईश्री वल्लभभाई पटल 
बरिस्टर 
भद्र, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
जापुता पत्रों: सरदार वल्लभभाई पटेलन 


१९, गूजरातका कत्तंव्य 


सारे देशमें इस समय कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्त उठ खड़े हुए हँ। मुख्यतया 
उतके समाधानपर ही भारतका भविष्य निर्भर करेगा। इस अवसरपर यदि हम 
दुर्बलता दिखायेंगे तो शापग्रस्त होकर रह जायेंगे। 

इस लेखकों “गुजरातका कत्तेव्य' शीरषेक मेंने जान-बूझकर दिया है। नवजीवन' 
का प्रकाशन गूजराती भाषा बोलनेवालोंके लिए ही होता है, इतना ही नहीं वरन्‌ 
अपने जिन विचारोंके प्रति मेरे मनमें बहुत मोह है उन विचारोंको में गुजरातियोंके 
पमक्ष अधिक विकसित रूपमें रखते हुए यथासम्भव अथक परिश्रमके साथ अपने 
जीवनमें उतार रहा हूँ। 


१, देखिए “ पत्र: नरहरिं परीखकों ”, ८-७-१९२० का अन्तिम अनुच्छेद तथा पिछला शीषैक। 

२. देखिए पिछला शीषेक । 

३. गणेश वासुदेव मावलंकर ( १८७७-१९५६ ); युजरातके राजनीतिक कार्यकर्ता; स्वातन्त्य-प्राप्तिके 
बाद लोक समाके पहले अध्यक्ष 


३० सम्पूर्ण गांधी वाढमय' 


अतएव गुजरातियोंका इस दिशामें विशेष कत्तेव्य हो जाता है। में अनेक गुज- 
रातियोंके निकट सम्पकेमें आया हूँ, उनके साथ मेंने मुक्तभावसे अपने विचारोंकी चर्चा 
की है। वे बहुत बारीकीसे मेरे जीवनका अध्ययन कर सकते हें। में अपनी कम- 
जोरियोंको उनसे छिपा नहीं सकता -- छिपानेका प्रयत्न भी नहीं करता। 

मेरा दावा है कि में आज जिन विचारोंको जनताके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ 
वे अपरिपक्व बुद्धिकी उपज नहीं हे, अपितु तीस' वर्षके जाग्रत अनुभवोंकी निहाईपर 
गढ़े गये हें, इसलिए वे अत्यन्त प्रौढ़ विचार हैं। तथापि उनमें दोष हो सकते' हूं, वे 
गलत भी हो सकते हें। बहुत-सी भूलें परम्परासे चली आती हें। [ ऐसा | अनुभव 
होनेके बावजूद हम उन्हें भूलके रूपमें पहचाननेमें असमर्थ रहते हें। यह सम्भव है 
कि अपनी जड़ताके कारण में अपने विचारोंके दोषोंको न देख पाता होऊँ। 

इसलिय में तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे विचारोंकों बिना आज- 


माए ही फेक न दें। उतकी जाँच करना गुजरातियोंका विशेष कत्तंव्य' हैं, क्‍योंकि मेरे 
सामीप्यके कारण गूजरातकों उवको परखनकी अधिक सुविधा हैं। 


“आपने तो संसार छोड़ दिया है, साधु हो गये हैं, विचार अच्छे तो हें लेकिन 
सांसारिक मनुष्य उनपर अमर नहीं कर सकते ”; ऐसा कहकर उन्हें निकाल बाहर 
करना कायरताका सूचक है। अपने ऊपर साधुता अथवा असांसारिकताके आरोपको 
में स्वीकार नहीं करता। अपने साथियोंकी ओर दृष्टिपात करनेसे में अपनी अपूर्णताकों 
देख सकता हूँ। में अपनेकों सांसारिक व्यक्ति मानता हूँ। मुझे तो छगता है कि में 
व्यवहार-कुशल व्यवित हूँ, अपने पड़ोसियोंकी अपेक्षा अधिक सुखी, सन्‍्तोषी तथा निर्भेय 
हूँ। तथापि में दूसरोंकी बनिस्वत कम चिन्ताओंसे घिरा हुआ मनुष्य नहीं हूँ। मेरी 
कठिनाइयोंकों देखकर मेरे पड़ोसी तो काँप जाते हे। तथापि में भी काम चलाने योग्य' 
स्वस्थ अवदय रहता हूँ। अन्य लोगोंकी भाँति मेरे भी स्त्री-पुत्रादि हें। उनके प्रति अपने 
उत्तरदायित्वोंको मेंने उतार नहीं फेंका हैं, वरन्‌ उनका सुक्ष्मतासें अध्ययन किया है। 
और उनमें से किसीके भी उत्तरदायित्वसे विमुख नहीं हुआ हूँ। में जंगलमें नहीं 
रहता बल्कि अपने सम्बन्धोंके घेरेको बढ़ाता जाता हूँ। अन्य छोग मेरी अपेक्षा संसारमे 
अधिक लिप्त हो सकते हूँ, ऐसी तो मुझ कोई बात दिखाई नहीं पड़ती। आप मुझे 


साधु कहकर एक ओर कर दें तो यह भेरे प्रति अन्याय करने तथा गृजरातकों मेरी 
सेवाओंसे वंचित करनके समान है। 


वर्तमान सरकारको अनीति, अन्याय तथा उद्धतता अवर्णनीय' हैं। वह एक झूठकों 
दूसरे झूठके बलपर खींचती चली जाती है। अनेक कार्योकों डरा-धमकाकर अन्जाम 


देती रहती हैं। यदि लोग इस सबको चुपचाप सहन करते रहेंगे तो हम कभी आगे 
नहीं बढ़ सकेंगे । 


यादि कोई भूखा व्यक्ति अपनी भूखके बारेमें नारे लगाता रहे, लेकिन अन्न प्राप्त 
करनेके लिए कोई बड़ा प्रयत्न न करे, प्रयत्न करते हुए ही' मरनेके लिए तैयार न हो 
तो हमें इसी बातकी शंका होने लगेगी कि वह सचमुच भूखा भी है या नहीं। 

टाइम्स ऑफ इंडिया ने टीका करते हुए कुछ दिन पहले लिखा था कि हमारे 
वक्‍तागण पंजाब आदिके सम्बन्धर्म जितने विशेषणोंका प्रयोग कर रहे है, वे सब यदि 


गुज रातका कत्तेव्य' ३१ 


वस्तुत: सही हों तो भावनाओंके इतने उद्देलित हो जानेके बाद लोग उपाय खोजे बिना 
नहीं रह सकते। एक अंग्रेजी कहावत हैं कि आवश्यकता आविष्कारकी जननी हैं'। 
मेमनोंमें कहावत है. मामछामां माटी” अर्थात्‌ आपत्तिमें वीर पुरुष पैदा होते हें। 
मामला अर्थात्‌ संकट मनृष्यको उससे म्‌क्ति पानेकी राह दिखाते हें; संकटमें पड़कर 
ही मनृष्य माटी (मर्द) बतता हैं। हमारे ऊपर यदि सचमृच संकट हैं, हमारे विशेषण 
यदि हमारी स्थितिका सही चित्रण करते हें तो हमें उसका उपाय क्‍यों नहीं सूझता? 

पंजाबका दुःख  असह्य ' है, ऐसा हमने अनेक बार कहा हैं। असह्य वेदतासे 
पीड़ित मनुष्य क्या करता हैं? बिच्छुसे काटा गया व्यक्ति विष उतरवानके लिए अनेक 
उपचार करता है और उससे भी अगर आराम नहीं होता तो मृत्युकों प्राप्त होता 
हैं। हमें असह्य कष्ट तो है पर हम मरनेकी शक्ति भी खो बैठ है । ऐसी हालतमें 
“टाइम्स हमारी हंसी क्‍यों न उड़ाये? 

शास्त्रोंते असन्तोंका त्याग करनेका सुझाव दिया है। हममें असन्त श्री ओ'ब्रायन, 
श्री स्मिथ तथा श्रीरामका त्याग करने-जितनी हिम्मत भी नहीं है। 

जो सरकार वचन देकर उसे तोड़ देती हैं, उसका त्याग करना अनादि कालसे 
चला आ रहा एक उपचार है। हमें अपने इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण सहज ही 
मिल जाते हें, जब राजाके अत्याचारसे पीड़ित हो जनताने राजाका त्याग कर दिया 
हो। जनताकों रूठ जानेका अधिकार है। 

यूरोपमें दुष्ट राजाका जनता हनन कर' देती है। हिन्दुस्तानमें जब जनता अकुला 
जाती है तब वह उसका राज्य छोड़कर चल देती हैं। मेरे द्वारा सुझाया गया असह- 
कार इसकी अपेक्षा हलका त्याग है। सर्वथा त्याग करना यह असहकारकी पराकाष्ठा 
है। हम रूठना भी भूल गये हें। 

यदि ऐसा हो तो यह हमारी अधम स्थितिका परिचायक है। जब गुलाम अपनी 
गुलामीकों भूल जाये तब' उसे बन्धनमुक्त करनेका उपाय नहीं बच रहता। 

जिन दो अन्यायोंका सरकार आज ह॒ठपू्वक समर्थन कर रही है उनसे अधिक 
घोर अन्य कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। उनके होते हुए भी यदि हम व्याकुल 
नहीं होते तो इसमें सरकारका दोष नहीं है, अपितु बोलचालमें यही कहा जायेगा कि 
“हम इसी लायक हें।' 

ऐसे कठिन समयमें में असहकारके जिस' स्वरूपको गुजराती जनताके सम्मुख 
प्रस्तुत कर रहा हूँ उसपर गंभीरतापू्वक विचार करना जनताका कत्तंव्य' है। गुजरात 
इस का्येमें अनुकरण नहीं करेगा बल्कि मुझ उम्मीद है कि वह अग्रस्थान ग्रहण करके 
अनुकरणीय' बनेगा। 

सहज ही विचार करें तो मालूम होगा कि पदवियों, विधान परिषदों, सरकारी 
पाठशालाओं और वकालतके धन्धेका त्याग करना कठिन कार्य नहीं है। लेकिन फिलहाल 
तो हमें विधान परिषदोंका बहिष्कार करतेका निश्चय कर ल़ेना आवश्यक है। गृजरातसे 
एक भी उम्मीदवार विधान परिषद््मों जानेके लिए तेयार न हो तो इसका राजा-प्रजा 
दोनोंपर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। 


३२ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


आइये, अब हम इस बातपर विचार करें कि विधान परिषदोंका परित्याग किस 
तरह किया जाना चाहिए। विधान परिषदोंका त्याग अर्थात्‌ चुपचाप बेठे रहुना नहीं 
है बल्कि मतदाताओंकों उस दिशामें शिक्षित करना और सरकारपर अपने मन्तव्यकों 
स्पष्ट झूपसे प्रकट करना है। 


अतः प्रत्येक मुख्य शहरमें हमें विधान परिषदोंका बहिष्कार करनेके प्रस्ताव 
पास करने चाहिए। 

खिलाफतके प्रशनपर मुसलमानोंके साथ अन्याय करने, ब्रिटिश मन्त्रि- 
मण्डल द्वारा प्रधान मन्जीके वचन-भंगपर अपनी मोहर छगाने तथा पंजाबमें 
भयंकर और असह्य अन्याय किये जानेसे प्रजाके मनको इतनी ज्यादा ठेस पहुँची 
है कि जबतक इनके सम्बन्धरमें न्याय नहीं मिल जाता तबतक विधान परिषदोंमें 
दाखिल होकर सरकारकों शासन चलानेमें मदद करना जनताका अपमान करना 
है। इसलिए इस सभाकी राय है कि किसी भी व्यक्तिको विधान परिषदोंके 
उम्मीदवार-पदके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए और यदि कोई खड़ा हो भी 
जाये तो मतदाताओंकों चाहिए कि वे उसे अपने मत न दें। इतना ही नहीं, 
सरकारको यह भी लिख भेंजे कि वे किसी भी व्यक्तिको विधान परिषदोंका 
सदस्य बनाकर नहीं भेजना चाहते। 


प्रत्येक स्थानपर जल्दीसे-जल्दी इस आशथके प्रस्ताव तत्क्षण पास करवाये जाने 
चाहिए। 

हमें कांग्रेसकी बैठककी राह देखवेकी आवश्यकता नहीं। कांग्रेस जनमतकों अभि- 
व्यक्त करनेका माध्यम ही अधिक है, जनमतको प्रशिक्षित करनेका साधन अपेक्षाकृत 
कम ही है। जिन्हें सही मार्गकी प्रतीति हो गई है उन्हें कांग्रेसके लिए रुके रहनेकी 
तनिक भी जरूरत वहीं है; बल्कि उन्हें तो अपने निश्चयपर अमल करते हुए कांग्रेसको 
जनमतकी दिशा और उसके वेगसे परिचित करवाना चाहिए। 

इस महत्कायेमें सब एकाएक एकमत हो जायें, ऐसा कठिन है। हमें धैर्यपूर्वक 
विरोबी मत रखनेवाले व्यक्तियोंकों शिक्षित करना पड़ेंगा। उनके प्रति अरुचि प्रकट 
करके, उनका बहिष्कार करके हम उनका मत परिवर्तन तो नहीं कर सकते, उन्हें 
दलीलोंसे विनयपुृ्वंक समझा-बुझाकर ही अपनी ओर करना होगा। ऐसा करके ही हम 
सही अर्थोर्में जनमतको प्रशिक्षित कर सकेंगे। 

[ गुजरातीसे | 


नंवजीवन, ११-७-१९२० 


२०. युवराजका आगमन 


श्री बैप्टिस्टाने इस प्रइतकों [बॉम्बे |  क्रॉनिकल में उठाया है कि यदि सम्राट 
जॉर्ज पंचमके सबसे बड़े राजकुमार भारत आयें तो आज हम जिस दुःखजनक स्थितिमें 
हे उस स्थितिमें हम उनका हादिक स्वागत कर सकते हैँ अथवा नहीं। उसमें मेरे 
विचारोंके सम्बन्धर्में भी उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। इसलिए मेरा यह कत्त॑व्य हो 
गया है कि इस सम्बन्ध में भी कुछ कहें। 

मेरी मान्यता है कि युवराज अथवा शाही परिवारकों राजनेतिक क्षेत्रमें नहीं 
घसीटा जा सकता। सरकारके साथ सामान्य मतभेद हो तो युवराजके आनेपर उनका 
स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जब प्रजा शोकग्रस्त हो, जब जनता अत्यन्त 
पीड़ित हो तब' युवराजका आना शोभा नहीं देता । यदि अधिकारीगण जनताकी मनो- 
स्थितिको जाने बिना युवराजकों यहाँ भेजते हें तो प्रजा इस कदमके प्रति अपनी नापस- 
न्दगी' जाहिर करनेका अधिकार रखती है। उससे युवराजका कोई अपमान नहीं होता, 
इस' बारेमें अपनी असहमति प्रकट करना ब्रिटिश संविधानके प्रति अपने अज्ञानकों 
व्यक्त करना है। 

स्मरण रखना चाहिए कि युवराज अपनी इच्छासे नहीं आते-जाते। वह तो 
संविधानके विरुद्ध माता जायेगा। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल यहाँकी सरकारसे परामर्श करनेके 
बाद उन्हें भेजे तभी वे आ सकते हें। युवराज स्वेच्छासे किसी भी भारतीयसे भेंट 
नहीं कर सकते और न वे अपनी इच्छानुसार कोई भाषण ही दे सकते हें। इसलिए 
युवराजका आगमन, उतका नहीं सरकारका कार्य माना जायेगा। 

इसके अतिरिक्त सरकार युवराजको हिन्दुस्तानमें स्वार्थवश ही बुला रही है। यदि 
सरकार और जनताके बीच कोई भारी मतभेद न हो तो दोनोंका एक ही स्वार्थ समझा 
जायेगा। लेकिन जहाँ भारी मतभेद हो वहाँ सरकारका स्वार्थबश्साधन और जनताका 
नुकसान कहलायेगा। ऐसी परिस्थितियोंमें युवराज आयें और उनका हम स्वागत करें 
तो सरकार यह समझेगी कि वह तो ऐसे ही काम करती है जिससे जनताके मनकों 
चोट न पहुँचे, जनताके दुःखी होनेकी बात कुछ असनन्‍्तोषशील व्यक्ति ही कर रहे 
हैं। उसका ऐसा अर्थ करना आइचयंकी बात नहीं होगी। 

इसलिए सरकार यदि ऐसे समय युवराजकों यहाँ बुलाती है तो में उसे एक 
जाल ही मानूंगा। 

जूनताकी आज क्या हालत है? खिलाफतके प्रइतपर मन्त्रिमण्डलने जनताके एक 
भागकों जो वचन दिया था, उसे उसने तोड़ दिया है और इस वचन-भंगपर भारत 
सरकारने मोहर लगा दी है। मुसलमानोंकी धारमिक भावनाओंकी कोई परवाह नहीं की 
गई। पंजाबमें जनतापर अधिकारियोंन जबरदस्त अत्याचार किया। उसका उसे कोई 
पदचात्ताप नहीं है, इतना ही नहीं, उनकी' कार्रवाइयोंको उसने अत्यन्त उद्धततापूर्वक 

१८- रे 


रेड सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


ठीक बताया है। अत्याचारियोंमें अनेक लोग अपने-अपने पदोंपर बने हुए हैँ और 
उनका अत्याचार आज भी बदस्तूर चल रहा है। ऐसी स्थितिर्मों यदि हम युवराजका 
स्वागत करके सरकारकी सत्ताकों और भी दुढ़ करें तो वह अपने हाथों अपने पेर 
कुल्हाड़ी मारनेके समान होगा। 
युवराजका स्वागत न क'रनेका अर्थ सरका रके दुष्कृत्योंके प्रति कड़ा विरोध प्रकट 
करना है। हमें इसका अधिकार है। दुष्कृत्योंका विरोध न करना अपनेको कायरोंकी 
स्थितिमें डालने जैसा है। तब हमारे आवेदन-पत्र तथा शिकायतें सभी कुछ झूठे माने 
जायेंगे। 
यदि सरकार युवराजके आगमनके समय जनतामें उत्साह, उमंग तथा मानकी 
भावनाओंकों उमड़ते देखना चाहती हो तो सरकारका कत्तंव्य' है कि वह जनताकों 
सन्तुष्ट करे। जनताको सन्तुष्ट करनेका एक ही मार्ग है --- खिलाफतका न्यायपूर्ण निर्णय 
तथा पंजाबके सम्बन्ध पूर्ण न्याय । इन दोनोंके कारण जनता और सरकारके बीच दरार 
पड़ गई है, और इनके कारण जनता शोकसागरमें निमग्न है। इससे जबतक जनता- 
का समाधान नहीं होता तबतक जनताकों खुले शब्दोंमें जता देना चाहिए कि वह 
युवराजके स्वागत सम्बन्धी समारोहोंमें भाग लेनेमें असमर्थ है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ११-७-१ ९२० 


२१. शुद्ध स्वदेशी 


इस समय पंजाबमें जो हलचल हो रही है उसके सम्बन्धर्में गत सप्ताहके 
' तवजीवन में श्रीमती स'रलादेवीने कुछ खबर दी थी। इसके उपरान्त उन्होंने तार 
द्वारा सूचित किया है कि झेलममें जो खिलाफत सम्मेलन हुआ वहाँ उन्होंने स्वदेशीपर 
भाषण दिया था। मुसलमान स्वदेशी-ब्रत ग्रहण करने लगे हे, इसलिए अब सहज ही 
खिलाफतके मंचसे स्वदेशीकी बात की जा सकती है। 

इस प्रसंगर्म स्वदेशोके कुछ-एक मूल तत्त्वोंकी समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है। 
लाखों मु्तलमान स्वदेशी-ब्रत ले लें तो क्या इससे स्वदेशी! आन्दोलतकी वृद्धि हो सकती 
है? मुझे लगता है कि या तो उनकी आवश्यकताका पर्याप्त नया माल तैयार हो, 
अथवा ब्रत लेनेवाले मुसलमान तथा अन्य लोग अपने कपड़की आवश्यकताओंकों कम करें 
तभी यह सम्भव हो सकता है। 

हमारी मिलोंमें जो माल तेयार होता है वह हिन्दुस्तानके लिए पर्याप्त नहीं 
है। मिलें तुरन्त अधिक कपड़ा तैयार कर सकतेकी स्थितिमें भी नहीं हें। फिर उनके 
बुननेकी क्षमता कातनेकी क्षमतासे कहीं अधिक है। इसलिए यदि हम मिलके सूतसे 
हाथ-क रघोंपर बुनें तो उस हृदतक मिलोंमें बुना जानेवाला कपड़ा कम हो जायेगा 
और. कपड़ेका परिमाण नहीं बढ़ेगा; बहुत हुआ तो बाहरसे कपड़ा अधिक आनेकी' 


शुद्ध स्वदेशी रे५ 


बनिस्बत सूत अधिक आयेगा और हम जहाँके-तहाँ बने रहेंगे। इससे सूृतके दाम भी 
बढ़ जायेंगे और हम बुनाईकी लागतमें कुछ बचत कर छेंगे, यह मानना भी ठीक 
सिद्ध नहीं होगा। यह दृष्टि स्वदेशीकी दृष्टि नहीं है। 

स्वदेशीकी हमारी कल्पनामें धर्म और अथेकी रक्षा सन्निहित हैं। अपने ही पड़ो- 
सियोंकी, अपने भाई-बहनोंकी सेवा न करके उनके मुहका कौर छीनकर'र' दूसरोंके मुँहमें 
डालता परमार्थ नहीं है, दया नहीं है। यह तो हमारे द्वारा अपना धर्म-क्षेत्र त्याग 
देनेके समान है। इसलिए हम अपनी कातनेवाली बहनोंकों तथा अपने बुनकरोंको 
प्रोत्साहन देनेके लिए बँधे हुए हैं। इससे हम देशमें भूखसे मरते हुए लोगोंके घरोंमें 
साठ करोड़ रुपया भेज सकेंगे। इससे अर्थकी रक्षा होगी। एक साथ धर्म और अर्थ॑का 
रक्षक स्वदेशीका यह ब्नत कठिन बिलकुल नहीं है। 

इस धर्मेका पालन हाथसे सूत कातने और बुननेके द्वारा ही हो सकता है। अतएव 
स्वदेशोकी सच्ची और पवित्र प्रवृत्ति वही मानी जायेगी जिसके द्वारा अधिक सूत 
पैदा करके कपड़ा बुना जा सके तथा बेचा जा सके। अतः स्वदेशीके प्रत्येक प्रेमी 
तथा स्वदेशीकी दुकानें चलानवालोंकों मेरी सलाह है कि वे कातनेवाले लोगोंकों जुटाय 
तथा उनके द्वारा बनाये गये सूतको बुनवाकर उसका प्रचार करें। में जानता हूँ कि 
यह काम मुश्किल है, इसमें | प्रारम्भमें | तिराशाकी सम्भावना है। लेकिन मुश्किलोंकों 
मार्गसे दूर किये बिना उन्नतिकी सम्भाववता भी नहीं होगी। धवलगिरिका रास्ता 
असंख्य यात्रियोंकी हड्डियोंसे पटा हुआ है। ढीले-ढाले लोग तो चढ़नेके पहले ही थक 
जाते हैं; तथापि वहाँ जानेका रास्ता तो वादियों और पहाड़ियोंके बीचसे होकर ही 
गुजरता है। यदि स्वदेशीका उपक्रम करनेवाले लोग स्वदेशीके तत्त्वको समझकर  कार्यको 
आगे बढ़ायेंग तो पछताना नहीं पड़ेगा। यदि आप स्वयं ही कातते रहे तो कोई हजं 
नहीं; यदि आपके कातनेसे थोड़ ही छोगोंको कातनेकी प्रेरणा मिली तो भी कोई हर्ज नहीं 
-- हर्ज तो तब है जब स्वदेशीका प्रचार न हो और हम स्वदेशीके नामसे पुकारे जानेवाले 
उपक्रमसे सन्‍्तोष मान लें। चमचमाता हुआ पीतल स्वर्णका काम नहीं दे सकता; और 
न ही काँच हीरेका। और जिस तरह काँचकों हीरा मान लेनेमें हीरेको प्राप्त करनेकी 
व्याकुलता नहीं रह सकती उसी तरह झूठे स्वदेशी-तत्त्वको सच्चा स्वदेशी-तत्त्व माननेसे 
स्‍्वदेशीके प्रचारमें ढील पड़ जायेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि यादि सूत पेदा करनेकी ही 
बात हो तो करोड़ों स्त्रियोंकों सृत कातनेकी बात समझानेके स्थानपर दस-बीस मिलें 
ही क्‍यों न स्थापित कर दी जायें। इसका समाधान में नवजीवन "में कर चुका हूँ। 
मिलें आसानीसे खड़ी नहीं की जा सकतीं। मिलोंकी स्थापनाका किसीकों अलगसे प्रयत्न 
करना पड़े सो तो बात ही नही है। धनाढ्य-वर्ग मिलोंकी स्थापना करके उनकी संख्यामें 
वृद्धि करता रहता है। मगर मिलोंकी स्थापना करनेका अर्थ उनके लिये आवदयक 
यन्‍्त्रोंकोी विदेशोंसे मेंगवानके लालचमें पड़ना है। इस तरह मिलें बढ़ाते जानेसे 
करोड़ोंकी भूखमरीका उपचार नहीं मिलता और न प्रत्येक वर्ष करोड़ों व्यक्तियोंमें हम 
साठ करोड़ रुपया वितरित कर सकते हें। १,९०० मील हरूम्ब क्षेत्र्में फैली हुई हिन्दु- 


१. देखिए खण्ड १७, पृष्ठ ३७२-७६ । 


३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


स्तानकी करोड़ोंको आबादीकी भुखमरी तबतक दूर नहीं हो सकती जबतक हम उनके 
लिए खेतीके अतिरिक्त कोई सहायक धन्धा नहीं खोज निकालते, और ऐसा धब्धा 
[ चरखेपर | सूत काततवे और उसको कुछ हृदतक [हाथ करघेपर | बुननेका ही है। 
डेढ़ सौ वर्ष पहले यह धन्धा हिन्दुस्तानमें प्रचलित था और उस समय हम आजके 
समान कंगाल नहीं थे। 

[ गुजरातीसे | 

चवजीवन, ११-७-१९२० 


२२. शान्तिनिकेतन 


श्री एन्ड्यूजः लिखते हें कि शान्तिनिकेतनमें भवन-निर्माणका कार्य हो रहा है 
और पंसेकी बहुत तंगी रहती है। कविश्री' आजकल वहाँ नहीं हैँ तथा उसका मुख्य 
भार श्री एन्ड्यूजपर है। 

मुझे छूगता हैं कि कविश्रीके आगमनप'र' गुजरातने अपना करत्त॑व्य पूरी तरहसे 
नहीं निभाया। नारों और फूलोंके हारोंसे स्वागत करना शिष्टाचार है; यह कत्तेव्य' 
पूरा करनेकी शुरुआत है, उसकी चरम परिणति नहीं। यदि हम कविश्वरीकों अलौकिक 
पुरुषके रूपमें मानते हों, यदि हम उनकी विद्धत्ताका सम्मान करना चाहते हों तो उनके 
कार्यमें उनकी सहायता करना हमारा धर्म है। 

मदद करनवेसे पहले सभी मनुष्योंके सभी कामोंकी जानकारी प्राप्त करनेकी हमें 
आवश्यकता नहीं होती। सम्भव है. कि महान्‌ पुरुषोंके कार्यमें हमें अपूर्णता दिखाई दे 
तथापि उनके कार्यमें मदद करना हमारा कत्तेव्य' है। 

पंडिता रमाबाईकी' प्रवृत्तियोंके सम्बन्धर्में शायद ही हम लोग कुछ जानते हें। 
उक्त महिला अकेली ही अमेरिकासे प्राप्त पेसेकी सहायतासे' अपना काम चला रही 
हैं। वे ईसाई हे इसलिए हम उनके कार्योमें दिलचस्पी नहीं लेते। वे हमारे पास मदद 
माँगनेके लिए भी नहीं आतीं। और नहीं आती सो ठीक ही करती हें। उनके कार्योक्ते 
पीछे ईसाई धर्मका प्रचार करनेका उद्देय निहित है और यह बात अमरीकियोंको 
पसन्द है। पण्डिताके सब कार्योको वे लोग देखने नहीं जाते, कदाचित्‌ वे पसन्द भी न 
करें। तथापि पण्डिताका उद्देश्य ही उनके लिए पर्याप्त है और इसीलिये उनमें से कुछ 
लोग उनके द्वारा स्थापित बड़ी संस्थाका ज्यादातर खर्चा उठा रहे हैं। 


१. चाढसे फ्रीयर एन्ड्यूज ( १८७१-१९४० ); जिटिश मिशनरी, गांधीजी ओर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 
सहयोगी; ' दीनबन्धु ” के नामसे विख्यात । 

२. रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१९४१ ); कवि और कलाकार, इन्हें १९१३ में अपनी काव्य-पुस्तक 
गीतांजलिपर नोबेल पुरस्कार मिला था; विश्वमारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतनके संस्थापक । 

३. अप्रैल १९२० के प्रथम सप्ताहके दौरान रवीन्द्रनाथ ठाकुर ग्रुजरात भाये थे; देखिए खण्ड १७, 
पृष्ठ ३३९ । 

४. १८७०८-१९२२; ईसाई मिशनरी, संस्कृतकी प्रकाण्ड पण्डिता, समाज-सुधारक और शिक्षा-शास्तरी । 


गान्तिनिकेतन ३७ 


इसी तरह यदि हम कविश्रीके उददेश्यकों समादृत करते हों, राष्ट्रीय शिक्षाकों 
राष्ट्रके ही हाथोंमें रखनेके प्रयोगकों पसन्द करते हों, कविश्वीकी कलाका कुछ अंश हमारे 
बालकोंकों भी मिले यदि ऐसा चाहते हों तो हमें उस संस्थाको चलानेमें मदद करनी 
चाहिए। कविश्वीने स्वयं ही कहा है कि शान्तितिकेतत उनका विनोद है। वे अपने 
विनोदकी खातिर ही बालकोंको इकट्ठा करते हे। उस वातावरणमें उनका अधिकसे- 
अधिक विकास होता है। शान्तिनिकेततन उनके पिताश्नी मह॒षि देवेन्द्रनाथकी कृति है। 
हम' कविश्वीकी पूजा करें और उनकी संस्थाकी मदद न करें, ये तो परस्पर विरोधी 
बातें हैं। 

गूजरातियोंकों में इस संस्थाका थोड़ा-बहुत भार उठा लेनेकी सलूाह देता हें, 
क्योंकि' कविश्वीकों हमने अपने सम्मानित अतिथिके रूपमें निमन्त्रित किया था। हमारे 
निमनन्‍्त्रणकों स्वीकार करनेमें उनका उदेश्य यह भी था कि हम उनकी संस्थाकों मान्यता 
प्रदान करेंगे और उसकी मदद करेंगे। जहाँ-जहाँ भावसहित उन्हें भेंटें समपित की' गईं 
वहाँ-वहाँ उन्होंने उन्हें सहष स्वीकार किया। उनका काठियावाड़का प्रवास निरथेक 
ही गया, ऐसा कहा जा सकता है। भावनगरमें किसीने कुछ नहीं किया, बड़ौदामें भी 
ऐसा ही हुआ। अहमदाबादने जो-कुछ किया वह उसकी क्षमताके प्रमाणमें थोड़ा ही 
माना जायेगा। मुझे उम्मीद है कि हम आज भी इस दोबको सुधारकर अपनी सत्कार- 
भावनाको पूर्णता प्रदान करेंगे। 

माँगरोलके' श्री तुलसीदास कराणीके यहाँ विवाहोत्सव था, उन्होंने उस अवसरका 
लाभ उठाकर थोड़े ही दिन पहले १,००१ रुपये भेज थे। उनकी प्राप्ति स्वीकार करते 
समय ही श्री एन्ड्रयूजने बताया कि अभी बहुत अधिक मददकी जरूरत है। हम जंसे- 
जैसे आगे बढ़ेंगे वेसे-वेसे हमपर इस प्रकारके ऐच्छिक कर भी निश्चय ही बढ़ते 
जायेंगे। हमें अपनी सामथ्यंके अनुसार इन ऐच्छिक करोंको चुकाकर उनसे मूक्ति पानी' 
चाहिए । जिनका विचार सहायता करनेका हो उन्हें आश्रम अथवा श्री' सी० एफ० 
एन्ड्रयून, शान्तिनिकेतन, बोलपुर; ईस्ट इंडिया रेलवेके पतेषर अपने चन्देकी रकम 
भेजनी चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ११-७-१९२० 


१. सोराष्टमें । 


२३. जूनागढ़का पागरूपन 


जूनागढ़के बहाउद्दीन कालेजके सिधी विद्याथियोंकों वहाँके नवाब साहबने कालेज- 
से निकलवा दिया -- यह खबर अब पुरानी हो चुकी है। साठ विद्याथियोंकों अकारण 
ही चौबीस घंटके भीतर कालेजसे निकाल देना और गाड़ीमें बेठाकर रवाना कर देना 
पागलपनकी ही निशानी माना जायेगा। यह पागरूपन हमें पंजाबके सैनिक शासनकी 
याद दिलाता है। 

तुरन्त ही' यह सवाल सामने आ जाता है कि क्या इस कदमके पीछे ब्रिटिश 
सरकारका कोई अपर है। तवात साहब कोई कारण बताते नहीं जान पड़ते, इसलिए 
नि३चयपूर्वक कुछ कहना कठिन हैं। 

अगर नवाब' साहवने अपनी ही इच्छासे यह कदम उठाया हो तो इसका मतलब' 
है, देशी रजवाड़ोंके अवीन रहनेवाले लोग ब्रिटिश स'रकारकी अधीनस्थ प्रजासे भी 
अधिक दुःखी हें। 

देशी' राजाओंकी स्थिति मात्र दयनीय ही कही जा सकती है। वे तो स्वयं ही' 
ब्रिटिश सरकारकी प्रजा हे। उनकी सत्ता और सम्पत्तिका आधार तो केवल ब्रिटिश 
साम्राज्य है और उसीकी बदौलत वह सुरक्षित भी रह सकती है। ऐसे पराधीन 
राजाओंके अवीन रहुतेवाली प्रजा दोहरी दासतामें रहती है और इसलिए अक्सर उसे 
दोहरा नुकसान भी उठाना पड़ता है। 

लेकिन यह अवसर इन सवालोंपर विचार करनेका नहीं है कि नवाब साहबकी इस 
कारंवाईके लिए कौन जिम्मेदार है, देशी रजवाड़ोंकी प्रजाकों क्या अधिकार प्राप्त 
हैं और उनकी दशा कंसे सुधारी जाये। हमारे सामने इस सबपर विचार करनेके लिए 
पर्याप्त तथ्य भी नहीं हँ। 

लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अपने साथियोंके प्रति काठियावाड़- 
के विद्याथियोंका क्‍या फर्जे है। काठियावाड़के लोग शारीरिक दृष्टिसे काफी मजबूत हें 
बहादुर भी माने जाते हैं। उनकी सहन-शक्तिकी प्रशंसा की जाती है। फिर क्‍या 
काठियावाड़के विद्यार्थी अपने सिन्‍्धी साथियोंका अपमान चुपचाप पी छेंगे? मुझे तो 
लगता हैं कि अगर सिंधी विद्याथियोंकों फिरसे कालेजमें बुला नहीं लिया जाता तो 
काठियावाड़ी' विद्याथियोंका स्पष्ट कत्तंव्य है कि वे भी कालेज छोड़ दें। 

अब' इसपर शायद यह कहा जाये कि ऐसा करनेपर इन बेचारे विद्याथियोंकी 
पढ़ाईका हर्ज होगा। में तो कहूँगा कि ऐसे अवसरपर तो कालेज छोड़ देनेमें ही उनकी 
सच्ची पढ़ाई -- सच्ची शिक्षा है। जो शिक्षा हमें स्वाभिमानका पाठ नही पढ़ाती वह 
शिक्षा किस कामकी ? प्रसंग आनेपर स्वयं कष्ट सहकर भी अपने साथियोंके सम्मानकी 
रक्षा करती चाहिए। अन्यायके विरुद्ध उनकी रक्षा करनेमें ही पुरुषार्थ है। 

हमें सबसे पहले मनुष्य बनना सीखना है। अक्षरज्ञानका पात्र भी मनुष्य ही होता 
है। जिपने मनुष्यता खो दी उसे किताबों शिक्षा' देनेसे क्या फाथदा ? अक्षरज्ञानसे 


पत्र : अखबारोंको ३९ 


मनुष्यता नहीं आती। फिर कालेजके विद्याथियोंकों बच्चा नहीं कहा जा सकता। 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे उचित-अनूचितके सम्बन्धमें खुद ही नहीं, सोच 
सकते | इसलिए मुझे आशा है कि अगर सिंधी विद्याथियोंके साथ न्याय नहीं किया 
गया तो बहाउद्दीन कालेजका हरएक काठियावाड़ी विद्यार्थी कालेज छोड़ देगा। 
फिर, लोग यंह पूछ सकते हे कि उसके बाद क्या होगा। सम्भव है कि इन 
विद्याथियोंकों दूसरे कालेज भी प्रवेश न दें। अगर प्रवेश देनेको तैयार भी हों तो 
उनके पास शायद फीस देनेके लिए पैसे न हों। लेकिन कालेज छोड़नेका महत्त्व तो इन 
कठिनाइयोंको झेलतेमें ही है। अगर कालेज भी घास-पातकी तरह उगते होते तो उनका 
कोई महत्त्व नहीं रहता और फलत: सिनन्‍्वी' विद्याथियोंकों निकाला भी नहीं जाता। 
जो विद्यार्यी कालेज छोड दें, वे मेहनत करके घरपर ही पढ़ाई कर सकते हें। 
उनकी' मुफ्त शिक्षाका भी प्रबन्ध हो सकता है। आजकल ऐसे परमार्थी शिक्षक मिल 
जाना बहुत कठिन नहीं है जो इस तरहके विद्यार्थियोंकों मदद देनेके लिए बेहिचक 
तैयार हों। अगर विद्यार्यी सिर्फ अपना प्रायमिक कत्तेव्य निभायें तो उन्हें इस अन्यायके 
प्रतिकारका मार्ग सूझ जायेगा। जो कत्तंव्य सामने आ जाये उसे निभाते हुए भविष्यकी 
चिन्ता न करना --यही तनिष्काम कर्म है, यही धर्म है। 
[ गुजरातीसे 
नवजीवन, ११-७-१९२० 


२४. पत्र : अखबारोंको' 


[११ जुलाई, १९२० | 
श्री मो० क० गांधी अखबारोंकों लिखते हें: 
मुझे जोहानिसबर्गंसे निम्नलिखित तार मिला है: 


दादू बनाम कूगसंडॉर्प सलगरपालिकाके मामलेमें अपील अदालतन एशियाई 

कम्पनियों हवरा अचल सम्पत्ति रखनेकी बेधता स्वीकार कर ली है। न्यायपीठके 

सदस्य न्यायमूर्ति रोज़ इन्स, सॉलोसन, मासंडॉप, जूटा और डी विलियरस थे। सिर्फ 
न्‍्यायम्‌ति डी'विलियसेने ही विपक्षमें निर्णय दिया। 

इस तारका मतलूब यह है कि हमारे दक्षिण आफ्रिकावासी' त्रस्त देशभाइयोंको 

बहुत राहत मिली है। स्मरण होगा कि ट्रान्सवालके उच्च स्यायालयने भारतीय कंम्प- 

तियों द्वारा अचल सम्पत्ति रखता कावूनी जालसाजी बताते हुए उनके विरुद्ध निर्णय 

दिया था। अपील अद्ालतका विचार स्पष्टत: इससे भिन्न हैं और उसने इस भारतीय 


१, दक्षिण आफ्रिकी न्यायाल्‍्यके निर्णयपर । 
२. १८ जुलाई, १९२० के गुजरातीके अनुसार गांघीणीने यह सन्देश इसी तारीखकों जारी 
क्या था | 


४० सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


दावेकों सही माना है कि भारतीय कम्पनियोंने अचल सम्पत्तिकी जो खरीदारियाँ की 
हैँ वे स्वथा वध हें। 

[ अंग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉलिक्ल, १२-७-१९२० 


२५. तार: ख्वाजाकों 


बम्बई 
[१२ जुलाई, १९२० के पू् | | 
स्थानीय' पथ-प्रद्शनके बिना देशी राज्योंमें असहयोग असम्भव। 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे सीक्रेट एक्स्ट्रेटट्स, १९२०, पृष्ठ १०६४ 


२६. पत्र: सगनलाल गांधीकों 
सोमवार [ १२ जुलाई, १९२० के पूवे [| 


चि० मगनलरूार, 

मेने आज आनन्‍्दानन्दकों तुम्हें यह सूचित करनेके लिये कहा है कि धारवाड़के 
श्री काले मेलसे अहमदाबादके लिये रवाना होंगे। तुम उन्हें स्टेशनपर लेने जाना। 
वे तुम्हें यही बात विस्तारसे लिखेंगे। 

में तो बाके विचारसे यह पत्र लिख रहा हँ। देखता हूँ कि बाका मन प्रसन्न 
नहीं रहता। वह बीमार रहती है और अपनी शक्तिसे बाहुर काम करती है। चूँकि 
निर्मला मेरे साथ आई है, इसलिए में देवदासकों साथ नहीं हाया। देवदासकी उप- 
स्थितिमें गोकी बहन तथा बाके साथ सलाह कर जो उचित जान पड़े सो उपचार 
करना। कपड़े धोने और बतंत माँजनेका बोझ कम हो जानेसे कदाचित्‌ तुम्हारा काम 
तल जायेगा। रोटियोंकी कमी क्‍यों होती है, यह बात मेरी समझमें नहीं आती। 


१. दिल्‍ली भेजे गये तारकों पुलिसने बीचमें दी रोककर १२ जुलाई, १९२० को जाँचा था । 

२. छगता है कि यह्द पत्र बम्बईंसे लिखा गया था, स्पष्टतः यह १८-७-१९२० के नवज्ीवनमें की 
गई इस घोषणाके पहले लिखा गया था कि गणेश भारकर काले द्वारा श्री रेवाशंकर मेदता पुरस्कारके 
अनुरूप एक चरखा बनाया गया है | देखिए खण्ड १६, पृष्ठ २१९३-२४ । गांधीजी १९-७-१९०२० को 
सोमवारके दिन ही अहमदाबाद पहुँचे थे । 


भाषण : फीजीके सम्बन्धमें ४१ 


रसोईमें कामका अधिक बोझ हो और कुछ फेरफार किया जा सकता हो तो करता । 
क्या फिलहाल वहाँ १५ व्यक्ति भोजन करते है? में बहुत करके सोमवारकों वापस 
आ जाऊंगा। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७८७) से। 
सौजन्य : राधाबेतन चौधरी 


२७. भाषण : फीजीके सम्बन्ध्मों 


बम्बई 
१३ जूलाई, १९२० 


कल साम्राज्यीय भारतीय नागरिकता संघ (इम्पीरियल इंडियन सिटिजनशिप 
एसोसिएशन ), बॉम्ब प्रेसीडेंसी एसोसिएशन, भारतीय व्यापार संघ व कार्यालय (इंडियन 
मर्चेट्स चेम्बर ऐंड ब्यूरो), भारतीय होमरूल लीग, अखिल भारतीय होसरूल लीग, 
बॉम्बे नेशनल यूनियन और बम्बई प्रास्तीय कांग्रेस ससितिके सम्मिलित तत्त्वावधानसें 
बम्बईके नागरिकोंकी एक सार्वजनिक सभा दक्षिण आफ्रिका और फीजीमें भारतीयोंकी 
स्थितिपर विचार करनेके लिए एक्सेल्सियर थियेटर, बसम्बईमें हुई। सभाकी अध्यक्षता 
सर नारायण चन्दावरकरने की । उपस्थिति बहुत अच्छी थी। 

श्री गांधीन सभाके सम्रक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखा: 

(क) पूर्वी आफ्रिकाके रक्षित राज्य (ईस्ट आफरिकन प्रोटेक्टोरेट ) में बसे 
हुए ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध बढ़ते हुए आन्दोलतकों यह सभा भय और गहरी 
आशंकाको दृष्टिसे देखती है और आद्या करती है कि भारत सरकार विद्ेषतः 
इस तथ्यका ख्याल करते हुए कि इस रक्षित राज्यपर सम्रादकी सरकारका 
सीधा नियन्त्रण है और इस बातकों भी महेनजर रखते हुए कि भारतीय 
दक्षिण आफ़िकाम् यूरोपीयोंसे पहले आये थे, वेधानिक अथवा प्रशासनिक कानूनों 
हारा अपहरणसे भारतीयोंके अधिकारोंकी रक्षा करेगी, और यह भी आशा 
करती है कि भारत सरकार संरक्षक दशासनसे यह कहेगी कि आजकल जो 
कानूनी था प्रशासनिक असमानता मौजूद है वह उसे दूर करे और इस प्रकार 
श्रेणी सम्बन्धी पूर्ण समानता स्थापित करे। 

(ख) जमे पुर्तवी आफ्रिकाका जो हिस्सा [मित्र राष्ट्रों] अधिकारसें है 
और जिसे आजकल टांगानिकाके नामससे पुकारा जाता है, उसके प्रशासकके हाथमें 

१. १८७०७०-१९२९३; समाज-छुधारक तथा बम्बई उच्च न्यायाल्यके न्यायावीश; १९०० में कांग्रेसके 
लाहौर अधिवेशनके अध्यक्ष । 


४२ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


अवांछित सत्ता सौंप दी गई है। उसे यह अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी 

भी व्यक्तिको उसपर मुकदमा चलाये बिना ही निर्वासित कर सकता है। उस 

अधिकारका अमल केवल भारतौयोंके विरुद्ध ही किया जाता है। यह सभा 

उसका जोरदार विरोध करती है और उक्त राज्यमें बसे हुए भारतीयोंके दूसरे 

कष्टोंको जेसे पुलिसकी रक्षाका अभाव, कृत्रिम आर्थिक निर्योग्यताएँ जो अब 

लड़ाईके पहले प्रचलित अन्तःकालीन जर्मन करंसी नोटोंको अवध करार दे दिये 

जानसे उत्पन्न हुई हे, विनियम सम्बन्धी जटिलता और यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध 

इत्यादि बातोंपर बहुत चिन्ता प्रकट करती है। इस सभाकी रायमें इन निर्योग्य- 

ताओंके परिणाम-स्वरूप ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंकी दशा जमेन द्ासनके 

दिनोंकी अपेक्षा बदतर हो गई है। यह सभा विश्वास करती है कि भारत 

सरकार भारतोयोंके उन' कष्टोंको जिनके बारेमें शिकायत की जा चुकी है दूर 

करानकी अविलम्ब व्यवस्था करेगी। 

श्री गांधीन कहा कि प्रस्ताव श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज द्वारा पेश किया जाते- 
वाला था परन्तु वे ऑपरेशनके कारण हाजिर नहीं हो सके हें। में उन्‍्हींकी ओरसे 
यह प्रस्ताव रख रहा हूँ। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि इस अवसरके लिए 
उनके द्वारा लिखे भाषणको में पढ़ सुनाऊं: 

श्री गांधीन तब श्रों एन्ड्यूजका भाषण पढ़ सुनाया  - +।' 

श्री सो० क० गांधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया: 

यह सभा भारत सरकारसे' प्रार्थना करती है कि भारतीयोंकी अभी हालमें 
की गई हड़ताल तथा उस सिलसिलेमें जो गोलियाँ चलाई गईं थीं उसके बारेमें 
उसके तथा फीजी सरकारके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है उस पूरे पत्र-व्यवहारकों 
प्रकाशित कर दे। सभा भारत सरकारसे यह भी माँग करती है कि फीजीमें बसे 
हुए उन भारतीयोंकों जो भारत लौटना चाहते हें स्वदेशयात्रा सम्बन्धी सुविधाएँ शीक्र 
देनेकी कृपा करे। यह सभा फीजी सरकारके उस हुक्मका विरोव करती है जिसके 
द्वारा फीजीके पुराने वकील श्री मणिलाल डाक्टरको', उनपर मुकदमा चलाये बिना 
ही, निर्वासित कर दिया गया है और सरकारसे यह माँग भी करती है कि उनपर 
जारी किया गया हुक्म वापस ले लिया जाये। 


श्री गांधीन प्रस्ताव पेश करते समय कहा कि इस प्रस्तावर्म फीजीके भारतीयों- 
की उन दिनोंकी दशाका जब वे गिरमिटियोंकी हैसियतसे काम कर रहे थे, यह प्रथा 
सौभाग्यसे अब बन्द कर दी गई है, कोई उल्लेख नहीं हे। जो लोग इस प्रइनका 
अध्ययन करना चाहते हें उन्हें चाहिए कि वे शाही परिषद्समं गिरसिट-प्रथाके सम्बन्ध 


२. यहाँ नहीं दिया है । 
२. गांधीजीके मित्र डा० प्राणनीवन मेहताके दामाद | वे १९१२ में सावैजनिक सेवा-कायके लिए 
फीजी गये थे । 


भाषण : फीजीके सम्बन्धमें ४३ 


दिये गये स्वर्गीय श्री गोखले' और साननोय श्री मदतनसमोहन मालवीयके भाषण 
पढ़ें। इत' दोनों सज्जनोंने गिरमिट-प्रथाका अन्त करानेके सहान्‌ प्रयासमें बहुत बड़ी 
सहायता की है। भारतके बाहर हमारे देशवासियोंका जो दर्जा माना जाता है उससे 
हमारे दिलोंमें जबरदस्त शर्मके साथ यह बात भी उत्पन्न होती है कि हम इस साम्राज्यके 
अन्त्यज हैं। स्वर्गीय श्री गोखले हमारा ध्यान उस व्यवहारकी ओर आकर्षित किया 
करते थे जो हम अपने हो बन्धुओं, अन्त्यजोंके प्रति किया करते हें। वे यह भी कहा 
करते थे कि साम्राज्यके विभिन्न राज्योंमें हमारे देशवासियोंके साथ किया जानेवाला 
व्यवहार उस पापके प्रायद्चित्त स्वरूप है जो हम अपने देशवासियोंके पंचमोंके प्रति करते 
आ रहे हें। इस समय जो प्रस्ताव सभाके सामने है उसमें फीजीके भारतीयोंकी वतें- 
मान दशाका विवरण है। उसके द्वारा हम सरकारसे यह माँग करते हें कि भारतीयोंने 
जब वहाँ हड़ताल की थी वह उन' दिनों तथा उसके बाद जारी किये गये माशेल लॉके 
दिनोंका पूरा विवरण प्रस्तुत करे। इस प्रस्ताव द्वारा हम सरकारसे यह माँग भी करते 
हें कि जो लोग फीजीसे चले जाना चाहते हें उन्हें यात्रा सम्बन्धी सुविधा प्रदान को 
जाये। एक जहाज बन्दरगाहमें पहुँच चुका है। माननीय पं० मदनमोहन समालवीयको 
इस सस्बन्ध्सें समाचार सिल चुका है और उन्होंने उन बदकिस्मत लोगोंसे, जो 
यहाँ आय हुए हें और जिनमें लगभग ५०० कोढ़ी भी हैं, मिलनके लिए एक प्रतिनिधि 
भेजा है। में भारत लौटे हुए दो प्रवासियोंसे मिल चुका हूँ। उन्होंने मार्शल छॉके 
दौरान घटित घटनाओंका सजीव चित्रण किया। जो बातें उन्होंने सुनाई यदि वे सच 
हैं तो वह अमृतसरकी घटनाका दूसरा संस्करण ही है। फीजीमें स्थिति ठीक-ठीक 
क्या है इसे जाननेका भारत अधिकारी है। फीजीके डायरों', ओब्रायनों और बॉसवर्थ 
स्सिथोंको जानना आवद्यक है। जब सब तथ्य देशके सामने आ जायेंगे तब आप हछोमों- 
का यह दुःखद कत्तंव्य होगा कि आप लोग अत्याचारियोंको उचित दण्ड दिये जानकी 
माँग करें। 

इस प्रस्तावमें श्री और श्रीमती मणिलाल डाक्टरके निर्वासनसे सम्बन्धित जानकारी 
हासिल करनेकी भी कोशिश की गई है। वे फीजीके नेता हैं। उन्हें निर्वासित क्‍यों किया 
गया ? उनपर कोई मुकदसा नहीं चलाया गया था। यह निर्वासन लाला हरकिशन- 
लालं तथा अन्य व्यक्तियोंके निर्वासनसे भी अधिक असह्य है। पण्डित मोतीलाल नेहरू 


१, गोपाल कृष्ण गोखढे ( १८६६-१९१० ) । 

२. ( १८६१-१९४६ ); बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यके संस्थापक । 

३. रेजीनाल्‍ड एडवर्क हैरी डायर ( १८६४-१९२७); अमृतसर क्षेत्रके कमांडिग आफिसर, जलिपां- 
वाल बागमें सभाके लिए एकत्रित शान्त जनतापर जिन्होंने गोलियाँ चलानेका हुक्म दिया था; देखिए 
खण्ड १७, पृष्ठ १२९८-३२२ | 

४. पंजाबके एक धनाढथ व्यवसाथी और महाजन । 

७५. ( १८६१-१९३१); वकील और राजनीतिश्ञ; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके दो बार सभापति । 


डडं सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


और पण्डित मदनमोहन सालवीय उस घटनाके बाद यथासम्भव शीघ्र पंजाब गय 
थे और उन्होंने पंजाबके उन नताओंका काम अपने हाथमें ले लिया था जो जेल 
भेजे जा चुके थे। श्री मणिलारू डाक्टर और श्रीमती मणिलाल डाक्टरका रिक्त स्थान 
कौन भरे? देशकों अधिकार है कि वह इस मासमलेसें इन्साफकी साँग करे। श्री 
गांधीन सभासें उपस्थित लोगोंका ध्यान उस उत्तरकी ओर आकर्षित किया जो स्वर्गीय 
सर जॉन गॉस्टेंन एक साल पूर्व सणिपुर-आक्रमणके सम्बन्ध दिया था। सर गॉस्टं 
एक मुँहफट भारत उप-सचिव थे। उन्होंने सदनमें कहा था कि ब्रिटिश सरकारकी भारत- 
के सम्बन्धमें यह नीति है कि अफोमके बढ़े हुए पौधोंको निर्मूह कर दिया जाये। 
क्या हम यह जान लें कि श्री मणिलाल और श्रीमती सणिलाल अफीमके ऐसे ही पौधे 
थे ? यह देखना भारतका कर्तव्य है कि जनताके सहज नताओंको चुपचाप बिना किसी 
मुकदमेके यों ही उनसे पुथक न कर दिया जायें। गांधीजीन अपने भाषणकों समाप्त 
करनेसे पुर्व कहा कि आप लोगोंको यह नहीं सोचना चाहिए कि [ अबतक शायद | 
दक्षिण आफ्रिकाका प्रश्न साम्राज्योय नागरिकता संघ (इम्पीरियल सिटिजनशिप एसो- 
सिएशत) की किसी अवहेलना अथवा उसके अपेक्षाकृत कम महत्त्वका होनेके कारण 
आप लोगोंके सम्मुख नहीं रखा जा सका है। यह संघ भारत सरकारसे बराबर घनिष्ठ 
सम्पर्क बनाये हुए है; इस प्रशनकों सामने न छानका कारण यह है कि अभीतक एशि- 
याई आयोगन अपनो रिपोर्ट पेश नहीं की है। वेशकों मालम है कि भारत सरकार 
दक्षिण आफ्रिकाके घटना-चक्रकों उत्सुकताके साथ देख रही है। जब अवसर आयगा 
तब यह संघ अवश्य ही दक्षिण आफ़िकाके बारेसें भी देशकों उसी तरह सचेत करेगा 
जसा कि उसने फीजी और पूर्वी आफ्रिकाके मामलोंमें किया है। 
[ अंग्रजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, १४-७-१९२० 


२८. कौंसिलोंका बहिष्कार 


कौंसिलोंके प्रस्तावित बहिष्कारके सम्बन्धर्में पण्डित रामभजदत्त चौधरीनें लाला 
लाजपतरायका विरोध किया है। मद्रासमें इस प्रशनपर दो मत हें। वहाँके अधिकांश 
सष्ट्रवादी नेता कौंसिलोंके बहिष्कारके लिए राजी नहीं माल्म होते हैं। मराठा' 
ने अपने एक युक्तियुकत लेखमें कोंसिलोंके बहिंष्कारका विरोध किया है। बहिष्कारकी 
नीति अस्वीकार करनेके दो मुख्य कारण हे: (१) यदि राष्ट्रवादी कॉंसिलोंका बहिष्कार 
करते हें तो सब सीटोंपर नरम दलवाले पहुँच जायेंगे; (२) चूंकि विधान परिषदोंके 
माध्यमसे हमने अभीतक कुछ प्रगति की है, इसलिए हम कौंसिलोंके जरिये अब और 


१. पंजाबके एक नेता और कवि; जिन्होंने अपनी पत्नी सरलूदिवीके साथ पंजाबकी साव॑जनिक 
इलचलोंमें प्रमुख भाग लिया था । 


कोंसिलोंका बहिष्कार ४५ 


अधिक प्रगति कर सकेंगे; क्‍योंकि इन कौंसिलोंमें जनताके प्रतिनिधियोंकों अधिक 
अधिकार दिये गये हैँ। 

अब पहला कारण ऐसा है जो एक बड़ी और लोकप्रिय दलकी प्रतिष्ठाके अनुकूल 
नहीं है। यदि कौंसिलोंमें प्रवेश करना हानिकारक है तो फिर राष्ट्रवादियोंकों नरमदल- 
वालों द्वारा कौंसिलोंम सीटें हथिया लेनेकी बातपर उद्विग्न नहीं होता चाहिए। नरम- 
दलवाले कौंसिलोंमें जानेसे परहेज नहीं करेंगे, क्या केवल इसीलिए एक झंझटमें पड़ना 
कोई लाजिमी बात हो जाती है। अथवा वे यह कहना चाहते है कि यदि सभी लोग 
असहयोग अथवा बहिष्कारकी स्वीकार नहीं करते तो कौंसिलोंसे बचा भी कैसे जा सकता 
है? उनके कथतका यही आशय है तो स्पष्ट है कि वे बहिष्कारके सिद्धान्तोंस अपर- 
चित हें। हम किसी संस्थाका उसी सूरतमें बहिष्कार करते हें जब उसे पसन्द न 
करते हों या जब हम उस' संस्थाके संचालकोंके साथ सहयोग न करना चाहते हों। 
कौंसिल-प्रवेश न करनेका निर्णायक कारण यह अन्तिम बात ही हो सकती है। मेरा 
निवेदन यह है कि भले ही कौंसिल-प्रवेश क'रनेमें आपका मकसद अड़ंगे डालना ही हो, 
परन्तु उनमें जाना एक प्रकारसे सरकारके साथ सहयोग करता ही है। ऐसी बहुत-सी 
कौंसिलें हें जो अड़ंगोंकी बदोलत ही फलती-फूलती हें; ब्रिटेककी विधान परिषद्‌ स्वयं 
इसका सर्वोत्तम नमूना है। आयरलंण्डके सदस्योंकी योजनाबद्ध अडंगेबाजीका ब्रिटेनकी 
कॉमन सभापर कोई कहने योग्य असर नहीं हुआ। आय रलेंडके निवासी जिस' स्व-शासन- 
की माँग कर रहे थे वह उन्हें नहीं मिला। मराठा की दलील यह है कि अड़ंगेबाजी 
सक्रिय और उम्र असहयोग ही होगी। में इसे माननेसे इतकार करता हूँ। मेरे मतानु- 
सार तो इससे अपने प्रति अर्थात्‌ अपने सिद्धान्तके प्रति विश्वासकी कमी जाहिर होती 
है। दुविधामें पड़ना मृत्युको बुलाना है। यदि राष्ट्रवादी कौंसिलोंका बहिष्कार कर दें 
तो मेरी समझमें अंग्रेज अथवा नरमदलके लोग इस घटनाकों अविचलित भावसे स्वीकार 
नहीं कर सकते। आज हमारे सामने प्रइन बिलकुछ साफ है। क्या कोई नरमदलीय 
नेता यह जानते हुए भी कि उसके आधेसे अधिक मतदाता उसकी उम्मीदवारीका समर्थन 
नहीं करते कौंसिल-प्रवेशकी इच्छा करेगा ? मेरा तो खयाल यह है कि ऐसा कौंसिल- 
प्रवेश विधि-सम्मत भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा सदस्य अपने तिर्वाचन-क्षेत्रका प्रतिनिधित्व 
नहीं करता। बहिष्कारकी मेरी कल्पनामें अनुशासनबंद्ध आन्दोलन और सतर्क प्रचार 
ग्रहीत है। और इसका आधार है मेरा यह विश्वास कि स्वयं मतदाता अड़ंगेबाजीके रूपमें 
किये गये अपूर्ण बहिष्कारकी अपेक्षा पूर्ण बहिष्कार पसन्द करेंगे । अगर यह मान लिया जाये 
कि लोग पूर्ण बहिष्कार नहीं चाहते तो उसमें आस्था रखनंवालोंका कत्तंव्य हो जाता है 
कि वे मतदाताओंकों यह समझानेका प्रयत्न करें कि अड़ंगे डालनेकी अपेक्षा' बहिष्कार 
करना अच्छा है। कौंसिलोंमें प्रविष्ट होनेका अर्थ वहाँ बहुमतके आगे सर झुकाना अर्थात्‌ 
सरकारसे सहयोग करना है। और अगर हम सरकारके यन्त्रकों ही ठप कर देना 
चाहते हैं, और ऐसा है भी, तो हमें चाहिए कि खिलाफतके प्रइन तथा पंजाबके मामले- 
में हमारे साथ न्याय होनेतक हम अपनी सारी शक्ति सरकारके विरोधमें छगायें। अतः 
हम कौंसिलोंमें बहुमतके आगे सिर झुकानेसे इनकार करें, क्योंकि वह कौंसिल न तो 


४६ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


देशकी इच्छाका प्रतिनिधित्व करेगी और न हमारा ही -- यह दूसरी' बात हमारे सिद्धा- 
न्‍्तको देखते हुए अधिक उपयुक्त है। जो पदफ्र रहनेसे इनकार कर देता है वह मन्‍्त्री 
उस मन्‍्त्रीसे अच्छा है जो विरोध जाहिर करके भी पदपर बना रहता है। विरोध- 
भाव जाहिर करके भी पदपर बने रहनेसे ऐसा लगता है मानो स्थिति असह्य नही है। 
में कहता हैँ कि सरकारने जो स्थिति उत्पन्न कर दी है वह असहनीय है इसलिए जिसे 
आत्मसम्मान प्रिय है उस व्यक्तिके लिए तो एक ही मार्ग शेष रह जाता हैं, असह- 
योग करना -- अर्थात्‌ सारे सम्बन्धोंका पूरा-पुरा त्याग । जनरल बोयाने लॉड मिलनर- 
को कौंसिलमें प्रविष्ट होनेसे इस कारण इनकार किया था क्योंकि वे उस सिद्धान्तकों 
कतई पसन्द नहीं करते थे जिसके अनुसार लॉड मिलनर बोअरोंके साथ व्यवहार किया 
करते थे। जनरल बोयाकों सफलता मिली और उसका कारण यह था कि उनको लगभग 
पूरे ट्रान्सवालका समथंन प्राप्त था। राजनीतिके दृष्टिकोणसे देखकर कहें तो सफलताका 
दारोमदार देशके द्वारा बहिष्कार आन्दोलनकों अपनानेपर है। धाभिक दृष्टिकोणसे 
देखें तो कह सकते हें कि जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धान्तके अनुसार आचरण करता 
है तो उसे सफलता प्राप्त हुए बिना नहीं रहती; और राष्ट्रीय सफलता भी इसी 
कारण असंदिग्ध बन जाती है कि सीवेसे-सीवा मार्ग दिखाकर सफलता प्राप्त करनेकी 
बुनियाद डाल दी गई है। 

दूसरी दलील यह पेश की जाती है कि इन नई कॉंसिलोंमें प्रवेश करनेपर सफ- 
लता अवश्यम्भावी इसलिए भी है कि हम इससे पू्व अपेक्षाकृत कम प्रजातन्त्रीय' संस्थाओं- 
में प्रविष्ट हो चुके हे और हमने वहाँ भी काफी अच्छा काम करके दिखाया है। 
इस दलीलके उत्तरमें कहा जा सकता हैं कि उस वकक्‍ततक हमारे बीच कोई खाई नहीं 
बन पायी थी; हम लोगोंके हृदयोंमें ब्रिटेतकी ईमानदारी और न्याय-प्रियताके प्रति 
शंका उत्पन्न नहीं हुई थी या यों कहिये कि' उस समय हम बहिष्कारकों सफल कर 
सकनेके सम्बन्ध्में आश्वस्त नहीं थे या कहिए जिस तरीकेकों हम आज अपनायें हुए हैं 
उस' समयतक वह हमारे सामने नहीं आ सका था। कदाचित्‌ उपर्युक्त तीनों बातें 
इसका कारण रही हों। आखिरकार तरीके और ढंग तो समयके साथ बदलते रहते 
हैं। ज्यों-ज्यों काल बीतता जाये अधिकाधिक बुद्धिमान होते जाना चाहिए। जो भोजन 
बचपनके दिलोंमें हमारे लिए उपयुक्त था वह आज जवानीमें उपयुक्त नहीं हो सकता। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १४-७-१९२० 


१, (१८६२-१९१९ ); बोअर जनररू तथा राजनीतिक्ष; टान्सवालके प्रधान मन्री, १९०७; दक्षिण 
आक्रिका संघके प्रधान मन्त्री, १९१०-१९ । 

२. (१८०४-१९२०७ ); टन्सवाल तथा ओरिज रिवर कॉलेनीके गवर्नर, १९०१-०७; दक्षिण 
आफ़िकाके उच्चायुक्त, १८९७-१९०७; उपन्विश सचिव, १९१९-२१ । 


२९. बहुमतका कानून 


होमहझूल लीग तथा नेशनल यूनियन द्वारा बम्बईमें आयोजित पंजाब-सम्बन्धी 
सभामें मेने जो भाषण दिया था उसका विवरण पढ़नेपर तथा उसमें यह देखनेके 
परचात्‌ कि मेंने उस समभामें जनरल डायरपर मुकदमा चलाने तथा सर माइकेल 
ओडायरपर महाभियोग लूगानेकी माँग करते हुए एक' प्रस्ताव पेश किया था, श्रीमती 
बेसेंटन) पूछा है कि जिस प्रस्तावके मुहोंकों में ठीक न मानता होऊँ उसे मेंने क्‍्योंकर 
प्रस्तुत किया। मेरे उस भाषणके कारण श्री शास्त्रीकों भी क्षोभ हुआ है। मेंने अभी- 
तक अपने उस भाषणकी कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। इसलिए में यह कह सकतेमें 
असमर्थ हूँ कि मेरे उस भाषणकों ठीक-ठीक वितरित किया गया है या नही। मेने 
भाषण गुजरातीमें दिया था और सम्भव है कि संवाददातासे अनुवाद करनेमें गलती 
हो गई हो। मेरे भाषणकी' प्रकाशित रिपोर्टीके बावजूद, में अपनी स्थितिको स्वतन्त्र 
रूपसे समझानेका प्रयत्न करूँगा; और सो भी खुशीसे क्योंकि में यह मानता हूँ कि 
इन दो बड़े नंताओं द्वारा उठाया गया सैद्धान्तिक प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

मुझपर प्रायः यह दोष लगाया जाता है कि मेरा स्वभाव अपनी बातपर अड़े 
रहनेका है। मुझसे कहा गया है कि में बहुमतके निर्णयके आगे भी नहीं झुकता। मेरे 
सिर यह दोष भी मढ़ा गया है कि मेरा रवेया निरंकुशतावादी है। अब' पंजाब-सम्बन्धी 
उस सभामें ही मुझसे आग्रह किया गया कि में वह प्रस्ताव पेश करूँ हालाँकि मुझे यह 
ठीक' नहीं लगता था। मेंने उसे प्रस्तुत करना स्वीकार तो कर लिया परन्तु मेंने उस 
प्रस्तावमें कही गई बातोंके विरोध ं मत प्रकट करनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखा। 
और मेंने उसका विरोध किया भी। में इस' आरोपको कभी स्वीकार नहीं कर सका 
हेँ कि में हठी या निरंकुश हू। बल्कि मुझे इस बातका गयव॑ है कि गैर-महत्त्वपूर्ण 
प्रइनोंपर मेरा स्वभाव दूसरोंकी बात स्वीकार कर लेगेका ही है। निरंकुशतासे मुझे 
घृणा है। में अपनी स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दताकों एक मूल्यवान वस्तु मानता हूँ और 
दूसरोंकी स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दताका उतना ही आदर करता हूं । यदि किसी पुरुष या 
सत्रीको मेरा तक नहीं भाता तो में नहीं चाहता कि वह मेरे कहनेके अनुसार करे। 
में लकीरका फकीर नहीं हूँ; यदि मेरी बुद्धिकों ठीक छंगे तो में अपने प्राचीनतम 
शास्त्रोंकी बातको माननेसे इनकार कर देता हूँ, --- उसे ब्रह्मगाक्य मानकर स्वीकार नहीं 
करता। तथापि अनुभवसे मेंने यह सीखा है कि यदि में समाजमें रहता चाहता हूँ और 
साथ ही अपनी स्वतन्त्रता भी बनाये रखना चाहता हूं तो मुझे अपनी स्वतन्त्रताका 


१. एनी बैसेंट ( १८४७-१९३३ ); थिषोसोफिकल सोसाइटीकी अध्यक्षा; बनारसमें सेंट हिन्दू 
कॉलेजकी संस्थापिका; १९१७ के कांग्रेस अधिवेशनकी अध्यक्ष । 


रे वी० एस० ओऔनिवास शास््ी (१८६९-१९४६); विंद्वान्‌ राजनीतिश; भारत सेवक समाज 
(सरवेस्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ) के अध्यक्ष, १९१०-१९२७ । 


४८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आग्रह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मामलोंतक ही सीमित रखना चाहिए। अन्य ऐसे सब 
मामलोंमें जिनमें निजी धर्म या नीति-संहितापर आँच न' आती' हो, व्यक्तिको बहुमतके 
निर्णयके सामने सिर झुकाना ही चाहिए। इस दृष्टिसे उक्त प्रस्तावकों प्रस्तुत करनेका 
अवसर मुझे अपनी [ अनाग्रही | स्थितिको व्यक्त करनेका अवसर था। मेरे कथित 
हठी स्वभावके तो अनेक उदाहरण देशके सामने रखे जा चुके हें। बिना परेशानीके 
दूसरोंके सामने झुक सकनेके एक ऐसे अवसरका हाथ लगना खुशीकी बात थी। यों 
मेरा अब भी यही खयाल है कि देशका जनरल डायरपर मुकदमा चलाये जाने और 
सर माइकेल ओडायरको सदनमें भरत्सना करनेकी माँग पेश करना ठीक नहीं है। वह 
तो ब्रिटिश सरकारका ही काम है। में तो यह चाहता हूँ कि अपराधियोंकों साम्राज्यके 
अन्तर्गत किन्‍्हीं भी पदोंपर न रखा जाये। उस वक्‍तसे' अभीतक अपनी राय बदलने 
लायक ऐसी कोई बात मेरी नजरमें नहीं आई। और मेंने इस बातपर जिस सभामें 
यह प्रस्ताव पेश किया था उसी सभामें अपनी यह बात भी जोर देकर सामने रखी 
थी। जनरल डायरपर मुकदमा चलाये जानेकी माँग करनेमें कोई नेतिक दोष नहीं है। 
इसलिए मेंने प्रस्ताव पेश किया। देशकों ऐसी' माँग पेश करनेका हक है फिर भी 
कांग्रेस उप-समितिने सलाह दी है कि यदि हम उस अधिकारपर जड़े नहीं तो 
उससे देशका भला ही होगा। किन्तु मेंने सोचा कि मेरी स्थिति बिलकुल स्पष्ट है; 
में आज भी मुकदमा चलाये जानेके खयालके विरुद्ध हूँ; फिर भी मुकदमा चलाये जानेकी 
बात सम्मिलित करनेवाले प्रस्तावको प्रस्तुत करनेमें मुझे कोई आपत्ति इसलिए नहीं 
है कि वह विचार अपने आपकमें बुरा अथवा हानिकारक नहीं था। 

परन्तु में यह स्वीकार करता हूँ कि जिस संकटमय परिस्थितिसे होकर हम 
लोग गूजर रहे हें उसमें मेरे द्वारा उस प्रस्तावका प्रस्तुत किया जाना एक खतरनाक 
प्रयोग था, क्‍योंकि इस अवसरपर हम सार्वजनिक व्यवहारकी नई संहिता तंयार करने 
तथा जनसाधारणको शिक्षित या प्रभावित करने या उसका मार्ग-दरशन करनेका प्रयास 
कर रहे हैं; ऐसे समय कोई ऐसा काम करता उचित न' होगा जिससे जनसाधारणके 
मनमें उलझन पेदा हो जाये या जिससे ऐसा लगे कि हम जनताकी खुशामद कर रहे 
हैं। मेरा खयाल है कि इस समय हठी और निरंकुश कहलाया जाना, जनताकी वाहवाही 
लटनेकी गरजसे उसकी हाँ-में-हाँ मिलानेका आभास देनेकी अपेक्षा अच्छा है। यदि 
हम जनताकी निरंकुशतासे बचना चाहते हे और यदि हम व्यवस्थित रूपसे देशकी 
उन्नति करनेके इच्छुक हें तो उन लोगोंको जो जनसाधारणका नेतृत्व करनेका दावा 
करते हँ जनताका मूँह देखकर नहीं चलना चाहिए। मेरा विश्वास है कि किसी व्यक्तिका 
अपनी रायकी उद्घोषणा-भर करते रहकर जनसाधारणकी रायके आगे नतमस्तक हो 
जाना केवल अपर्याप्त है इतना ही नहीं बल्कि महत्त्वपूर्ण मामलोंमें यदि जनताकी राय 
नेताओंको बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होती तो जनसाधारणकी सम्मतिके विपरीत कदम 
उठाना नेताओंका कत्तंव्य हो जाता है। 

| अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १४-७-१९२० 


२०. जनरल डायर 


सैनिक परिषद्ने जनरल डायरको निर्णयकी भूलका दोषी पाया है और सरका रको 
सलाह दी है कि उन्हें भविष्यमें कोई सरकारी पद न दिया जाये। श्री मॉण्टस्युन 
जनरल डायरके आचरणकी बड़ी बेमुरोवतीसे' आलोचना की है। फिर भी, चाहे जिस 
कारणसे हो, में किसी भी तरह यह नहीं मान पा रहा हें कि सबसे बड़े अपराधी जनरल 
डायर ही हैं। उन्होंने जो करता बरती, वह स्पष्ट है। सैनिक परिषद्के सामने अपने 
वचावमें उन्होंने जो-कुछ कहा, उसकी हर पंक्तिसे उनकी वह घोर कायरता प्रकट 
होती है जो किसी भी सेनिकके लिए सर्वथा अशोभनीय है। उन्होंने ऐसे पुरुषों और 
बालकोंकी एक निह॒त्यी भीड़को “ विद्रोहियोंकी फौज ” कहा, जिनमें से अधिकांश छुट्टियाँ 
मनानेके लिए एकत्र हुए थे। लोगोंको एक अहातेमें घेरकर उन्होंने कुत्ते-बिल्लियोंकी 
तरह उन्हें अपनी गोलियोंका शिकार बनाया, और उनका खयाल है, उन्होंने इस तरह 
पंजाबके त्राताका काम किया। ऐसा आदमी तो सिपाही माने जाने लायक भी नहीं 
है। उनके काममें कहीं कोई बहादुरी नहीं थी। उन्होंने आगे बढ़कर कोई खतरा 
उठानेकी हिम्मत नहीं दिखाई। बिना कोई चेतावनी दिये उन्होंने ऐसे छोगोंप'र गोलियाँ 
चलाईं जिन्होंने उतका तनिक भी प्रतिरोध नहीं किया था। इसे “निर्णयकी भूल 
नहीं कहते । यह तो एक काल्पनिक खतरेसे सामना पड़ जानपर किसीकी निर्णयबृद्धिके 
जड़ हो जानेका उदाहरण है। यह हृदयहीनताका प्रमाण है, ऐसी अक्षमताका सबूत 
है जिसे अपराध ही माना जायेगा। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि जनरल डायर- 
पर जितना क्रोव उतारा गया है, दरअसछ उसमें से अधिकांशके पात्र और लोग हें। 
इसमें सन्देह नहीं कि गोलीबारी “दिल दहलानेवाली ” थी और निर्दोष लोगोंकी जान 
लेता एक जघन्य कृत्य था। लेकिन उसके बाद लोगोंकों जिस तरह तिल-तिल कर 
यब्त्रणा दी गई, उन्हें जिस तरह अपमानित किया गया और पुंसत्वहीन बतानेकी कोशिश 
की गई, वह जनरल डायरकी करतूतोंसे भी अधिक काली, अधिक दुराशयपूर्ण, अधिक 
विद्वेष-प्रेरित तथा आत्माके लिए अधिक घातक थी। और जनरल डाय'र जलियाँवाला 
बागके ह॒त्याकाण्डके लिए जितनी निन्‍दाके पात्र हें उससे भी अधिक' निन्‍्दाके पात्र 
वे लोग हे जिन्होंने ये जघन्य कृत्य किये। जनरल डायरने तो कुछ लोगोंकी' जान ली, 
लेकिन इत सबते तो एक रटाष्ट्रकी आत्माकों ही कुचछकर रख देनेकी कोशिश की। 
कनल फ्रेंक जॉन्सतकी' चर्चा कोई नहीं करता हालाँकि वह कहीं अधिक बड़ा अपराधी 
था? उतने निर्दोष लाहौरपर आतंकका साम्राज्य स्थापित कर दिया और अपने 


१, ई० एस० मॉप्टेग्यु (१८७९-१९२४ ); भारत मन्‍्त्री, १९१७-२२; और मॉप्टेग्यु-चेम्सफोड्ड 
सुधार योजनाके सह-प्रणेता । 

२, अप्रै-मई १९१९ में छाहोरके माशल हछों क्षेत्रीी कमान इ्न्‍दींके हाथोंमें थी; देखिए खण्ड १७, 
पृष्ठ ११५८-३२२ । 
१८-४६ 


५० सम्पूर्ण गांधी! वाडमय 


निष्ठ॒रतापूर्ण आदेशोंके द्वारा सभी माशेल लॉ अधिकारियोंके लिए निष्ठुरताका एक 
उदाहरण पेश किया। लेकिन सचमुच मुझे जिसके सम्बन्धमें कुछ कहना है वह कर्नल 
जॉन्सन भी नहीं है। पंजाब और भारतकी जनताका पहला काम तो कर्नल ओ कव्रायन, 
श्री बॉसवर्थ स्मिय, राय श्रीराम, और श्री मलिक खाँकी सेवाओंसे मुक्ति पाना है। अब 
भी वे सरकारी नौकरीमें बने हुए हें। उनका दोष भी उतना ही सिद्ध हो चुका है 
जितना जनरल डायरका। जनरल डायरकी जो भत्सेना की गई हैं, उससे अगर हम 
सन्‍्तुष्ट हो जाते हें और पंजाबके प्रशासवकों स्वच्छ बनानेके अपने स्पष्ट कत्तंव्यकी 
उपेक्षा कर देते हे तो उसका मतलब यह होगा कि हमने अपना फर्ज अदा नहीं 
किया। यह कार्य मंचोंसे छच्छेदार भाषण' देने और प्रस्ताव पास करनेसे सम्पन्न नहीं 
होगा। अगर हम स्वयं कोई प्रगति करना चाहते हों और अधिकारियोंकों यह एहसास 
कराना चाहते हों कि उन्हें अपने-आपको जनताका मालिक नहीं बल्कि ऐसा न्यासी 
और सेवक मानना है जो गलत आचरण करके और अपनेको न्‍्यासके लिए अयोग्य 
सिद्ध करके अपने पदोंपर बने नहीं रह सकते हे, तो उसके लिए कठोर कर्मकी 
आवश्यकता है। 

| अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, १४-७-१९२० 


३१. रहस्यपूर्ण 


दक्षिण आफ्रिकाकी' प्रत्यावतंन-योजना (रिपेट्रिएशन स्कीम) में कुछ अटपटापन 
जरूर है। मेंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि अन्तरकालीन रिपोर्टका १९१४ के 
भांरतीय राहुत विधेयकसे" लेशमात्र भी सम्बन्ध हो सकता है। उस अधिनियमकों 
में पूरा-पूरा पढ़ गया हूँ और श्री एन्ड्रयूजसे' उस सम्बन्धमें बातचीत भी कर चुका 
हूँ। उस बारेमें श्री' एन्ड्यूजः द्वारा ध्यान आकर्षित किये जानेके समयतक में तो 
यह भूल भी गया था कि स्वयं उस' अधिनियमर्में एक खण्ड ऐसा है जिसके अन्त्गत 
अधिवासके स्वत्वसे वंचित करके निःशुल्क यात्राकी सुविधा प्रदान की जा सकती है। 
सरकारी वक्तव्य श्री एन्द्रयूज द्वारा दी गई सूचनाकी पुष्टि करता है। मेरे मनमें 
उलझन इसलिए हो रही है कि राहत विवेयकके निःशुल्क यात्रा सम्बन्धी खण्डको 
कार्यान्वित करनेके लिए अन्तरिम रिपोर्टकी आवश्यकता क्‍यों समझी गई। राहत 
अधिनियम द्वारा! रद किये गये नेटारू काूनके विभिन्न अधिनियमोंके अनेक खण्डोंका 
स्थान उपर्युक्त खण्ड ले लेता है। उन खण्डोंके अन्तर्गत तीन पौंडी कर अदा करनेके 


१, देखिए “ पत्र : अखबारोंकी ?, १-७-१९२० । 
२, देखिए खण्ड १२, परिशिष्ट २५ । 

३. खण्ड ६ । 

४. २४-७-१९२० के यंग इंडियामें उद्धृत । 


रहस्यपूर्ण नर 


लिए बाध्य उन व्यक्तियोंकों, निःशुल्क यात्राकी सुविधा दी गई थी जो उस करकी 
अदायगीसे' अथवा पुनः गिरमिटिया मजदूर बननेसे बच निकलना चाहते हों, प्रस्तुत 
खण्डका मंशा केवल उन्हीं लोगोंकों प्रभावित करना था। तथापि' वह सामान्यतया 
लागू कर दिया गया था और यह हल न जाने कितनी गर्म बहसोंके बाद मिला था 
परन्तु विधान सभाके वाद-विवादसे' उसका क्षेत्र बिलकुल स्पष्ट हो गया। उस समय- 
तक ऐसी धारणा थी कि जबतक कोई व्यक्ति तीन पौंडी कर अदा करता है तब- 
तक वह वास्तवमें अधिवासी नहीं बनता और उसपर से उक्त करके उठा लिये जानेके 
बाद यदि वह निःशुल्क यात्रा सम्बन्धी खण्डका लाभ उठाना चाहता है तो उसको 
अधिवासके उस स्वत्वसे हाथ धोना पड़ेगा जो उन दिनों लगभग बीस वर्षोंसे चले आ 
रहे तीन पौंडी करको हटाये जानेके प्रश्नका न्‍्यायपूर्ण हल माना जाता था। इस अन्तरिम 
रिपोर्टके अनुसार उस खण्डकी परिसीमा थोड़ी-बहुत बदल जाती है। परच्तु व्यक्तिगत 
रूपसे में सशंकित नहीं हूँ, क्योंकि इस खण्डके अनुसार नि:शुल्क यात्राके लिए लिखित 
प्राथनापन् आवश्यक है और नेटालमें बसे हुए किसी भी भारतीयसे ऐसी लिखित 
प्रायंता प्राप्त करता कठित कार्य है। यह तो उन्हीं गिरमिटिया भारतीयोंके बारेमें 
सम्भव हो सकता है जो गिरमिटके बन्धनसे मुक्त हो जानेके पश्चात्‌ आज अपना 
भरण-पोषण क'रनेमें असमर्थ हें। इस खण्डका लाभ उठानकों और अधिवासका हक 
खो देनेको बहुत ही थोड़े भारतीय तैयार होंगे। साथ ही में यह सोचे बिना भी 
नहीं रह पाता कि एक एसे खण्डके नियम-विरुद्ध प्रयोगका प्रयास किया जा रहा 
हैं जो गरीब लोगोंकी मददके लिए नहीं, संदिग्ध अधिवासके मामलोंसे निपटनके लिए 
तेयार किया गया था। संदिग्ध अधिवासके मामलोंसे मेरा तात्पयें उन मामलोंसे है 
जिनमें एशियाई विरोधी दलके लोग “अधिवास प्राप्त नहीं किया गया” कह सकते 
थे। आज उस करको हटा लेनेके ६ वर्ष पदचात्‌ ऐसे प्रत्येक भारतीयको, जिसके 
लिए उस कर की अदायगी लाजिमी थी, वेंध अधिवास प्राप्त हो गया है। सरकार 
व्यक्तियोंकी मूसीबतसे बेजा फायदा उठाये और उन्हें एक बहुमूल्य हकसे वंचित 
करनेकी कोशिश करे, यह बात अधिकारके सम्बन्धर्में मेरी जो धारणा है उसके विपरीत 
बेठती है। विषम परिस्थितियोंमें ऐसी योजनाको प्रकाशित न करना ही बेहतर होगा। 
यद्यपि सरकार इसे कार्यान्वित करनेका अपना इन्तजाम पुरुता करनेम लगी हुई है किन्तु 
मुझे इस बातका इतमीनान है कि इस योजनासे इने-गिने भारतीय ही छाभ उठानेकों 
--जो कि एक संदिग्ध प्रकारका लाभ होगा --तैयार होंगे। 
| अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, १४-७-१९२० 


३२. पुलिस सुर्पारिटेडेंटका आदेश 


श्री गांधी अखबारोंकों लिखते हें: 


माननीय पंडित मदनमोहन मालवीयने गुजराँवाला (पंजाब)के पुलिस अधीक्षक 
(सुर्पारिटेंडेंट) श्री एफ० ए० हैरनके हस्ताक्षरोंसे जारी किये गये एक आदेशकी प्रति 
मुझे दी है। उनका कहना है कि अगर मुझे गुजराँवाला जिलेका--जिसका पूरा 
दौरा में अपने पंजाब-निवासके कालमें कर चुका हूँ -- कोई अनुभव हो तो उसके आधार- 
पर आदेशकी जैसी आलोचना कर सकूँ, करके उसे छपवा दूं। आदेशपर ५ जून, 
१९१९की तारीख पड़ी हुई है। स्मरण रहे कि १४ अप्रेठई, १९१९कों गृजराँवालाकी 
एक भीड़ द्वारा रेलवे पुलमें आग लगा दी जानेपर भीड़पर जो गोलीबारीकी गई थी, 
उसका निर्देशन करनेवाले यही सुरपरिटेंडंट हैरन थे। यह है वह आदेश : 
गुजराँवाला 
५ जून, १९१९ 
सेवामें 
पुलिस सब-इंस्पेक्टर 
अब यह लूगभग निद्चित है कि कुछ ही दिनोंमें इस जिलेके शेष शहरों- 
पर से भी साशल लॉ उठा लिया जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जो' 
सासले साल लॉ हटाये जानके समय मार्शल लॉ आयोगोंके विचाराधीन होंगे, 
केवल उन्हीं मामलोंकी सुनवाई आगे भी मार्शल लॉके अधीन जारी रह सकेगी । 
अन्य सभी मामलोंको, चाहे समरी अदालत हारा उनकी जाँच की जा 
रही हो या उसके सामने उनकी सुनवाई चल रही हो, उठा लेना होगा और 
उसके बाद उनकी सुनवाई आम काननके अन्तर्गत ही हो सकेगी। इसका 
मतलब होगा इन मासलोंका काफी रूम्बा खिचना, क्योंकि आम कानूनके अधीन 
अदालतमें इनको सुनवाई धीरे-धीरे होगी और अपील वरगेरह भी की जायेगी। 
इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो मामले समरी अदालतोंमें सुनवाईके लिए 
तेयार हों, उन्हें सुनवाईके लिए तुरन्त भेज दिया जाये, और जिन मामलोंकी 
अभी तहकीकात चल रही हो और वह तहकीकात जल्दी पूरी की जा सकती 
हो तो उनकी तहकीकात पूरी करके उन्हें भी तुरन्त सुनवाईके लिए भेज दिया 
जाये। इस जिलेसें पुल्सिन अपेक्षाकृत कम सासले ही सुनवाईके लिए भेजे हें, 
और इसलिए अवश्य ही ऐसे बहुत-से लोग अभी यहाँ बच रहे होंगे जो 


१. यह बॉम्बे क्ॉनिकलके १०७-७-१९२० के अंकरमें अखबारोंके नाम पत्रके रुपमें प्रकाशित 
हुआ था । 


पुलिस सुर्पारिटेंडंटंका आदेश ज 


अपराधी हैँ और जिनके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। इन लोगोंके मामलोंको 
तुरन्त सुनवाईके लिए भेजा जाये। 

जो मामले मुल्तवी पड़े हों, उन्हें पुरा करनेके लिए अब जोरदार कोशिश 
करनी चाहिए। शिनाख्तके लिए लोगोंको जल्दी ही जमा किया जाये और नये 
गवाह आदि जुटानेकी हरचन्द कोशिश की जाये ताकि वे अभियुक्तोंका दोष 
सिद्ध करनमें सहायता दे सकें। 

फरार लोगोंकों गिरफ्तार करनेकी ओर अबतक समुचित ध्यान नहीं 
दिया गया है। अब ऐसा करना जरूरी है। कॉस्टेबिलों और सफेदपोशों [ खुफिया 
पुलिस | को फरार लोगोंके पीछे लगा देनमें जल्दी करनी चाहिए और उन्हें 
तुरन्त ही गिरफ्तार कर लेनकी हर सम्भव कोशिश करनी चाहिए। उनकी 
गिरफ्तारीके लिए कुछ पुलिस स्टेशनोंको एक रुक्‍का लिख भेजना काफी नहीं है। 

मुझे अपने अफसरोंको यह समझानकी जरूरत नहीं कि यह कितना आव- 
दयक है कि वे अपने सभी सासले तुरन्त पूरे कर लें और ऐसा प्रबन्ध करें 
जिससे मार्शेल्ू लॉ हटाय जानके पूर्व काफी अभियुकतोंके मामलोंकी सुनवाई हो 
जाय । अबतक सुनवाईके लिए भेजे गय मामलोंकी संख्याकी दृष्टिसे यह जिला 
अन्य जिलोंकी तुरूनामें काफी पीछे है। इससे स्वभावतः यहाँकी पुलिसकी चुस्ती 
और फुर्तोकी आलोचना की जाती है। हालत सुधारनके लिए अब भी कुछ 
किया जा सकता है, और अगर मेरे सभी अफसर दिलोजानसे इस काममें जुट 
जाते हें तो कोई कारण नहीं कि जो लोग यहाँ तहकीकातका काम कर रहे 
हें उन्हें उन कर्मचारियोंसे कम ख्याति मिले जिन्होंने लाहौर और अमृतसरमें 
तहकीकात की है। लेकिन अगर सुनवाईके लिए भेजे जानवाले मामलोंकी संख्या 
इसी तरह कम रही तो निःसन्देह सभी सम्बन्धित व्यक्तियोंको उस क॒द्र और 
प्रतिष्ठासे वंचित रहना पड़ेगा जिसके कि कुछ दृष्टियोंसे वे हकदार हें। 

एफ० ए० हेरन 
पुलिस सुपरिटेडेंट 


इस जिलमें बीसों गवाहोंने कांग्रेस उप-समितिके सामने यह बयान दिया कि 
मार्शल लॉके अन्तिम दिनोंमें गिरफ्तार लोगोंके जत्थे-के-जत्थे सुनवाईके लिए तथाकथित 
समरी अदालतोंमें भेजे गये। इन अदालतोंकी अध्यक्षता करनेवाले अधिकारी काफी 
रात गये तक वहाँ बैठा करते थे और उन्होंने सफाईके गवाहोंकी कोई बात सुने बिना 
सर्वथा निर्दोष लोगोंकों भिन्न-भिन्न अवधियोंके लिए कारावासका दण्ड दे दिया। 
इस प्रकार सुनवाई करनेवाले एक अधिकारी थे कर्नल ओ ब्रायन और दूसरे श्री बॉसवर्थ 
स्मिथ। ऊपर हमने जो आदेश उद्धुत किया है, उससे कांग्रेस द्वारा लिये गये बयानोंके 
तथ्योंकी पुष्टि होती है और मुकदमे किस तरह चलाये गये, इसका एक भयंकर चित्र 
सामने आता है। अकालरूंगढ़, रामनगर तथा अन्य स्थानोंमें इसी तरह आनन-फानन, 


ण्ड सम्पूर्ण गांधी वाहग्मय 


बिना सोचे-समझे सर्वथा निर्दोष लोगोंकों परेशान और कैद किया गया, और तब भी 
यह सब करनेवाले अधिकारी अपने पदोंपर बरकरार हूँ और उनके हाथोंमें अत्याचार 
करनेकी सत्ता बनी हुईं है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १४-७-१९२० 


३३. भाषण : जालन्धरमें 


१५ जुलाई, १९२० 
हिन्दुस्तानीमें दिये गये एक छोटे-से भाषणमें महात्माजीने असहयोगका अर्थ पुरी 
तरह समझाया। उन्होंने कहा: 
जहाँतक मुसलमानोंका सम्बन्ध है, उलेमाओं-सहित मेरे उन सभी मुसलमान मित्रों 
और भादइयोंने, जिन्हें सारे भारतमें सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता है, मुझे भरोसा 
दिलाया है कि कोई भी सच्चा मुसलमान उस स'रकारको किसी प्रकारकी सहायता 
नहीं दे सकता जिसने अपने धारमिक दायित्वकी उपेक्षा की है और जिसने उनके तीक् 
विरोधोंके बावजूद इस्लामके पवित्र स्थानोंपर दखल जमा लिया है। पंजाबमें तो जो- 
कुछ मुसलूमानोंकों झेलना पड़ा वही हिन्दुओंको भी, और अगर खिलाफतका सवाल 
न भी होता तो सिफ्फे पंजाबका मामला ही इस दृष्टिसे काफी है कि जिस' सरकारने 
कांग्रेस कमेटी द्वारा सुझाई गई बहुत ही नरम ढंगकी सिफारिशोंकों माननेसे आखिर- 
कार इनकार कर दिया है, उसके साथ सहयोग न किया जाये। 


उन्होंने सभीसे अनुरोध किया कि पूर्ण धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने तथा 
अपने देशका नाम उजागर करनके लिए वे इस आतन्दोलनको अपनायें और आगे बढ़ायें। 
उन्होंने उपस्थित महिलाओंसे अनुरोध किया कि वे कताईको अपना खास कास सानकर 
उसे फिरसे अपनायें और बुनकरोंकों अपना पुराना धन्धा एक बार फिरसे चलानके 
लिए प्रोत्साहित करें। 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार' पत्रिका, २१-७-१९२० 


५६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


उन्हीं तत्वोंसे बना हुआ है जिनसे पंजाबियोंका निर्माण हुआ है। में निःचयपूर्वक 
नहीं कह सकता कि ऐसी परिस्थितियोंसे सामना पड़नेपर भी मेरी हिम्मत ढूट नहीं 
जायंगी। में तो ईइवरसे सिर्फ यह प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वह मुझे इतना बल 
दे कि में कभी भी ऐसे अपमानोंकों बरदाइत न करूँ--तब भी नहीं जब मेरे 
सासने इसका एकमात्र विकल्प सृत्यकों गले लगाना हो। आप लोगोंन अपनी आशा 
हंदरः समितिपर' केन्द्रित कर रखी है; आपको लूगता है कि वह अपराधियोंकोी समु- 
चित दण्ड देकर आपके अपमानोंकों धो देगी। लेकिन आपकी यह आशा बेकार है 
और फिर अब तो पंजाबके अन्यायके साथ खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय भी जुड़ गया है। 
सेरा निश्चित विव्वास है कि आप क्रोध और आवेशमसें कोई काम करके इन अन्यायों- 
का निराकरण नहीं करवा सकते। उन्तका निराकरण तो ठंडे दिमागसे काफो सोच- 
समझकर की गई कारंवबाइयोंसे ही सम्भव है। एक सबसे अच्छा कदम है असहयोग। 
इसके बाद श्री गांधीन उन्हें असहयोगके विभिन्न चरण समझाते हुए कहा कि अगर 
पहली अगस्त सारे भारतमें सामान्य विरोध-प्रदर्शेनके एक शान्तिपुर्ण दिनके रूपमें बीत 
गई तो इसका सतलब होगा, आपने सफलताके लिए एक सुदृढ़ नोंव डाल दी। अगर 
हिंसा हुई तो यह आन्दोलन स्वयंसेव ठप हो जायगा। मेरा आपसे हादिक अनुरोध 
है कि आप सब सचाई और बहादुरीसे एक सच्चे सिपाहीकी तरह काम करें, ऐसे 
सिपाहीकी तरह जो नीचताके साथ दूसरोंकी जान लेनेसें नहीं बल्कि उदारताके साथ 
अपनी जान दे देनेमें गौरवका अनुभव करता है। श्री गांधीन आगे कहा, सम्भव है 
कि इस देशके बहुत-से मुसलमान, जिनमें इस सभामें उपस्थित मुसलूसान भी शासिल 
हैं, अभी यह न जानते हों कि ठर्कीके साथ शान्ति-सन्धिकी शर्ते इस्लामके लिए कितने 
गम्भीर अपसानकी बात है। उन सबको काफी सावधानीके साथ प्रचार-कार्यके द्वारा 
यह चीज समझानी होगी, और यह काम अब ज्ञौप्न ही शुरू किया जायंगा। लेकिन 
जहाँतक पंजाबके अपवादका सम्बन्ध है, श्री बॉसवर्थ स्मिथ, कर्नेल ओनब्रायन, श्रीराम 
तथा मलिक खाँते यहाँके लोगोंका जिस तरह अपमान किया, उसके बारेमें तो कोई 
भी अनज्ञान नहीं है। यह मार सभी वर्गों, सभी दलोंपर समाल रूपसे पड़ी और आपकसें- 
से अधिकांश लोगोंको उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। फिर जबतक ये अधिकारी पंजाब- 
में बने हुए हें तबतक आप अपनको किस मुँहसे मनृष्य कह सकते हें, कँसे यह दावा 
कर सकते हैं कि आपसें आत्माभिमान और सम्मानकी तनिक भी भावना है? सम्भव 
है आपको खिलाफतके सवालकी कोई जातकारी न हो, लेकिन जलियाँवालाकी विभी- 
षिकाकी स्मृति तो आपके हृदय-पटलूपर इस तरह अंकित है कि उसे कभी मिठाया 
ही नहीं जा सकता। 


१. भारत सरकारने यह समिति बम्बई, दिल्ली और पंजाबमें अग्रेल महीनेमें हुए उपद्रवोंकी जाँल 
करनेके लिए १४-१०-१९१९ को नियुक्त की थी । समितिने सरकारके सामने अपनी रिपोर्ट ८ मा, 
१९२० को पेश की जो २८ मई, १९२० को प्रकाशित हुई थी । 


भाषण : असहयोगप'र ५७ 


इसके बाद श्री गांधीने श्रोतृ-समूहसे पूछा कि क्‍या आपके बीच श्री गुलाम 
जीलानी' उपस्थित हे -- गुलाम जीलानी, जिनके साथ किये गये अत्याचार और नुझं- 
सताको कोई भी भूल नहीं सकता। श्रोताओंमें से उन्हें किसोन बताया कि वे तो 
हिजरतपर गये हें। इसपर श्री गांधीन कहा कि इस प्रकार उन्होंने सम्भानके साथ 
इस देशका परित्याग कर दिया है, लेकिन वे अपने पीछे अपने भाईइयोंको छोड़ गये 
हैं, जो ईइवरके सामने अब जिस्मेदार हें कि उस सम्मानकों सफलतापूर्वक कायम रखें। 
तो क्या पंजाब उस सम्सानकी रक्षाके लिए कुछ नहीं करेगा? आपके सामने एक- 
मात्र उपाय असहयोग है। यही सबसे स्वाभाविक उपाय है। लेकिन यह नहीं हो 
सकता कि लोग सरकारकी कोंसिलों और अदालतोंकी कारंवाईमें भाग भी लें और 
उसके विरुद्ध असहयोग भी करें। मुझसे लोग अक्सर पुछते हे कि अगर हम सरकारी' 
नौकरी छोड़ दंगे, अगर हम उन पेशोंको छोड़ देंगे जो हमारी जीविकाके एकमात्र 
साधन हैं तो हम गूजारा कंसे कर पायेंगे ? लेकिन मुझे पुरा विश्वास है कि जबतक 
आपके पास ईइ्वरके वरदानस्वरूप दो हाथ और दो पाँव हैं, तबतक आप अपनी 
जीविकाके लिए उसी हाथ-पाँव देनेवालेपर भरोसा रख सकते हे। में यह माननेको 
तेयार नहीं हूँ कि भारतके सभी मुसलमान हिजरत करेंगे, लेकित मुझे पूरा विश्वास 
है कि वे असहयोग कर सकते हे और उन्हें असहयोग करना चाहिए। उन्हें यह याद 
रखना चाहिए कि उनके सहयोगके बिना सरकारका तनन्‍त्र एक दिन भी नहीं चल 
सकता । 

इसके बाद उन्होंने पहली अगस्तके कार्यक्रका महत्त्व बताते हुए उनसे 
अनुरोध किया कि आप यह दिवस पूरी तरह छिष्ट और ज्ञान्त ढंगसे सनायें। में यहाँ 
कौंसिलोंके बहिष्कारके सवालपर विचार करनको तेयार नहीं हूँ, क्योंकि में जवता और 
नताओंके बीच कोई मतभेद उत्पन्न करना नहीं चाहता। में तो लोगोंको उनके स्थानीय 
नेताओंकी इच्छापर छोड़ता हूँँ। और जहाँतक खुद मेरी बात है, मुझे इसमें तनिक 
भी सनन्‍्देह नहीं है कि असहयोगकी दृष्टिसे कौंसिलोंका बहिष्कार एक आवश्यक कदम' 
है, और में बम्बईमें जहाँ-कहीं भी रहेगा, वहाँसे इसका प्रचार करता ही रहूँगा। 
भाषणके अन्‍्तमें श्री गांधीने, जिस चीजको वे स्वदेशीका सूलमन्त्र मानते हें, उसपर- 
अर्थात्‌ हाथसे कते सृतके हाथसे ही बुने कपड़ोंके उपयोगपर जोर दिया। उन्होंने 
कहा कि लोग सिर्फ ऐसे ही वस्त्रका उपयोग करें । खिलाफत-दिवसपर स्वदेशीका 
महत्त्व इस बातमें है कि इस तरह लोग अंग्रेजोंको यह प्रतीति करा सकते हें कि कपड़े- 
जसी आवश्यक वस्तुओंके सम्बन्धर्मं भी कोई राष्ट्र उतके बिना काम्त चला सकता 
है और उस हृदतक स्वतंत्र हो सकता है। और जिस क्षण उन्हें यह प्रतीति हो 


१, एक मसलिदके इमाम, जिन्होंने रामनवमीके उत्सवका आधोजन करनेमें भाग लिया था। 
उन्हें १६-४-१९१९ को गिरफ्तार करके उनके साथ बड़ा अत्याचार किया गया; देखिए खण्ड १७, 
पृष्ठ ११२-२१३। 


५८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जायगी उसी क्षण भारत जिस न्यायकी माँग कर रहा है वह न्याय दिलानेमें वे इसके 
साथ कन्धेसे-कन्धा मिलाकर चलनेको तेयार हो जायेंगे। 
अन्तमें पेशावरकी अभी हालकी घटनाकी थोड़ी चर्चा हुई और विशेष रूपसे 
इस बातकी कि मुहाजरीनोंकी यात्राकों सुरक्षित बनानके लिए भविष्यमें क्‍या किया 
जाय। इसके बाद सभा समाप्त हो गई। 
[ अंग्रेजीसे 
ट्रिब्यून, २७-७-१९२० 


३५. भाषण : लाहोरमें 


१७ जुलाई, १९२० 
दनिवार १७ जुलाई, १९२० को दिल्‍ली गेठके बाहर पं० रामभजदत्तकी अध्यक्षतामें 
लाहौरके नागरिकोंकी एक सार्वजनिक सभा हुई। 
गांधीजी ज्यों ही अपना भाषण देनके लिए उठ त्यों ही जोरकी हर्षध्वनि हुई। 
वे हिन्दीमें बोले।' उन्होंने कहा कि सें कुछ ही शब्द कहूँगा । पेशावरकी घटनाके 
सम्बन्धमं श्री जफरअली खाँ ने जो विवरण हम लोगोंके सम्मुख प्रस्तुत किया है उसे 
सुनकर हमें क्षोभ हुआ है। बसे इसमें रोनकी कोई बात नहीं है। जब वे बोल रहे थे 
तब मेंने आप लोगोंमें से कुछको रोते देखा। अगर आप लोग खिलाफतके प्रइनका समा- 
धान कराना चाहते हैं तो आप लोगोंको रोना छोड़ देना चाहिए। आप लोग एक 
साम्राज्यके विरुद्ध ही नहीं बल्कि समचे ईसाई संसारके खिलाफ युद्ध कर रहे हें। 
यूरोपीय लोग चतुर, होशियार, धृत॑ और हास्त्रोंके प्रयोगमें पारंगत हें। उनमें त्याग- 
भावना भी है। गत महायुद्धके दिलोंमें प्रत्येक परिवारन कमसे-कम एक व्यक्ति लड़ाईके 
लिए दिया था। अपन वाइसरायकों ही लीजिए; उनका एक पुत्र उस युद्धमें मारा 
गया था; परन्तु उन्होंने बाह्य रूपसे एक दिन भी' दुःख प्रकट नहीं किया । ईदवरके 
कार्यके लिए हमें आत्मत्यागी बनना चाहिए और रोना तो हरगिज नहीं चाहिए। 
रक्‍तपात हो तो भी घेय नहीं खोना चाहिए। यदि | धेर्य खोकर | आप चन्द यरोपीयों- 
को मार डालसनेसमें सफल हो जायें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि में असहयोग- 
पर व्याख्यान देनेके लिए यूरोप जाऊँ तो बहाँके लोग मुझपर हंँसेंगे, परन्तु संसारमें 
गरीरबल ही सब-कुछ नहीं है। यूरोपीय लोग युद्ध-फऔौशल जानते हें। पुरान जमानेमें 
कोई सशस्त्र व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी या शत्रुके हाथमें भी खड़ग आ जानेतक युद्ध नहीं 
करता था। परन्तु आजकल तो बम, हवाई जहाज और तोपें इत्यादि निकल आये हें। 


१. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 


२. लाहोरसे निकलनेवाके जमींदार नामक पत्रके सम्पादक और मालिक; देखिए “पंजाबमें दमन” 
२९--९-१९२० । 


भाषण : लाहौरमें ५९ 


कुछ य्रोपीषोंकों मौतके घाट उतार देनमें कोई बहादुरी नहीं है। बल्कि सच्चा 
साहस तो इस बातमें है कि जहाँ आप खड़े हो जायें वहाँसे, कुछ भी क्‍यों न॑ हो 
जाये, तिल-भर हटनेकों तेयार न हों। आप लोगोंकों किसीका रक्‍त बहानेका अधिकार 
नहीं है। अपना रक्‍त आप अवद्य बहा सकते हें। खिलाफतके प्रइनकों हल करनेका 
केवल यही मार्ग है। में उलेमाओंका परामर्श ले चुका हूँ। अगर आप लोगोंका भी 
विद्वास यही है कि असहयोग एक प्रकारका जिहाद या धर्मेयुद्ध है, तो आप छलोगोंको 
उसे अपनाना चाहिए। आप लोगोंको नगरनिगमकी सदस्यता त्याग देनी चाहिए और 
बावर्चो आदिकी नौकरियाँ भी त्याग देनी चाहिए। खिलाफत एक धासिक प्रश्न है और 
यदि आप लोग उस सम्बन्धमें दुखी हैँ तो आपको आत्म-बलिदानी बनना चाहिए। 
हिजरतके बारेसें में आपसे निवेदत करना चाहता हेँ कि आप देदामें ही रहें और सब 
प्रकारके कष्ट झेलें ॥। आप लोग नगरनिगमकी सदस्यता, उपाधियों या पदोंके लिए 
मरना चाहते हें या खुदा के लिए? 

पंजाबका पहला सवाल तो वह मुसीबत है जो पिछले बरस आप लोगोंपर बरपा 
हुई थी। दूसरा सवाल है डायर और ओडायरसे भी बदतर ओनब्रायन, बॉसवर्थे 
स्मिथ, श्रीराम और सलिक साहेब खाँ-जेसे आदर्सियोंका अबतक अपनी नौकरियोंपर 
कायम रहना। क्‍या आप लोग ऐसी परिस्थितियोंमें कौंसिलोंमें जाने और अपन 
बच्चोंको स्कूल भेजनके लिए तेयार हें? 

ईश्वरसे' न्याय उन्हींकों मिलता है जो उसके पात्र होते हें। आप लोगोंसे जमीन- 
पर पेटके बल रेंगनकों कहा गया था, क्योंकि आप लोग उसके पात्र थे। यूरोपमें एक 
बालक भी ऐसा आदेश न मानता । क्‍या वहाँ यह सम्भव हो सकता था कि अगर 
किसी आदमीके पास टिकट नहीं है तो उसे गोलीसे उड़ा दिया जाये? यहाँ इसका 
कारण यही है कि आप लोगोंके पास शक्ति नहीं है। परन्तु कसी शक्ति हमें चाहिए ? 
यदि हमारे पास सहनशक्ति है तो सब कठिनाइयाँ ज्षीत्र ही दूर हो जायेंगी। 

गांधीजीन अपने सम्बन्धमें श्री मॉण्टेग्यु द्वारा दिये गये वक्‍तव्य तथा श्री झौकत- 
अली और पंडित रामभजदत्तके कथनोंका उल्लेख करनके पश्चात्‌ कहा कि यदि आप 
लोग हिसात्मक कार्य करेंगे तो खिलाफतके प्रइनके समाधानकी आशा जाती रहेगी। 
जलियाँवाला बाग-जसी हजारों घटनाएँ क्‍यों न घटित हो जायें परन्तु आप लोगोंको 
उत्तेजित नहीं होना है। फाँसीपर चढ़नेकी नौबत आ जाये तो भी -- यद्यपि सरकारसे 
में यह आशा नहीं करता--आप लोगोंको उसके लिए तेयार रहना चाहिए। में 
आपके साहसको कम करनेके लिए पंजाब नहीं आया हूँ। निरे सिपाहीकी अपेक्षा वह 
व्यक्ति कहीं बढ़कर है जो कष्ट झेलनेकों सदा कटिबद्ध है। आगामी पहली अगस्त- 
को आप लोग मुकस्मिल हड़ताल रखें और ईइवर-प्रार्थना करें परन्तु यह-सब केवल 

स्वेच्छासे प्रेरित होकर करें। एक प्रस्ताव पास करना होगा परन्तु कोई जलस नहीं निकाला 


८ 


१, १८७३-१९३८; मोलाना मुहम्मद अलोके भाई । 


६० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जायेगा । अगर सभा करनेकी मनाहीं होगी तो सभा भी न होगी । आप लोग 
पुलिस और सरकारके सब हुक्‍्मोंकी तामील करें । इतना कहनेके उपरान्त गांधीजीने 
असहयोगकी उन चार मंजिलोंको समझाया, जिनका केन्द्रीय खिलाफत कमेटी बसम्बई 
ऐलान कर चुकी थी। गांधीजीन कहा कि पंजाबमें आधेसे ज्यादा मुसलमान हैं। यदि 
हिन्दू उनके साथ सहानुभूति रखेंगे तो यह कत्तेंव्य-पालन ही कहुलायंगा। यदि हिन्दू 
और सिख मुसलमानोंसे अलग रहें तो भी मुसलूमानोंकों चाहिए कि वे अपने मनमें 
रहनवाले ईइवरके प्रति अपना कत्तंव्य निभायें। पंजाबमें करोड़ों मुसलमान रहते हें। 
यदि उनमें साहस और त्यागकी भावना हो तो वे क्‍या नहीं कर सकते ? वें समस्त 
भारतको हिला सकते हें। हिन्दुओंसे में यह कहना चाहता हूँ कि में मुसलूसानोंका 
समर्थत करता हें और सब जगह उनके साथ जाता-आता हूँ सो हिन्दुओंके हितकी 
दृष्टिसि ही। अगर मुसलूमानोंके साथ हिन्दू ज्ञान्तिपृ्वक रहना चाहते हैं तो उन्हें 
मुसलमानोंकी सहायता करनी चाहिए। मुझसे कई लोगोंन कहा कि खिलाफतका प्रदन 
हल हो जानपर मुसलमान हिन्दुओंका साथ छोड़ देंगे। मेरा उनका बीस बरसोंसे घनिष्ठ 
सम्पक॑ रहा है; उसके बलपर में यह कह सकता हूँ कि यह आइंका सिथ्या हे। 

में गायोंकी रक्षा, हिन्दुओं और मुसलूमानोंके बीच पारस्परिक प्रेमकी स्थापना 
और उसकी वढ्धिके द्वारा करना चाहता हूँ। खिलाफतमें सहायता पहुँचानके बदलेमे 
दानस्वरूप नहीं । 

अन्तर्में आपसे मेरा निवेदन यह है कि आप लोग अनुशासनका पालन करना 
सीखें --- आज सुबह मेरे देखनेसें आया कि यहाँके रेलवे स्टेशनपर एक सुसाफिरका 
सामान भीड़के पेरों तले कुचछा जा रहा था। उससे मुझे दुःख हुआ। आप लोगोंकों 
अनुशासनका मूल्य समझना चाहिए और स्वयंसेवकोंको ऐसे सभी अवसरोंपर सुव्यवस्था 
कायम रखनो चाहिए। उन्हें भी स्टेशनके अन्दर भोड़ लगानके बजाय स्टेशनके बाहर 
ही रहना चाहिए। आशा है कि पहली अगस्तकों तनिक भी शोरगुरलू या अव्यवस्था नहीं 
होने पायेगी। यदि लोग अपने-अपने विभागीय नायकोंके निर्देशोंके अनुसार चलें तो वे 
देखेंगे कि पंजाब और खिलाफतके प्रदनका हल छः महीनेके अन्दर ही निकल आयेगा। 

पंजाब-निवासियोंकी ओरसे डा० सेफुद्दीन किचलन अपने संक्षिप्त भाषणसे 
मौलाना शौकत अली और गांधीजीको, सुसलूसानोंके लिए वे जो-कुछ कर रहे हें उसके 
लिए, धन्यवाद दिया। रातके १२-४५ बज सभा समाप्त हुई। 

| अंग्रेजीसे | 
ट्ब्यून, २०-७-१९२० 


१, पंजाबके एक कांग्रेसी नेता । 


३६, कॉंसिलोंका बहिष्कार 


धीरे-धीरे असहकारका रूप निखरता आ रहा है। इस समय राष्ट्रके सम्मुख जो 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है वह है कौंसिलोंका बहिष्कार करना। मुझे उम्मीद है कि 
जनता अडिग रहकर अपने इस कार्यकों पूरा करेगी। 

जिस सरकारकी नीयत खराब है, जिसने जान-बूझकर न्याय नहीं किया जिसके 
हृदयमें जनताके प्रति तिरस्कार-भाव होनेका हमें विश्वास हो गया है, उसके द्वारा 
विरचित योजनासे हमें क्या मिलनेवाला है? 

इस समय मुझे समस्त राज्य-तन्त्र विषके समान दिखाई दे रहा है। नीमसे मीठे 
फलकी आशा ही कैसे की जा सकती है? मुख्य प्रश्न यह है: क्या हम विधान 
परिषदोंमें भाग लेकर निरंतर प्रतिरोध करें अथवा इन परिषदोंमें बिलकुल ही भाग 
न लें? विष्त-बाधाओंसे कोई योद्धा पराजित नहीं होता। अंग्रेज कुशल योद्धा हें। 
विधान परिषदोंमें जाकर सरकारको हैरान करनेका अर्थ है, लम्बे-तीखे भाषण देना, 
गालियाँ तक बकना तथा जब वोट लिये जायें तब उसके पक्षमें अपना वोट न देना। 
जो यह मानते हे कि ऐसे उपायोंसे सरकार थक जायेगी, उन्होंने प्रशासन-व्यवस्थाका 
कुछ अध्ययन ही नहीं किया है। हमारे द्वारा इस तरह विध्न डालनेसे वह छोटी- 
छोटी चीजे तो देगी, लेकिन सार-तत्त्व कभी नहीं देगी। 

हमने इस तरह आजतक जो विजय प्राप्त की है उसमें कदाचित्‌ ही कोई महत्त्व- 
पूर्ण हो। भारतका धन बदस्तूर बहता चला जाता है। सेनाका भय तनिक भी कम 
नहीं हुआ है। गोरे कालेके बीच भेद बराबर बना हुआ है। प्रपंच कम होनेके बदले बढ़ 
गया है। राजनीतिमें तिछ-मर सुधार नहीं हुआ है। कौन कहेगा कि [सरकार और 
जनता | दोनोंके बीचका सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन निर्मेल होता जा रहा है। 

यदि थोड़ेसे भारतीय न्‍्ययाधीश' बना दिये गये, कुछ लोगोंकों कार्यकारिणी परि- 
घद॒की नौकरी मिल गई, कुछ भारतीय विधान परिषदोंमें चले गये, एक भारतीयको 
लॉड बना दिया गया तो क्या इससे हमारा कल्याण हो गया ? में तो इन सब बातोंकों 
प्रलोभन मानता हूँ। यह हमें निद्रावस्थामें रखनेके लिए अफीमकी गोली है। जब- 
तक न्याय नहीं मिलता तबतक सरकारकी ओरसे मिला हुआ सम्मान वस्तुतः 
अपमान है, इतनी सीधी-सी बात हम क्‍यों नहीं समझ पाते ! 

में तो सारे हिन्दुस्तानकी ओरसे जबरदस्त आशा लगाये बेठा हूँ; लेकिन मेरे 
मतमें मुझे गुजरातसे सर्वाधिक आशा करनेका विशेष अधिकार है। में उम्मीद रखूँगा 
कि गुजरात इस सम्बन्धर्मे अग्रणी रहेगा। 

गुजरातकी जनता सतक मानी जाती है। उसे बहुत ठीक हिसाब करना आता 
है। मेने जो आँकड़े जनताके सम्मुख रखे हे वे तो एकदम स्पष्ट हे। कीचड़में पाँव 
रखें और छीटे न उड़ें, यह कसे सम्भव हो सकता है? जबतक प्रशासन अन्याय 


च्दे ५. 


बुद्धिसे भरा हुआ है तबतक विधान परिषद्कों में कीचड़ ही मानूंगा। 


घर सम्पूर्ण गांधी वाहम्मय 


हैरान और परेशान करनेकी नीतिसे आयरलंण्डकी जनता कुछ प्राप्त नहीं कर 
सकी; [ हालाँकि | उसके पास पार्नेल जैसा महान्‌ योद्धा था। अब उस जनताने हार- 
कर हिसाकों अख्तियार कर लिया है। इसे भी में तो भूल ही मानता हूँं। हैरान 
करनेसे कुछ हासिल नहीं होता, इसके उदाहरणस्वरूप मेंने आयरलेण्डका दृष्टान्त आपके 
सामने रखा है। दक्षिण आफ्रिकार्मे जनरल बोथाके सम्मुख दो मार्ग थे: धारासभामें 
जाकर न्‍्यायकी याचना करना अथवा विधान सभाका त्याग कर देना। उन्होंने विधान 
सभाको छोड़ना पसन्द किया और उनकी विजय हुईं। उन्हें अपना मनपसन्‍्द संविधान 
मिला और वे स्व॒तन्त्र प्रजाके प्रधान नियुक्त हुए। 

विधान परिषदोंका त्याग करनेसे राष्ट्र उन्चत होगा। जनताको शुद्ध शिक्षा मिलेगी 
तथा प्रशासन चलानेका बोझा सिर्फ सरकारपर ही आ पड़ेगा। मेरी दृढ़ मान्यता है कि 
यदि जनताका शिक्षित भाग भी अपना कत्तंव्य समझ सरकारकी ओरसे मिलनेवाले 
स्पष्ट प्रलोभनोंका त्याग कर दे तो सरकार पल-भर प्रशासन-प्रबन्ध नहीं चला पायंगी। 
शासन-प्रबन्ध केवल जनताकी सर्वेसम्मतिसे चलता है। जब जनता स्पष्ट रूपसे उसका 
विरोध करने लगे तब वह कदापि नहीं चल सकता। सरकार मुख्यतः जनताकों भय- 
भीत करके नहीं वरन भरमाकर शासन-प्रबन्ध चलाती है। डरका उपयोग भी अवश्य 
करती है लेकिन वह तो अन्तिम अस्त्र है। न्याय भी किया जाता है, लेकिन उतना 
ही जितना राज्य चलानके लिए जरूरी है। न्याय करना उत्तम पालिसी” है इसलिए 
कुछ हृदतक न्‍्ययय मिलता है, जबकि हम तो यह माँगते हे कि पृथ्वी रसातलकों 
भले ही चली जाये न्याय तो होना ही चाहिए। 

और हमारे सम्मुख अंग्रेज अधिकारियोंका हृदय-परिवर्ततन करनकी बात इसी 
तत्वका समावेश करवानंके लिए आती है। हृदय-परिवर्तंनके लिए हमें यह साबित 
करना चाहिए कि हम उनके समकक्ष हैँ। अपने शरीरबल अथवा नतिक बलके आधार- 
पर ही यह समता प्राप्त की जा सकती है। शरीरबलसे प्राप्त की गई समता अपेक्षा- 
कृत हीन स्तरकी समता है, यह पशुनीति है। और [किसी भी | हिन्दूके लिए त्याज्य 
है। सहस्रों वर्षोसि हमें जो शिक्षा प्राप्त होती रही है वह विभिन्न प्रकारकी है। मेरी 
दृढ़ मान्यता है कि नेतिक बलसे अंग्रेजोंको वशर्में किया जा सकता है। में उनके द्वारा 
नियुक्त अधिकारियोंके सम्बन्धर्मं अनेक कटु बातें लिखता हूँ तथापि मेरी मान्यता है 
कि ब्रिटिश जनता नेतिक बलसे जितना प्रभावित होती है उतनी यूरोपमें और कहींकी 
जनता नहीं होती। और विधान परिषदोंका ज्ञानपू्वक त्याग करता नैतिक बलकी एक 
छोटी-सी निशानी है। यह त्याग आसानीसे किया जा सकता है लेकिन यह प्रभावशाली 
तभी हो सकता है जब जनताके प्रतिनिधि होने योग्य पुरुष ही यह त्याग करें। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १८-७-१९२० 


३७. स्त्रियोंका कत्तंव्य 


पंजाबमें जो अत्याचार हुए हे उनके सम्बन्धरमें विख्यात भद्र महिला जाईजी जहां- 
गीर पेटिटकी अध्यक्षतामें बम्बईकी स्त्रियोंने अपने विचार व्यक्त किये हे। इससे दो 
उद्देश्योंकी पूर्ति हुई है। एक तो उन्होंने हिन्दुस्तानके दुःखर्में भाग लिया और वह 
दुःख क्‍या है, उसे समझा। ऐसे अत्याचारोंके सम्बन्धमें स्त्रियाँ उदासीन नहीं रह सकतीं। 
जहाँ स्त्रियाँ अपना स्त्रीत्व तथा पुरुष अपना पौरुष खो बेठें, यदि ऐसा अवसर उप- 
स्थित हो जाये तो वहाँ स्त्रियाँ मौन नहीं रह सकतीं। पंजाबमें केवल पुरुषोंका ही अपमान 
नहीं हुआ, स्त्रियोंका भी हुआ है। मनियाँवाला गाँवमें स्त्रियोंका अपमान करनेमें उद्धत 
अधिकारी श्री बॉसवर्थ स्मिथने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए स्त्रियों द्वारा 
बम्बईमें सभा आयोजित करता अपना ककत्तंव्य निभानेसे अधिक कुछ नहीं है। मुझे 
उम्मीद है कि गृजरातके मुख्य नगरोंमें भी सभाएँ आयोजित करके स्त्रियाँ प्रस्ताव 
पास' करेंगी। 

स्त्रियाँ स्वयंको अबला मानकर ऐसे कार्योंके उत्तरदायित्वसे मुक्त नहीं हो सकती 
हैं। अबला विशेषण आत्माके सम्बन्धर्में कदापि लागू नहीं हो सकता। निर्बेलता तो 
गरीरके बारेमें कही जा सकती है। एक बालिका जिसकी आत्मा उज्ज्वल है, जिसे 
आत्माकी प्रतीति हो गई है, वह बालिका साढ़े छः फूट रूम्बे उद्धत अंग्रेजजा सामना करके 
उसे परास्त कर सकती है। जिस स्त्रीकों अपने अस्तित्वका भान हो गया है उसका 
सत्रीव्व उसके आत्मबलसे सुशोभित है। अपने शरीरकी दुबंछताकों स्वीकार करके जो 
स्त्री मनसे भी दुर्वल बन जाती है वह अपने स्त्रीत्॒वकों सुशोभित नहीं कर सकती। 
हमारे शास्त्र हमें बताते हेँ कि सीता, द्रौपदी आदि स्त्रियोंने अपने तेजसे दुष्टोंको 
भयभीत कर दिया था। जैसे हाथीका शरीरबल मनुष्यके बृद्धिबलके आगे कुछ नहीं 
कर पाता वसे ही मनुष्य अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष दोनोंके आत्मबलके आगे मनुष्यका बुद्धिबल 
तथा दारीरबलरू तृणवत्‌ है। 

इसलिये में चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानकी स्त्रियाँ अपनेको अबला मानकर अपने 
राष्ट्रकी रक्षा करनेके अधिकारकों न तजें। जिस स्त्री-जातिने हनतुमाव आदि वीरोंकों 
पैदा किया, उसे अबला कहना निरा अज्ञान है। हो सकता है, स्त्रीकों अबछा कहनेमें 
अभिप्राय पुरुषको स्त्रीके प्रति उसके कत्तेव्यकी प्रतीति करवाना रहा हो। अर्थात्‌ 
इसका यह अभिप्राय रहा हो कि शरीरसे बलवान होनेके कारण उसे अपनी राक्षसों- 
जैसी उद्धत वृत्तिसे अबला स्त्रीको सतानेका अधिकार नहीं है बल्कि उसका कार्य तो 
सत्रीकी रक्षा करते हुए ऐसे साधनोंकों उसके हाथमें देना है जिससे उसकी आत्माका 
विकास हो। 

यह युग केवल शरीर-बलका है-- ऐसे भ्रममें पड़े रहकर हम यह मानते हें 
कि हम हिन्दुस्तानके दीन और दु:खी लोग क्या कर सकते हैं, और ऐसा सोचकर 


द्डे सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कत्तत्वहीन बने रहते हैं। जान पड़ता है इस मान्यताने पुरुष वर्गगकों भी अबला बना 
दिया है। कितना अच्छा हो यदि हिन्दुस्तानके लोग यह समझ लें कि वस्तुतः ऐसी 
कोई बात नहीं है। हिन्दुस्तावकी जनताकों जब आत्म-सम्मानकी प्रतीति हो जायेगी 
तभी वह सबल बनेगी तथा तदुपरान्त यहाँ जनरल डायर नहीं रह पायेंगे। 
ऐसा बल किस तरह आये ? इसके लिए किसी बड़े प्रशिक्षणकी जरूरत नहीं 

है। ईशवरपर विदवास करके हमें किसीके शरीरबलसे नहीं डरना चाहिए। शरीरबलके 
धनी अधिकसे-अधिक हमारे प्राण ले सकते हैं। उस शरीरके प्रति जब हम निडर हो 
जाते हें तभी सिंह बनते हैँ। इसलिए वास्तविक बल राक्षसी शरीर प्राप्त करनमें नहीं 
वह तो मानसिक दुढ़ता, आत्माकी पहचान तथा मौतके प्रति निडर-भाव रखनेमें है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १८-७-१९२० 


३८. स्वदेशी 


में शुद्ध स्वदेशीके' सम्बन्ध्में अबतक जो-कुछ लिख चुका हूँ, उसपर पाठकोंकों 
मनन करनेकी सलाह देता हूँ। चरखेके सम्बन्ध्मं आजके नवजीवन में जो खबर दी 
गई है उसे पढ़कर प्रत्येक स्वदेशी-प्रमी स्त्री-पुरुषको प्रसन्नता हुए बिना नही रहेगी। 

यहाँ में दूसरी ऐसी कुछ जानकारी भी देना चाहता हूँ जो गृूजराती बहनोंके 
लिए विशेषतया विचारणीय है। 

मानतीय पण्डितजीने हिन्दू विश्वविद्यालयके लिए चन्दा देनेकी अपील करते 
हुए वहाँ स्वदेशीका प्रचार करते, करघोंकी प्रतिष्ठापता करनेकी बात की और कहा कि 
हिन्दुस्तानकी कुछ रानियाँ भी कातना सीखनेके लिए राजी हो गई हें। तालियोंकी 
गड़गड़ाहटके बीच उन्होंने कहा कि जबतक हिन्दुस्तानके राजा-महाराजा चरखा नहीं 
चलायेंगे तबतक उन्हें शान्ति नहीं होगी। 

पण्डितजीने ऐसा क्योंकर कहा ? वे समझते हें कि हिन्दुस्तानकी आर्थिक स्वतन्त्रता- 
का आधार चरखों और हथकरघोंपर निर्भर है। जहाँ आ्थिक स्वातन्त्य न हो वहाँ 
या तो दूसरी तरहकी स्वतन्त्रताकी आशा करना ही व्यर्थ है अथवा उसे प्राप्त करनके 
लिए इंग्लेंडकी तरह उलटे-सीधे तौर-तरीके अपनाने पड़ते हें। 

इसी विवारसे प्रेरित हो डाक्टर माणकबाई बहादुरजीन कातना सीख लिया है 
और हर रोज थोड़ा-बहुत कातती हें। माणकबाई बम्बईके भूतपूर्व एडवोकेट जनरलकी 
धरंपत्नी हें तथा प्रसिद्ध स्वर्गीय डाक्टर आत्माराम सगुणकी सुपुत्री हें। उनकी तबीयत 


१, देखिए “ शुद्ध स्वदेशी ”, ११-७-१९२० । 

२. जिसमें कहा गया था कि श्री रेवाशंकर मेहता द्वारा घोषित किये गये पुरस्कारकी शत्तके 
अनुरूप श्री गणेश भास्कर काछेने एक चरखा बनाया है। देखिए खण्ड १६, पृष्ठ २२९३-२४ । 

३. पंडित मदनमोहन मालवीय। 


पत्र : एक पाठककी ओरसे ६५ 


कुछ वर्षोसे बहुत खराब है। अब भी वे कमजोर ही हैं। उन्होंने हर रोज थोड़ा- 
बहुत कातनका निश्चय किया है। 
और अब अतिया बेगम तथा जंजीरा बेगमने चरखा सीखना शुरू कर दिया है। 
पंजाबमें श्रीमती सरलादेवी स्वदेशीके काममें जुटी हुई हें। वे अपने हाल ही के 
पत्रमें लिखती हैं कि उन्होंने अमृतसर जाकर वहाँ रतनचन्द और बुग्गा चौधरी, जो 
जेलमें हे, की धर्मंपत्तियों और रतनदेवीको, जो अपने पतिके शवकों गोदमें रख रात- 
भर विलाप करती रही थीं, इस कार्यमें लगा लिया है। उन्होंने वहाँ एक समिति 
नियुक्त करके स्त्रियोंके लिए चरखेके वर्ग खोले हँ। ल्धियानामें स्त्रियोंकी सभा करके 
वहाँ यही काम शुरू कर दिया है। यह सारी प्रवृत्ति कबतक चल सकेगी, इसके 
बारेमें हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन अनुभव हमें कमसे-कम इतना तो सिखाता है 
कि जहाँ एक भी सच्ची निष्ठावाला व्यक्ति हो वहाँ आरम्भ की हुई प्रवृत्ति मन्द 
नहीं पड़ सकती। 
आजकल देशमें हाथसे कते सूतके कपड़े पहननेका शौक बढ़ता जा रहा है। ऐसे 
समय यह आवश्यक है कि गुजरातकी बहनें आगे आयें। उनमें शक्ति तो बहुत है, 
लेकिन पहले इच्छा [भी तो | होनी चाहिए। वस्त्रहीनोंकी लाज ढाँकनेका प्रयत्न 
सावारण प्रयत्त नहीं है। जबतक स्त्रियाँ काम करनेके लिए आगे नहीं आती तबतक 
हिन्दुस्तानमें कपड़ेकी' तंगी कम नहीं हो सकती। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १८-७-१९२० 


३९. पत्र: एक पाठककी ओरसे' 


मुझे यहाँ यह पत्र प्रकाशित करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेंने ऐसी 
अनक दलीलें सुनी हे और उनका उत्तर भी दिया जा सकता है। पूछा गया है कि 
बंगाककों उसके कत्तंव्यके प्रति सचेत करनेका क्‍या उपाय है? अवसर आनपर उसे 
अपने कत्तंव्यका भान हो जायगा। फिर क्या प्रत्येक प्रान्तका अपना-अपना कार्यक्षेत्र 
नहीं होता ? बंगालने धन नहीं दिया तो विद्वत्ताका दान दिया है। गुजरातने जो दान 
दिया है उसमें आइचयेंकी बात नहीं है। गुजरातके पास | धन| बहुत है, उसे देना 
आता है और उसने दिया है। बंगालको देना नहीं आता; इससे उसने नहीं दिया। 
कविश्वीकों' सहायताकी आवश्यकता जान पड़ी इसका अथ यही है कि बंगाल उन्हें 


१. कंचनछाल एम० खाँडवाढा । उक्त पत्र यहाँ उद्भुत नहीं किया गया है | ११-७-१९२० के 
नवजीवनमें गांधीजी द्वारा की गई टीकाकी चर्चा करते हुए श्री खाँडवालाने लिखा था कि गुजरातको 
आलोचना सही नहीं है तथा बंगालके लोगोंने बंगाल्से बाहरके प्रान्तोंके सावैजनिक कार्योमें कभी योगदान 
नहीं किया हे । देखिए “ शान्तिनिकेतन ”, ११-७-१९२० । 

२, रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 

१८-५ 


६६ सम्पूर्ण गांधी! वाहगमय 


पूरी तरह पहचान नहीं सका। किन्तु क्या इसलिए हम भी सहायता न करें? यह 
बात सच है कि कविश्वीकी कीमत पंसेमें नहीं आँकी जा सकती, लेकिन इसका मतलब 
यह नहीं है कि हम अपनेकों पैसेसे उनकी सहायता करनेके दायित्वसे मुक्त मानें। 
बल्कि इसका यह अर्थ है कि हम पैसेसे उनकी जितनी मदद करें उतनी कम है। 
में तो यही मानता हूँ कि उन्हें आनेका विशेष आमन्त्रण देनेके बाद गुजरातने जितना 
दिया है वह कम है। इसलिए “ताना देने “का प्रइन ही नहीं उठता। गुजरात अन्य 
अनेक अवसरोंपर अपने कत्तंव्यके प्रति जागरूक रहा है इसी कारण मभेरे-जेसे भिक्षुक 
आगे भी उसी कत्तेव्य-निष्ठाकी आशा रखते हे। कविश्वीने कोई भिक्षा नहीं माँगी है; 
बल्कि गानििनिे. व री स्थितिका अवलोकन करने तथा श्री एन्ड्रयूज द्वारा दिये गये 
वर्णनकों पढ़नेके बाद मेंने ही गुजरातका ध्यान उसके कत्तंव्यकी ओर दिलाया है। यह 
उत्तर लिखते समय मुझे सूचना मिली है कि बम्बईसे शान्तिनिकेततके लिए १०,००० 
रुपये प्राप्त हुए हें। यह्‌ रकम कविश्रीके [बम्बई | आनेके तुरन्त बाद ही इकट्ठी की 
गई थी। इससे जो जबरदस्त तंगीकी हालत थी वह दूर हो गई है। लेकिन इससे 
उन लोगोंको, जिन्हें मेरी माँग उचित जान पड़े, रुक जानेकी आवश्यकता नहीं है। 
[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, १८-७-१९२० 


४०. भाषण: कॉंसिलोंके बहिष्कारपर' 


१८ जुलाई, १९२० 
गांधीजीन कहा कि कॉौंसिलोंसे सम्बन्ध न रखना भारतीयोंके नजदीक राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा एवं आत्म-सम्भानका विषय है और जबतक माहोंल लॉके अपराधियोंकों दण्ड 
नहीं मिल जाता तबतक कोई भी आत्म-सम्मानकी भावना रखनेवाला भारतोय उनमें 
भाग नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि अंग्रेजोंकी अन्तरात्मा उदात्त है लेकिन दुर्भाग्य- 
वद्य वे बंयम, डारविन तथा भौतिकवादके अन्य प्रचारकोंकी लम्बी-चौड़ी बातोंमें 
आकर ईसामसीहके उपदेशोंसे दूर चले गय हें। अंग्रेजोंके साझीदार बननेके लिए भार- 
तीयोंको अपनर्में आत्म-सम्मान और सान-मर्यादाके गुण लान होंगे; केवल यही अंग्रेजों 
के दिलपर असर डाल सकते हे। उनका दीन-हीन और लाचार बनकर रहना ठीक 
नहीं है। 
प्रासंगिक रूपसे गांधीजीन कहा कि सें अपन देशके क्ृषकोंको तथा अपने घरों 
और खेत-खलिहानके प्रति उनके प्रेमको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा खयाल है कि 


१. लाहोरमें; १८-७-१९२० को एक अनौपचारिक सम्मेलन आयोजित किया गया था भौर उसमें 
माशल लॉके दौरान पंजाबमें हुए अत्याचारों तथा खिलाफत सम्बन्धी समझौतेके प्रति विरोध प्रदर्शित करनेके 
लिए नवनिमित कौंसिलोंके बहिष्कारके प्रश्षपर विंचार-विमश हुआ था । 


पत्र: मगनलाल गांधीकों ६७ 


कर न देनके परिणामस्वरूप उनकी अधिकारियोंसे टक्कर हो सकतो है। इसलिए में 
उन्हें कर अदा न करनेकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यह तो मेरे कार्यक्रमक्की अन्तिम 
मंजिल होगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, २०-७-१९२० 


४१. पत्र: मगनलाल गांधीकों 


[१८ जुलाई, १९२० के बाद | 
चि० मगनछाल, 
चरखेपर और कालेके ऊपर तो में बिलकुल मुग्ध हो गया हूँ। तुम भी बस 
उसीकी रट लगाते रहो। चरखेके चित्रका और कालेकी तसवीरका ब्लाक बनवानेका 
काम अब भाई आननन्‍्दानन्दकों सौंपना। उनसे मिलना-जुलना भी। उनका जीवन-वृत्तान्त 
प्राप्त करना। उनकी पढ़ाई-लिखाई कितनी क्या है? चरखेका पेटंट अपने नामसे लेना। 
काल़ेकी सम्मति मिले तो उसका नाम गंगाबाई चरखा' रखना। [ किन्तु | उन्हें अपना 
नाम देनेकी इच्छा है। उनकी अभी भी यही इच्छा हो तो वैसा ही करना। चरखेपर 
नाम-धाम आदि सब' देवनागरी और उर्दूमें लिखवाना। पेटेंटकी' अरजी देनेमें ढील न 
करना। ट्स्टकी बात मेरे ध्यानमें है। 


बापूके आशोर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७९३) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


४२. पत्र : सगनलाल गांधीको 


गुरुवार [१८ जुलाई, १९२० के बाद | 
चि० मगनलाल, 
चरखेके बारेमें जितना सोचता हूँ कालेकी रच्नापर उतना ही' अधिक मुग्ध 
होता जाता हूँ। उनकी तबीयतकी देखभाल करते रहना। और पून्ियाँ आदि बनानेंके 
यन्त्रोंके लमूनोंकी आकृतियाँ भी उनसे तैयार करा छेना। 
छोटालालसे' कहना कि भाई विट्नुलदास सारी खादी शीघ्र ही मेंगवायेंगे/ जिसमें 
ताना और बाना, दोनों हाथके सूतके हों, ऐसी खादी अपने पास ही बचा रखना। 


१, ऐसा छूगता है कि यह और अगला पत्र १८-७-१९२०के नवजीवनमें चरखेसे सम्बन्धित 
घोषणाके बाद लिखे गये थे । देखिए “ स्वंदेशों *, १८-७-१९२० को पाद-्प्पणी २ । 


९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


रामजीभाईका खयाल रखना। वे आदमी सज्जन हेँ। उनके १८ रुपये जमा 
रखना । इसकी एवजमें उन्हें सूत भेजना और उनसे बड़े अर्जका कपड़ा बुननेकों कहना। 
वे बुद देंगे। अब हमारे पास बड़े अर्ंकी ऐसी खादी जिसमें ताना-बाना, दोनों हाथके 
सूतके हों, होनी चाहिए। कताईका काम अहमदाबादमें शुरू नहीं किया तो धुनियेका 
बोझ बेकार ही उठाना पड़ेगा। जल्दी करना। 

टूस्ट मेरे ध्यानमें है। एक मिव॒ट भी खाली नहीं बैठता किन्तु लाचार हो जाता 
हँ। आज सारा दिन “यंग इंडिया के लिए लिखता रहा; अब थक गया हूँ लेकिन 
पूरा कर डालंगा। 

बाकी देखभाल करते रहना। 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गूजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७९४) से। 
सौजन्य : राधाबेत चौवरी 


४३. भाषण : रावरूपिडीमें 


१९ जुलाई, १९२० 


अगर हिन्दू यह समझ जायें कि सात करोड़ मुसलमान उनके देशभाई हें और 
वे उनके साथ दुश्मनी करके नहीं रह सकते तो यह निरचय' कर लेना उन्हें अपना 
परम कत्तेव्य मालम होगा कि उन्हें मुसलमानोंके साथ जीना है और उन्हींके साथ 
मरना है। में तालियोंकी गड़गड़ाहट नहीं चाहता, बड़े-बड़े जलसे भी नहीं चाहता, 
चाहता हूँ तो सिर्फ काम। अगर हिन्दू अपना कत्तेब्य भूलकर मुसलूमानोंके साथ इस 
प्रसंगपर कुर्बानी नहीं करते तो में उनसे कहूँगा कि आज जेसे इस्लामपर खतरा आया 
हुआ है बसे ही किसी दिन उनके धर्मपर भी खतरा आयेगा। यूरोपके मित्र देशोंके 
मन्त्रियोंका खयाल है कि वे मुसलमानोंकों वहाँसे निकाल बाहर कर सकते हे, इसी 
तरह वे किसी दिन हिन्दुओंको भी गुलाम बतानेकी बात सोच सकते हें। हमारा 
कत्तंव्य है कि जबतक मुसलमान भाई अपने दीन और ईमानपर कायम रहकर कुर्बानी 
करनेके लिए तैयार हों तबतक हम हिन्दुस्तानकी आजादीकी खातिर उनके साथ 
ड॒टे रहें। . - - 

में पिछले तीय वर्षोसे मुसलमान भाइयोंकों जानता हूँ; और में इस बातके 
लिए उनपर कुर्बान हूँ कि वे हिम्मतका काम कर सकते हें, बहादुरी दिखा सकते 
हूँ; लेकिन मेंने यह भी देखा है कि जोशमें आकर उन्होंने कई बार बहुत बड़े-बड़े 
काम कर डाले, मगर जोश ठंडा हो जानपर उनकी काम करनेकी शक्ति ही चली 


१. भहदेव देसाईके यात्रा-विवरणसे संकलित । 


भाषण : रावरूपिंडीमें ६९ 


जाती है। इस लड़ाईमें हमें कुर्बानी तो करनी ही है; हममें उस सल्तनतकी-सी काबि- 
लियत भी होती चाहिए जिसके खिलाफ हम जूझ रहे हें; इस सल्तनतके सिपाही 
ठंडे दिमागसे, अनुशासन, समझदारी और बहादुरीके साथ लड़ते हें। अगर आप उनके 
खिलाफ खड़े होना चाहते हें तो आपको भी वही समझदारी, वही बहादुरी और वही 
अनुशासन सीखना चाहिए। अगर आप जोशमें आकर अपने नेताके आदेशोंका पारून 
नहीं करेंगे तो आपको विजय नहीं मिलेगी। बहुत-से राष्ट्रोंको सिफे इसी कारण न्याय 
नहीं मिल पाया कि उन्होंने क्रोधसे काम लिया। ईदह्वर भी उसी व्यक्तिको इन्साफ 
देता है जिसमें तदबीर है, हिम्मत है, सही ढंगसे' काम करनेकी शक्ति है लेकिन क्रोध 
नहीं है। रावलूपिडीके हिन्दू और मुसलमान भाई काफी ताकतवर हें। उनमें आपसमें 
झगड़नेकी ताकत भी है। मेरी उनसे यह मिन्नत है कि वे कुर्बानीकी ताकत हासिल 
करें। में फिर कहता हूँ कि कुर्बानी तलवार खींचकर लड़नेकों तैयार हो जानेमें नही 
है। तलवार उठा लेनेमें तो मुसछमान बड़े बहादुर हैं। उनकी तलवारकी ताकतके 
लिए में उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन उन्हें यह भी समझाता चाहता हूँ कि अगर 
आप तलवार चलानेकी ताकतकी कामना करते हे तो आपके भीतर जान दे देनेका 
माहा भी होना चाहिए। पंजाबी तलवार उठाना जानते हें, लेकिन में उनकी तलवारकों 
भाड़ेकी तलवार मानता हूँ। भाड़की तलवारसे किसीको डराया नहीं जा सकता। 
जो आपसे भी अच्छी तरह तलवार चलाना जानता हो आपकी तलवार उसके 
सामने बेकार हो जाती है, और आपके हाथसे तलवार छूटी कि आप भी असहाय 
हो गये। लेकिन मेंने ऐसा उपाय ढूँढ़ निकाछा है जिससे आप अपनी तलवार म्यानमें 
रखकर लड़ सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर आप तलवारका उपयोग करेंगे तो 
आपको पराजय ही मिलेगी। इतना ही नहीं, वह तलवार उलूटकर आपके ही भाइयों 
और बहनोंकी गर्दनपर पड़ेगी। अगर आप असहयोगकी खूबी समझना चाहते हें तो 
मेरा कहा मानिए। में कुरान शरीफ की जानकारी रखनंका दावा नहीं करता, 
लेकिन आपके उलेमाओंका ही कहना है कि असहयोग एक बहुत जबरदस्त ढंगका 
जिहाद है। तलवार उठानेपर भी आदमी मरता ही है और असहयोग करनेपर भी 
मरता है। तो जिसमें दूसरोंकों मारनेकी बात नहीं है, उस असहयोगकों अपनाकर 
आप कुर्बानी क्‍यों न करें ! 

सुना है, पेशावरमें मुहाजरीनोंके ऊपर जो जुल्म किये गये हें, उनको लेकर 
लोग बहुत उत्तेजित हें; उनका खून खोल रहा है। मुझे लगता है कि मुहाजरीनोंका 
कोई दोष नहीं था; दोष अंग्रेज सिपाहियोंका ही था। लेकिन ऐसी गलूत बातें हो 
जानेपर भी हमें धैयेंसे काम लेता चाहिए, उन्हें बरदाइत कर लेना चाहिए। अगर आप 
यह निश्चय कर लें कि खूनकी तदी भले बह जाये, लेकिन हम अपनी मर्दानगी नहीं 
छोड़ेंगे, अपना आपा नहीं खोयेंगे बल्कि हिम्मतके साथ कुर्बानी करते रहेंगे तो आप 
तय मानिए कि आपको विजय मिलेगी ही। . - < 

सरकारके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखना है, इसी सिद्धान्तकों समझनेमें सच्चा 


सहयोग निहित है। . . : 


७० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अगर इन [खिताबयाफ्ता | छोगोंमें अपने खिताब छोड़नेकी ताकत और 
भलमनसाहत न हो तो में इनके बजाय खानसामाओंसे ही कहूँगा कि सरकारी 
नौकरोंके लिए रोटी पकाना भी इस जालिम सरकारके जुल्मोंमें हाथ बटाना है। . . - 

में सिपाहियोंसे हथियार छोड़ देनेको तो कहूँगा लेकिन यह नहीं चाहूँगा कि वे 
फिर कभी किसी दुश्मनपर हथियार उठायें। में उन्हें अपनी ही तरह बेतलवारका 
सिपाही बननेकों कहूँगा। मुझमें कोई शारीरिक शक्ति तो है नहीं; लेकिन में मानता 
हूँ कि मेरी मर्जीके खिलाफ मुझसे कुछ भी नहीं कराया जा सकता। आगे समय 
आनेपर में किसानोंसे भी मारगुजारी न देनेको कहूँगा, लेकिन अभी में सिपाहियों 
और किसानों दोनोंसे कहँगा कि जबतक कोई निर्देश नहीं दिया जाता तबतक वे 
कोई कदम न उठायें। हमारी लड़ाईकी खूबी अनुशासनमें है, इसलिए में अपने बेहथियार, 
बेतलवार सैनिकोंसे कहेंगे कि जबतक उन्हें हुक्म न दिया जाये तबतक वे कोई कदम 
नः उठायें। समय आनेपर उन्हें हुक्म दिया जायेगा। केकिन जबतक हमें यह नहीं 
लगता कि सारा हिन्दुस्तान अनुशासनको मानने लगा है तबतक हम सिपाहियों और 
किसानोंसे कुछ नहीं कहेंगे। . - - 

ये लोग सेनामें भरती क्‍यों होते हें? पैसेके लिए। जो पंसा इन्सानकी इन्सानियत 
ले ले, वह पैसा बहुत ही तुच्छ वस्तु है। क्या आप बॉसवर्थ स्मिथ, जॉन्सन, श्रीराम 
आदिके काले कारनामे भूल गये हें? पेटके बल रेंगनेका आदेश क्या आप भूल गये 
हैं? में आपसे विनती करता हूँ कि आप पैसेके लालचमें भरतीके जालमें न फँसें। 
मेहनत-मजदूरी करके अपनी रोटी कमायें और साफ कहें कि हम सेनामें भरती नहीं 
हो सकते। जरा सोचिए कि अगर पंजाब ऐसा करता है तो उसका कितना भारी 
असर होगा। जितने सिपाही पंजाब देता है उतने सिपाही और कौन-सा प्रान्त देता 
है? और अगर पंजाब सिपाही न दे तो वह कौन-सी ताकत हैं जो दूसरी जगहोंसे 
सिपाही प्राप्त कर सकती है? .. 

मेने भी सरकारकी सिपाहीगिरी की है, लेकिन अब उससे ऐसा कह देनेका 
समय आ गया है कि तुम्हारी' सल्तनतसे खुदाकी सल्तनत हमें हजार गुना अधिक 
प्यारी है। उस सल्तनतमें हम अपना धर्म कायम रख सकते हें; तुम्हारी सल्तनत 
तो अन्यायपर टिकी हुईं है। वह ईद्वरका विरोध करके खड़ी है, उसके प्रति हम 
वफादार नहीं हो सकते। 

माशल हढॉसे पंजाबकी नाक कटी है, उसका अपमान हुआ है। इसे धोनेका यही 
तरीका है कि आप सरकारसे कहू दें कि हम वफादार प्रजा बनकर रहता चाहते हें, 
लेकिन उसी' हालतमें जब स'रकार सीधी चाल चले और पंजाबके साथ नयाय' करे। 
जबतक आप [ सरकार | ऐसा नहीं करते तबतक' हमें आपसे कोई मुहब्बत, कोई लगाव 
नहीं हों सकता। . - - 

मॉण्टग्यू साहबने कहा हैं कि गांधीने देशकी सेवा तो की हैं, लेकिन अब वह 
पागल हो गया हैं, और जरूरत हुई तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 
अब में आपसे कहूँगा कि अगर गांधीकों गिरफ्तार किया जाये तो आप लोग पागरू 


भाषण : रावरूपिडीमें ७१ 


न बन जाइयेगा। किचलकी' गिरफ्तारीपर आप पागल हो गये थे, सत्यपालकी' गिर- 
फ्तारीपर भी आप पागल हो गये थे। आपने मकान जलाये, निर्दोष लोगोंकी जाने 
लीं। अगर आप मुझे प्यार करते हें तो हम दोनोंके गिरफ्तार कर लिये जाने या 
फाँसीपर लटका दिये जानेपर भी आप पघैयंसे काम लें। मेरा खयाल है, अगर में 
प्रधान मन्‍्त्री होऊँ और कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे में पागछ गांधी मानता होऊं, मेरा 
विरोध करे तो मेरा दिल कहता है कि में भी अवश्य ही उस गांधीकों अन्दमान 
भेज दूं। मॉण्टेग्यु मुझे पागल मानते हें; अगर वे सचमुच मुझे पागल मानें और 
गिरफ्तार कर लें तो इसमें गुस्सेकी क्‍या बात है? अगर आप मुझे पागल न समझते हों 
तो आप मेरा कहना मानें, और मेरा कहना मानकर जेल जायें। जहाँ किसी जालिमका 
राज हो वहाँ जेल महलके समान है और महल जेलके समान हैं। अगर आपने कभी 
जेल-महलका अनुभव प्राप्त किया है तो में जो कहता हूँ, उसे आप स्वीकार करेंगे) 
अगर आप मानते हों कि मेरी अन्तरात्माके माध्यमसे ईश्वर मुझसे जो-कुछ कहता है, 
आपसे में वही कहता हूँ तो आप मेहरबानी करके मुझे यह भरोसा दिलायें कि अगर 
सरकार मुझे सजा दे तो भी आप अपना ग्स्सा पी जायेंगे, उसका विस्फोट नहीं 
होने देंगे; बल्कि सरकारसे बुलन्द आवाजमें यह कहेंगे कि चाहे हमें फाँसी दो या 
जेल, आपको हमारा सहयोग नहीं मिल सकता; आपको हमारा सहयोग जेलमें 
मिलेगा; फाँसीके तख्तेपर मिलेगा, लेकिन फौजी रिसालोंमें नहीं, विधान सभाओंमें 
नहीं; और न किसी और सरकारी महकमेमें। . - - 

इस शिक्षाके लिए शारीरिक शक्तिकी जरूरत नहीं हैं और न कोई खास इल्म 
सीखनेकी जरूरत है। इसके लिए शौंकत अली-जैसा शरीर भी नहीं चाहिए। इसके 
लिए बस एक ही तत्त्वकों जानना जरूरी' है--घैर्यको। में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ 
कि वह आपको ऐसी' प्रेरणा दे, ऐसी शक्ति दे कि हिन्दुस्तान और सब-कुछ भूलकर 
इस कामको अपने हाथमें ले ले। अगर हम इसे साध लें तो हिन्दू और मुसलमान 
एक-दूसरेके प्रेमके गुलाम बनकर रहेंगे और वे दुनियाकों यह हुक्म दे सकनेकी' स्थितिमें 
होंगे कि बेईमानी और अन्याय बन्द करो। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-८-१९२० 


१. चिकित्सक और पंजाबके कांग्रेसो नेता; इन्हें १० भग्रैठ, १९१९ को निर्वासित किया ग्या था। 


४४. भाषण : गजरखानमें' 


२० जुलाई, १९२० 

महात्मा गांधी जोरकी हर्षश्वनिके बीच उठे; खिलाफतके मामलेमें हिन्दुओं, सुस- 
रूमानों और सिखोंकी एकताकी जरूरत समझाते हुए उन्होंने कहा कि गेर-मुसलूसानों- 
के पवित्र स्थानोंके उद्धारका यही एक रास्ता है। इस ध्येयकी पूतिके लिए त्याग किये 
बिना काम ने चलेगा। कच्चा गढ़ीकी घटना इसका उदाहरण है। आगे चलकर 
गांधीजीन श्रोताओंसे कहा कि आप लोग अंग्रेजोंके प्रति किसी प्रकारकी हिसाका प्रयोग 
न करें। सफलताका सा्ग यह नहीं है और न इस ढंगसे सरकारका विरोध करनमें 
आप समर्थ हो हें। हमारा हथियार तो एक ही है-- हिन्दू-मुस्लिम एकता। यदि 
इन दो जातियोंके बीच सच्ची एकता हो और संकल्पको दृढ़ता हो' तो हमें सरकार- 
को सूचित कर देना चाहिए कि जबतक खिलाफतका प्रइन इस तरह हल नहीं किया 
जाता जिससे मुसलूमानोंकों सन्‍्तोष हो जाये तबतक हम लोग सरकारसे सहयोग नहीं 
करेंगे। जेसा कि सें घोषित कर चुका हूँ पहली अगस्तका दिन व्रत और हड़तालके 
दिनके रूपसें सनाया जाना चाहिए और मस्जिदों और मन्दिरोंमें प्रार्थना को जानी 
चाहिए। वक्‍ताने मुसलूमानोंके साथ उस समयतक हमदर्दी दिखानके अपने निशचयकों 
प्रकट किया जबतक खिलाफतके प्रइनका निर्णय उतके अनुकूल नहीं हो जाता। उन्होंने 
कहा कि देखा गया है कि मुसलमान लछोग यदाकदा क्रोधके वशीभूत हो जाते हें और 
हाथर्म तलवार उठा लेते हें। इसको इस अवसरपर आवश्यकता नहीं है और इससे 
बजाय लाभके नुकसान अधिक पहुँच सकता है। इसके बाद वक्‍तान सरकारके साथ 
असहयोगपर अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा, पहली अगस्तको असहयोग आरम्भ 
हो जायगा। पहली अगस्तकों सरकारसे स्पष्ट रूपसे यह कह देना चाहिए कि चूँकि 
खिलाफतके प्रदनका निर्णय उन्तके पक्षम नहीं किया गया है इसलिए भविष्यमें हम 
वफादार बने रहनेको तेयार नहीं हें। खिताब तथा अवेतनिक पद छोड़ दिये जायें। 
वकीलोंको वकालत छोड़ देती चाहिए। क्‍योंकि इस सरकारकी कचहरियोंमें वकालत 
करतेकी अपेक्षा शरीर-अमपर बसर करना कहीं अच्छा है। सरकारी खानसामाओं और 
बारवचियोंकों भी अपनी नौकरियाँ छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जो अत्याचारियोंकी नौकरी 
करता है वह उनके द्वारा किये जानेबाले अत्याचारोंमें भागीदार बनता है। कौंसिषों- 
का भी बहिष्कार किया जाता चाहिए। यदि इससे काम न चला तो में सेनिकोंके 
पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि आप लोगोंकों ऐसी सरकारकी नौकरी नहीं करनी 


१, म्युनिसिप गाडडेन्समें भायोजित सार्वेजनिक समामें । 
२. देखिए “ हिंजरत और उसका अर्थ ”, २१-७-१९०२० । 


भाषण : गूजरखानमें ७३ 


चाहिए जो आपकी धामिक भावनाओंके प्रति उदासीन है। यदि इससे भी काम न 
चला तो में किसानोंके पास जाऊंगा और उनसे सरकारकों लगान न अदा करनेकी 
बात कहूँगा। परन्तु ऐसा तभी किया जायेगा जब मुझे आप लोगोंकी एकताके विषयसे 
विश्वास हो जायेगा। 

श्री गांधीन आगे चलकर कहा कि श्री मसॉण्टेग्युकी राय है कि मेंने अपने करत्तें- 
व्यका पालत किया है। लेकिन उनके नायबका सत है कि मुझपर पागलपन सवार 
है। में अपने निइचयपर वृढ़ और अठल हूँ और फाँसीपर चढ़ने या निर्वासित किये 
जानेसे नहीं डरता। उन्होंने ओताओंसे कहा कि यदि मुझे, शौकत अली और डा० 
किचलको फाँसी दे दी जाये या हम निर्वासित कर दिये जाये तो भी आप लोग श्ान्ति- 
भंग न करें। पिछले वर्ष डा० किचल और सत्यपालके निर्वासनके समय आपने ऐसा 
ही किया था; अब ऐसा नहीं होना चाहिए। में अपने भाइयोंकी सहायता करनके 
लिए सदेव तेयार हूँ, चाहे जेलमें रहें अथवा उसके बाहर। जेलके बारेसें आपकी जो 
भी घारणाएं हों परन्तु कारावास आततायियोंके अधीन भोगी जानवाली स्वतन्त्रतासे 
बेहतर तो है ही। आप लोग अपने घरोंको जेल और जेलोंको महल सानें। 
आवश्यकता इस बातकी है कि मनमें दृढ़ता हो। में तालियाँ पीटन और बड़ी-बड़ी 
सभाएँं आयोजित करनेको बहुत राभदायक नहीं मानता। यह समय अमली' काम 
करनका है। 

महात्मा गांधीने अपना व्याख्यान बेठे-बेठे दिया और चूँकि वे कुछ अस्वस्थ थे, 
इसलिए उन्होंने भाषण समाप्त होते ही श्रोताओंसे विदा साँगी। इसपर कंम्पबेलपुरके 
चार आदसी खड़े हो गये और कहने रंगे कि हम लोग गांधोीजीकों कंस्पबेलपुर ले 
जानेके लिए आये हें। गांधीजीन उनसे कहा कि आप उस स्थानपर आइय, जहाँ में 
ठहरा हुआ हूँ। 

| अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रक्ट्स, १९२० 


४५. देशकी पुकारपर 


डा० सप्रूनीं इलाहाबादकी खिलाफत कान्‍्फ्रेन्समें बड़ा जोशीला भाषण दिया। 
उन्होंने मुसलूमानोंकी वेदनाके प्रति सहानुभूति प्रकट की, लेकिन साथ ही उन्हें असहयोग 
न करनेकी भी सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि वे असहयोगके स्थानपर 
कोई दूसरा उपाय नहीं सुझा सकते, लेकिन उनका निश्चित मत था कि यह इलाज 
तो खुद मर्जसे भी बुरा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान लोग भारतीय 
न्यायाधीशोंसे पदत्याग करनेका अनुरोध नहीं कर सकते और अगर वे ऐसा करते 
हैं तो सफल नहीं होंगे। इस हालतमें अगर वे अंबोध-अज्ञान सर्वेसाधारणसे साथ 
देनेका अनुरोध करते हें तो वे अपने सिर एक बहुत भारी जिम्मेदारी छेंगें। 

में स्वीकार करता हूँ कि डा० सप्रूकी इस आखिरी दलीलमें जोर है। उनके 
मनमें यह भय काम कर रहा है कि अज्ञानियोंके असहयोगसे परेशानी पंदा होगी और 
अव्यवस्था फैलेगी, लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। मेरे विचारसे तो किसी भी असह- 
योगका कुछ सुपरिणाम निकलना निश्चित है। अगर वाइसराय महोदयका दरबान यह 
कहे कि “हुजूर, में अब सरकारकी और सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि इसने मेरे 
राष्ट्रीय सम्मानकों चोट पहुँचाई है” और इस्तीफा दे दे तो मेरे खयालसे यह काम 
सरकारके अन्यायके विरुद्ध किये गये जोरदारसे-जोरदार भाषणसे भी अधिक कारगर 
और वजनदार साबित होगा। 

फिर भी जबतक हम इस कामके लिए देशके ऊचेसे-ऊचे तबकेसे अपील नहीं 
करते तबतक उस दरबानसे कुछ कहना गलत होगा। इसलिए मेरा इरादा यह है कि 
अगर सरकारके दरबानोंसे इस अत़्यायी सरकारसे अलग हो जानेको कहनेकी जरूरत 
पड़ी तो सबसे पहले में न्यायाधीशों और कार्यकारिणी परिषद्के सदस्योंसे अनुरोध 
करूँगा और कहूँगा कि आज' सारे भारतमें खिलाफत और पंजाबके सवालोंपर किये 
गये दोहरे अन्यायके प्रति जो विरोध उठ रहा है, उसमें वे भी शामिल हों। दोनों 
ही सवाल हमारे राष्ट्रीय सम्मानसे' सम्बन्धित हें। 

में तो यही मानता हूँ कि ये सज्जन कुछ पेसोंके लोभसे इन उच्च पदोंपर नहीं 
आये हें, और मेरा ख्याल है कि ख्यातिके लोभसे भी नहीं आये। मेरे खयालसे ये 
देशकी सेवा करनेके विचारसे' ही इन पदोंपर आये। पैसेके लोभसे नहीं आये क्योंकि 
इन पदोंपर उन्हें जितने पैसे मिलते हे, उससे अधिक तो वे पहले ही कमा रहे थे। 
और इसी तरह यह भी नहीं मात्रा जा सकता कि ये खरु्यातिके लोभसे आये, 
क्योंकि देशका सम्मान बेचकर ख्याति नहीं अजित की जा सकती। जो एक विचार 
उन्हें इस समय इन पदोंपर बनाये रख सकता है वह है देशकी सेवाका विचार । 


१. सर तेजबह्ादुर अस्विकाप्रसाद सप्र (१८७५-१९४९ ); राजनयिक और वकील । 


देशकी' पुकारपर छप्‌ 


जब जनताकों सरकारमें विश्वास होता है, जब सरकार जनमतकी प्रतिनिधि 
होती है तब न्यायाधीश और कार्यपाक्लक अधिकारी, शायद देशकी सेवा कर सकते 
हैं। छेकिन जब' सरकार जतमतकी' प्रतिनिधि न हो, जब वह बेईमानी और आतंकको 
शह दे तो न्यायाधीश और कार्यपाकूकः अधिकारी अपने पदोंपर कायम रहकर उस 
बेईमानी और आतंकके साधन बन जाते हे। इसलिए ये उच्च पदाधिकारी कमसे-कम 
इतना तो कर ही सकते हें कि वे एक बईमान और आतंकवादी रुरत्र्क्त्के एजेंट 
बनतेसे' इनकार कर दें। 

न्यायाधीद्योंके सम्बन्धर्मं तो यह आपत्ति उठाई जायंगी कि वे राजनीतिसे ऊपर 
हैँ और उन्हें ऊपर रहना चाहिए। लेकिन यह सिद्धान्त वहींतक ठीक माना जा सकता 
हैं जहातक कुल मिलाकर सरकार जनताके कल्याणकी इच्छुक हो और कमसे-कम 
बहुमतकी इच्छाका प्रतिनिधित्व करती हो। राजनीतिमें भाग न लेनेका मतलूब इतना 
ही है कि किसीका पक्ष न लें। लेकिन जब पूरे देशका विचार एक' हो, इच्छा एक 
हो और जब पूरे देशकों न्याय देनेसे इनकार कर दिया जाये तब वह दलगत 
राजनीतिका सवाल नहीं रह जाता, राष्ट्रके जीवन-मरणका सवाल बन जाता है। 
उस हालतमें प्रत्येक नागरिकका यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह ऐसी सरकारकी सेवा 
करनेसे इनकार कर दे जिसका व्यवहार ठीक नहीं है और जो राष्ट्रीय इच्छाका अना- 
दर करती है। और तब' न्यायाधीशोंके लिए भी, अगर वे अन्ततः देशके ही सेवक 
हें तो, राष्ट्रे साथ कदमसे-कदम मिलाकर चलना आवश्यक है। 

अब' हमें दूसरी दलीलूपर विचार करना है। यह बात न्यायाधीशों और कार्ये- 
कारिणी परिषद्के सदस्यों, दोनोंपर समान रूपसे लागू होती है। लोग कहेंगे कि मेरा 
अनुरोध तो सिफे भारतीयोंतक ही छागू हो सकता है, और जिन पदोंको बड़े संघषे- 
के बाद राष्ट्रीय हकमें प्राप्त किया गया है उन्हें छोड़नेसे भला क्या लाभ निकलेगा। 
कितना अच्छा होता, अगर में अंग्रेजोंसे भी उतनी ही कारगर अपील कर सकता जितनी 
कि भारतीयोंसे। इसलिए अभी मेंने जिस दलीलका जिक्र किया है, उसपर भी' विचार 
करना जरूरी है। यह तो सच है कि इन' पदोंको काफी रूम्बे संघर्षके बाद हासिल 
किया गया है, लेकित ये पद इसलिए उपयोगी नहीं कि इन्हें बहुत संघर्ष करके 
दासिल किया गया हैं, बल्कि इसलिए हे कि इनके बलप'र हम देशकी सेवा करना 
चाहते हे। जिस क्षण इन पदोंमें यह खूबी नहीं रह जाती, उसी क्षण इनकी उपयोगिता 
समाप्त हो जाती है, और चाहे ये कितने भी संघर्षके बाद हासिल किये गये हों और 
इस कारण आरम्भमें कितने ही मूल्यवान रहे हों, इस खूबीके अभावमें उतसे हमारा 
हित-साधन' होनेके बजाय' हाति ही होती है, जैसी' कि अभी हो रही है। 

में इन उच्च परदोंपर आसीन अपने इन प्रतिष्ठित देशभाइयोंसे यह भी निवेदन 
करूँगा कि अगर वे अपने पद छोड़ देंगे तो संघर्ष कम' समयमें ही समाप्त हो जायेगा 
और सर्वेसाधारणसे अपने विरोधके प्रदर्शवस्वरूप अस॒हयोग क'रनेकों कहनेमें जिस खतरे- 
की. आशंका है, शायद वह खतरा भी टल जायेगा। अगर खिताबयाफ्ता लोग अपने 
खिताब छोड़ दें, जिन लोगोंकों अवेतनिक पद मिल्ठे हुए हें वे अगर अपने पद छोड़ 


७६ सम्पूर्ण गांधी' वाहन्मय 


दें, अगर उच्च पदाधिकारी अपने उच्चासनोंकों छोड़ दें और भावी विधायकगण कौंसिलों- 
का बहिष्कार करें तो सरकारके होश तुरन्त ठिकाने आ जायें और वह जनताकी 
इच्छाकों कार्यान्वित करनेके लिए तैयार हो जाये। क्योंकि तब तो सरकारके सामने 
विशुद्ध रूपसे स्वेच्छाचारी शासनके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं रह जायेगा। 
इसका मतलब शायद सेनिक तानाशाही होगी। लेकिन अब विश्व-मतका जोर इतना 
बढ़ गया है कि ऐसी तानाशाहीकी बात ब्रिटेत आसानीसे नहीं सोच सकता। मेने 
जो-कुछ करनेका सुझाव दिया है, वह सब अगर किया जाये तो दुनिया एक ऐसी 
शात्तिपूर्ण क्रान्तिका नजारा देखेगी जैसी झात्तिपूर्ण क्रान्ति उसने कभी नहीं देखी है। 
अगर एक बार यह अहसास हो जाये कि असहयोग कभी विफल हो ही नहीं सकता 
तो रक्‍्तपात और हिंसा बिलकुल उठ जाये। 

हाँ, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि राष्ट्रीय असहयोग-जैसा सख्त कदम तभी उठाया 
जा सकता है, जब उद्देश्य बहुत बड़ा हो। और में कहता हूँ कि इस अवसरपर इस्लाम- 
का जेसा अपमान किया गया है, वेसा अपमान फिर अगली एक सदी तो नहीं ही 
किया जा सकता। अगर इस्लामको उठना है तो वह अभी उठें, अन्यथा अगर सदा 
तहीं तो कमसे-क्म एक सदीतक तो वह इसी अवस्थामें पड़ा रहेगा। और जहाँतक 
अन्यायकी' गुरुताकी बात हैं, जलियाँवाला बागमें जो नरसंहार किया गया, उसके 
बाद पंजाबमें जो बर्बंरता बरती गईं, हंटर समितिने जिस तरह सारे मामलेकी लीपापोती' 
की, भारत सरकारने जो खरीता' भेजा, श्री मॉण्टेग्यून जिस तरह पहले वाइसरायका, 
और फिर पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नतरका समर्थन करते हुए पत्रा लिखा, और मार्शरू 
लॉके दौरान पंजाबियोंके जीवनकों तरक बना देनेवाले अधिकारियोंकों हटानेसे जिस 
तरह इनकार किया गया, उससे अधिक बड़े अन्यायकी में कल्पना भी नहीं कर सकता। 
इन कारंवाइयोंके रूपमें भारतके प्रति अन्यायोंका एक ताँता-सा बाँध दिया गया, और 
अगर भारतमें तनिक भी आत्मसम्मानकी भावना हो तो उसे अपनी समस्त भौतिक 
सम्पदाओंका बलिदान करके भी इन अन्यायोंका निराकरण करना है। और अगर वह 
ऐसा नहीं करता तो उसका मतलब यह होगा कि उसने एक छोटेसे तात्कालिक लाभके 
लिए अपनी आत्मा बेच दी। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-७-१९२० 


२. देखिए खण्ड १७, परिशिष्ट ४ । 
२. देखिए खण्ड १७, परिशिष्ट ५ । 


४६. चरखेका संगीत' 


धीरे-धीरे ही सही लेकिन निस्‍्सन्देह, भारतके कदाचित्‌ सबसे पुराने यन्त्रका 
संगीत हमारे समाजमें एक बार फिर व्याप्त होने रूगा है। पंडित मालवीयजीने कहा 
है कि जबतक भारतकी रानी-महारानियाँ सूृत नहीं कातने छूगतीं, और राजे-महाराजे 
करघोंपर बैठकर राष्ट्रके लिए कपड़े नहीं बुनने रूगते तबतक उन्हें सन्‍्तोष नहीं होगा। 
उन सबके सामने औरंगजेबका उदाहरण है, जो अपनी टोपियाँ खुद ही बनाता था। 
और उससे भी बड़े बादशाह -- कबीर --खूद एक जुलाहे थे और अपने काव्यमें उन्होंने 
इस कलाकों अमर बना दिया है। जब यूरोप शैतानके चंगुरूम नहीं फेंसा था, उन 
दिनों वहाँकी रानियाँ भी सूत कातती थीं और इसे एक अच्छा काम मानती थीं। 
अंग्रेजीमें कुमारी और पत्नीके लिए जो शब्द हें, वे अंग्रेजीके कताई और बुनाईके अर्थोमें 
प्रयुक्त धातुओंसे व्युत्पन्न हें। इस बातसे इस कलाकी प्राचीन गरिमा सिद्ध है। “जब 
आदम जमीन गोड़ता था और होवा सूत कातती थी, उस समय जिसे हम सभ्य 
व्यक्ति कहते है, ऐसा कौन था ? ”-- यह वाक्य भी इसी तथ्यका सूचक है। फिर 
आइचये नहीं, अगर पंडितजी भारतके राज-परिवारोंकों हमारी पवित्र भूमिके इस प्राचीन 
धन्धेकों पुनः प्रारम्भ करनेके लिए राजी कर छेनेकी आशा रखते हैं। भारतकी समृद्धि 
और सच्ची स्वतन्त्रता शस्त्रास्त्रोंकी झनझनाहटपर निर्भर नहीं करती। इसकी स्वतन्त्रता 
और समृद्धि तो, बहुत ज्यादा अंशोंमें, घर-घरमें एक बार फिर चरखेके संगीतको गुंजरित 
कर देनेपर निर्भर करती है। इसका संगीत हारमोनियम, कांसटिना और एकॉडियन 
आदि बेहूदे वाद्योंके संगीतसे अधिक मधुर, अधिक लाभदायक है। 

दरअसल पंडितजी जिस सुन्दर ढंगसे भारतीय राज-परिवारोंकों चरखेको अपनानेके 
लिए राजी करनेकी कोशिश कर रहे है, वह किसी दूसरेके लिए सम्भव नहीं। और 
इधर पंडितजी हैँ तो उधर सरलादेवी चौधरानी। वे तो स्वयं ही एक ऐसे परिवारकी 
हैं जो भारतके राज-परिवारोंकी श्रेणीमें आता है, फिर भी उन्होंने यह कला सीख ली 
है और मत-प्राणपे इस आन्दोलनमें शामिल हो गई हैं। उनके सम्बन्धमें स्वयं उनसे और 
दूसरोंसे मुझे जो-कुछ भी मालूम हुआ है, उस सबसे यही पता चलता है कि उन्हें 
स्वदेशीकी लगन लग गई है। उनका कहता है कि मरूमलकी साड़ी पहनना उन्हें अठ- 
पठा लगता है और गर्मके मौसममें भी वे खहरकी साड़ी ही पहनती हे। सचाई यह 
है कि स्वदेशीका जितता प्रचार उनकी जिह्नमा और वाणीसे नहीं होता, उतना ही 
प्रचार उतवकी खट्टरकी साड़ियोंसे हो रहा है। वे अमृतसर, लुधियाना तथा और भी 
बहुत-सी जगहोंमें आयोजित सभाओंमें इस विषयपर बोल चुकी हें और इस तरह अपनी 
अमृतसरको वुवाई समितिके लिए उन्होंने श्रीमती रतनचन्द, बुग्गा चौधरी तथा रतन- 
देवोकी सेवाएँ प्राप्त की हें। ये वही विज्यात रतनदेवी हे जो १३ अप्रेलकी उस 


१. देखिए “ स्वदेशी ?, १८-७-१९२० । 


७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


डरावनी' रातमें जनरल डायरके कफ्यूं आडेरके बावजूद सैकड़ों मृतकों और दम तोड़ते 
लोगोंके बीच अपने मृत पतिके सिरकों गोदमें लिए बैठी रही थीं। में इन महिलाओंको 
बधाई देता हैं। मेरी तो यही कामना है कि चरखेका संगीत और यह विचार उन्हें 
प्रम तोब दे कि वे राष्ट्रकःा काम कर रही हें। मुझे आशा है कि अमृतसरकी अन्य 
महिलाएँ भी सरलादेवीकों उनके प्रयत्नोंमें सहायता देंगी और वहाँके पुरुष भी इस 
सम्बन्धरमें अपने कत्तेंव्यकों पहचानेंगे। 

पाठकगण जानते होंगे कि बम्बईमें तो बहुत ही प्रमुख और प्रतिष्ठित परिवारोंकी 
महिलाओंने भी कताईका काम शुरू कर दिया है। उनमें डा० श्रीमती मा्णकबाई 
बहादुरजी भी शामिल हें, जो यह कला सीख चुकी हे और अब इसे सेवासदनमें' भी 
शुरू करनेकी कोशिश कर रही हे। जंजीराकी बेगम साहिबा तथा उनकी बहन श्रीमती 
अतिया बेगम रहमानने भी यह कला सीखनेका वचन दिया है। मुझे विद्ववास हैं कि 
ये भली महिलाएँ इस कलाको सीखकर पूरी नियमितताके साथ राष्ट्रके लिए एक 
निश्चित मात्रामें सूत दिया करेंगी। 

में जानता हूँ कि कुछ भाई इस महान्‌ कछाके पुनरुद्धारके प्रयत्नपर हँसते हें। 
वे कहते हैँ कि मिलों, सिलाई मशीनों या टाइपराइटरोंके इस युगर्मं कोई पागरू ही 
चरखे-जैसे दकियानूसी यन्त्रका पुनरुद्धार करनेमें सफल होनेकी आशा कर सकता 
है। ये मित्र भूल जाते हें कि सिलाईकी मशीन आ जानेपर भी सुईका प्रचछतन उठ 
नहीं गया है और न टाइपराइटर आ जानेपर हाथसे लिखनेकी कलाका अन्त हो गया। 
कोई कारण नहीं कि जैसे होठलोंके साथ-साथ घरेलू रसोई-घर चल रहे हे वसे ही 
सूत कातनेवाली मिलोंके साथ-साथ चरणखे क्‍यों नहीं चल सकते। सच तो यह है कि 
टाइपराइटर और सिलाईकी मशीनें समाप्त हो सकती हें, किन्तु सुई और सरकंडकी 
कलम बराबर बनी रहेगी। मिलोंकी भी बरबादी हो सकती है, लेकिन चरखा तो 
हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। इन आलोचकोंसे में कहूँगा कि वे जरा गरीबोंकी 
झोंपड़ियोंकी जाकर देखें, जहाँ उनकी कमाईके स्वल्प साधनोंमें चरखा एक बार फिर 
बहुत बड़ा योग देने लगा है। वे उन्हीं झोंपड़ियोंमें रहनेवाले लोगोंसे पूछकर देखें कि 
क्या चरखेके कारण उनके घरोंमें खुशहाली नहीं आई है। 

श्री रेवाशंकर जगजीवनने जो पुरस्कार घोषित किया था, ईशवरकी क्ृपासे उसके 
बहुत फलप्रद होनेकी आशा है। कुछ समयमें भारतके पास एक नये ढंगका सुन्दर-सुघड़ 
चरखा होगा --जिसकी' खोज बड़े धेयें और मनोयोगके साथ ढाकाके एक कारीगरलने 
की है। इसके पुर्जे बहुत साधारण-से हे और बनावट बिलकुल सादी। इसकी कीमत 
भी कम ही होगी और इसकी मरम्मत आसानीसे को जा सकेगी। इसपर साधारण 
चरखेकी बजाय अधिक सूत काता जायेगा और पाँच-एक वर्षके बालक-बालिकाएँ भी 
इसे चला सकते हें। लेकिन इस' नये यन्त्रकी जो सम्भावनाएँ हे, वे चाहे पूरी हों 
या नहीं, मेरा यह निश्चित मत है कि हाथसे कताई और बुनाई करनेका पुनः प्रचलन 


१, दयाराम गीदूमल (१८०७-१९३९) द्वारा महिलाओोंकों कामकाज सिखानेके लिए स्थापित एक 
समाज-सेवी संस्था । 


श्री एन्ड्रयूजकी कठिनाई ७९ 


भारतके आर्थिक और नैतिक पुनरुत्थानमें अधिकसें-अधिक सहायक सिद्ध होगा। छाखों- 
करोड़ों खेतिहर लोगोंके लिए कोई सीधा-सादा' सहायक धन्धा होना जरूरी है। कताई 
वर्षों पूव भारतका गृह-उद्योग थी और अगर इन लाखों-करोड़ों लोगोंकों भुखमरीसे 
बचाना हो तो उन्हें एक बार फिर अपने घरोंमें कताईका काम शुरू करनेकी सुविधा 
देना आवद्यक है और प्रत्येक गाँवके लिए अपना बुनकर होना जरूरी है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २१-७-१९२० 


४७. श्री एन्ड्यूजकी कठिमाई 


श्री एन्ड्रयूजज़ो भारतम्े जितना प्रेम है, उसकी बराबरी उनका इंग्लेंड-प्रेम ही 
कर सकता है। ईइवरकी' सेवा अर्थात्‌ भारतके माध्यमसे मानवताकी सेवा ही उनके 
जीवनका ब्रत है। उन्होंने खिलाफत आन्दोलनपर “बॉम्ब कॉनिकल 'में कुछ बहुत महत्त्व- 
पूर्ण लेख लिखे हे। उनमें उन्होंने इंग्लेंड, फ्रांस या इटली किसीको नहीं बस्शा है। 
उन्होंने दिखाया है कि किस तरह टर्कीके साथ घोर अन्याय किया गया है और किस तरह 
[ ब्रिटिश ] प्रधान मन्‍्त्रीका वचन तोड़ा गया है। अपने अन्तिम छेखमें उन्होंने सुलतानके 
नाम लिखे श्री मुहम्मद अलीके पत्रपर विचार किया है और उसमें वे इस निष्कर्षपर 
पहुँचे हें कि श्री मुहम्मद अलीने इसमें जो माँगें बताई हेँ उतका वाइसरायके पास भेजे 
गये खिलाफत सम्बन्धी आखिरी' प्रार्थनापत्रम उल्लिखित माँगोंसे मेल नहीं बेठता। 
श्री एन्ड्यूज इस प्रार्थनापत्रमें की गई माँगोंसे पूरी तरह सहमत हें। 

मेने श्री एन्द्रयूजके साथ इस' सवालपर यथासम्भव पूरे विस्तारसे विचार-विमर्श 
किया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि में अपनी स्थिति जितनी स्पष्ट कर चुका हूँ, 
उससे अधिक पूर्णताके साथ उसे एक बार फिर सावंजनिक रूपसे स्पष्ट करूँ। उन्होंने 
इस विषयकी' चर्चा करनेका जो आमन्त्रण दिया है, उसके पीछे उनका एकमात्र ध्येय 
यही है कि जिध्त उद्देश्यको वे यथार्थतः न्‍्यायसम्मत मानते हे उसे शक्ति प्रदान कर 
सकें और उसके पक्षमें यूरोपके सबसे प्रभावशाली जनमतकों खड़ा कर सकें, ताकि 
मित्र-देशों और विशेष रझूपसे इंग्लेंडकों शर्मके मारे ही इस' सन्धिकी शा्तोर्में परिवर्तेन 
करना पड़े । 

में श्री एन्ड्रयूजके आमन्त्रणकों सहूर्ष स्वीकार करता हूँ। सबसे पहले तो में यह 
कहना चाहूगा कि ऐसा कोई भी धारमिक सिद्धान्त, जो तकसंगत और नीतिसम्मत न 
हो, मुझे कतई स्वीकार नहीं। में असंगत धामिक भावनाकों भी तभी सहन करता 
हूँ जब वह अनैतिक न हो। खिलाफत-सम्बन्धी माँगोंके पीछे मुस्लिम जगत्‌की धामिक 
भावना तो है ही, साथ ही उन माँगोंकों में न्‍्यायसम्मत और तकेसंगत भी मानता 
हँ। इस तरह इन माँगोंकों और भी बल मिलता है। 

मेरी रायमें श्री मुहम्मद अलीने माँगोंका जो ब्योरा पेश किया है, उसमें कुछ 
भी आपत्तिजतक नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने कूटनीतिक भाषाका प्रयोग 


८० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


किया है; लेकिन जबतक कही गई बातमें वजन हो तबतक में उसकी भाषाकों लेकर 
झगड़नेको तैयार नही हूँ। 

श्री एन्ड्यूजके खयालसे, श्री मृहम्मर अछीकी भाषासे ऐसा प्रकट होता है कि 
वे आर्मीनियावालों की मर्जके खिलाफ आर्मीनियाकी स्वतन्त्रताका और अरबोंकी मर्जीके 
खिलाफ अरबकी स्वतन्त्रताका विरोध करेंगे। मुझे इसमें ऐसा कोई आशय दिखाई नहीं 
देता। जिस चीजका वे और सारा मुस्लिम जगत्‌ तथा मेरे खयालसे इसीलिए सभी 
हिन्दू लोग विरोध करते हे वह है इंग्लेंड तथा अन्य शक्तियोंका, आत्म-निर्णयके 
सिद्धान्तकी आड़ लेकर, टर्कीको बिलकुल श्रीहीन और खण्ड-खण्ड कर देनेका लज्जाजनक 
प्रयत्त। अगर में इस्लामकी आत्माकों सही पहचानता हूँ तो कहूँगा कि इसका स्वरूप 
सच्चे अर्थोर्में तत्ततः गणतान्त्रिक है। इसलिए अगर अरब या आर्मीनिया टकीसे स्वतन्त्र 
होना चाहते हों तो उन्हें स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। जहाँतक अरबकी बात है, उसकी 
पूर्ण स्वतन्त्रताका मतलब होगा खिलाफतको टर्कके सुलतानसे लेकर किसी अरब 
सरदारके हाथोंमें सौंप देना। इस अर्थमें अरब सम्पूर्ण मुस्लिम संसारका है, सिर्फ 
अरबोंका ही नहीं । और अरब लोग मुसलमान रहते हुए मुस्लिम जगत्‌के मतकी अवगणना 
करके अरबको सिर्फ अपनी सम्पत्ति बताकर नहीं रख सकते। खलीफाको मुस्लिम 
तीरवस्थानोंका संरक्षक होना चाहिए और इसलिए उन स्थानोंको जानेवाले मार्गोपर भी 
उसका नियन्त्रण रहना चाहिए। उसे ऐसी स्थितिर्में होना चाहिए कि वह सारी दूनिया- 
के खिलाफ उनकी रक्षा कर सके। और अगर किसी ऐसे अरब सरदारका उदय 
होता है जो इस कसौटीपर टर्कीकि सुलतानसे अधिक खरा उतरे तो मुझे इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि मुसलमान लोग उसीको खलीफा मान हछेंगे। 

इस प्रकार मेने सेद्धान्तिक दृष्टिकोणसे इस प्रशनपर विचार कर लिया। वस्तु- 
स्थिति यह है कि इंग्लेंडके मन्त्रियोंकी बातोंका न मुसलमान भरोसा करते हें और न 
हिन्दू । वे नहीं मानते कि अरब या आर्मीनियावाले टर्कीसे पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र होना 
चाहते हे। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे स्वशासन चाहते हें। इस तथ्यसे किसीको 
इनकार नहीं है। लेकिन अरब लोग या आर्मीनियावाले टर्कीसे --- नाममात्रको --- कोई 
रिश्ता नहीं रखता चाहते, ऐसी निश्चित जानकारी किसीको नहीं है। 

लेकिन इस समस्याका समाधान एक आदर्श स्थितिके सैद्धान्तिक विवेचनमें नहीं। 
इसका हल यह है कि ईमानदारीके साथ एक मिले-जुले आयोगकी नियुक्ति की जाये 
जिसमें सर्वथा स्वतन्त्र विचाखाले भारतीय मुसलमान तथा हिन्दू और ऐसे ही स्वतन्त्र 
विचारोंके यूरोपीय सदस्य शामिल हों। ये लोग जाँच-पड़ताल करके इस बातका पता 
लगायें कि आर्मीनियावाले और अरब लोग सचमृच क्‍या चाहते हें, और फिर कोई 
ऐसी व्यवस्था करें जिससे विभिन्न राष्ट्रोंकी माँगों और इस्लामकी माँगोंके बीच 
सामंजस्य स्थापित करके दोनोंकों सनन्‍्तुष्ट किया जा सके। 

सभी जानते हे कि स्मर्ना और थस, जिसमें आड़ियानोपल भी शामिल है, 
बेईमानीके साथ टर्कीसे छीन लिये गये हें; सीरिया तथा मेसोपोटामियाका शासना- 
घिकार दूसरोंकों दे दिया गया है; और हेजाजमें ब्रिटिश संगीनोंके संरक्षणमें ब्रिटिश 


विदेशोंम भारतीय ८१ 


स'रकारका एक मनपसन्द व्यक्ति प्रतिष्ठित कर दिया गया है। यह स्थिति असह्य है, 
अन्यायपूर्ण है। इसलिए आर्मीनिया और अरबके सवालोंके अतिरिक्त, उन दूसरी बेई- 
मानियों और धोखबाजियोंकों भी तुरन्त दूर कर देना जरूरी है जो शान्ति-सन्धिकी 
शर्तोकी दूषित कर रही हें। इस तरह आर्मीनिया और अरबकी स्वतन्त्रताके सवालके 
न्यायसम्मतः नियदारेका मार्ग प्रशस्त हो जायगा। इस बातसे सिद्धान्ततः तो कोई 
इनकार नहीं ही करता कि इन दोनोंकों स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, इसलिए अगर 
सम्बन्धित लोगोंकी इच्छाका किसी हृदतक एक ठीक अन्दाजा लगा दिया जाये तो 
बहुत आसानीसे व्यवहारत: भी इन्हें स्वतन्त्रताकी गारंटी दी जा सकती है। 

[ अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, २१-७-१९२० 


४८. विदेशोंमें भारतीय 


बम्बईके एक्सेल्सियर थियेटरमें ईस्ट आफ्रिका और फीजीके विषयमें प्रस्ताव पास 
करनेके लिए एक सभा' हुई थी जिसकी अध्यक्षता सर नारायण चन्दावरकरने की 
थी। सभा बहुत शानदार थी। सभा-भवनत खचाखच भरा हुआ था। श्री एन्ड्यूजने 
अपने भाषणमें इस बातकों स्पष्ट किया कि आवश्यकता किस बातकी है। उन्होंने 
बताया कि पूर्वी आफ्रिकार्मे भारतीयोंके राजनीतिक और नागरिक दोनों ही अधिकार 
खतरेमें हें। श्री अनन्तानीने, जो स्वयं पूर्वी आफ्रिकाके एक प्रवासी भारतीय हें, एक 
जोरदार भाषणमें बतलाया कि वहाँ भारतीय सबसे पहले जाकर बसे थे। काणे नामक 
एक भारतीय मल्लाहने ही इतिहासमें सुपरिचित वास्को-डि-गामाकों भारत पहुँचनेका मार्ग 
दिखाया था। हर्षध्वनिके बीच उन्होंने कहा कि डा० लिविग्स्टोनकी खोज करने और उन्हें 
राहत देनेके लिए स्टेनलीने जो यात्रा की थी उसकी पूरी व्यवस्था भी भारतीयोंने 
की थी। भारतीय मजदूरोंने अपना जीवन बड़े खतरेमें डालकर युगाण्डा रेलवेको बनाया 
था। ठेका एक भारतीय ठेकेदारने ले रखा था। हुनरका काम भारतीय कारीगरोंने 
ही किया था। और अब उन्हींके देशवासियोंकों इसके प्रयोगसे वंचित किये जानेका 
खतरा सामने है। 

पूर्वी आफरिकाकी उच्च भूमिको उपनिवेश तथा निचली जमीनको राक्षित प्रदेश 
घोषित कर दिया गया है। इस घोषणामें एक कुटिल अभिप्राय निहित है। उपनिवेश- 
प्रथा यरोपियोंकों अपेक्षाकृत बड़े अधिकार प्रदान करती है। इस प्रयासमें कि ऊँची 
भूमिकों गोरे लोग अपने ही रहन-बसनेका स्थल न' बता बठे और भारतीयोंकों रहने- 
बसनेके लिए नीची दलदलवाली जमीन ही न दी जाये, भारत सरकारको अपने सब 
साधन काममें लाने पड़ेंगे । 


१. देखिए “ भाषण : फीजीके सम्बन्धमें ”, १३-७-१९२० । 
१८-६९ 


८२ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


मताधिकारका प्रइन शीत्र ही अत्यन्त उम्र चर्चाका विषय बन जायेगा। मत- 
दाताओंका विभाजन करना अथवा भारतीयोंको नामजदगीके द्वारा नियुक्त करना 
घातक होगा। मतदाताओंके लिए जो भी योग्यता निर्धारितकी जाये वह सबके लिए 
समान होती चाहिए और उप्तके आधारपर एक ही निर्वाचक-सूची बतनी चाहिए। 
जैसा कि श्री एन्ड्यूजन सभाकों ध्यान दिलाया यह सिद्धान्त केप [ उपनिवेश |में सफल 
हुआ है। 

पूर्वी आफ्रिकासे सम्बन्धित प्रस्तावके दूसरे भागमें बताया गया है कि पूर्वी आफ़रि- 
काके उस प्रदेशमें जहाँ जमेंनीका शासन था हमारे देशवासियोंकी दशा क्‍या है। वहाँ 
भारतीय सेनिक [ साम्राज्यकी ओर से | लड़ और अब भारतीयोंकी दशा वहाँ जमनीके 
शासनके समयसे बदतर है। हिज हाइनैस आगाखाँने सुझाव दिया था कि जमेंन पूर्वी 
आफ्रिकाकी शासन-व्यवस्था भारतवषं द्वारा होनी चाहिए। सर थियोडोर मौरीसन 
[ दक्षिण आफ्रिकाके ] सारे भारतीयोंकों जर्मन पूर्वी आफ़िकामें ही भर देना चाहते थे। 
नतीजा यह हुआ कि दोनों सुझाव गिर गये और जिसका अन्देशा था वसा ही हुआ। 
अंग्रेज कटनीतिज्ञोंक लोभकी विजय हुई है और वे भारतीयोंकों निकाल बाहर करनमें 
प्रयत्नशील हें। भारत सरकार किस चीजकी रक्षा करेगी? क्‍या ऐसा करनेकी उसकी 
इच्छा है? क्‍या स्वयं भारतका शोषण नहीं किया जा रहा है? श्री जहाँगीर पेटिटने 
स्वर्गीय गोखलेके इन शब्दोंकी याद दिलाई कि जबतक हम अपने घरको सुव्यवस्थित 
न कर लें तबतक हमें समुद्रपार रहनेवाले देशवासियोंके सम्मानकी रक्षाके सम्बन्धमें 
पूर्ण रूपसे सन्‍्तोषदायक हलकी आशा न करनी चाहिए। जब हम स्वयं अपने देशमें 
दासोंकी तरह हे तब हम बाहर उससे बेहतर दर्जा कैसे पा सकते हे? श्री पेटिट 
योजनाबद्ध और प्रचण्ड प्रतिकारके इच्छुक हेँ। मेरे विचारमें प्रतिकार दोनों ओर मार 
करनेवाला हदास्त्र है। यदि इससे उस पक्षको, जिसके विरुद्ध शस्त्र इस्तेमाल किया 
जाता है, क्षति पहुँचती है तो वह चलानेवालेको भी क्षति पहुँचाये बिना नहीं रहता। 
इसके सिवा बदला लेगा कौन ? अंग्रेज सरकारसे यहु आशा रखना कि वह अपने ही 
लोगोंके विरुद्ध कारगर ढंगसे बदला लेगी, बहुत ज्यादा होगा। वे विरोध प्रकट करेंगे, 
बहस करेंगे, समझायेंगे, बुझायेंगे, एतराज करेंगे। लेकिन अपने ही उपनिवेशोंके विरुद्ध 
युद्ध नहीं ठार्नेंगें। और यदि प्रतिकारसे काम नहीं चलता तो उसका ताकिक परिणाम 
युद्धेधे सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। 

हमें वास्तविकताका सामता साहसके साथ करना चाहिए। समस्या अंग्रेजों तथा 
हमारे लिए समान रूपसे कठिन है। उपनिवेशोंमें अंग्रेजों और भारतीयोंकी एक राय 
नहीं है। अंग्रेज लोग हमें उन स्थानोंमें नहीं रहने देना चाहते जो स्वयं उनके रहने 
योग्य हें। उनकी संस्कृति हमारी संस्कृतिसे भिन्न है। दोनों जातियाँ एक-दूसरेसे तब- 
तक नहीं घुल-मिल सकतीं जबतक उनमें एक दूसरेके प्रति सम्मानकी भावना न हो। 
अंग्रेज अपनेको शासन करनेवाली जातिका समझता है। भारतीय यह मानना चाहता है 
कि वह शासितोंकी जातिका नहीं है; और इसी प्रयत्नमें मानो यह स्वीकार कर छेता 
है कि वह शासितोंके वर्गका है। इसलिए पहले हमें अपने देशमें समानताकी स्थिति 


“४ हिजरत ” और उसका अथ ८३ 


प्राप्त करती चाहिए तभी हम विदेशमें अपनी प्रतिष्ठाके सम्बन्धर्म कोई प्रभावकारी 
छाप डालनेकी उम्मीद कर सकते हूँ। 

इसका. मतलब यह नही है कि जबतक हम अपने घरमें परेशानीकी हालतमें रह 
रहे हैँ तबतक हम विदेशोंमें अधिक अच्छा काम करनेका प्रयत्न न करें। हमें लगातार 
प्रयत्व तो करना ही चाहिए और विदेशोंमें रहनेवाले अपने देशवासियोंकी सहायता 
अवश्य करनी चाहिए। बात केवल यह है कि' अगर हम अपनी सच्ची स्थिति जान 
जायें तो हम और विदेश्षोंमें रहनेवाले हमारे भारतीय सहिष्णू और धैयंवान बनने 
लगेंगे और यह जानने छगेंगे कि हमारी मुख्य शक्ति अपने ही देशमें अपनी स्थिति 
सुधारनेकी दिशामें केन््रीभूत होनी चाहिए। यदि हम यहाँ अपनी स्थितिको इतना 
ऊँचा उठा सकें कि बराबरके साझीदारोंकी भाँति रहने लगें --- ताम-मात्रके लिए नहीं 
बल्कि वास्तवमें --- ताकि प्रत्येक भारतीय ऐसा अनुभव करने लगे तो शेष बातें अपने- 
आप हल हो जायेंगी। 

फीजीका प्रइत एक भिन्न प्रश्त है यद्यपि ऊपर जो-कुछ कहा गया है, वह उसके 
सम्बन्धमें भी लागू होता है। वहाँ अब दर्जेका सवाल नहीं रह गया है। हम तो केवल 
इतना ही जानना चाहते हें कि माशरू लॉ क्‍यों जारी किया गया, गोली क्‍यों चलाई 
गई, और डाक्टर मणिछारू और श्रीमती मणिलालकों बिना मुकदमा चलाये और 
बचावका अवसरतक दिये बिना निर्वासित क्‍यों किया गया? सरकारने हमें बहुत 
लम्बे समवतक इन्तजारमें रखा है। हमें पूर्ण न्‍्यायके लिए आग्रह करना चाहिए 
और जितनी जल्दी हो सके हमें उन सबको जो मातृभूमि लौट आना चाहते हें वापस 
बुला लेता चाहिए। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-७-१९२० 


४९. “ हिजरत ” और उसका अर्थ 


भारत एक महाद्वीप है। यहाँके हजारों लोग, जो प्रबुद्ध और मुखर हें, जानते 
हें कि यहाँके लाखों-करोड़ों मूक बाशिन्दे आज क्‍या कर रहे हें, क्‍या सोच रहे हें। 
सरकार और शिक्षित भारतीय भले ही यह सोचें कि खिलाफत आन्दोलन आई-गई 
हो जानेवाली चीज है, लेकिन इस देशके करोड़ों मुसलूमानोंका विचार इससे भिन्न है। 
उनकी हिजरत बहुत तेजीसे बढ़ रही है। अखबारोंमें महत्त्वहीन मानकर छापी गई ऐसी 
खबर देखनेको मिली है कि अफगानिस्तानके लिए एक विशेष ट्रेन रवाना हुई, जिसमें 
एक बेरिस्टरके साथ साठ औरतें और बीस दुधमुंहे शिशुओं-सहित चालीस बच्चे भी थे। 
ट्रेनमें सवार लोगोंकी संख्या कुल मिलाकर ७६५ थी। रास्तेमें लोगोंने उनका बड़ा 
जय-जयकार किया। उन्हें नकद रुपया, खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें भी भेंट की गईं 
और मार्गमं और भी मुहाजरीन उनके साथ हो गये। कोई शौकत अली चाहे कितना 


८४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


भी उम्र और धर्मान्धतापूर्ण प्रचार करे, उसके कारण लोग अपना घर-बार छोड़कर 
एक अनजाने देशके लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। वे ऐसा तभी कर सकते हें जब 
उतको इस बातका गहरा विश्वास हो कि जो राज्य उनकी घामिक भावनाका कोई 
खयाल न करे, उसमें शाही ठाठ-बाटसे रहनेकी अपेक्षा उसे छोड़कर भिखारीका जीवन 
स्वीकार करना ज्यादा अच्छा है। यह सब दृश्य भारत सरकारकी आँखोंके सामने ही 
घटित हो रहा है, लेकिन वह उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती। इसका कारण तो 
यही हो सकता है कि वह शक्तिके मद चूर है। 
लेकिन इस आन्दोलनका एक दूसरा पक्ष भी है। नीचे इसी १० तारीखकी 
जो सरकारी विज्ञप्ति दी गई है, उससे इस दूसरे पक्षसे सम्बन्धित तथ्य मालूम हो 
जायेंगे । 
पेशावर और जमरुदके बीच कच्चागढ़ीमं इसी ८ तारीखको मुहाजरीनोंके 
सम्बस्धर्ें एक दुर्भाग्यपूर्ण वारदात हो गई। अभीतक उसके सम्बन्धर्मं जो खबरें 
मिली हैँ, उनके अनुसार तथ्य इस प्रकार हें: मुहाजरीनोंका एक दल ट्रेनसे 
जमरुद जा रहा था। उस दलके छोगोंमें से दोको ब्रिटिश सेनिक पुलिसन बिना 
टिकट यात्रा करते पाया। इस्लामिया कालेज स्टशनपर कुछ बकझक हो गई, 
लेकिन गाड़ी चलती रही और वह कच्चागढ़ी पहुँची। इन दोनों मुहाजरोनोंको 
छड़ानकी कोशिश की गई, जिसमें कोई चालीस सुहाजरीनोंके एक दलने सेनिक 
पुलिसपर हमला कर दिया, और जो ब्रिटिश अधिकारी बीच-बचाव करने आया 
उसे उन्होंने फावड़से गहरी चोट पहुँचाई। इसपर कच्चागढ़ीमें भारतीय सेनिकों- 
की एक टुकड़ीन मुहाजरीनोंपर दो-तीन बार गोलियाँ चलाई, क्योंकि उन्होंने 
ब्रिटिश अधिकारीपर घातक हमला किया था। एक मुहाजरीन मारा गया, एक 
घायल हुआ और तीनको गिरफ्तार कर लिया गया। मृत मुहाजरीनके शरीरको 
पेशावर भेज दिया गया और वहाँ ९ तारोखको उसे दफना दिया गया। इस 
वारदातके कारण पेशावर नगरमें बड़ी उत्तेजना फंल गई है, और खिलाफत 
हिजरत समिति उन्हें नियंत्रित रखनकी कोशिश कर रही है। ९ तारीखकी 
सुबहकों हड़ताल रही। सामलेकी पूरी जाँचकी व्यवस्था कर दी गई हैे। 
अब, पेशावरसे जमरुद तो सिर्फ कुछ ही मीलके फासलेपर है। स्पष्ट है कि 
चन्द आनोंके लिए बिना टिकट यात्रा कर रहे मुहाजरीनोंकों गाड़ीसे उतारनेकी 
कोशिश करना सेनाके लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन सचाई यह है कि उन्होंने 
ऐसी कोशिश की। इस हालतमें दलके शेष लोगोंका बीचमें पड़ना भी तय ही 
था। परिणामतः कुछ टंटा हुआ। एक ब्रिटिश अधिकारीपर फावड़ेसे हमला किया 
गया। नतीजा यह हुआ कि गोलियाँ चलीं और एक मुहाजरीन मारा गया। क्‍या इस 
सबसे ब्रिटेनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है? आज जब कि एक धामिक मामलेको लेकर इतने 
सारे लोग देश छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, सरकारने सीमान्‍्त क्षेत्रोंम काफी सुझ-बूझ- 


पहली' अगस्तकी हड़ताल ८५ 


वाले अधिकारियोंकों क्‍यों नहीं रखा है? सैनिकोंकी इस कारंवाईका किस्सा एकसे 
दूसरेको और दूसरेसे तीसरेको और इस तरह सारे भारत और सारे मुसलूमान-जगत्‌को 
मालम हो जायगा। इस दौरान लोग अनजान ही, या शायद जानबूझकर भी, इस 
किस्सेमें नमक-मिर्च लगाते जायेंगे। इस तरह लोगोंकी भावना, जो वंसे ही काफी 
तीव्र है, और भी तीब्र हो उठंगी। विज्ञप्तिमं कहा गया है कि सरकार और भी जाँच 
कर रही है। हमें आशा है, जाँच पूरी तौरसे की जायेगी और इस तरह॒की 
व्यवस्था कर दी जायेगी जिससे सैनिक लोग फिर ऐसा कोई काम, जो स्पष्टतः ही 
सर्वथा विवेकहीन प्रतीत होता है, न कर सकें। 
और अब क्या में असहयोगका विरोध करनेवालों का ध्यान इस बातकी ओर 

आकर्षित कर सकता हूँ कि जबतक वे असहयोगका कोई अच्छा विकल्प नहीं ढूँढ़ 
लेते तबतक वे या तो असहयोग आन्दोलनमें सहयोग दें या फिर एक गुप्त ढंगकी 
ऐसी असंगठित विप्लववादी प्रवृत्तिके लिए तैयार रहें जिसके परिणाम क्‍या होंगे, यह 
कोई नहीं कह सकता और जिसके प्रसारको रोकता या नियन्त्रित करना असम्भव 
ही होगा ? 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २१-७-१९२० 


५०. पहली अगस्तकी हड़ताल 


[२१ जुलाई, १९२० |] 
केन्द्रीय खिलाफत समिति, बम्बईन निम्नलिखित हिंदायतें जारी की हें: 


यद्यपि शान्तिकी शझर्तोर्में संशोधन करानके लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है 
तथापि यह लगभग निश्चित ही दीख पड़ रहा है कि आगामी पहली अगस्तसे पूर्व 
ऐसा नहीं हो सकेगा। यह समिति असहयोगके शीघ्र ही होनेवाले प्रदर्शनके पवित्र 
आयोजनको सुचारु रूपसे सम्पन्न करना चाहती है। वह यह भी जान लेना चाहती है 
कि इस सम्बन्धर्में सावंजनिक भावना कितनी गहरी है। इसलिए समिति अनुष्ठानको 
पूर्ण रूपसे सफल बनानेके लिए हिन्दुओं तथा' अन्य गैर-मुसलूमान जातियोंके सहयोगकी 
माँग करती है। 

१. यह समिति आगामी पहली अगस्तको पूर्ण हड़ताल करनकी सलाह देती है। 
परन्तु मिल-कर्मचारियोंसे प्रार्थग की जाती है कि जबतक वे अपने मालिकोंसे 
स्वीकृति न ले लें तबतक कामसे गरहाजिर न रहें। जिनकी आवश्यकता रोजमर्राके 
नितान्त आवश्यक कार्योके लिए रहा करती है, जैसे अस्पताल-कर्मंचारी, सफाई करने- 
वाले लोग तथा बन्दरगाहोंपर काम करनेवाले मजदूर, उनको भी काम बन्द नहीं 
करना चाहिए। 


<६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


२. पहली अगस्तकों तमाम दिल प्रार्थनामें व्यतीत करता चाहिए। जिनके लिए 
सम्भव हो वे उस दिन उपवास करें। 

३. देशभरमें छोटे-से-छोटे गाँवमें भी सभाएँ होनी चाहिए; उन सभाओंमें निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पास किया जाये, चाहे उसे पेश करनेके पूर्व व्याख्यान दिये जायें 
अथवा न दिये जायें--- 


भ्स्ताव 


. - » के निवासियोंकी यह सभा केन्द्रीय खिलाफत समिति द्वारा टर्कीके साथ हुए 
सुलहनामेमें मुसलमानोंकी भावनाओं और इस्लामी कानूनके अनुसार परिवर्तन करानेके 
लिए जो आन्दोलन चलाया जा रहा है उसके साथ अपनी पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करती 
है। और इस बातकों अपनी स्वीकृति प्रदान करती है कि खिलाफत समिति द्वारा 
अपनाया गया असहयोग आन्दोलन तबतक चलाया जाये जबतक कि उक्त सुलूहनामेकी 
शर्तों संशोधन न हो जाये। यह सभा साम्राज्य-सरकारसे साम्राज्यकी भलाईके लिए 
ही, जिसका प्रतिनिधित्व करता उसका कत्तेव्य माना जाता है, विनयपूर्वक अनुरोध करती 
है कि वह सन्धिकी इन शर्तोमें, जिन्हें सभीने मन्त्रियोंकी घोषणाओंके सरासर प्रतिकूल 
और अचन्यायपूर्ण बताया हैं, न्‍्यायपूर्ण संशोधन करानेके लिए प्रयत्न करे।” इस 
प्रस्तावकों वाइसराय महोदयके पास इस प्रार्थनाके साथ भेजना चाहिए कि वे उसे 
संम्राटकी सरकारतक भेजनेकी कृपा करें। केन्द्रीय खिलाफत समितिके पास यह 
सूचना प्रेषित कर देनी चाहिए कि प्रस्ताव पास कर दिया गया है और उसे वाइस- 
रायके पास भेज भी दिया गया है। 


कानूनकी अवज्ञा नहीं करनी है 


ध्यान रहे: जुलस न निकाले जायें। भाषण संयत भाषामें दिये जायें। आशा 
है कि सभी जगह सभाओंमें काफी जनसमुदाय एकत्रित होगा। पुलिस तथा सरकारकी 
सभी हिंदायतों या आज्ञाओंका सरती और बारीकीसे पूरा पालन किया जाये। अगर 
किसी स्थानमें सभा ने करनेके बारेमें लिखित आदेश जारी किया जा चुका है तो 
वहाँ [सार्वजनिक | सभा न की जाये। इस बातका जितना अनुरोध किया जाये 
थोड़ा है कि आन्दोलनकी सफलता समाज द्वारा पूर्ण शान्ति बनाये रखने तथा आन्दो- 
लनके सम्बन्धरमें पुलिस द्वारा दी गई सभी हिंदायतोंके माननेपर निर्भर है। यह बात 
साफ तौरसे समझ लेनी चाहिए कि यह आन्दोलन सविनय अवज्ञाका आन्दोलन 
नहीं है। जनताकी स्वतन्त्रतामें बाधा पहुँचानेवाले अनुचित आदेश जारी किये जायें 
तब क्या किया जाये, इस बातका निर्णय समिति आदेशके गुणदोषोंका विचार करके 
देगी। 


उपाधियाँ छोड़ दो 


यह आशा की जाती है कि इस दिन समस्त उपाधिधारी व्यक्ति, अवैतनिक 
न्यायाधीश, पुर-शासक, विधान परिषदोंके सदस्य जो लाखों मुसलमानोंके कल्याणपर 


भाषण : कराचीकी ईदगाहमें ८७ 


प्रभाव डालनवाले इस आवश्यक प्रइनके विषयमें सोचते-गुनते हें और जो आन्दोलनके 
प्रति सहानुभूति रखते है, अपनी उपाधियों अथवा अवंतनिक नौकरिसयोंको त्याग देंगे। 


[ मो० क० गांधी 
अबुल कलाम आजाद 
शौकत अली 
अहमद हाजी सिद्दीक खत्री 
सेफूदीन किचल्‌ 
फजलुल हसन हसरत मोहानी' 
मुहम्मद अली 
असहयोग कमेटीके सदस्य, 
माउण्ट रोड, मजगाँव, बम्बई | 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-७-१९२० 


५१. भाषण : कराचीकी ईदगाहमें 


२२ जुलाई, १९२० 


२२ जुलाईकों खिलाफतकी [ एक सार्वजनिक | सभा कराचीके ईदगाह मेदानमें 
प्रोफेसर वास्वाणीकी' अध्यक्षतामें हुई। निम्नलिखित व्यक्तियोंने भाषण दिये: प्रोफेसर 
वास्वाणी, श्री गांधी, डा० किचल्‌, मौ० शौकत अली और कराचीके लोकामल चेलाराम 
सेठ। श्री वास्वाणीन सभाकी कार्यवाही प्रारम्भ की। तदनंतर गांधीजीन अस्वस्थताके 
कारण बेठे-बेठे ही अपना व्याख्यान दिया। गांधीजीन कहा: 


अपनी कराची-यात्राके कारण बतलानेसे पहले में आप लोगोंसे कराची रेलवे 
स्टेशनपर मेंने जो दृश्य देखा उसकी चर्चा करता चाहता हूँ। हमें आज सवेरे पहुंचना 
था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल-दुर्घटना और उसके बाद ही रेलकी पटरी अवरुद्ध हो 
जानेके कारण हम लोग रातकों ९ बजे पहुँच सके। कराची सिटी स्टेशन खचाखच 
भरा हुआ था; बहुतसे लोग सायबानोंमें खड़े हुए थे और कितने ही सीटी बजा 


१. १८८९-१९७८; कांग्रेसी नेता तथा क्करानके प्रसिद्ध व्याख्याकार; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
दो बार अध्यक्ष निर्वाचित; भारतीय सरकारके शिक्षा-मन्त्री । 

२. खिलाफत आन्दोलनंके एक नेता, जो बरिध्शि मालके बहिष्कारपर जोर दे रहे ये और जो 
२४ नवम्बर, १९१९ को आयोजित खिलाफत सम्मेलनमें गांधीजीके मुख्य विरोधी थे । 

३. जैसा २२-७-१९२० के बॉम्बे क्रॉनिकल में है। 

४५ टी० एल० वास्वाणी (१८७९-१९६६ ); साधु वास्वाणीके नामसे विख्यात सिन्‍्ध आन्तके एक 
संत पुरुष; झेखक तथा मीरा ऐजुकेशनल इन्स्टीट्यशन्स, पूनाके संस्थापक । 


८८ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


रहे थे। इससे मेरे मतपर क्या छाप पड़ी? अपने प्रति आप लोगोंके स्नेहकों तो 
मेने पहचाना लेकिन प्रेमका मतलब यह नहीं कि पूराका-पूरा प्लेटफार्म भर दिया 
जाये और मुझे, जिसे आप लोग प्रेमकी दृष्टिसे देखते हे, बाहर निकलने न दिया 
जाये। यह शिक्षा और ज्ञानकी कमीका नतीजा है। अगर स्वयंसेवक भीड़को नियन्त्रित न 
कर सके और अपने अफसरोंके हुक्मोंकी पाबन्दी न करें तो स्वयंसेवकोंसे लाभ ही 
क्‍्या। इस प्रकारकी परिस्थितिमं काम आगे नहीं बढ़ सकता। रेलवे स्टेशनकी बात कह 
चुकनेपर में आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता चाहता हूँ कि हमारे 
मुसलमान भाई खिलाफतके लिए कष्ट उठा रहे हें। ब्रिटिश संसद तथा वाइसराय 
अपने वायदे भूल गये हैं। संकटके इस कालमें में सभी हिन्दुओंसे मुसलमानोंकी सहायता 
करनेका अनुरोध करता हूँ। यदि ऐसा न किया गया तो हिन्दुओंको यह बात स्मरण 
रखनी चाहिए कि दासता न केवल सात करोड़ मुसलूमानोंके दरवाजे बल्कि बाईस 
करोड़ हिन्दुओंके दरवाजे भी खटखटायगी। हमने सभाएँ की हें, व्याख्यान दिये हें, 
प्रस्ताव पास किये हें और मुसलूमानोंकी भावनाओंका सम्मान किया जाये, इस' बातका 
आग्रह और अनुरोध करनेके लिए प्रतिनिधि मण्डल बाहर भेजे हें। लेकिन उस सबका 
कोई नतीजा न निकला। टर्कीकों कठिनाइयाँ और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हें। खिला- 
फतके प्रश्नके समाधानके लिए आप लोगोंकों रक्त बहाना होगा। रक्त बहानेसे आप 
क्या मतलरूब समझते हैं ? इसका मतलब यह नहीं है कि आप अंग्रेजोंका --- जिनके हाथमें 
खिलाफतके प्रशनका निर्णय है -खून करें; नहीं, उसका मतलूब इतना ही है कि आप- 
को शान्तिपूर्वक स्वयं अपने प्राणोंकी बलि देनेके लिए तैयार रहना होगा। इस स्थिति- 
तक पहुँचनके लिए वीरताकी आवश्यकता है। यह वीरता क्‍या है? यह वीरता वह 
शक्ति है जो आध्यात्मिक बलसे भरपूर हो। आध्यात्मिक बल क्‍या है? क्षत्रिय बनना। 
क्षत्रिय क्या है? एक सैतिक। हमें वास्वाणी या प्राध्यापक बननेकी जरूरत नहीं है 
बल्कि आध्यात्मिक बलसे युक्त सैनिक बननेकी जरूरत है-- ऐसे सैनिक जो अपने 
स्थानपर डटे रहें, भागें नहीं। में चाहता हँ कि आप सब ऐसे सिपाही बन जायें जिनके 
पास ऐसा दृढ़ आत्म-बल हो कि वे अपने स्थानसे कभी पलायन न करें। दमनका 
दृढ़ता लेकिन शान्तिके साथ विरोध किया जाये। दूसरोंकी हत्या करना या सरकारी 
इमारतोंको जला देना वीरता नहीं है। सरकारी इमारतें तो मानों आप ही की हें। 
वास्तविक वीरता तो खुद अपना खून बहानेमें है। मेरे भाई शौकत अली कहते हें कि 
उन्होंने सेनिक-परिवारमें जन्म लिया है। उनके पिता तथा पितामह सिपाही थे तथा वे 
स्वयं एक सिपाही हैं। लेकिन में अपने सैनिकोंको उनके सैनिकोंसे मोर्चा लिवानके लिए 
तेयार हूँ। एक लाख ब्रिटिश लोग ३० करोड़ भारतीयोंपर शासन करते हैं। यदि आप 
लोग अपनी संख्याके अनुरूप शक्ति प्रमाणित कर सकें तो आप अपनी मातृभूमिको 
आजाद करनेमें समर्थ होंगे। यदि हम' मातृभूमिकी स्वतन्त्रता, पंजाबमें जो अत्याचार 
किया गया है उसका न्याय और खिलाफतके निर्णयोंपर १र्नावचार चाहते हे तो 

यह वीरता और तेज आना चाहिए। यदि आपके अन्दर वीरत्वकी भावना नहीं है तो 
आप औरतोंसे भी ज्यादा कमजोर हैँं। यदि वह आपमें है तो उसका उपयोग कीजिए 


तार: गलाम रसूलको ८९ 


और इस प्रकार आप' इन तीनों वस्तुओंको प्राप्त कीजिए; नहीं तो इसका मतलूब 
होगा सरदेवके लिए दासता। अंग्रेजोंका खून बहानेसे खिलाफत आन्दोलन कभी सफर 

होगा।। हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। उनके पास हथियार, हवाई जहाज तथा 
मशीनगर्नें हैं। यदि आपमें तेज है तो असहयोग कार्यक्रम अच्छी तरह कार्यान्वित 
किया जा सकता है। हिन्दुओंको यह न सोचना चाहिए कि मुसलमान लोग बादसें 
उनका विरोध करेंगे। इस्लाम शुद्ध धर्म है और वह कभी हिंन्दुओंको गुमराह नहीं 
करेगा। असहयोग अन्य सभी अस्त्रोंसे बढ़-चढ़कर है। ऐसी सरकारकी अच्यायपुर्ण 
शर्तोंका मुकाबला करनेका केवल एक ही तरीका है --- असहयोग। असहयोग पहली 
अगस्तसे शुरू होने जा रहा है तथा प्रत्येक भारतवासी--मनुष्य, स्त्री या बच्च--का 
कत्तंव्य है कि वह इसे सफल बनाये। दुकानें बन्द रखी जायें, मस्जिदों और मन्दिरोंमे 
प्रार्थनाएँ की जायें और प्रत्येक आदमी [उस दिन] ब्रत रखे। आजकी जंसी सभा 
नहीं; खूब' बड़ी-बड़ी सभाओंका आयोजन किया जाये। किसी प्रकारके बलका प्रयोग 
न किया जाये। 


[ अंग्रेजीसे ] 


बॉम्ब सीक्रेट एब्स्ट्रेक्‍्ट्स, १९२०, पृष्ठ ११०७ 


५२. तार: गुलाम रसुलको 
हैदराबाद (सिन्ध ) 
[२३ जुलाई, १९२० | 


गुलाम रसूल 
खिलाफत 
मुलतान 


आता असम्भव प्रतीत होता है, अहमदाबाद अविलम्ब जाना नितान्त आवश्यक; 
फिर कभी मुल्तातन आनेकी आशा। कृपया क्षमा कीजिए। शौकत अछी और 
किचलू आज रातको रवाना होकर कल श्ामको पाँच ब्ज पहुँच रहे हें। 


गांधी 
| अंग्रजीसे | 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेट्स, १९२०, पृष्ठ ११३५ 


१, यही तार केवलक्ृष्ण, भन्‍त्री, कांग्रेस, मुल्तानकों भी भेजा गया था । 
२. यद तार खुफिया विभाग द्वारा श्सी तारीखकों रोक लिया गया था । 


५३. तार: सत्याग्रह आश्रम, साबरमतीको 


हैदराबाद (सिन्ध) 
[२३ जुलाई, १९२० | 
सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 


पहलेके तारकों रद समझना। पंडितजी और सरलादेवीके साथ सोमवारकी 
रात्रिकों आश्रम पहुँच रहा हूँ। 


गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे सीकेट एब्स्ट्रक्ट्स, १९२०, पृष्ठ ११३५ 


५४. तार: शंकरलाल बंकरकों 


हैदराबाद (सिन्ध) 
[२३ जुलाई, १९२० [ 
शंकरलाल बेंकरों 
चौपाटी' 
बम्बई 


जवाहरलालके' साथ अहमदाबादके लिए कर रखाना हो रहा हूँ। मोतीलालू 
नेहरूको' तार भेज रहा हूँ। सम्भवतः: पंजाब असहयोगको अंगीकार कर 
लेगा। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेटटस, १९२०, पृष्ठ ११३५ 


१. यह तार इसी तारीखकों खुफिया विभाग द्वारा रोक लिया गया था । 

२. उपलब्ध नहीं है | 

३. इसी तारीबकों खुफिया विभाग द्वारा रोक लिया गया था । 

४० यंग इंडियाके प्रकाशक; अहमदाबादकी कपड़ा मिलोंकी हड़तालके दोरान गांधीजीके निकट 
सम्पकमें आये; १९२९२ में गांधीजीके साथ जेल गये । 

७. जवाहरलाल नेहरू (१८८९-१९६४) । 

६. १८६१-१९३१; इलाहाबादके वकील ओर कांग्रेसी नेता । 


५५. भाषण : खिलाफत सम्मेलन, हैदराबाद (सिन्ध ) में 


२३ जुलाई, १९२० 
गांधीजीन २३ करोड़ हिन्दुओंसे कहा कि वे ७ करोड़ मुसलमानोंकी सहायता 
करें क्योंकि उनका मजह॒ब खतरेमें है। इन दोनों जातियोंके बीच मेल रहना आवश्यक 
है। किसी स्थूल सहायतासे कुछ नहीं होगा; न कोई स्थल बल हमारे काम आ सकता 
है। केवल आत्मबल ही हमारी सहायता कर सकता है। आप लोग सरकारके वफादार 
तभी रह सकते हें जब धर्मपर आँच न आती हो। सरकारके पास अपेक्षाकृत अधिक 
शारीरिक बल और अधिक जोरदार तलवार है। आप लोगोंको अत्याचारी सरकारकी 
सहायता नहीं करनी चाहिए। 
गांधीजीन असहयोगका जोरदार समर्थत किया और समझाया कि वह क्‍या वस्तु 
है। उन्होंने कहा, में जानता हूँ कि मुसलमान हिंसा करेंगे और तलवार उठायेंगे; 
लेकिन जनरल डायरने यह साबित कर दिखाया कि वे अधिक हिसक हो सकते हैं 
तथा उनके पास ज्यादा भारी तलवार है। उन्होंने किसी शर्तेके बिना किये गये बलि- 
 दानकी सिफारिश की और कहा कि उस समय सरकारकी तोपें और हवाई जहाज 
बेकार साबित होंगे। भारत मंत्रीन कहा है कि गांधीन बड़ी मूर्खताका काम किया 
है और उसे पिछले वर्ष जो आजादी दी जाती रही वह अब नहीं दी जायगी। 
लेकिन सें अपनको आजाद मानता ही नहीं। पंजाबके दंगों तथा खिलाफतके मसलेके 
कारण सूुझे तो रूगता है कि में जेलमें ही हेँँ। इससे तो में मुसलसानोंके लिए मरना 
ज्याद। पसन्द करता हूँ और यदि मुझे फाँसीपर चढ़ा दिया गया तो आप लोग मुझे 
भुबारकबाद दीजियंगा। हिंसाका सार्ग मत अपताओ; बलर-प्रयोग मत करो और 
असहयोग करो। वह पहली अगस्तकों शुरू होनेवाला है। यदि असहयोग करनेका 
सामरथ्य नहीं है, तो हिजरत की जाये। 


[ अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्स, १९२०, पृष्ठ ३१२८ 


५६. तार: अमृतलाल ठक्‍करको 


हैदराबाद (सिन्ध) 
२४ जुलाई, १९२० 
अमृतलाल ठककर 
अकाल सहायता समिति 
पुरी 
अपना यह महान्‌ कार्य ऐसी स्थितिसें न छोड़ें कि हानि हो जाये। इस- 
लिए अपने अकारू सम्बन्धी सेवा-कार्यकों समाप्त कर लेनपर ही आप 
ब्रिटिश गियाता जा सकते हें। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


बॉम्ब सीक्रेट एब्स्ट्रकेट्स, १९२०, पृष्ठ ११३१ 


५७. भाषण : सिन्ध राष्ट्रीय कालेजमें 


२४ जुलाई, १९२० 
महात्मा गांधी आज (हानिवार, तारीख २४ को) सुबह सिन्ध राष्ट्रीय कालेजमें 
पधारे। कालेजके फाटकपर' कर्संचारीगण तथा विद्याथियोंन उतका स्वागत किया; उन्हें 
कालेजके भिन्न-भिन्न विभागोंमें ले जाया गया। श्रीमती सरलादेवी चोधरानौके साथ 
[ निरीक्षणके पश्चात्‌ | कालेजके हॉलमें लौठनेपर उन्हें हिन्दीमें सानपन्न भेंट किया 
गया। उसका उत्तर गांधीजोन हिन्दीमें! दिया। 
उन्होंने कहा कि हिन्दीमें सानपत्र पाकर मुझे सनन्‍्तोष हुआ है, क्‍योंकि हिन्दी 
उन वस्तुओंमें से एक है जिनकी मुझे लूगन लगी हुई है और जिसकी हिमायत में अपने 
व्याख्यानों और लेखों द्वारा करता आया हेँ। किसी व्यक्तिको सम्मानित करनका 
सबसे अच्छा तरीका उसके कहनेपर चलना है न कि तालियोंकी गड़गड़ाहट करना। 
देशामें आज जो दिक्षाप्रणाली प्रचलित है उसके सम्बन्धर्म जब में विचार करता हूँ 


१. अमृतलाल विद्ुल्दास खकर ( १८६९-१९०१ ); गुजराती इंजीनियर; भारत सेवक समाजके 
आजीवन सदस्य; जीवन-भर हरिजनों तथा आदिवासियोकि उत्थानके लिए कार्यों करते रहे । उन दिनों 
वे लोक अकाल सहायता समिति ( पीपल्स फेमिन रिंलीफ कमेटी ), पुरीके मन्त्री थे । 

२. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है । 


९४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


बुनना सिखाया जाता है। में आशा करता हूँ कि जब में अगली बार हैदराबाद 
आऊँगा तब मुझे यह देखनको मिलेगा कि यहाँ कपड़ा बुनता भी सिखाया जाता है। 
अन्तर महात्माजीन कहा कि आपके कालेजके विद्याथियों और कर्चारियोंकों 
देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और आप लोगों द्वारा किये गये हादिक स्वागतके 
लिए में आपका आभारी हूँ। 
मुझे दुःख है कि समयाभावके कारण में आप लोगोंसे उतनी देरतक बातचीत 
नहीं कर पाया जितना कि में चाहता था। में इस कालेजकी समृद्धिकी कामना करता 
हैँ और आशा करता हूँ कि इसमें विद्यार्थोगण, जिनका हित साधन इस कालेजका 
उद्देश्य है, अधिक संख्यामें प्रविष्ट होंगे। 
 बन्देमातरम्‌' और “महात्माकी जय के नारोंके बीच गांधीजीन अपन दलके 
साथ वहाँसे प्रस्थान किया। 
[ अंग्रेजीसे | 
द्विब्यूत, २९-७-१९२० 


५८. भाषण : खिलाफत सम्मेलन, हेदराबाद (सिन्ध) में 


२४ जुलाई, १९२० 
प्रस्ताव ५, जिसे हाजी अब्दुल्ला हारूत पेश किया: 


यह सम्मेलन गांधीजीकी असहयोग नीतिको स्वीकार करता है और इस विषयमें 

केन्द्रीय खिलाफत समितिके आदेशोंपर चलनको तेयार है। 

गांधीजीन जोरदार दाब्दोंसें इसका समर्थन किया। उन्होंने असहयोगकी चारों 
मंजिलोंके हर पहलको सामने रखते हुए असहयोगका रूप समझाया। सब खिलाफत- 
समययेकोंको हिदायत को कि पहली अगस्तको असहयोगकी पहली मंजिलको सभी 
आज्ञाओंको अवश्य कार्यान्वित किया जाये। साथ ही यह भी कहा कि उस दिन 
हड़ताल की जाये, व्रत रखा जाये और सार्वजनिक सभाका आयोजन किया जाये 
और कहा कि हिन्दू-मुस्लिम एकता अवधद्य स्थापित होनी चाहिए। गांधीजीन 
कहा कि हिजरत असहयोगकी आखिरी मंजिल है। जो लोग देश छोड़नके लिए 
तेयार हें उन्हें चाहिए कि वे | सरकारसे| असहयोग करें, अन्यथा उनकी हिजरत 
दिखावा-मात्र है और निर्बडताकी अभिव्यक्ति है। 

[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रट एब्स्ट्रेटट्स, १९२०, पृष्ठ ११४१ 


५९. तार: खिलाफत कार्यकर्त्ताओंकी लोगको' 


हैदराबाद (सिन्ध) 
[२५ जुलाई, १९२० को अथवा उसके पूव॑ [* 


आपको कानून नहीं तोड़ना चाहिए। कानून भंगसे नुकसान पहुंचेगा। 
[ अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेटट्स, १९२०, पृष्ठ ११०६ 


६०. भाषण : हैदराबाद (सिन्ध) में 


२५ जुलाई, १९२० 


२५ जुलाईको हेदराबाद नागरिक संघके तत्त्वावधानमें आयोजित सभासों गांधी- 
जीन सार्वजनिक रूपसे व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने खिलाफतकी रक्षाके लिए स्वदेशीको 
एक अस्त्रके रूपमें अपनानकी सलाह दी। उन्होंने कहा, स्वदेशीके द्वारा रूकाशायरकी 
मिलोंकों भारी क्षति पहुँचेगी और उसके परिणामस्वरूप ये प्रभावशाली मिल-मालिक 
उनकी मिलोंसें तेयार किये गय कपड़के बहिष्कारका कारण जानना चाहेंगे। जब उन्हें 
यह सारी गड़बड़ क्यों हो रही है इसकी हकीकत सालम होगी तब वे अपन व्यापार- 
की खातिर इंग्लंडमें खिलाफत और जलियाँवाला बागके मामलोंमें सन्‍तोषजनक निप- 
टारा करानकी दिशामें कदम उठायेंगे। 

गांधोजीन भारतीय सिलोंमें बने सुती वस्त्रोंतक के बहिष्कारकी सिफारिश की 
क्योंकि वे उनके कताई सम्बन्धी कुटीर-उद्योगर्में बाधक थे, जिसके कल्याणके लिए वे 
इतन चिन्तित थे। उन्होंने कहा सभी सहिलाओंको चाहिए कि वे सम्मानपूर्ण जीविको- 
पाजनके लिए अपने-अपने घरोंमें बेठकर चरखा चलायें। जो स्त्रियाँ मिलोंमें काम 
करने जाती हें उनका विवाह नहीं होन। चाहिए क्‍योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है 
कि एसी ओरतें चरित्रहीन ओवरसीयरोंके दबावरमें आकर अपना सतीत्व खो बंढती 
हैं। गांधीजीन शिकायतके स्व॒रमें कहा कि उनकी पत्नी भी सिलोंमें तेयार किये गये 
वस्त्र पहनती हूँ जबकि उन्हें पूर्ण रूपसे हाथके कते-ब॒ने वस्त्र ही पहनन चाहिए। 


१. राजद्रोहात्मक सभा कानून ( सेडीशस मोख्ग्सि ऐक्ट ) को लागू करनेके क्षेत्रका दायरा बढ़ानेके 
बारेमें दिल्ली खिलाफत लीगको भेजा गया था । 

२. यह तार २७ जुलाईको खुफिया विभाग द्वारा रोक लिया गया था । गांधीजी २३, २४ और 
२० जुलाईको हैदराबाद (सिन्व) में थे । 


९६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


उन्होंने कहा कि में भारतके अपन भ्रमणमें सरलादेवीकों साथ रखता हूँ क्योंकि 
उन्होंने स्वदेशोके मेरे सिद्धान्तोंकी कस्तुरबासे भी अधिक अच्छी तरह समझ लिया 
है। उन्होंने यह भी कहा कि यों सरलादेवी भी स्वदेशी कपड़ेका उतना उपयोग नहीं 
करती जितना में चाहता हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रक्ट्स, १९२०, पृष्ठ ११४३ 


६१. इश्तहार: खिलाफतके सम्बन्धमें 


| बम्बई सिटी 
२६ जुलाई, १९२० | 


अल्लाहो अकबर 


विस्मिल्लाहि रेहमानिरंहीम 

जो शण्स इस्लामके दुश्मवका दोस्त बनता है वह भी इस्कामका दृश्मन माना 
जा सकता है। 

खिलाफतका तीसरा दिन आ पहुँचा है। 

चलो बढ़ो। काम करनेका मेंदान सामने है। अपने ईमानकी मजबूतीका सबूत 
दो। 

असहयोग | तक मवालात | का काम शुरू हो चुका है और यह इम्तहानकी पहली 
मंजिल है। इस्लामके नाम, अल्लाह और पंगम्बरकी शानका खयाल करो, कोई ऐसा 
काम न किया जाये जिससे तुम्हारे अकीदेकी कमजोरी जाहिर हो। यही दुश्मनोंको 
शिकस्त देनका रास्ता है। 

पहली अगस्तकों असहयोग शुरू हो रहा है। उस दित्त नमाज पढ़ो, रोजा रखो, 
कारबार बन्द रखो, सभाएँ करो और परवरदिगारसे वायदा करो कि हक 
और सचाईके लिए तुम हर तरहकी मुसीबत झेलोगे। खिताबों और अवेतनिक पदोंकों 
छोड़ दो। यह भी याद रखो कि दंगे और बदअमनी किसी भी शकक्‍लमें फायदेमन्द 
नहीं हैं। उनसे दूर रहो और सच्चे रास्तेपर चलते रहो। 

हिंदायतें तफसीलके साथ अलग शायाकी जा रही हें। आगे क्‍या करना है 
अपने जिले या सूबेकी खिलाफत कमेटीसे मालूम करो और याद रहे कि बढ़ा हुआ 
कदम पीछे न हटे। तुम्हारी जिन्दगीकी कामयाबीका राज यही है। 


१. जान पड़ता है कि मूल इइतहार उद्दूमें रहा होगा और उपलब्ध अंग्रेजी पा5 उसोका 
अनुवाद है । 
२, ऐसा ही साधन-सूत्रमें दिया गया है । 


खिलाफत आन्दोलन और श्री मॉण्टेग्यु ९७ 


शाया करनेवाले : 
सो० क० गांधी 


अबुल कलाम आजाद शोकत अली 
अहमद हाजी सिद्दीक खत्री सफूदीन किचल्‌ 
फजलल हसन हसरत मोहानी मुहम्मद अली 


असहयोग समितिके सदस्य, 
माउण्ट रोड, मजगाँव, बम्बई 
| अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेट्स, १९२०, पृ० १११८ 
नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया : होम : पोलिटिकल : जुलाई १९२० : संख्या 
१०६ डिपोज़िट। 


६२. खिलाफत आन्दोलन ओर श्री मॉण्टेग्यु 


श्री' मॉप्टेग्यू इस खिलाफत आन्दोलनको पसन्द नहीं करते जो दिनों-दिन जोर 
पकड़ता जा रहा है। खबर है कॉमन्स सभामें पूछे गये प्रश्तके उत्तरमें उन्होंने 
कहा कि यद्यपि में स्वीकार करता हूँ कि श्री गांधीने अतीतमें देशकी विशिष्ट सेवाएँ 
की हैँ, लेकिन उनके वर्तमान रुखसे मुझे चिन्ता होती है, और यह अपेक्षा नहीं की 
जा सकती कि अब उनके प्रति वसा ही उदारतापूर्ण व्यवहार किया जायेगा जैसा 
रौलट अधिनियमकों लेकर होनेवाले आन्दोलतके दौरान किया गया था। उन्होंने आगे 
कहा कि मुझे [भारतकी | केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीयः सरकारोंमें पूरा भरोसा 
है। ये सरकारें आन्दोलनपर सावधानीसे नजर रख रही हें तथा उन्हें परिस्थितिसे 
निपटनेके लिए पूरी सत्ता प्राप्त है। 

कुछ क्षेत्रोंमें श्री मॉण्टेग्युके इस वक्‍तव्यकों धमकी माना गया है। कुछने तो 
यहाँतक माना है कि इस' प्रकार उन्होंने भारत सरकारकों, अगर वह चाहे तो, एक 
बार फिर आतंकका शासन स्थापित कर देनेकी पूरी छूट दे दी है। निश्चय ही उनकी 
यह बात सरकारको जनताके सदरभावपर आधारित करनेकी उन्तकी इच्छासे मेल नहीं 
खाती | साथ ही अगर हंटर समितिके निष्कर्ष सही हों और अगर गत वर्षके उपद्रवोंकी 
जड़में में ही रहा होऊ तब तो निःसन्देह मेरे साथ असाधारण उदारताका व्यवहार 
किया गया। में यह भी स्वीकार करता हूँ कि आज साम्राज्यका संचालन जिस ढंगसे 
किया जा रहा है उसे देखते मेरी इस वर्षकी गतिविधियाँ गत वर्षकी गतिविधियोंकी 
तुलनामें साम्राज्यके लिए ज्यादा खतरनाक हैं। असहयोग स्वयंमें तो सविनय अवज्ञासे 
भी अधिक हानिरहित है, लेकिन प्रभावकी दृष्टिसे देखें तो यह सरकारके लिए सविनय 
अवज्ञासे कहीं अधिक खतरनाक है। अभीतक असहयोगका उद्देश्य सरकारकों केवल 
इस हृदतक गतिशून्य कर देना है कि उसे छाचार होकर न्याय देना पड़े। अगर 
१८.७ 


९८ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


इसका चरमरूपमें प्रयोग किया जाये तब तो यह सरकारको बिलकुल ठप ही कर दे 
सकता है। 

एक भाई मेरे भाषणोंकों बराबर सुनते रहे हें। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा 
कि क्‍या मेरे ये भाषण भारतीय दण्ड संहिताके राजद्रोह-सम्बन्धी खण्डके अन्तर्गत नहीं 
आते। यद्यपि मेंने इस बातपर पूरा विचार नहीं किया था, फिर भी मेने उनसे 
कहा कि सम्भावना यही है कि में इस खण्डके अन्तर्गत आता हूँ और अगर उसके 
अनुसार मुझपर आरोप छगाया गया तो में अपनेको “निर्दोष ” नहीं बताऊंगा। 
कारण, मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मौजूदा सरकारसे मुझ कोई प्रेम नहीं है। 
और मेरे भाषणोंका उद्देश्य छोगोंके मनर्में उस सरकारके विरुद्ध, जिसने अपनी कारें- 
वाइयोंसे उनका विश्वास, सम्मान और समर्थन प्राप्त करनेके सारे दावे खो दिये हें 
४ नफरत ” पैदा कर देना है--एऐसी नफरत कि वे उस सरकारको सहायता और 
सहयोग देना अपने लिए शार्मकी बात मानें। 

में साम्राज्य सरकार और भारत सरकारमें भद नहीं करता। खिलाफतके 
सम्बन्धरमं साम्राज्य सरकारपर जो नीति थोप दी, उसे उससे स्वीकार कर लिया है। 
उधर पंजाबके मामलेमं भारत सरकारन आतंकवादकी जो नीति अपनाई और एक 
बहादुर जातिको पूंसत्वहीन बना देनेकी जिस प्रक्रियाका सूत्रपात किया, उसका समर्थन 
साम्राज्य सरकारने किया। ब्रिटिश मन्त्रियोंने अपने वचन तोड़ डाले हें और भारतके 
सात करोड़ मुसलूमानोंकी भावनाकों मनमाने तौरपर चोट पहुँचाई है। पंजाब सरकारके 
उद्धत अधिकारियोंन सर्वथा निर्दोष स्त्रियों और पुरुषोंको अपमानित किया। छेकिन 
स्थिति यह है कि न केवल उनके अन्यायोंका प्रतिकार नहीं किया गया है, बल्कि जिन 
अधिकारियोंन पंजाबके लोगोंको इतनी निर्देयताके साथ अमानृषिक अपमानका शिकार 
बनाया, वे अब भी इस सरकारके अधीन अपने-अपने पदोंपर बने हुए हें। 

जब गत वर्ष में अमृतसरमें था, उस समय मेने पूरी उत्कटताके साथ लोगोंसे 
अनुरोध किया था कि वे सरकारके साथ सहयोग करें और शाही घोषणामें जिन 
बातोंकी कामना की गई है उन्हें फलीभूत करनेमें हाथ बँटायें। मेंतें वसा इसलिए 
किया कि में ईमानदारीके साथ मानता था कि एक नये युगका उदय होनेवाला है, 
और भय, अविश्वास तथा इनसे उत्पन्न होववाले आतंककी पुरानी भावनाओंके स्थान- 
पर अब सम्मान, विश्वास और सद्भावनाके नये भाव आनेवाले हें। मेने सचमुच 
ऐसा मान लिया था कि मुसलहमानोंकी भावनाकों तुष्ट किया जायेगा; जिन अधिकारियों- 
ने पंजाबमें सैनिक शासनके दोरान गछत आचरण किया था, उन्हें कमसे-कम बरखास्त 
कर दिया जायगा और लोगोंको अन्य प्रकारसे भी यह प्रतीति कराई जायेगी कि जिस 
सरका रने जनताकी ज्यादतियोंके लिए उसे दण्डित करनेमें बराबर इतनी चुस्ती दिखाई 
है (और वसा करके ठीक ही किया है) वह सरकार अपने मुलाजिमोंको भी उनके 
दुष्क्ृत्योंके लिए दण्डित करनेमें चूक नहीं सकती। लेकिन मेंने बहुत ही आश्चर्य और 
निराशाके साथ देखा कि साम्राज्यके वर्तमान सूत्र-संचालक तो बेईमान और बेहया हो 


१, देखिए खण्ड १६ पृष्ठ, ३७४४-७८ । 


खिलाफत आन्दोलन और श्री माँप्टेग्य ९९ 


गये है। भारतके लोगोंकी इच्छाओंकी उन्हें कोई वास्तविक चिन्ता नहीं है और 
भारतके सम्मानका उनकी नजरोंमें कोई महत्त्व नहीं है। 

जिस सरकारके कर्तता-धर्त्ता ऐसे लोग हों, उससे मुझे कोई मोह नहीं हो सकता। 
और जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरे लिए यह बड़े अपमानकी बात है कि इस तरह 
अन्यायपर अन्याय किया जाता रहे और में स्वतन्त्र बना रहूं। और चुपचाप यह सब 
देखता रहँ। फिर भी, श्री मॉण्टेग्यूका यह धमकी देना उचित ही हैं कि अगर में 
इसी तरह सरकारके अस्तित्वके लिए खतरा पैदा करता रहा तो मुझे जेलमें ठूस दिया 
जायेगा। और यह निश्चित है कि में आज जो-कुछ कर रहा हूँ वह अगर फलप्रद सिद्ध 
हुआ तो सरकारका अस्तित्व खतरेमें होगा। लेकिन मुझे दुःख इस बातका है कि जब 
श्री मॉप्टेग्यू मेरी अतीतकी सेवाओंकों स्वीकार करते हें तो उन्हें यहु भी सोचना चाहिए 
था कि अगर सरकारका मुझ-जेसा हितकामी व्यक्ति उसे अपनी सदभावना और सह- 
योग देनेमें असमर्थ हो जाये तो उस सरकारमें अवदय ही कोई बहुत बड़ी बुराई होगी । 
अन्यायकों बनाये रखनेके लिए मुझे जेलमें दँसनेकी धमकी देनेसे कहीं ज्यादा सरल 
काम यह था कि मृसलमानों तथा पंजाबके साथ न्याय करनेपर जोर दिया जाता। 
कहा गया है कि अतीतमें मेंने साम्राज्यकी अच्छी सेवा की है, लेकिन मुझे तो पूरी 
आशा है कि अगर ठीकसे देखा जाये तो एक अन्यायपूर्ण सरकारके प्रति असन्तोषकी 
भावना उत्पन्न करके मेंने उसकी और भी' बड़ी' सेवा की है। 

लेकिन इस समय में जो-कुछ कर रहा हूँ उसको पसन्द करनेवाले लोगोंका कत्तेव्य 
स्पष्ट है। अगर भारत सरकारको मुझे जेलमें दस देता ही अपना कत्तंव्य जान पड़े 
तो मुझे जेल भेज दिये जानेपर लोगोंकों नाराजगी नहीं होनी चाहिए। किसी भी 
नागरिकको, जिस राज्यमें वहू रहता है, उस राज्यके कानूनके अनुसार उसकी स्वत- 
नत्रतापर इस तरह लगाई गई रोकका विरोध करनका कोई अधिकार नहीं है; और 
जो लोग उस नागरिकसे सहानुभूति-भर रखते हें उन्हें तो ऐसा करतेका और भी 
कम अधिकार है। भेरे सम्बन्धर्में तो सहानुभूति आदिका कोई सवाल ही नहीं उठता। 
का रण, में जान-बूझकर इस सीमातक सरकारका विरोध कर रहा हूँ कि उसका अस्तित्व 
खतरेमें पड़ जाये। इसलिए मेरे समर्थकोंके लिए वह आनन्दकी घड़ी होनी चाहिए जब 
म गिरफ्तार किया जाऊ। मेरी गिरफ्तारीका मतलब होगा मेरी सफलताका शुभारम्भ, 
बशरतें कि सारे समर्थक उस नीतिपर चलते रहें जिस नीतिका में पोषक हूँ। अगर 
मुझे सरकार गिरफ्तार करेगी तो इसीलिए कि में जिस असहयोगका प्रचार कर रहा 
हैँ उसकी प्रगति रुक जाये। अब इसके बाद जो स्वाभाविक प्रतीत होता है वह यह 
कि अगर मेरी गिरफ्तारीके बाद भी असहयोग उसी जोरसे चलता रहा तो सरकारको 
या तो और लोगोंकों भी गिरफ्तार करना पड़ेगा या जनताका सहयोग प्राप्त करनेके 
लिए उसकी बात मानती पड़ेगी। उत्तेजनाके वशीभूत होकर ही सही, यदि जनताने 
कोई हिसात्मक कारंवाई की तो उसका परिणाम घातक होगा। इसलिए इस आन्दो- 
लनके दोरान चाहे मुझे गिरफ्तार किया जाये या किसी औरको, सफलताकी' पहली छातें 
यह है कि उसपर किसी प्रकारकी नाराजी प्रकट न की जाये। यह नहीं हो सकता 


१०० सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


कि हम सरकारके अस्तित्वके लिए खतरा भी उपस्थित करें और साथ ही, अगर सर- 
कार अपने अस्तित्वको खतरेमें डालनवालोंकों दण्डित करके अपने-आपको बचानेकी 
कोशिश करे तो उस कोशिशका विरोध भी करें। 


[ अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, २८-७-१९२० 


६३. एक महत्त्वपूर्ण त्यागपत्र 


खिलाफत दलके पंजाबके महत्त्वपूर्ण दौरेके दरम्यान मुझे एक सब-डिविजनल 
अफस रने' अपने त्यागपत्रकी एक प्रति दी। उन्होंने त्यागपत्र खिलाफतके सवालपर 
दिया है। यह इसी अंकर्म अन्यत्र छापा गया है। पत्रसे स्पष्ट प्रकट होता है कि 
विभिन्न वर्गोके मुसलमानोंपर टकीके साथ हुई शान्ति-सन्धिकी शर्तोका कसा असर हुआ 
है। यह मृस्लिम-संसारके प्रति एक ऐसा अन्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता 
और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है इंग्लेंड। जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, 
इस अन्यायका निराकरण करवानेके लिए जो आन्दोलन चल रहा है, उसका जोर कम 
होनेके बजाय बढ़ता ही जायेगा। श्री' मुहम्मद आजम बीस' वर्ष पूरान अधिकारी हैं 
और उनकी सेवाएँ लगभग अनिवार्य समझी जाती हें। जब कोई ऐसा अधिकारी भी 
किसी सरकारसे इस कारण अलग हो जाये कि वह एक बहुत बड़े अन्यायमें शरीक 
हुई है तो यह जरूरी हो जाता है कि वह्‌ सरकार अपनी उसे कारंवाईपर एक बार 
ध्यानसे सोचे । | 

लेकिन यह त्यागपत्र प्रकाशित करनेमें मेरा मुख्य उद्देय इस ओर सरकारका 
ध्याव दिलाना नहीं है (क्योंकि सारी स्थिति उसके ध्यानमें तो है ही), बल्कि श्री 
मुहम्मद आजमको बधाई देना और जनताके सामने उनका अनुकरणीय उदाहरण पेश 
करना है। श्री मुहम्मद आजमने एक ऐसे पदको लात मार दी है जो बहुत-से लोगोंके 
लिए स्पृहणीय होगा। सांसारिक दृष्टिकोणसे देखा जाये तो इस तरह उन्होंने बहुत 
बड़ी चीज खो दी है। केकित धर्म या सम्मानकी दृष्टिसे उन्होंने कुछ खोया नहीं 
बल्कि पाया ही है। अपनी आत्माकों बेचकर रुतबा और पंसा पानेमें क्या रखा है? 
उनके वरिष्ठ अधिकारियोंके लिए यह श्रेयकी बात है कि उन्होंने इस आधारपर त्याग- 
पत्रकी स्वीकृतिकी सिफारिश की है कि वह अन्तरात्माकी खातिर दिया गया है। अगर 
ऊँचे तबकेके सरकारी नौकर श्री मुहम्मद आजमका अनुकरण करें तो शायद इस 
आन्दोलनका उद्देश्य प्रा हो जाये और निचले तबकेके कर्मंचारियोंकों अपनी नौकरियाँ 
भी न छोड़नी पड़ें। 

श्री मुहम्मद आजमने अपने आचरण द्वारा सक्तिय साहसका उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। जिसकी मिसाल मुश्किलसे ही देखनेको मिलती हें। केकिन कोई काम न' करनेमें 


१, ऐबटाबादके संब-डिविजनल अफसर । 


पहली अगस्त १० १ 


भी एक साहस है; मेरी समझमें भारतके लोगोंमें वह पर्याप्त मात्रार्में है। अतः 
भरोसा किया जा सकता है कि कोई भी भारतीय उस पदके लिए अर्जी नहीं देगा 
जिसे उन्होंने रिक्त किया है। यह तो लगभग तय है कि कोई मुसलूमान ऐसा नहीं 
करेगा। लेकिन मुझे आशा है कि हिन्दू लोग भी उतनी ही दृढ़तासे काम लेंगे और 
अपने मुसलमान भाइयोंके सामने यह सिद्ध कर देंगे कि मुसलमान जिस कठिनाईमें पड़ 
गये हें, उसे वे भली भाँति महसूस करते हें और वे उन्हें अपना समर्थन देनेमें पीछे 
नहीं रहेंगे। 
शायद कोई कहे कि इस पदके लिए किसी भारतीयकों अर्जी देनेकी जरूरत ही 

नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह ऐसा पद है जिसे कोई अंग्रेज भी खुशी-खुशी स्वीकार करना 
चाहेगा। मुझे भी इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन अगर विरोध प्रदर्शनार्थ कोई 
स्वेच्छासे किसी पदका त्याग कर दे और उस पदके लिए विरोध करनेवाले वर्मका कोई 
भी व्यक्ति अर्जी न दे तो इससे सामान्य स्थितिर्मों कुछ फके तो पड़ ही जाता है। 
जो चीज जरूरी है वह सि्फे यह कि लोगोंमें सरकारी नौकरियोंके लिए जो एक गलत 
ढंगका मोह आ गया है, उससे छुटकारा पा लिया जाये। योग्य और ईमानदार लोगोंके 
लिए इज्जतके साथ अपनी रोजी कमानेके और भी बहुत-से रास्ते हें। आखिरकार 
पूरी आबादीम सरकारी नौकरोंकी संख्या दालमें नमकके बराबर ही तो है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २८--७-१९२० 


६४. पहली अगस्त 


ऐसी कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती कि पहली अगस्तसे पूर्व सम्राट्के मन्‍्त्री 
शान्ति-सन्धिकी शर्तों परिवर्तत करनेका वचन दे देंगे जिससे उस दिन असहयोग 
आंदोलनका समारम्भ स्थगित हो जाये । आगामी पहली अगस्तका दिन भारतीय इतिहास- 
में उतता ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा जितना महत्त्वपूर्ण गत वर्षका ६ अप्रैल सिद्ध हुआ 
था। ६ अप्रेलको ही रौलट अधिनियम समाप्त होनेकी प्रक्रिया आरम्भ हुई थी। कोई 
भी नहीं मान सकता कि उस प्रबक आन्दोलनके बावजूद, जो समाप्त नहीं सिर्फ 
स्थगित ही किया गया है, रौलट अधिनियम बना रह सकेगा। यह बात सभीको स्पष्ट 
होगी कि जो हाक्ति पंजाब और खिलाफतके मामलेमें व्याय करनेकी अनिच्छुक 
सरकारको न्याय देनपर विवश कर रही है वही शक्ति रौलट अधिनियमको भी रद 
करवा कर रहेगी। और वह शक्ति है सत्याग्रहकी शक्ति --चाहे उसे सविनय 
अवज्ञाका नाम दीजिए या असहयोगका। 

बहुत-से लोग गत वर्षकी वारदातोंके कारण असहयोग प्रारम्भ करनेकी बातसे 
भयभीत हैं। उन्हें भय है, कहीं ऐसा न हो कि भीड़ फिर उसी तरह पागरूपन कर 
बैठे और परिणामतः फिर कहीं गत वर्षकी तरह ही सरकार वही प्रतिशोधात्मक कार- 


१०२ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


वाई न करे, जिसकी' भयंकरता आधुनिक कालके इतिहासमें बेमिसाल है। जहाँतक स्वयं 
मेरी बात है, में सरकारकी उन्मत्तता और क्रोधकी उतनी परवाह नहीं करता जिंतनी 
कि भीड़के कोधकी। भीड़का क्रोध तो समग्र राष्ट्ररी अव्यवस्थित स्थितिका द्योतक 
है जब कि सरकार तो आखिरकार एक छोठासा संगठनमात्र है। और इसीलिए 
सरकारके क्रोधकी अपेक्षा भीड़के कोघसे निपटना कहीं अधिक कठिन होता है। जिस 
सरका रने अपने-आपको शासन करनेके अनुपयुक्त सिद्ध कर दिया हो उसे उखाड़ फेकना, 
किसी भीड़में शामिल अज्ञात लोगोंके पागलपनका इलाज करनेकी अपेक्षा, आसान है। 
लेकिन ऐसे महान्‌ आन्दोलनोंकों सिर्फ इस कारणसे बिलकुल बन्द नहीं किया जा सकता 
कि सरकार या जनता या कि दोनों क्रोधके प्रवाहमें गलत काम कर बेठते हें। अपनी 
भूलों और विफलताओंसे हमें कुछ सीखना है। कोई भी सच्चा सेनापति इस कारण 
युद्ध करना छोड़ नहीं देता कि उसे हार खानी पड़ी है, या दूसरे शब्दोंमें, उससे 
गलतियाँ हुई हैं। और इसलिए हमें आशा और विश्वासके साथ उस दिनकी प्रतीक्षा 
करनी चाहिए जब असहयोग आन्दोलन छेड़ा जायंगा। पहलेकी ही तरह इसका प्रारम्भ 
प्राथंना और उपवासके साथ करना है, जो इस विरोध-प्रदर्शंतके धामिक स्वरूपका 
द्योतक होगा। उस दिन हड़ताल भी की जाये और सभाएं आयोजित करके ऐसे प्रस्ताव 
पारस किये जायें, जिनमें शान्ति-सन्धिकी शर्तों संशोधन करते तथा पंजाबके मामलेसमें 
न्याय करनेकी' प्राथंना की जाये और जबतक न्याय नहीं दिया जाता तबतक असह- 
योगपर डटे रहनेका निवचय किया जाये। 

पहली' अगस्तसे ही अपने खिताबों और अवेतनिक पदोंका त्याग भी प्रारम्भ हो 
जाना चाहिए। कुछ लोगोंने ऐसा सन्देह प्रकट किया है कि खिताबों और अवेतनिक 
पदोंका त्याग करनेके लिए पर्याप्त पू्वंसूचना नहीं दी गई है। लेकिन अगर यह बात 
ध्यानमें रखें कि खिताबोंका त्याग पहली अगस्तसे ही शुरू होना हैं तो यह सन्देह 
तुरन्त दूर हो जाता है। और खिताबोंका त्याग सिर्फ इसी दिन नहीं करना है। सच 
तो यह है कि में एसी! आशा भी नहीं करता कि पहले ही दिन इस अनुरोधका उत्तर 
बहुत अधिक छोग दे सकेंगे। इसके लिए काफी जोरदार प्रचार करना पड़ेगा और 
प्रत्येक खिताबयाफ्ता या उच्च पदस्थ व्यक्तितक सन्देश पहुंचाना होगा तथा इस तरह 
खिताबों और पदोंके त्याग करनेमें जो कत्त॑व्य निहित है, वह प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्तिकों 
समझाना होगा। 

लेकित इस आन्दोलनमें सबसे बड़ी चीज है लोगोंमें व्यवस्था, अनुशासन और 
सहयोगकी भावना पैदा करना तथा कार्यकर्त्ताओंके बीच सामंजस्य बताये रखना। संग- 
ठन ठीकसे किया जाये। पंजाबकी सभाओंमें जो हजारों व्यक्ति एकत्र हुए उससे हमें 
भरोसा हुआ है कि' लोग सरकारके साथ सहयोग बन्द कर देना चाहतें हें, लेकिन 
उन्हें यह भी जानना चाहिए कि यह काम कैसे किया जाये। अधिकांश लोग सरकारके 
पेचीदे तंत्रकों नहीं समझते। वे नहीं महसूस करते कि आज सरकार जो टिकी हुई है 
वह सिर्फ इसी कारण कि वे अपने-अपने तरीकेसे, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं 
है, उसे सहारा दे रहे हें। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक अपनी सरकारके प्रत्येक कामके 


गोलीके शिकार “मूहाजरीन ” के बारेमें कुछ और १०३ 


लिए जिम्मेदार होता है। और जबतक उस सरकारकी कारंवाइयोंको बरदाइत किया जा 
सकता है तबतक उसे समर्थन देते रहना भी उचित ही है। लेकिन जब वह सरकार 
किसी व्यक्ति और उसके राष्ट्रकों चोट पहुँचाये तो उसका समर्थन करनेसे हाथ खींच 
लेना उसका कत्तंव्य हो जाता है। 
लेकित जैसा कि मेंने कहा, हर नागरिक यह नहीं जानता कि वह व्यवस्थित 

ढंगसे यह काम कंसे करे। इसलिए सच्ची सफलताकी पहली शर्ते ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर देता है जिससे किसी भी प्रकारकी हिसा न हो पाये। अगर हम सरकारके कर्त्ता- 
धर्ता लोगोंपर या हमारा साथ न देनेवाले लोगोंके प्रति, अर्थात्‌ सरकारके समर्थकोंके 
प्रति, किसी प्रकारकी हिसा करते हें तो ऐसी' प्रत्येक कार्रवाईका मतरूब होगा हमारा 
पतन तथा असहयोगका अन्त और निर्दोष लोगोंकी प्राण-हानि। इसलिए जो लोग 
असहयोगको जल्दसे-जल्द' सफल बनाना चाहते हों वे अपने आस-पासके क्षेत्रमें पूरी 
व्यवस्था बनाये रखनेको कोशिश करना अपना पहला कत्त॑व्य मानेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २८-७-१९२० 


६५. गोलीके शिकार “ सुहाजरीन 'के बारेमें कुछ और 


पिछले हफ्ते मेने गोलीका शिकार होनवाले मुहाजरीनके बारेमें कुछ लिखा था।' 
खिलाफत दलके पंजाबके दौरेके दौरान मुझे एक हस्ताक्ष रयुक्त बयान दिया गया जिसमें 
उक्त घटनाके विवरण दिये गये हेँं। इसी घटनाके बारेमें सरकारने भी एक विज्ञप्ति 
जारी की है। चूंकि बयानसे लगता है कि यह काफी जिम्मेदार लोगोंकी ओरसे दिया 
गया है और चूंकि इसमें जो-कुछ कहा गया है वह सरकारी विज्ञप्तिमें कही गई बातों- 
से भिन्न है, इसलिए में इसे जनताके सामने प्रस्तुत करके इस ओर सरकारका भी 
धपान आक्ृष्ट करना अपना कत्तंव्य मानता हँ। मगर इस बयानमें कही गई बातें 
सच्ची हों तो यह उन तथाकथित सिपाहियोंके लिए बहुत लज्जाका विषय है जिन्होंने 
महिलाओंके सम्मानकी रक्षा का प्रयत्त करनेवाले एक व्यक्तिकी हत्या करनेमें 
पाशविक सुखका अनुभव किया। 

मुझे मालम हुआ है, परश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तकी सरकार इस मामछेकी अदालूती 
जाँच करवा रही है। लेकिन जिन्हें अदालती जाँच कहा जाता है, उन जाँचोंके सम्ब- 
न्धर्मं भी लोगोंके मनर्म इतना सन्देह भर गया है कि जबतक जाँच वास्तवमें पूरी 
स्वतन्त्रता और ईमानदारीसे नहीं की जायेगी तबतक उसके निष्कर्षोकों कोई महत्त्व 
नहीं दिया जायेगा। इसलिए अगर सरकार चाहती है कि उसप'र ब्रिटिश सैनिकोंके 
काय रतापूर्ण कृत्यपर पर्दा डालनेका आरोप न लगाया जाये तो वह प्रचारका भय 
किये बिना अधिकसे-अधिक विश्वसनीय व्यक्तियोंकों इस मामलेकी जाँच करनेके लिए 


१, देखिए “ द्िजतत और उसका अर्थ”, २१-७--१९२० । 


१०४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


आमन्त्रित करेगी। कदाचित्‌ किन्‍्हीं भी स्थानीय' व्यक्तियोंके सम्बन्धर्मे ऐसा नहीं कहा 
जा सकता कि अगर ये जाँच करेंगे तो पक्षपात नहीं होगा। 

यह घटना कुछ कम महत्त्वकी नहीं है। दुर्भाग्यवश जनरल डायर ऐसा कह चुके 
हैं कि भारतमें अंग्रेज महिलाओंके जीवन और सम्मानकों पवित्र माना जाता है। मुझे 
आशा है कि भारत प्रत्येक महिलाके सम्मान और जीवनको एक' पवित्र और प्रिय 
थाती मानता है। अतः इस घटनाम महिलाओंके सम्मानका प्रहइन जुड़ा हुआ है। फिर 
यह सवाल भी जूड़ा हुआ है कि भारतीय सिपाहियोंने गोली चलानेसे इनकार कर 
दिया था। अगर यह सच हो कि उन्होंने गोली चलानेसे इनकार कर दिया और अगर 
इसके कारण वही हों जो बयानमें बताये गये हें तो यह उनके लिए गौरवकी बात 
है। इस' घटनाके महत्त्वका एक कारण यह भी है कि इस दुःखद घटनाका सम्बन्ध 
एक धामिक प्रइनपर देश छोड़कर जाते हुए लोगोंसे है। में सरकारकों यह बता दूँ 
कि पंजाबके सेकड़ों-हजारों लोग इस मामलेकी चर्चा बड़ी सरगरमीसे कर रहे हेँं। अगर 
सरकार चाहती है कि मामलेके एक अपुष्ट विवरणकी जनतामें ऐसी चर्चा न हो तो 
जल्दी से-जल्दी' इसकी पूरी जाँच कराना जरूरी है। 

बहुत अच्छा होता अगर इस' विवरणमें, जो हम अन्यत्र छाप रहें हैं, आवेशकी 
भावना और अलंकारिता न होती। अगर किसी घटनाका विवरण विशेषणोंके प्रयोगसे 
मुक्त हो और विवरण देनेवाला व्यक्ति अपनी निजी राय उसमें न शामिल करे तो 
उससे उस विवरणमें ज्यादा जोर आ जाता है। लेकिन अनृभवहीन लोगोंसे सही और 
सटीक विवरणकी अपेक्षा करना शायद ज्यादती ही' होगी --- विशेषकर उस स्थितिमें 
जब विवरण देनवाला व्यक्ति किसी और भाषामें विवरण दे और उसे कोई ऐसा 
व्यक्ति अनुवाद करके लिखित रूपमें प्रस्तुत करे जो अच्छा अनुवादक नहीं है और उस 
लिखित विवरणमें बराबर अपने विचार ठंस देनेको उत्सुक रहता हो। जो भी हो, 
में पाठकोंकों सलाह दूँगा कि जबतक उनके सामने सरकारी विवरण नहीं आ जाता 
तबतक वे इस सम्बन्धर्मों कोई मत स्थिर न करें। 

इसके अतिरिक्त, इस घटनतासे यह भी प्रकट होता है कि सरकारके लिए हिज- 
रतके सम्बन्धर्मं अपनी एक नीति निर्धारित कर लेना आवश्यक है। अगर वह इस 
शान्तिपू्ण और धामिक विरोध-प्रद्शनको रोकना न चाहती हो तो उसे स्पष्ट रूपसे 
बसा कह देना चाहिए। अन्यथा स'रकारकी नीतिसे अनभिज्ञ छोट अधिकारी अपने 
मूखतापूर्ण और विवेकशून्य' कार्यों द्वारा ऐसे ढंगसे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दे 
सकते हे जो सरकारको वांछतीय न हो। मुसलूमानोंकी हिजरतका जो यह सिलसिला 
चल पड़ा है, उसके कुछ इतने व्यापक रूप धारण कर लेनेके लक्षण दिखाई दे रहे 
हैं कि उसे भाग्यके भरोसे! नहीं छोड़ा जा सकता। सभी पक्षोंके हितकी दृष्टिसे यह 
अत्यन्त वांछनीय' है कि सरकार इस सम्बन्धर्म अपनी नीतिकी स्पष्ट घोषणा करे। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-७-१९२० 


६६. तार: तीसरे खिलाफत दिवसके बारेखें' 


बम्बई 
२९ जुलाई, १९२० 


आशा है कि मद्रास प्रेसीडेल्सी पहली अगस्तकों पूर्णतया शान्त और 
अनुशासित रहकर, पूरी हड़ताल रखकर, हृदयसे प्रार्थना करते हुए, 
बड़ी-बड़ी पर अनुशासनपूर्ण सभाएँ करके और अधिकसे-अधिक खिताब 
लौटाकर, [ खिलाफतकी तीसरी वर्षगांठ मनानेमें| पूरा-पूरा योग देगी। 
सभी सरकारी आदेशोंका सख्तीसे पालन होना चाहिए। दृढ़ताके साथ 
सहयोगसे हाथ खींचकर और आदेशोंका पालन करके ही खिलाफतके 
सवालका हल और राष्ट्रीय. सम्मानकी रक्षा तथा हिन्दू-मुस्लिम 
एकतामे वृद्धि की जा सकती है। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ३०-७-१९२० 


६७. भाषण : बम्बईमें 


२९ जुलाई, १९२० 


बम्बईके मुजफ्फराबाद मुहल्लेमें २९ जुलाईको मुसलमानोंकी एक बड़ी सभासें 
आसन्न असहयोग आन्दोलन, जो १ अगस्तसे आरम्भ हो' गया है, पर बोलते हुए श्री 
गांधीने कहा कि अब' असहयोगपर भाषण देनेका समय बीत गया और अब तो उसे 
व्यावहारिक रूप देनेका समय आ पहुँचा है। लेकिन उसकी पुर्ण सफलताके लिए दो 
चीजें आवश्यक हें -- एक तो यह कि लोगोंमें हिसात्मक प्रवत्तिका कहीं कोई लेश 
नहीं रहना चाहिए; और दूसरे उनमें आत्म-बलिदानकी भावना होनी चाहिए। मेरी 
कल्पनाका असहयोग किसी ऐसे वातावरणमें सम्भव नहीं हो सकता जिसमें हिसाकी 
भावना व्याप्त हो। हिंसा ऋरोधका प्रदशेन' है और ऐसा कोई भौ प्रदर्शन हमारी मल्य- 
वान दाक्तिका अपव्यय है । क्रोधकों वहासें रखना राष्ट्रीय शक्तिका संचय करना है, 
जिसका यदि व्यवस्थित ढंगसे उपयोग किया जाये तो अआहचर्यजनक परिणाम मिकल 
सकते हैं। असहयोगकी मेरी कल्पनासें लूठ-खसोट, आगजनी और भीड़के पागलपनसे 
सम्बद्ध अन्य ऐसी ही कार्रवाइयोंके लिए स्थान नहीं है। मेरी योजनामें यह पहले ही 


१, यह तार गांधीजी और शौकत अछीने मद्रास अहातेकों एक सन्देशके रूपमें भेजा था । 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


मान लिया गया है कि लोगोंमें बुराईपर काबू रखनकी क्षमता है। इसलिए अगर लोगोंमें 
उपद्रवकी कोई एसी प्रवृत्ति पाई गई, जिसपर वे काब नहीं रख सकते तो फिर जहाँ- 
तक मेरी बात है, में उस प्रवत्तिपर काब्‌ करनेके प्रयत्नमें सरकारकी सहायता करूँगा। 
अगर उपद्रव हुए तो मेरे सामने सवाल होगा दो बुराइयोंके बीच चुनाव करनका, 
और यद्यपि में वर्तमान सरकारकों ब्रा मानता हेँ फिर भी फिलहाल उस उपद्रवकों 
रोकनेसें में बिना किसी हिचकके सरकारको सदद दूँगा। लेकिन मुझे जनतामें विश्वास 
है। मुझ विव्वास है, लोग जानते हें कि इस उद्देश्यकों आहिसक तरीकोंसे ही सिद्ध किया 
जा सकता है। इसी बातकों अगर हम बहुत बुरे ढंगसे कहना चाहें तो कहेंगे कि 
यदि लोगोंमें इच्छा हो तो भी उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे पशुबलके सहारे 
_यूरोपके उन अन्यायी देशोंका विरोध कर सकें, जिन्होंने अपनी सफलताके मदसें चूर 
होकर न्यायकी सारी मान्यताओंको ताकपरः रख दिया और यूरोपके एकसात्र इस्लामी 
राज्यके साथ ऐसा क्र व्यवहार किया। 


बेजोड़ हथियार 


श्री गांधीन कहा, आप लोगोंके हाथर्में असहयोग रूपी बेजोड़ और जबरदस्त 
हथियार है । जो सरकार झूठ और कपटका सहारा लेकर अन्यायका समर्थन करे, 
.. उसके साथ सहयोग करना धामिक दुबंलताका लक्षण है। इसलिए जबतक सरकार 
अपने-आपको अन्याय और असत्यके दोषोंसे मुक्त नहीं कर लेती तबतंक समाजमें 
. व्यवस्था कायम रखनेकी अपनी योग्यताको देखते हुए जहाँतक सम्भव हो वहाँतक सर- 
कारकों किसी भी प्रकारकी सहायता न देना आपका कर्तव्य है। अतएवं असहयोगके 
प्रथम चरणमें ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें सार्वजनिक श्ात्ति-सुव्यवस्थाके लिए 
कमसे-कम खतरा हो और इस आन्दोलनमें शामिल होनवाले लोगोंको यथासम्भव कमसे- 
. कस बलिदान करता पड़े। और अगर आप मानते हों कि आप एक बूरी सरकारकों 
कोई सहायता नहीं दे सकते और न उसका अनुग्रह ही स्वीकार कर सकते हें तो 
स्वभावतः आपको सम्मानसुचक सभी खिताब छोड़ देन चाहिए, क्‍योंकि उन खिताबों- 
पर अब कोई गये करनकी बात नहीं रह गई है। वकौलोंको, जो वास्तव न्‍्याया- 
लयोंके अवेतनिक अधिकारी ही हैं, न्‍्यायाल्‍ूयोंकी कार्यवाहीमें मदद देना बन्द कर 
देना चाहिए, क्‍योंकि ये न्यायालय एक अन्यायी सरकारकी प्रतिष्ठाके पोषक हें। 
लोगोंको आपसी झगड़े पंच-फंसलेसे सुलझाने चाहिए। इसी तरह माता-पिताओंकों अपने 
बच्चोंको सरकारी स्कूलोंसे निकाल लेना चाहिए और उन्हें समस्त सरकारी नियन्त्रणोंसे 

. मुक्त एक राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धतिका विकास करना चाहिए या फिर निजी तौरपर 
शिक्षणकी व्यवस्था करनी चाहिए । हो सकता है यह उद्धत सरकार, जिसे अपने 
पशुबलका बहुत गुमान है, लोगोंकी इन कारंबाइयोंपर हँसे --- विशेषकर इस कारण कि 
न्यायालयों और स्कलोंको जनताकी सहायता करनेवाली संस्थाएँ माना जाता है, लेकिन 
.. मुझे इस बातमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि जिस सरकारने शक्तिके मदमें चूर होकर 


भाषण : बम्बईमें १०७ 


अपना सारा विवेक खो दिया है उस सरकारपर भी इत सब बातोंका नेतिक प्रभाव 
अवदय पड़ेगा। 


स्वदेशी 


स्ववेशीको असहयोग आन्दोलनके एक कार्यक्रमके रूपसें स्वीकार करनेमें मुझ 
संकोच होता है। मुझे तो स्वदेशी प्राणोंकी तरह प्यारी है। लेकिन अगर स्वदेशीसे 
खिलाफत आन्दोलनकों कोई वास्तविक सहायता नहीं मिल सकती तो इस आस्दोलनमें 
स्वदेशीके सवालकों भी शामिल करनकी मेरी इच्छा नहीं है। चूँकि असहयोगकी कल्पना 
आत्म-बलिदानकी भावनापर आधारित है, इसलिए इस आन्दोलतसे स्वदेशीका एक 
उचित स्थान है। विशुद्ध स्वदेशीका मतलब है बनाव-श्यंगारके प्रति अपने मोहका परि- 
त्याग । में समस्त राष्ट्रसे अनुरोध करता हूँ कि वह यूरोप और जापानके बनाव-श्ृंगार- 
के सामानके प्रति अपना मोह त्याग दे और लाखों-करोड़ों बहनोंके हाथोंसे काते गये 
सुतसे हथकरघोंपर बुने सुन्दर स्वदेशी वस्त्रोंका उपयोग करनमें ही सनन्‍्तोष माने। 
अगर हमारा राष्ट्र अपने धर्मों और आत्म-सम्मानके लिए उपस्थित खतरेके प्रति सच- 
सृुच जागरूक हो गया हो तो वह यह अनुभव किये बिचा नहीं रह सकता कि स्वदेशी- 
को तत्काल ही हर तरहसे अपना लेना उसके लिए अत्यन्त आवद्यक है, और 
अगर भारतके लोग धामिक उत्साहके साथ स्वदेशीकों अपना लें तो में आपको भरोसा 
दिलाता हूँ कि आपके हाथोंमें एक नई ताकत आ जायेगी, जिसका स्पष्ट प्रभाव सारी 
दुनियापर पड़ेगा। इसलिए में मुसलमान भाइयोंसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उन्हें सुन्दर 
और महीन विदेशी वस्त्रोंका जो शौक है उस शौककों छोड़कर अपने भाइयों और बहनों- 
की मेहनतसे उनके घरोंमें तेयार किये गये सादे बस्त्रोंका उपयोग करें और इस 
तरह इस क्षेत्रमं शेष लोगोंका पथ-प्रदर्दोत करें । और मुझे आशा है कि इसमें हिन्दू 
भी उनका अनुकरण करेंगे। यह एक ऐसा त्याग है, जिससे स्त्री-पुरुष, बढ़ें-बच्चे सभी 
शामिल हो सकते हें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ४-८-६१९२० 


६८. सन्देश: खिलाफत दिवसपर" 


बम्बई 
३१ जुलाई, १९२० 
तीसरे खिलाफत दिवसके सम्बन्धर्मे असहयोग समितिने निम्नलिखित निर्देश जारी 
किये हैं: “पहली अगस्त गम्भीर जिम्मेदारी और महत्त्वपूर्ण परिणामों सहित हमारे 
सामने है। हमें अपने न्‍्यायसंगत उदेश्यके सफल होनेका पूरा विश्वास है, अलबत्ता हमें पूर्ण 
अनुशासित रहकर पर्याप्त मात्रार्में आत्म-बलिदान करना होगा। यदि हम सरका रको मदद 
देना और उससे मदद लेना बन्द कर देते हें तो हम देशमें व्यवस्था बताये रखनेमें भी 
समय होंगे अतएव हमें अधिकारियोंसे टक्कर और अचानक उत्तेजित होनेके अवसर 
टालते हुए समस्त सरकारी आदेशों और नोटिसोंका पालन करना चाहिए। हम आशा 
करते हैँ कि इतवारकों मुकम्मिल हड़ताल होगी। दूकान बन्द करनेसे इनकार करने- 
वाले किसी व्यक्तिपर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। आन्तरिक शक्ति और 
शुद्धिक लिए समिति प्रार्थना और उपवासकों सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। यह 
भी आशा है कि इतवारकों यथासम्भव बड़ीसे-बड़ी सभाओंका आयोजन किया जायेगा। 
किन्तु जूलस नहीं निकाले जाने चाहिए। खिताबों और अवतनिक पदोंका परित्याग 
करवानंका विशेष प्रयत्न होना चाहिए। माता-पिताओंसे समितिका अनूरोध है कि वे 
सरकारी मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूलोंसे अपने बच्चे उठा लें। 
वकीलोंसे प्रार्थना है कि वे फिलहाल अपनी वकालत बन्द कर दें। 
इन कामोंका नेतिक प्रभाव पड़ेगा, इस सम्बन्धर्मं हमें कोई सन्देह नहीं है। हम 
यह भी आशा करते हे कि इतवारसे पूर्ण स्वदेशी व्रतका पालन प्रारम्भ होगा। यह 
व्रत प्रत्येक स्त्री-पुरुष और बच्चेकों व्यक्तिगत तौरपर अपने भीतरकी त्याग-भावना 
प्रकट करनेके योग्य बनाता है। इसके पालनसे हममें अपने धर्म और सम्मानके लिए 
त्याग करनेकी हादिकः इच्छा बल पकड़गी और आगे हम और भी अधिक त्यागके 
लिए कटिबद्ध रहेंगे। विधान परिषदोंके पूर्ण बहिष्कारके लिए आन्दोलन बराबर 
जारी रखा जाना चाहिए। अन्तमें समिति मुसलमानोंसे यह आशा करती है कि 
वे त्यागके साथ शान्ति और अनुशासन कायम रखनेमें अग्रणी रहेंगे। हमें पूरा 
विद्वास है कि हमारे हिन्दू भाई भी अपना कर्तव्य निबाहनेमें चूकेंगे नहीं और 
मुसलमानोंका साथ देंगे। 
[ अंग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, १-८-१९२० 
बॉम्ब कॉनिकल, ३१-७-१९२० 


१. यह तार गांधीजी और शौकत अछीने तृतीय खिलाफत दिवसपर भेजा था । 


६९. हमारा कत्तेव्य 


आख़िर पहली अगस्तका दिन आ पहुँचा। असहकारके अनेक दोष गिनाये जाते 
हैं। किन्तु इसके विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति तो यह उठाई गई है कि असहकार किया 
गया तो खून-खराबी अवश्य होगी। 

इस दोषसे मुक्त रहना नितान्त सहज है। यदि प्रत्येक स्थानपर थोड़े भी लोग 
शान्ति बनाये रखनेके लिए तत्पर रहें तो शान्तिका वातावरण बनाये रखनेमें कोई 
दिक्कत नहीं आनी चाहिए। असहकारके लिए सबसे पहले दान्तिका ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक है। यदि हम शान्ति नहीं रख सकते तो फिर हमें असहकार करनेका 
अधिकार ही नहीं है। 

कितने ही' लोग आयरलैण्डके सिन-फेन आन्दोलनका उदाहरण देते हें और कहते 
हे कि वहाँ असहकार और हिसा दोनों चलते हें। दोनों साथ-साथ चलते हैँ यह तो 
सही है लेकिन इसी कारण आयरलेण्डको अभीतक स्वराज्य नहीं मिल पाया है। इसके 
सिवा हममें तथा आयरलेण्डर्म बहुत भेद है। हम हिसारहित असहकारसे सहज ही. 
अपनी इच्छाकी पूर्ति कर सकते हैं। हिसा होते ही हमें असहकार भी रोकना पड़ेगा। 
हिन्दुस्तान-जेसे बड़े देशों लोग हिसासे अपनी इच्छापूर्ति नहीं कर सकते और यदि 
हम शान्तिपृवक असहकार करें तो कोई भी इतने बड़े देशके शासनको नहीं चला 
सकता । 

इसलिए हिसाकों रोकनेका सफल प्रयत्न ही हमारी सबसे बड़ी विजय है। 
हिंसा हो तो उसे रोकनेके लिए हम स्वयंमेव सरकारकी सहायता करेंगे -- करनी 
भी चाहिए। हिंसा होनका अर्थ यह होगा कि हम समाजपर कोई प्रभाव नहीं डाल 
पाये । असहकारके सम्बन्धर्म दूसरी चर्चा यह है कि लोग असहुकार करनेके लिए 
तैयार ही नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगोंमें आत्म-बलिदानकी शक्ति नहीं है। 

जो सरकार अन्यायकी पराकाष्ठातक पहुँच जाये उसकी ओरसे प्राप्त हुए 
मानकों हम मान समझें, उसकी पाठ्शालाओंगें जाकर पढ़ें और उसकी अदालतोंमें हम 
वकालत करें तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि हम उसके कार्यसे असन्तुष्ट हें? 

कुछ लोग लिखते हें कि यदि थोड़े-से लोग अपनी पदवियाँ छोड़ दें, अपने 
बच्चोंको पाठशालाओंसे उठा ले तथा दो-चार वकील वकालत करना बन्द कर दें 
तो उसका सरकारपर क्‍या असर हो सकता हैं? यह शंका उचित नहीं है। यदि 
अन्यायी सरकारकी मदद करने अथवा उसका अनुग्रह लेनेकी बातको हम पाप समझते 
हों तो हम संख्यामें कम हों अथवा ज्यादा, हमें उस सहायता अथवा अनुग्रहका 
परित्याग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अधिक छोगोंसे त्याग करवानेका उत्तम 
मार्ग भी यही है। 

दुनियाके किसी भी भागमें लोग एकाएक सुधारोंको स्वीकार नहीं कर छेते। 
शुरुआत हमेशा थोड़े लोगोंसे होती है; और जब अधिकांश लोग थोड़े व्यक्तियोंकी 


११० सम्पूर्ण गांधी' वाडमय' 


दृढ़तासे अवगत हो जाते हैं तब उनका अनुकरण करते हें। सब लोगोंके करनेपर ही 
हम अमुक कार्य करेंगे, ऐसा सोचें तो सुधार होगा ही नहीं; इससे विलम्ब तो होता 
ही है और कभी-कभी उससे बहुत नुकसान हो जाता है। इसके अलावा सबकी अथवा 
अधिकांश लोगोंकी बाद जोहना तो अपने कत्तेव्यके प्रति हमारे अल्प विश्वासका 
दयोतक है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिन लोगोंने यहु समझ लिया है कि हमें 
स'रकारकी मदद नहीं करनी चाहिए, वे थोड़े हों अथवा ज्यादा, असहकार करना 
आरम्भ कर देंगे। 
[ गृजरातीसे | 


नवजीवन, २१-८-१९२० 


७०. श्री मॉण्टेग्युकी धमको 


श्री मॉण्ट्यूने खिलाफत सम्बन्धी प्रइनका उत्तर देते हुए भेरे बारेमें जो धमकी 
दी है उससे हमें उत्तेजित होनेका कोई कारण नहीं है। श्री मॉण्टेग्य तथा अन्य 
अधिकारियोंके आदशंर्में कोई भेद नहीं है। यह तो अधिकारीवर्गका रवेया ही है कि 
लोकमतके विरुद्ध कार्य करनेके प्रयत्तमें वे जनताकों दबानेमें कोई कसर नहीं उठा रखते । 
श्री मॉण्टेयु उस आदतसे मुक्त कैसे रह सकते हें? जनता खिलाफत और पंजाबके 
अन्यायके विरोधरमों अपना सिर उठा रही है। उसे अपनी मनमानी करने देनेका अर्थ तो 
सत्ताका झूक जाना ही' हुआ। और सत्ता झुकना नहीं चाहती; इसीसे वह जनताकों 
बलपूवक दबा रही है। 

ऐसे समय यदि जनता मेरी सलाह माने तो राज्याधिकारी मुझे गिरफ्तार 
करनेके सिवा और क्या करेंगे? 

मुझे गिरफ्तार करनेके तीन उद्देश्य हो सकते हें: 

१. मुझे आतंकित करके मेरे विचारोंमें परिवर्तन लाया जाये। 

२. मुझे जनतासे अछग करके लोकमतकों दुबेंह बनाया जाये। 

३. मुझे जनताके बीचसे हटाकर उसकी परीक्षा ली जाये कि वह इस अन्याय- 
से सचमुच घबराती है या नहीं। 


मेरा खयाल है कि सरकारका मुझे आतंकित करनेका कोई इरादा नहीं हो 
सकता। लोकमतको दुबंल बतानेका हेतु तो है ही, लेकिन अधिक ठीक तो यही जान 
पड़ता है कि वह जनताकी' परीक्षा लेना चाहती है। उसे इसका अधिकार है। यदि 
जनता इस कसौटीपर खरी उतरती है तो उसी क्षण उसकी विजय हो जाये। इस 
कसौटीके विरोधम हमें कुछ भी नहीं कहना है। 


१, मॉण्ट्युने कॉमन्स समभामें घोषणा की थी कि “ यदि श्री गांधी “ असदकार ” का आग्रह करते रहे तो 
पिछके वे उनकी कारवाश्यके प्रति जो रुख अपनाया गया था वेसा रुख अपनाना नितान्त असम्भव 
दो जायेगा । ” 


श्री मॉँग्टेग्यूकी धमकी १११ 


किन्तु यदि मुझे गिरफ्तार किया गया तो जनताकों क्या करना चाहिए ? हमारे 
संघर्षमें जेल जानंका विचार तो ग्रहीत ही है। अतएव मेरे जेल जानेसे जनताकों हषित 
होना चाहिए; कमसे-कम उसे क्रद्ध तो नहीं होता चाहिए। में जेल जाने-जैसा कार्य 
करूँ और फिर जेलसे भागूं अथवा जनता दुःखी हो तो इसमें दोष सरकारका नहीं, 
हमारा है। जिस राज्यकी सरकार अन्यायी है उस राज्यकी जनताकी स्वतन्त्रता उसकी 
जेलोंमें ही होती है। 

फलत: मुझे उम्मीद है कि यदि मुझ जेल जाना पड़ा तो जनता असहकार-आन्दो- 
लनतको और भी तीत्रतासे चलायेगी। 

सम्भवतः सरकार चाहती है कि जनता उन्मत्त हो उठे; इससे उसे दास्त्र प्रयोग 
करनेका अवसर मिलेगा। यदि सरकार ऐसा न चाहती हो तब भी जनताके उत्तेजित 
होनका परिणाम तो दमन और उत्पीड़न ही होगा। 

अतएव अगर जनताने असहकारकों समझ लिया है तो मेरी अथवा किसी 
अन्यकी' गिरफ्तारीपर जनता अश्वहकार जारी रखकर सरकारको यह बता देगी कि 
लोकमतके बिता राज्य, चलाना असम्भव है। 

लेकिन स्वाभाविक रूपसे मनममें यह प्रश्न उठता है कि श्री मॉण्टेग्य जनताके 
दमतका उलठा रास्ता अपनाकर दोहरे अपराधके भागी क्‍यों बनते हे ? एक तो यही 
अपराध है कि उन्होंने अन्यायमें भाग लिया; और अब उस' अन्यायकों निभानके लिए 
जनताका दमन दूसरा अपराध होगा। सीधा रास्ता तो यह हैं कि जब जनता असह- 
कारतक करनेके लिए तत्पर हो गई है तब वे लोकमतको मान्यता प्रदान करके 
अन्यायकों दूर कर दें, और इस प्रकार अस॒हकारकी जड़ ही मिटा डाकें। 

श्री मॉण्ट््यू इस बातकों स्वीकार करते हें कि मेंने आजतक अपने कार्योसि ब्रिटिश 
साम्राज्यकी सेवा ही की है। भिन्न-भिन्न अवसरोंपर किया गया सत्याग्रह भी इस सेवामें 
आ जाता है। वस्तुत: देखा जाये तो मेरी मृख्य सेवाएँ सत्याग्रहके द्वारा अन्यायकों 
दूर करानेमें ही निहित हें। मेरी दृढ़ मान्यता है कि आज भी में जो कर रहा 
हूँ वह एक बहुत बड़ी सेवा है। इस समय तो में केवल सत्याग्रह कर रहा हँ। असह- 
कार सत्याग्रह रूपी वट्वृक्षकी एक शाखा ही है। यह सब होनेके बावजूद सरकार 
मेरी आजकी प्रवृत्तिकों दूषित समझती है, यह खेदजनक है। मेरे जैसा साम्राज्यका मित्र 
जब असहकार जैसे प्रचण्ड अस्त्रका उपयोग करनेके लिए कटिबद्ध हो जाये तब श्री 
मॉण्टग्युको यह मानकर कि जनताकी भावनाओंकों सचमुच ही बहुत ठेंस पहुँची है, 
न्याय दिलानके लिए तत्पर हो जाना चाहिए था। अगर उनके प्रयत्न व्यर्थ जाते तो 
वे अपने पदसे त्यागपत्र दे सकते थे। लेकिन उन्होंने विपरीत मार्ग ही अपनाया है। 
तथापि में आशा रखता हूँ कि जनता शान्‍त और अविचलित रहकर श्री मॉण्टग्युकी 
धमकीका उत्तर असहकार द्वारा ही देगी। 

[गुजरातीसे | 


नवजीवन', १-८-१९२० 


७१. युवराजका आगमन 


मेने यह मत व्यक्त किया था कि हमारी वर्तमान स्थितिको देखते हुए, यदि 
इस समय युवराज यहाँ पधारें तो हम उनका स्वागत नहीं कर सकेंगे। मेरे इस मतकों 
भी मॉण्टग्यू अराजभक्तिपूर्ण मानते हें। 

वास्तव इससे इतना ही सूचित होता है कि अब समय बदल गया है। युव- 
राजका स्वागत न करनेमें में स्वयं तो कोई अराजभक्ति नहीं मानता। इतना ही. 
नहीं बल्कि इस कठिन समयमें स्वागत समारोहोंमें भाग लेनेकी बातकों में जनताके 
प्रति विश्वासघात करना समझता हू । 

प्रधान मन्त्रीका कहना है, मानतीय यूवराज ब्रिटिश साम्राज्यके प्रतिनिधिके रूपमें 
यहाँ पधार रहे हैं । साम्राज्यकी समृद्धि एवं शक्तिका प्रदर्शन करनेके विमित्त उन्हें 
आना पड़ेगा, यह हम जानते हें। इस स्वागत-आयोजनमें भाग लेनेका अर्थ में वाइ- 
सरायसे लेकर छोट्से-छोटे अधिकारीतक को मान देनेके बराबर समझता हूँ । इन 
अधिकारियोंसें पंजाबके वे अधिकारी भी' आ जाते हें जिन्होंने अपने व्यवहारसे अपने 
पदकी प्रतिष्ठाकों चोट पहुँचाई है। 

जिन छोगोंकी भावनाओंकों ठंस पहुँची है, जिनके घाव अभी भरे नहीं हें और 
लॉर्ड समाने अपने अज्ञान तथा उद्धतताके कारण जनरल डायरके अपराधोंकों ढककर 
जिनके घावोंपर नमक छिड़कनेका काम किया है, वे लोग युवराजको दिये जानेवाले 
स्वागत समारोहोंमें भाग कैसे ले सकते हें ? इनमें भाग लेना नौकरशाहीको सज्जनताका 
प्रमाणपत्र देनेके समान है। जनतामें जो अज्ञान्ति फैली है उसे नौकरशाही शांतिका 
जामा पहनाता चाहती है। इसलिए यदि लोगोंमें कुछ और करनेकी हिम्मत न हो, 
वे लोग कोई और बलिदान करनेकों तैयार हों या न हों तथापि इतनी अपेक्षा तो 
उनसे की ही जाती है कि वे इन समारोहोंमें भाग नहीं लेंगे और इस प्रकार अपनी 
पीड़ित भावनाओंकों अभिव्यक्त करेंगे। | 

स्वागत समारोहोंमें भाग न लेकर हम युवराजका कोई अपमान नहीं कर रहे 
हैं। इसमें युवराजका अपमान कदापि नहीं है; उनका अपमान करनेका इरादा किसीका 
नहीं हो सकता। यदि इससे किसीका अपमान होता ही है तो वह केवल नौकरशाहीका । 
लेकिन हम' उसका भी अपमान नहीं करना चाहते। हाँ, उसे अपने सिरपर बैठानेसे 
इनकार करते हें और ऐसा करना हमारा स्पष्ट कत्तैव्य है। अतएवं मुझे उम्मीद है 
कि श्री मॉण्टेग्यू भले ही कुछ कहें, हम स्वागत समारोहोंमें भाग न लें। यह हमारा 
धर्म है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १-८-१९२० 


७२. टिप्पणियाँ 


लोकमान्यकी बीमारी 

लोकमान्य तिलक! महाराजकी बीमारीने गम्भीर रूप धारण कर छिया है, 
यह समाचार सुनकर लाखों भारतीयोंके हृदय काँप उठे हें। जन-जागृतिमें उन्होंने जो 
भाग लिया है, उन्होंने जिस स्वतन्त्र प्रवृत्तिका परिचय दिया है, जो बलिदान किये 
हैं, उनके कारण जनता उन्हें पूजती है। लाखोंके लिए उनके वचन आदेश ही हें। 
देशका स्वराज्य उनके जीवनका परम उद्देश्य है। आज जनता उनका वियोग सहन 
करनेकों तैयार नहीं है। जनता स्वयं इस समय गम्भीर रोगसे पीड़ित है। उस रोगका 
निदान तथा उपचार-करनेमें लोकमान्यन प्रमुख भाग लिया है। इस समय जनता समस्त 
नेताओंकी सेवाओं तथा सलाहकी भूखी है। नेताओंमें लोकमान्य उच्चतम स्थानपर 
प्रतिष्ठित हैँ। उन्हें अपनी जिन्दगीमें ही स्वराज्य मिल जानेकी उम्मीद है, ऐसा भव्य 
है लोकमान्यका आशावाद। भगवान्‌ उन्हें व्याधिमुक्त करे, दीर्घायु दे तथा स्वराज्यके 
दर्शन कराये। 

उड़ीसारों अकाल 

भाई अमृतलाल ठक्‍्करका हाल ही में प्राप्त पत्र हृदय-द्रावक है। उसमें से में 
निम्नलिखित वाक्य उद्धत करता हूँ 

एक और पत्रमें वे लिखते हें : 

गुजरातसे कुल मिलाकर ४०,००० रुपये मिल चुके हें लेकिन बुरे महीने 

तो अभी आगे आनवाले हे। अच्छी-खासी रकमकी जरूरत पड़ेगी। जनतासे 

एक बार और अपील करनके लिए में आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ। कुल 

मिलाकर डेढ़ छाखसे कम रुपय नहों चाहिए। अन्य प्रान्तोंसे प्राप्त हुई रकमको 

सिलाकर अब तक रूगभग अस्सी हजार रुपय हुए हूं। 

इसमें मुझे अपनी ओरसे कुछ कहनेकों नहीं रह जाता। बरसात अच्छी हुई है, 
फिर भी उड़ीसाके लोगोंका कष्ट एकाएक दूर होता नहीं दिखता। भाई अमृतलाल 
जैसे-जैसे परिस्थितिका अध्ययन करते जाते हें वेसे-वेसे उन्हें और भी अधिक दुःखके 
दर्शन होते हैं। इस दुःखी प्रान्तके लछोगोंमें अपना दुःख कह सुनाने तककी हिम्मत नहीं 
रह गई है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग उनके दुःखर्म भाग लेकर इस पुण्यकार्य 
गीगदान दंगे। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, १-८-१९२० 


१. बाल गंगावर तिलक (१८५६-१९२० ); देशभक्त, राजनीतिश्ञ ओर विद्वान्‌ू । यह टिप्पणी 
स्पष्टटः उनकी झृत्युसे पूर्व छिखी गई थी । 

२, यहाँ नहीं दिया गया । गांधीजीने जिस भागके उद्धृत किये जानेको चर्चा की है उसमें कहा 
गया था कि पिपलछीथानाके छोग अन्नके अभावमें मर रहे हैं । 


१८-८ 


७३. पत्र: वाइसरायको ' 


[१ अगस्त, १९२० | 
महोदय, 
दक्षिण आफ़िकामें मेरी मानवीय सेवाओंके लिए आपके पूर्ववर्ती वाइसराय 
द्वारा दिया गया कैसरे-हिन्द स्वर्ण पदक लौटाते हुए मुझे दुःख होता है, तथापि 
में इसे लौटा रहा हँ। साथ ही जुलू युद्ध-पदक जो १९०६ में भारतीय स्वयंसेवक 
सहायता दलके अधिकारीकी हैसियतसे दक्षिण आफ्रिकामें मेरी युद्धसवाओके लिए प्रदान 
किया गया था और बोअर युद्ध पदक जो भारतीय डोलीवाहक दलके सहायक-निरी- 
क्षककी हैसियतसे १८९९ में बोअर युद्धके दौरान मेरी सेवाओंके लिए दिया गया था, 
भी' लौटा रहा हूँ ।खिलाफत आन्दोलनके सिलसिलेमें आजसे प्रारम्भ असहयोगकी योजना- 
प्र अमल करनेके सन्दर्भमें में इत पदकोंको वापस कर रहा हूँ। इन पदकोंको मेने अपने 
सम्मानकी तरह आँका है; परन्तु फिर भी जबतक मेरे मुसलमान देशभाई अपनी धार्मिक 
भावनाओंके प्रति किये गये अन्यायकों झेल रहे हें में इन्हें शान्तिपृवक धारण नहीं कर 
सकता। पिछले महीने जो घटनाएँ हुई हे उनसे मेरी यह राय और भी दृढ़ हो गई 
है कि साम्राज्य सरकारने खिलाफतके मामलेमें अधर्म, अनेतिकता और अन्यायसे काम 
किया और फिर वह अपनी अनेतिकताकी रक्षाके लिए एकके बाद-एक गलत काम 
करती ही चली गई। में ऐसी सरकारके प्रति सम्मान और स्नेह नहीं बनाये रख 
सकता। साम्राज्य सरकार और आपकी सरका'रका पंजाबके प्रश्नपर जो रुख रहा है 
उससे मुझे और भी गहरा असनन्‍्तोष हुआ है। आप जानते ही हे कि मुझे कांग्रेस 
द्वारा नियुक्त एक आयुक्तके रूपमें अप्रैल १९१९ के दौरान पंजाबम हुए उपद्रवोंके 
कारणोंकी जाँच करनेका सौभाग्य मिला था उसके आधारपर मेरा सोचा-समझा' मन्तव्य 
यह बना है कि सर माइकेल ओडायर पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर-पदके लिए सर्वथा 
अयोग्य व्यक्ति हे और उनकी नीति ही अमृतसरमें भीड़को उत्तेजित करनेका मुख्य' 
कारण थी। नि:सन्देह भीड़ द्वारा की गई ज्यादतियाँ भी अक्षम्य थीं। आगजनी, पाँच 
बेगूनाह अंग्रेजोंकी हत्या और कुमारी शेरुडपर  कायरतापूर्ण हमला, सभी बातें बहुत 
ही निन्‍्दतीय और निष्कारण थीं, परन्तु जनरल डायर, कर्नेल फ्रैन्क जॉन्सन, कनेल 
१, यह ४-८-१९२० के यंग इंडियामें भी “रिनिनसीऐशन ऑफ मेडल्स ” (पदक-त्याग) शीषेकसे 
प्रकाशित हुआ था । 
२. इस तारीबको खिलाफत आनन्‍्दोलनके सिंलसिलेमें असहथोग प्रारम्भ होनेका उल्लेख है, तदनुसार 
यह तारीख मान ली गई है । 
३. १९१५७ में छोड हार्डिगने प्रदान किया था । 
४. एक अंग्रेज महिला जो अमृतसरके मिशन स्कूलमें काम करती थी । १० अप्रैल, १९१९ को 


वह साइकिलपर कहीं जा रही थी, तभी उसपर नृशंस हमछा किया गया था और एक भारतीयने 
उसकी प्राण-रक्षा की थी । 


पत्र : वाइस'रायको ११५ 


ओ ब्रायन, श्री बॉसवर्थ स्मिथ, राय श्रीराम सूद, श्री. मलिक खाँ और अन्य अफसरोंने 
सम्बन्धित लोगोंकों दण्ड देनेके इरादेसे जो काम किये वे जरूरतसे ज्यादा सख्त थे। 
वे इस हृदतक अमानवीयता और घोर निर्देयतासे भरे हुए थे कि उनकी कोई मिसाल 
नहीं मिलती। 

आपने सरकारी अधिकारियोंके अपराधोंकों कोई महत्त्व नहीं दिया, सर माइकेल 
ओ'डायरको सर्वथा दोब-मुक्त कर दिया, श्री मॉण्टेग्युन जेसा खरीता भेजा और सबसे 
अधिक तो इंग्लेंडकी लॉड सभाने भी पंजाबकी घटनाओंके बारेमें जिस लज्जाजनक 
अज्ञानका प्रदर्शत किया और भारतीयोंकी भावनाओंकी' जैसी निर्दंयतापूर्ण अवहेलना 
की उसे देखकर में साम्राज्यके भविष्यके बारेमें बहुत चिन्तित हँ। में अब वर्तमान 
सरकारकी ओरसे बिलकुल ही विरक्त हो गया हूँ और अब उसे पहले जेसा निष्ठापूर्ण 
सहयोग नहीं दे सकता। भारत सरकार अपनी प्रजाके हितोंकी ओरसे बिलकुल 
उदासीन साबित हुई है। मेरी नम्र रायमें ऐसी किसी भी सरकारको पश्चात्ताप 
करनेके लिए आवेदनों, शिष्टमण्डलों और एऐसे ही साधारण तरीके अपनाकर बाध्य 
नहीं किया जा सकता। 

यूरोपीय देशोंमें पंजाब और खिलाफतके प्रति किये गये अपराधों-जैसे गम्भीर 
अपराधोंको क्षमा करनेका परिणाम जनता द्वारा हिसापूर्ण क्रान्ति होता। वहाँकी जनता 
राष्ट्रको अपंग बनानेकी मंशासे किये गये इस प्रका रके अन्यायोंका हर कीमतपर मुकाबला 
करती। परन्तु आधा भारत तो इतना अशक्‍क्त है कि उसमें हिसात्मक विरोध 
करनेकी शक्ति नहीं है और शेष आधा ऐसा करना नहीं चाहता। अतएव मेने असह- 
योगका उपाय सुझाया है। इसके अनुसार जो छोग अपनेकों सरकारसे अछग रखनेके 
इच्छुक हें वे सहयोगसे हाथ खींच सकते हें और यदि इस असहयोगकों हिंसासे दूर 
रखकर व्यवस्थित ढंगसे चलाया जाये तो सरकारकों अपने पैर पीछे हटाने और गल- 
तियाँ सुधारनेकों अवश्य ही बाध्य होना पड़ेगा। परन्तु में जनताको जहाँतक अपने 
साथ लेकर चल सकता हूँ वहाँतक असहयोगकी नीतिका पालन करते हुए भी आपसे 
यही आशा! रखूँगा कि आप फिर न्यायके पथपर चलने हछगेंगे। अतएव में आपसे 
सादर निवेदन करता हूँ कि आप जनताके जाने-माने नेताओंका एक सम्मेलन बुलायें 
और उनके परामंशसे एक ऐसा रास्ता निकालें जो मुसलमानोंकों सन्‍्तोष और दुःखी' 
पंजाबियोंकों राहत दे सके।'* 


आपका विद्वस्त सेवक, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया : फौरेन : पोलिटिकल : फाइल सं० १००: १९२१ 


१. पत्रपर वाइसरायके राजनेतिक सचिवने निम्नलिखित ट्प्पणो दी थी: मैं समझता हूँ कि 
वाश्सरायके निजी सचिव केसरे-हिन्द पदक हमारे पास रखनेको भेज देंगे । कुछ ओर करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। --जॉन बुड 


७४, पत्र: दयालजीको 


१ अगस्त, १९२० 


भाईश्री दयालजी, 


तुम्हारा पत्र मिला। तीन दिनकी हड़तालका विचार मुझे तो जरा भी पसन्द 

नहीं। एक दिनकी हड़ताल में समझ सकता हूँ । यदि हम सचम्‌च अपनी भक्तिभावना- 
का परिचय देना चाहते हों तो में तो कुछ व्यावहारिक कार्य पसन्द करूँगा। इसलिए 
हमें उनके गुणोंकों ढूँढे निकालना चाहिए और उन्हें अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। वे अत्यन्त सादे थे, उनकी स्मृतिकों बनाये रखनेके लिए हम सादगीका 
व्रत लें। सब लोग लोकमान्यके नामसे किसी ऐसी वस्तुका त्याग करें जो उन्हें अत्यन्त 
प्रिय हो। उन्हें बहादुरी पसन्द थी सो हमें हर तरहके भयकों छोड़ बहादुर बननेका 
प्रयत्त करना चाहिए। वे चाहते थे कि इस देशकी प्रजा शरीरसे बलवान हो; हम 
सबको उनका स्मरण कर सबल बननेका यत्न करता चाहिए। उन्हें देश प्राणोंके समान 
प्यारा था, हमें भी उनका स्मरण कर अपने प्रति प्रेमको छोड़ दिन-प्रतिदिन देशके 
प्रति शुद्ध प्रेमका विकास करना चाहिए। उन्हें विद्वत्ता प्रिय थी। मराठी और संस्कृत- 
पर बहुत अधिकार था। हमें भी अगर हम अपनी-अपनी मातृभाषाकों कम चाहते हों 
और उसका हमारा ज्ञान कम हो तो उसे बढ़ाना चाहिए। हम मातृभाषा और संस्क्ृत- 
का ज्ञान प्राप्त करें। इस तरहकी उनकी अन्य अनेक विभूतियोंका उल्लेख किया जा 
सकता है। उनमें से जो-जो हमें अच्छी लगें उनका विकास कर उन्हें |लोकमान्यको] 
सर्देव जीवित रखें । और अन्तमें जिनसे कुछ भी न बन पड़े वे देशहितके लिए 
एक पंसेसे लेकर चाहे जितना धन दें। 

| गुजरातीसे | 

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ५ 


१. देखिए “ लोकमान्यका स्वगैवास ”, ८-८-१९०० । 


७५. भाषण : खिलाफत दिवसपर बम्बईसें' 


१ अगस्त, १९२७ 
श्री गांधीन निम्नलिखित प्रस्ताव रखा: --- 
यह बैठक लिखित रूपमें केन्द्रीय खिलाफत समितिके उस आन्दोलनके प्रति सहानु- 
भूति व्यक्त करती है जो उसने टर्कीके साथ संधिकी शर्तोर्में मुसकमानोंकी भाववाओं और 
इस्लाम घर्मके अनुकूल सुधार करवाने के लिए शुरू किया है और जो इन शर्तोंमें संशोवन 
होनेतक जारी रहेगा। यह बैठक खिलाफत समिति द्वारा चलाये जानवाले इस असह- 
योगको' ठीक भी मानती है । यह सभा साम्राज्य सरकारसे, उस साम्राज्यके हितमें 
जिसकी वह प्रतिनिधि मानी जाती है, सादर अनूरोध करती है कि वह उन संधि-शर्तो- 
में संशोधन करवाये जिनको सभीने अन्यायपूर्ण और स्पष्ट ही मन्त्रियोंकी घोषणाके 
प्रतिकूल बताया है। 
श्री गांधीन कहा कि समाचारपत्रोंके जरिये सरकार और अन्य लोग मुझसे कहते 
हैं कि असहयोगके इस प्रदनपर भारत मेरे विचारोंसे सहमत नहीं है। वे यह भी कहते 
हैं कि असहयोग आन्दोलनका परिणाम देशका सर्वताश होगा। ऐसी हालतमें जो लोग 
असहयोग आन्दोलनमें शरीक हुए हें वे इन बातोंका खंडन केवल' सभाओंमें शामिल 
होकर और प्रस्ताव पास करके नहीं बल्कि सर्वोत्तम ढंगसे तो असहयोगके कायें- 
क्रमपर अमल करके ही कर सकते हे। इस सिलसिलेसें उन्हें सबसे पहले अपने-अपने 
खिताब, तमगे और अवेतनिक पद त्याग देने चाहिए। में जानता चाहँगा कि इस 
सभामें शरीक होनवाले लोगोंमें से कितनोंने ऐसा किया है। यहाँ जो लोग मौजूद हें 
दायद उनसें से बहुत थोड़ लोगोंके पास ऐसे खिताब और अवेतनिक पद हें। परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि स्वयं जिनके पास कोई खिताब या तम्रगा नहीं है उनका 
इस सम्बन्धर्म कोई कत्तेव्य नहीं बचता। उनका कर्तव्य है कि वे जिनको खिताब 
और अवेतनिक पद प्राप्त हें, उनसे पुरे आदरके साथ उन पदों और खिताबोंको त्याग 
देनके लिए कहें। सबसे पहले अवेतनिक न्यायाधीशों (ऑनरेरी संजिस्ट्रेटों)से अपने 
पदोंकों छोड़ देनेको कहना चाहिए। अपन मित्रोंसे कहना चाहिए कि वे सरकारी स्कलों- 
से अपने बच्चोंकों उठा लें। अध्यापकोंसे भी वे अपने पद त्यागनकों कहें। इस सबका 
असर यह होगा कि सरकारकों मालम हो जायेगा कि लोग उसके शिक्षा-संस्थानोंके 
बिना काम चलानका निरचय कर चुके हे। अभिभावक अपन बच्चोंकों गे्‌र-सरकारी 
संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूलोंमें भेज सकते हें। फिर जेसी शिक्षा वे इन 
सरकारी स्कलोंमें पा रहे हैँ उसे देखते हुए यदि बच्चे साल-छः महीने स्कूल न॑ 


१. केन्द्रीय खिलाफत समितिके तत्त्वावधानमें; सभाकी अध्यक्षता मियों मुहम्मद छोटानीने की थी। 


११८ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


जायें तो मुझे नहीं लगता कि उन्तकी कुछ हानि होगी। तीसरे में सभी वकीलोंसे 
वकालत छोड़ देनेको कहँगा। अदालतोंमं वकालत जारी रखकर वकौल जनताकी 
सेवा करते हे, इस विचारकों में कतई ठीक नहीं मानता। मेरा खयाल है कि 
यदि वकालतके बजाय वे जनताकी भलाईके लिए खिलाफतका अथवा अन्य कोई 
काम करें तो देशकी अधिक सेवा होगी। कुछ लोगोंने यह आशंका व्यक्त की है 
कि अदालत गये बिना अपने मामलोंका फैसला करा पाना शायद सम्भव नहीं होगा। 
में समझता हूँ कि यदि वे अपने पंच" चुन लें तो अपेक्षाकृत कम्त खर्चे और कम 
समय अदालतोंका सहारा लिये बिना वे न्‍्यायक्री आशा कर सकते हें। फिर में 
आपसे कहूँगा कि आप मंसोपोटासिया्ोें कोई असेतिक पद स्वीकार न करें क्योंकि ऐसी 
सरकारके अधीन पद स्वीकार करना जो उस देशपर शासन करना चाहती है, जो 
इस्लामके तीर्थस्थल जजीरत-उल-अरबका भाग है, खिलाफतके अहितसें कास करना है। 

आगे बोलते हुए श्री गांधीन कहा कि अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए आप- 
को सबसे पहला काम यही करना है। दूसरा काम स्वदेशीका कड़ाईसे पालन करना 
है। जेसा कि मेने मुजफ्फराबादमें' हालकी सभासें कहा था, यह काम आपके आन्दो- 
लतकी सफलताके लिए दो जरूरी चीजोंमें से एक है। मेंने तब भी कहा था जिसे 
आज भो दुहराता हैँ कि आपको असहयोगके सिलूसिलेसें दो शर्तोका दृढ़तासे पालन 
अवश्य करना होगा --वे दातें हें अहिंसा और स्वदेशी । आपकी ओरसे की गई किसी 
भी तरहकी हिसा असहयोगकों असफल कर देगी; में आप सबसे हिसासे बचनेकों कहूँगा। 
आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर यदि आप चाहते हें कि आपका आन्दोलन 
सफल हो तो आपको त्याग करने लिए तेयार रहना चाहिए। अन्य बातोंके साथ 
आप अच्छे कपड़ोंका शौक छोड़कर भी त्याग कर सकते हें। जब में स्वदेशीकी हिमायत 
कर रहा था, श्री हसरत मोहानीन मुझे बताया कि शायद उत्तर भारतके लोग बारीक 
सुन्दर सुतके कपड़ोंके बिना काम नहीं चला सकते। लोगोंकी जिस असमर्थताका उल्लेख 
हसरत भोहानीने किया है में तो उसे समझ ही' नहीं सकता। पच्चीस वर्ष पहले भारत- 
के लोग घरके कते मोटे सुतके कपड़ेसे अच्छी तरह काम चला लेते थे; परन्तु अब 
मनचेस्टरके कपड़ेने उनकी रुचि और विचार बदल दिये हैं। आज हमारा बस्त्र-उद्योग 
जिस दक्षा्से है उससें सुती कपड़ेकी हमारी सिलें अच्छा महीन कपड़ा तेयार करनमें 
समर्थ नहीं हेँ। लोगोंकों मोट कपड़ेसे सल्तुष्ट होना चाहिए। फिलहाल उपाय यही 
है कि हाथ करधा उद्योगका पुनरुत्यान किया जाये। यदि प्रत्येक हिस्दुस्तानीके घरें 
चरखा हो जाये तो हम स्थानीय बुनकरोंके लिए पर्याप्त सुत कात सकते हैं। वे उसे 
बुनकर कपड़ा तंयार कर देंगे और जब वे देखेंगे कि उनके देशभाई विदेशी कपड़े 
छोड़ने और अच्छे बारीक कपड़ेके लिए खासे दाम देनेको भी तेयार हें तो वे वैसा 


१, देखिए “भाषण : बम्बईमें ”, २९-७-१९२० | 


भाषण : बम्बईके स्वागत-समा रोहमें ११९ 


कपड़ा भी तेयार करने लगेंगे। यदि आप पूरे जोश और उत्साहसे स्वदेशी ब्रतका 
पालन करते हे तो उससे भारतका करोड़ों रुपया बचने लगेगा। निःसन्देह स्वदेशी 
ब्रतके पालनमें कुछ त्याग करना पड़ता है परन्तु आपको यह त्याग करनेके लिए तेयार 
होना चाहिए। इससे संसारको मालम हो जायंगा कि जबतक खिलाफतका सवाल 
सन्‍्तोषजनक ढंगसे हल नहीं हो जाता तबतक आप सभी असुविधाएँ झेलने और 
कष्ठ सहनेको तेयार हें। 
अन्तमें श्री गांधीन कहा कि जेसा मेंने बताया है असहयोग आन्दोलनकी 
सफलताके लिए जरूरी चीजें हें -- अहिंसा, खिताबों तथा अवेतनिक पदोंका त्याग और 
स्वदेशीका कड़ाईसे पालन। यदि आप यह करें और ईइ्वरसे प्रार्थेता करें तो चुकि 
आपका उहदेय न्यायपुर्ण हे वह अवश्य सफल होगा। 
डा० किचल, श्री शौकत अलो और अन्य लोगोंन प्रस्तावका समर्थन किया और 
प्रस्ताव पास हो गया। 
| अंग्रेजीस | 
बॉम्बे कॉनिकल, २-८-१९२० 


७६. तिलकको श्रद्धांजलि 
[२ अगस्त, १९२० | 
राष्टप्रेम श्री तिलकके जीवनका आधार था और उसके रूपमें वे हमारे लिए 
एक ऐसी विरासत छोड़ गये हें कि हम ज्यों-ज्यों उसका उपयोग करेंगे त्यों-त्यों वह 
बढ़ेगी ही। कलके जबरदस्त जुलससे साफ पता चलता है कि उस महान्‌ देशभकक्‍तका 


छः ५६७ 


जनतापर कितना प्रभाव था। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋनिकल, ३-८-१९२० 


७७. भाषण : बम्बईके स्वागत-समारोहमें' 
२ अगस्त, १९२० 


मौलाना मुहम्मद अली और भारतीय खिलाफत प्रतिनिधि सण्डलके अन्य संदस्य 
सोमवारको बस्बई पहुँचे। उनके स्वागतमें मस्तानशाह टेंकमें एक सभाका आयोजन 
किया गया। अस्वस्थ होनके कारण श्री छोटानीं सभासें नहीं आ सके। उनकी अनुप- 
स्थिति महात्मा गांधीसे सभाकी अध्यक्षता करनेको कहा गया। 


१. “ कलंके जबरदस्त जुद्स ” के संदर्मसे लगता है कि यह २ अगस्तको लिखा गया था । 
२, खिलाफत शिष्टमण्डलक्के सम्मानाथं आयोजित । 


१२० 
क्रानकी कुछ आयतें पढ़नेके बाद सभाकी कारंवाई शुरू हुई। उसके बाद अध्यक्ष- 
ने उपस्थित जनसमूहसे कहा, “मुझे इस बातका खेद है कि श्री छोटानी सभामें 
नहीं आ सके। में आद्या करता हूँ कि वे जल्दी ही अच्छे हो जायेंगे और पहलेकी 
तरह मन रूगाकर खिलाफत समितिका कार्य करन हलगेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा 
कि मेरे लिए और हम सबके लिए यह प्रसच्नताकी बात है कि भाई मुहम्मद अली 
और उनके साथियोंत पुरे परिश्रससे खिलाफत सम्बन्धी काम किया और उसके बाद 
सही-सलामत अपने वतन लौट आये। 
मौलाना मुहम्मद अलीके लिए मेरे दिलमें कितना स्नेह है उसका में वर्णन नहीं 
कर सकता। अली बन्धुओंसे सर्वप्रथम मेरी भेंठ १९१५में दिल्‍लीमें हुई, बादमें अली- 
गढ़में भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। में उनसे काफी प्रभावित हुआ। उस समय मुझे 
एस रूगा कि श्री गोखलेको हिन्दुओंमें जो सम्मान प्राप्त है वही एक दिन दोनों 
भाइयोंको मुसलमानोंमें प्राप्त होगा। मुझे इस बातकी खुशी है कि मेरा यह विचार 
सच साबित हुआ है। 
इसके बाद महात्मा गांधीन मौलाना मुहम्मद अलीसे अनुरोध किया कि उन्होंने 
खिलाफतके बारेमें यूरोप्स जो काम किया, जनताकों उसके बारेमें बतायें। 
| अंग्रजीसे(] 
ऑल अबाउट द खिलाफत 


७८. लोकसान्य 


लोकमान्य बाल गंगाधर तिलूक नहीं रहे। उनकी मृत्यु हो गई है, यह विश्वास 
करना कठिन है। वे जनताके अभिन्न अंग थे। जनतापर जितना प्रभाव उनका था 
उतना हुमारे युगके और किसी व्यक्तिका नहीं था। उनके हजारों देशभाई उन्हें जिस 
श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे वहु असाधारण थी । निःसन्देह वे जनताके आराध्य थे। 
हजारों लोगोंके लिए उनके शब्द ही कानून थे। वास्तवमें हमारे बीचसे एक महामानव 
उठ गया है। सिहकी आवाज मोन हो गई है। 

अपने देशभाइयोंपर उनके इस जबरदस्त प्रभावका कारण क्‍या था? मेरी रायमें 
इसका उत्तर बहुत सीधा-सादा है। उत्तकी देशभक्तिकी भावना अत्यन्त प्रबल थी। 
स्वदेश-प्रेमके अलावा वे और कोई धर्म नहीं जानते थे। वे एक जन्मजात लोकतंत्रवादी 
थे। बहुमतके शासनमें उनका विश्वास कुछ इतना उग्र था कि मुझे तो सचमृच डर 
लगता था। लेकित यही उनके प्रभावका कारण था। उनकी इच्छाशक्तिमें फौलादकी 
दृढ़ता थी और इसका उपयोग उन्होंने देशके लिए किया। उतका जीवन एक खुली 
पुस्तकके समान था-- जिसे जो चाहे पढ़ के। उनकी रुचियाँ बहुत सादी थीं। उनका 
व्यक्तिगत जीवन स्वथा निष्कलंक व उज्ज्वल था। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियाँ 


१. यद छेख यंग इंडियाके प्रथम पृष्ठपर मोगे काछी रेखा्ोके बीच छापा गया था । 


लोकमान्य १२१ 


देशकी सेवामें अपित कर दीं। जेसी लगन और धुनके साथ स्वराज्यके सिद्धान्तका 
प्रचार लोकमान्यने किया वह अन्यतम थी। इसीलिए उनके देशवासी आँख मूंदकर 
उनका विदवास करते थे। उनके साहसने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी 
आशावादिता अदम्य थी। उन्होंने अपने जीवनमें ही स्वराज्यको पूर्ण रूपसे प्रतिष्ठित 
देखनेकी आशा की थी। और अगर वे असफल रहे तो इसमें उनका कोई दोष नहीं 
था। निश्चय ही वे स्वराज्यकों कई वर्ष निकट ले आये हें । अब' यह हमारा काम 
है कि हम कमसे-कम समयमें उनके उस स्वप्नकों एक सत्यमें परिवर्तित कर देनेके 
लिए दूने जोरसे प्रयत्न करें। 

लोकमान्य तिरूक नौकरशाहीके प्रबल शत्रु थे, लेकिन इसका मतलब यह वहीं 
कि उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजी शासनसे घुणा थी। में क्षंग्रेजोंकों आगाह कर देता हूँ कि 
वे उन्हें कभी अपना दात्रु माननेकी भूल न करें। 

मुझ पिछली कलकत्ता कांग्रेसके अवसरपर उनसे हिन्दीके राष्ट्रभापा होनेके 
सम्बन्धर्में एक' बहुत ही विद्वत्तापूर्ण वार्ता सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और यह 
वार्ता उन्होंने पहलेसे कोई तैयारी किये बिता प्रस्तुत की थी। वे उसी समय' कांग्रेस 
पंडालसे' लौटे ही' थे। हिन्दीपर उनकी गम्भीर वार्त्ता सुनना सचमुच एक बहुत ही 
आनन्‍्ददायक अनुभव था। अपनी वार्त्तामें उन्होंने देशी भाषाओंके विकासकी ओर ध्यान 
देनेके लिए अंग्रेजोंकी बड़ी सराहना की। यद्यपि अंग्रेज जूरियोंके सम्बन्धर्मं उतका अनु- 
भव बहुत बुरा रहा, फिर भी उनकी इंग्लेंड-यात्राने उन्हें ब्रिटिश लोकतंत्रका पक्का 
हामी बना दिया था, और उन्होंने बहुत ही गम्भीरताके साथ यह विचित्र-सा सुझाव- 
तक दे दिया कि भारतको चाहिए कि वह देशकों सिनेमाके सहारे पंजाबके अन्यायसे 
परिचित कराये। इस घटनाका वर्णन में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस सम्बन्धमें 
में उनसे सहमत हूँ (क्योंकि सच यह है कि में नहीं हैँ); बल्कि मेरा उद्देश्य यह 
दिखाना है कि अंग्रेजोंके प्रति उनमें घुणाका कोई भाव नहीं था। लेकिन उनके लिए 
यह सहन क'रता असम्भव था कि साम्राज्यके भीतर भारतका दर्जा अन्य देशोंसे कम हो।' 
वे | साम्राज्यके सभी देशोंमें | तत्काल समानता चाहते थे। उनका विश्वास था कि यह 
समानता उनके देशका जन्मसिद्ध अधिकार है। और भारतकी स्वतंत्रताके लिए लड़ते- 
हुए उन्होंने सरकारकों बख्शा नहीं। इस लड़ाईमें उन्होंने न तो किसीके साथ कोई 
रियायत की' और न किसीसे रियायतकी माँग की। मुझे आशा है कि भारतके इस 
पूज्य पुरुषकी योग्यताकों अंग्रेज लोग भी स्वीकार करेंगे। 

जहाँतक हम भारतवासियोंकी बात है, भावी पीढ़ियाँ उन्हें आधुनिक भारतके 
निर्माताके रूपमें याद करेंगी। वे उन्हें एक ऐसे व्यक्तिके रूपमें स्मरण करेंगी जो उनके 
लिए जिया और उनके लिए मरा। ऐसे व्यक्तिकों मृत कहना ईश-निन्‍्दाके समान है। 
उनके जीवनका जो स्थायी' तत्त्व था बह तो सदा-सदाके लिए हमारे साथ रहेगा। 
आइए, अब हम भारतके इस एकमात्र लोकमान्यकी बहादुरी, सादगी तथा अदभुत 


१. यहाँ मूलमें छपाईकी कुछ भूल रह गई जान पढ़ती है। उसे सुधारकर अनुवाद किया 
गया है। 


2 सम्पूर्ण गांधी' वाहमय 


कर्मठता और देशप्रेमके गृणोंकों अपने जीवनमें उतारें और इस प्रकार उनका एक 
अमर स्मारक खड़ा करें। ईश्वर उनकी आत्माकों शान्ति दे। 

[अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, ४-८-१९२० 


७९. कांग्रेस और असहयोग 


माननीय पंडित मालवीयजीके प्रति मेरे मनमें अत्यधिक आदरभाव है और 
मेंने अक्सर उनके लिए धर्मात्मा शब्दका प्रयोग किया है। इन्हीं पंडित मालवीयजीने 
मुझसे सार्वजनिक रूपसे और निजी तौरपर भी यह अनूरोध किया है कि जबतक 
कांग्रेस असहयोगके प्रइतपर अपना मत व्यक्त न कर दे तबतक उसे स्थगित रखा 
जाये। मराठा! ने भी ऐसा ही किया है। इन अनूरोधोंके कारण मुझे एक बार रुककर 
इस सम्बन्धर्में विचार करना पड़ गया, लेकिन मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि 
काफी सोचने-विचारने पर भी में उनके अनुरोधोंकों स्वीकार नहीं कर पाया हूँ। 
पंडितजीको प्रसन्न करनेके लिए में बहुत-कुछ कर सकता हूँ, बहुत-कुछ दे सकता हूँ। में 
अपने सभी कार्योके लिए उनका समर्थन और आशोर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन 
एक उच्चतर कत्तेव्यका मुझसे तकाजा है कि असहयोग समितिने जो कार्यक्रम निदिचत 
कर दिया है, उससे में पीछे न हटू। जीवनमें कुछ ऐसे क्षण आते हें जब आपके लिए 
कोई ऐसा काम करना भी जरूरी हो जाता है जिसमें आपके अच्छेसे-अच्छे मित्र भी 
आपका साथ न दे सकें। जब कभी' कत्तंव्यकों छेकर आपके मनमें दन्द्र पंदा हो जाये 
उस समय आपको अपने अन्तरकी शान्त और क्षीण आवाजपर ही निर्णय छोड़ देना 
चाहिए। 

अभी मुझसे असहयोग स्थगित रखनेका अनुरोध करनेका कारण यह है कि शीघ्र 
ही कांग्रसकी बैठक होगी और उसमें वह असहयोगके पूरे सवालपर विचार करके 
उसके सम्बन्धर्मं अपना निर्णय देगी। इसलिए (मालवीयजीका कहना है) कि कांग्रेसके 
निर्णयकी प्रतीक्षा करना अच्छा होगा। मेरी नम्न सम्मतिमें, जिस मामलेमें मनमें 
किसी प्रकारका सनन्‍्देह नहीं है, उस सिलसिलेमें कोई काम करने से पूर्व कांग्रससे 
परामर्श करता किसी कांग्रेसीका कोई कत्तेव्य' नहीं है। अन्यथा करनेका अर्थ होगा 
गत्यवरोब । 

कांग्रेस तो आखिरकार राष्ट्रके विचारोंकों वाणी' देववाली संस्था है। और जब 
किसीके पास ऐसी कोई सुविचारित नीति या कार्यक्रम हो जिसे वह चाहे कि सब 
लोग स्वीकार करें या अपनायें, लेकिन साथ ही' वह उसके पक्षम जनमत भी तैयार 
करना चाहता हो, तो स्वभावतः वह कांग्रेससे उसपर विचार करने और उसके सम्ब- 
न्धमें अपना मत स्थिर करनेको कहेगा। लेकिन जब किसीका किसी नीति विशेष या 
कार्य विशेषमें अडिग विश्वास हो तब उसपर कांग्रेसके मतकी प्रतीक्षा करना उसकी 


कांग्रेस और असहयोग १२३ 


भूल होगी। इसके विपरीत, ऐसे व्यक्तिकों तो उस नीति या कार्यक्रके अनुसार 
काम करके उसकी कार्य-साधकता सिद्ध कर देनी चाहिए ताकि सम्पूर्ण राष्ट्र उसे 
स्वीकार कर ले। 

कांग्रेसके ब्रति मेरी वफादारीका तकाजा है कि अगर उसकी कोई नीति मेरी 
अन्तरात्माके विरुद्ध न पड़ती हो तो में उस नीतिका पालन करूँ। अगर में अल्पमतमों 
होऊँ तो यह हो सकता है कि में अपनी नीतिका पालन करूँ, लेकिन कांग्रेसके नाम- 
पर न करूँ। इसलिए किसी प्रइन-विशेषपर कांग्रेसके निर्णययका मतलब यह नहीं है कि 
कोई कांग्रेसी उस निर्णयके विरुद्ध काम नहीं कर सकता। उसका मतलब तो इतना हीं 
हैं कि अगर वह उसके विरुद्ध काम करता है तो अपनी जिम्मेदारीपर और यह जानते 
हुए करता है कि कांग्रेस उसके साथ नहीं है। 

हर कांग्रेसीको, हर सावजनिक संस्थाकों यह अधिकार है -- और कभी-कभी तो 
यह उसका कत्तेव्य भी हो जाता है--कि वह अपना मत व्यक्त करे, बल्कि उसके 
अनुश्नार काम भी करे, और कांग्रेसके लिए उसी निर्णयपर पहुँचनेका मार्ग प्रशस्त 
करे। दरअसल राष्ट्रकी सेवा करनेका यही सबसे अच्छा तरीका है। सुविचारित और 
सुचिन्तित नीतियोंका सूत्रणात करके हम कांग्रेस-जैसी विचार-विमर्श करनेवाली एक बड़ी 
संस्थाके लिए आधार-समग्री प्रस्तुत करते हें ताकि उसके सहारे वह सही मत स्थिर 
कर सके। कांग्रेस किसी भी' प्रश्तपर राष्ट्रके मतकों तबतक कोई निश्चित और सही 
अभिव्यक्ति नहीं दे सकती जबतक' कि हममें से कमसे-कम कुछ लोगोंने इस सम्बन्धमें 
क्या करना है, इस' बातप'र पहलेसे ही कुछ दृढ़ विचार न बना रखें हों। अगर सभी 
लोग अपना मत देना बन्द कर देंगे तो आखिरकार कांग्रेसकों ही अनिवायंत: अपना 
मत देना बन्द करना पड़ेगा। 

किसी भी संस्थामें सदा तीन श्रेणियोंके लोग आते हें: एक तो वे जिनके विचार 
अमुक नीतिके पक्षमें हैँ, दूसरे वे जिनकी राय उस नीतिपर सुनिश्चित किन्तु विपक्षमें 
होती है और तीसरे वे जिनके इस सम्बन्धर्मं कोई निद्दिचत विचार ही नहीं हें। 
कांग्रेस इसी तीसरी और बड़ी श्रेणीके लोगोंके एवजमें निर्णय लेती है। असहयोगके 
सम्बन्धमें में एक निश्चित विचार रखता हूँ। मेरा खयाल है कि अगर हम सुधारोंका 
कुछ उपयोग करना चाहते हों तो हमें आजके दुर्गन्धपूर्ण, अस्वच्छ और पतनकारी 
वातावरणके बदले शुद्ध, स्वच्छ और ऊपर उठानवाला वातावरण उत्पन्न करना होगा। 
मेरे विचारसे हमारा पहला कत्तंव्य खिलाफत और पंजाबके सम्बन्धर्मं साम्राज्य 
सरकारसे न्याय प्राप्त करना है। इन दोनों ही मामलछोंमें झूठ और उद्धतताके सहारे 
अन्यायका पोषण किया जा रहा है। इसलिए में समझता हूँ कि इस राष्ट्रका पहला 
कत्तंव्य सरकारकी' गन्दगी दूर करना है; उसके बाद ही दोतोंके बीच पारस्परिक सह- 
योगकी बात उठ सकती है। विरोध-अवरोधकी नीति भी तो तभी सम्भव है, जब 
एक-दूसरेके प्रति सम्मान-भाव और विश्वास हो। इस समय' तो शासकवर्गकों हमारा 
या हमारी' भावनाओंका कोई खयाल नहीं है, और न हमें ही उसमें कोई विश्वास है। 
इन परिस्थितियोंमें सहयोग एक अपराध है। ऐसे प्रबल विचार रखते हुए में कांग्रेस 


१२४ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


और  देशकी सेवा तभी कर सकता हूँ जब में उन विचारोंपर आचरण करके कांग्रेसके 
सामने ऐसी सामग्री प्रस्तुत करूँ जिसके आधारपर वह अपना मत निश्चित करे। 

मेरे लिए तो असहयोगकों स्थगित करनेका मतलूव मुसलमान भाइयोंके सामन 
बेईमान साबित होना है। उतका अपना एक धामिक कत्तेव्य है, जिसे उन्हें पूरा करना 
है। साम्राज्य सरकारके मन्त्रियोंने न्‍्यायके तियमोंकी अवमानना करके और अपने 
वचनोंकों भंग करके उनकी धामिक भावनाकों गहरी चोट पहुँचाई है। मुसलूमानोंकों अभी 
और इसी समय इसके प्रतिकारके लिए कदम उठाना है। वे कांग्रेसके निर्णयकी प्रतीक्षा 
नहीं कर सकते। वे तो कांग्रेससे सिर्फ यही अपेक्षा रख सकते हें कि वह उनके कार्यो- 
की संपुष्टि करेगी और उनके दुःखोंकों अपना मानकर इस गाढ़े वक्‍तमें उनके कन्धेसे- 
कन्धा मिलाकर चलेगी। कांग्रेस द्वारा इस सम्बन्धर्में अपनी कोई नीति निर्धारित करन 
तक वे अपने कदम रोक नहीं सकते, और न कांग्रेस द्वारा कोई विपरीत निर्णय करने- 
की स्थितिमें वे उस समयतक उसे रास्तेसे पीछे ही लौट सकते हें, जबतक कि किसी 
और तरहसे यह सिद्ध न हो जाये कि उन्होंने जो कदम उठाया वह गलत था। 
खिलाफतका सवाल उनकी अन्तरात्माका सवाल है। और जहाँ अन्तरात्माका सवाल 
हो, वहाँ बहमतका नियम नहीं चल सकता। 

[ अंग्रजीसे | 


यंग इंडिया, ४--८-१९२० 


८०. राजद्रोही कोन ? 


श्री मॉण्टेग्यूने राजद्रोहुकी एक नई परिभाषा खोज निकाली है। युवराजकी भारत- 
यात्राके समय उनके स्वागतका बहिष्कार करनेके मेरे सुझावकों वे राजद्रोह मानते हें 
और कुछ अखबारोंने उनकी बातसे प्रेरणा लेकर उतर सभी लोगोंको  अशिष्ट ” कह 
डाला है जिन्होंने वेसा सुझाव दिया है। इत “अशिष्ट ” लोगोंपर उन्होंने स्वयं “ युव- 
राजका बहिष्कार करने ”का सुझाव देते तकका आरोप छगाया है। में युवराजके बहिष्कार 
और उनके सरकारी स्वागत-प्रबन्धोंके बहिष्कारमें एक बुनियादी और गहरा अन्तर करता 
हूं। अगर महाविभव युवराज बिना किसी सरकारी संरक्षण और वतंमान सरकारके 
सुरक्षा-आयो जनके आयें या आ सकते हों तो, जहाँतक मेरी बात है, में उनका हादिक 
स्वागत करूँगा। युवराज एक संवधानिकः राजाके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उनकी 
गति-विधियोंका नियमन मन्त्रिगण करते है और उन्हें मन्त्रियोंके समादेशोंपर ही चलना 
होता है-- भले ही ये समादेश अत्यन्त विनम्र कूटनीतिक भाषामें लपेटकर ही दिये गये 
हों। इसलिए बहिष्कारके समर्थकोंने जब बहिष्कारका सुझाव दिया तो दरअसल उन्होंने 
उद्धत नौकरशाही और महामहिमके बेईमान मन्त्रियोंके ही बहिष्कारका सुझाव दिया। 

आप दोनों हाथोंमें लड्डू चाहें, यह तो नहीं हो सकता। यह सच है कि संवेधानिक 
राजतन्त्रम राज-परिवार राजनीतिसे ऊपर होता है, क्ेकिन यह नहीं हो सकता कि 


राजद्रोही कौन ? १२५ 


आप युवराजकों राजनीतिक छाभ उठानेके उद्देश्यसे राजनीतिक यात्रापर भी भेजें और 
जो लोग आपके हाथोंकी कठपुतली बननेकों तैयार नहीं हे वे अगर आपको मात देनेके 
खयालसे शाही यात्राके बहिष्कारकी घोषणा करें तो आप शिकायत करें कि उन्हें 
संवधानिक दस्तू रोंका कोई ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि युवराजकी इस यात्राका उद्देश्य आनन्द- 
लाभ करना नहीं है। श्री लॉयड जॉजंके शब्दोंमं महाविभव युवराज “ब्रिटिश राष्ट्रके 
दूत ”के रूपमें यहाँ आनंवाले हैं। दूसरे शब्दोंमें, वे स्वयं श्री जॉर्जके दृतके रूपमें उन्हें 
योग्यताका प्रमाणपत्र देने और सम्भवतः भन्त्रियोंकों एक नया जीवन प्रदान करनेके लिए 
आ रहे हें। इसके पीछे उद्देश्य उस सरकारको सुदुढ़ और सशक्त बनानेका है जो 
आज भारतपर जुल्म बरपा कर रही है। छेकिन इस स्थितिके बावजूद श्री मॉण्टेस्युने 
पहले ही ऐसा मान लिया है कि इस बार यूवराजका ऐसा शानदार स्वागत किया 
जायेगा जैसा राज-परिवारके किसी सदस्यका पहले कभी नहीं किया गया था, जिसका 
मतलब यह हुआ कि पंजाबके अधिकारियोंकी बबरता और खिलाफत-सम्बन्धी सरकारी 
वादोंको साफ-साफ तोड़ देनेकी बातका लोगोंपर कोई वास्तविक और गहरा असर 
नहीं हुआ है और न वे इन कारणोंसे विशेष विक्षुब्ध ही हें। भारत सरकार जानती 
थो कि इस समय इस देशका कलेजा लहुलहान है, और उसे मन्त्रियोंसे कह देदा था 
कि युवराजको मेजनेके लिए यह अवसर उपयुक्त नहीं है। में साहसपूर्वक कहना चाहूँगा 
कि युवराजकों यहाँ बुलाकर एक ऐसी स'रकारकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ानेकी कोशिश 
की जा रही है जो दरअसल तिरस्कारपूर्वक बरखास्त कर दी जाने लायक है, और 
यह काम जलेपर नमक छिड़कनेके समान है। में दावा करता हूँ कि मेरा यह कहना 
मेरी राजनिष्ठा सिद्ध करता है कि भारतकी मनःस्थिति अभी ऐसी नहीं है, अभी 
वह इतना शोकसंतप्त है कि उसके लिए महाविभव युवराजके स्वागतर्मे आयोजित किसी 
भी समारोहमें भाग रूता कठिन है। और मन्त्रिएण और भारत सरकार इस गूढ़ 
राजवीतिक खेलसमें युवराजकों शतरंजका मोहरा बनाकर राजद्रोहका ही परिचय दे रहे 
हैं। अगर वे अपने दुराग्रहपर डटे ही रहते हे तो युवराजकी इस यात्रासे कोई सम्बन्ध 
न रखना भारतका स्पष्ट कत्तंव्य है। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ४--८-१९२० 


८१. असहयोगके खिलाफ जिहाद 


मेने सर नारायण चन्दावरकर तथा अन्य लोगों द्वारा जारी किया गया वह घोषणा- 
पत्र! ध्यानसे पढ़ लिया है, जिसमें लोगोंकों असहयोगमें शामिल होनेसे मना किया 
गया है। मेंने तो आशा की थी कि उसमें असहयोगके खिलाफ कुछ ठोस तक प्रस्तुत 
किये गये होंगे, छेकित यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि उसमें ( निस्सन्देह, अनजाने 
ही) सिर्फ महान्‌ धर्मों और इतिहासके तथ्योंकों विकृत रूपमें प्रस्तुत किया गया है। 
घोषणापत्र कहा गया है: 


हमारी मातृभ्मिके समस्त धासिक सिद्धान्तों और परम्पराओंके अनुसार 
ही नहीं बल्कि मानव जातिका त्राण और उत्थान करनवाले सभी धर्मोके 
अनुसार अस॒हयोग एक निद्य ओर अवांछनीय चीज है। 


में कहँगा कि भगवदुगीता' अन्धकार और प्रकाशकी दक्तियोंक बीच असहयोगके 
सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है। अगर “गीता! की शाब्दिक व्याख्या की जाये तो इसमें 
न्‍्याय-पक्षका प्रतिनिधित्व करनेवाले अर्जुनकों अन्याय-पक्षके पोषक कौरवोंसे सशस्त्र 
युद्ध करनेका उपदेश दिया गया है। तुलसीदासने सनन्‍्तोंकों असन्तोंसे दर रहनेकी सलाह 
दी है। जेन्दावेस्ता में अहुरमज्दर और अहरमन के बीच सतत संघषषका चित्रण किया 
गया है। इस दोनोंमें कभी कोई समझौता हो ही नहीं सकता। बाइबिल ' के विषयमें 
यह कहना कि उसमें असहयोगका निषेध किया गया है, ईसामसीहके प्रति अपने अज्ञा- 
नका परिचय देता है। वास्तवमें वे अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके सरताज थे, जिल्होंने 
सदूसी _ और फैरिसी ' लोगोंकी ताकतकों खुली चुनौती दी और सत्यके लिए पूत्रको 
पितासे अछूग करनेमें तनिक भी हिंचकिचाट नहीं दिखाई । और इस्लामके रसूलने 
क्या किया ? जबतक उनकी जानपर खतरा नहीं आ पड़ा तबतक वे मक्‍कामें बहुत 
ही सक्रिय ढंगसे असहयोग करते रहे; और जब उन्होंने देखा कि सम्भव है उन्हें 
और उतके अनुयायियोंकों व्यर्थ ही अपने प्राण देने पड़ें तो वे भागकर मदीना चले 
गये और अपने विरोधियोंसे लोहा ले सकनेकी स्थितिमें आते ही फिर वापस लौट 
आये। सभी धर्मो्मं अन्यायी व्यक्तियों और अन्यायी राजाओंके विरुद्ध असहयोग 
क्रनेके कत्तेव्यका उतनी ही दृढ़तासे विधान किया गया है जितनी दृढ़तासे न्यायप्रिय 


१. इसपर हस्ताक्षर करनेवालॉमें अन्य लोगकि साथ-साथ सर नारायण चन्दावरकर, गोकुल्दास के० 
पारेव, फीरोज सेठना, सी० वी० मेहता, जमनादास द्वारकादास, के० नथ्राजन्‌, एच० पी० मोदी, 
उत्तमलछाल के० त्रिवेदी, बी० सी० दलवी, मावजी गोविन्दजी, एन० एम० जोशी तथा का० द्वारकादांस 
भी शामिल थे । यह ३०-७-१९२० के बॉम्बे ऋॉलिकलमें प्रकाशित किया गया था । 

२. प्रकाश और नेकीकी शक्ति । 

३. अन्धकार और बुराईकी शक्ति । 

४ व ५. यहूदी जातियाँ । 


असहयोगके खिलाफ जिहाद १२७ 


व्यक्तियों और राजाओंके साथ सहयोग करनेके कत्तंव्यका। सच तो यह है कि दुनियाके 
अधिकांश धर्मग्रन्थोंने तो असहयोगसे भी आगे जाकर ऐसा विधान किया है कि किसी 
अन्यायकों भीरुताके साथ स्वीकार कर लेनेसे अच्छा तो हिसाके सहारे उसका प्रतिकार 
करना है। घोषणापत्रमें हिन्दुओंकी धार्मिक परम्पराओंकी दुहाई दी गई है। लेकिन ये 
परम्पराएँ तो बहुत स्पष्ट रूपसे असहयोगके कत्तंव्यका प्रतियादन करती हैं। प्रह्लाद अपने 
पितासे अलग हो गया, मीराबाई अपने पतिसे और विभीषण अपने क्र भाईसे। 

सांसारिक पहलकी चर्चा करते हुए घोषणापत्रमें कहा गया है कि ' राष्ट्रोंके 
इतिहासमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिससे प्रकट हो कि जब कभी इसका 
(अर्थात्‌ असहयोगका) सहारा लिया गया हो और यह सफल हुआ हो या इससे कुछ 
लाभ हुआ हो। ” असहयोगकी शानदार सफलताका एक बिलकुल ताजा उदाहरण हमारे 
सामने मौजूद है। जनरल बोयाने छॉर्ड मिलनरकी सुधार-योजनाके अनुसार गठित 
नई कौंसिलोंका बहिष्कार किया और इस प्रकार उन्होंने देशके लिए एक सर्वागपूर्ण 
और सुन्दर संविधान प्राप्त किया। रूसके दुखोबर' लोगोंने असहयोग किया, और 
यद्यपि उनकी संख्या बहुत छोटी थी फिर भी सम्पूर्ण सभ्य संसार उनके दुःखोंसे इतना 
अभिभूत हो गया कि कैनेडा उन्हें रहनेको स्थात देवेके लिए तैयार हो गया और अब 
वे वहाँ एक समृद्धिशाली समुदायके रूपमें रह रहे हें। स्वयं भारतमें ऐसे दर्जनों उदा- 
हरण मिलते हे, जब छोटे-छोटे राज्योंकी प्रजाने बहुत दुःखी हो जानेपर अपने सर- 
दारोंसे सारे सम्बन्ध तोड़ लिये और इस तरह उन्हें अपनी बात स्वीकार करनंपर 
मजबूर किया । मुझे तो इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब कोई 
सुनियोजित असहयोग विफल हुआ हो। 

यहाँतक तो मेंने अहिसक असहुयोगके ऐतिहासिक दुष्टान्त दिये ह्‌ । में नहीं 
समझता कि अपने सुविज्ञ पाठकोंकों हिंसक असहयोगके भी ऐतिहासिक दुष्टान्त बताना 
मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे दुष्टान्त उन्हें मालम ही होंगे। लेकिन 
में इतना अवश्य कहँगा कि हिंसक असहयोग जितने अवसरोंपर सफल हुआ है उतने 
ही अवसरोंपर विफल भी हुआ है। और चूँकि में इस तथ्यसे अवगत हूँ इसलिए मेंने 
देशके सामने एक अहिसक असहयोगकी योजना प्रस्तुत की है, जिसे अगर सन्तोषजनक 
ढंगसे कार्यान्वित किया गया तो सफलता निश्चित है और अगर उसका कोई परिणाम 
न भी निकले तो भी उससे कोई हानि होनकी सम्भावना निरुचय ही नहीं है। कारण, 
मान लीजिए कि एक भी व्यक्ति अपने पदसे त्यागपत्र देकर असहयोग करता है तो 
इससे वह कुछ प्राप्त ही करता है, खोता नहीं। यह इसका धामिक या नैतिक पहल 
है। यह कोई राजनीतिक परिणाम छाये, इसके लिए बहुत सारे लोगोंका विभिन्न 
प्रकारसे समर्यन मिलना आवश्यक है। इसलिए मुझे असहयोगसे किसी भयंकर परिणामकी 
आशंका नहीं है। अलावा इसके हो सकता है, कि छोग उत्तेजनाके वशीभूत होकर 
या किसी और कारणसे कहीं कुछ हिसात्मक कार॑वाई कर बंठें। लेकिन में तो एक 


१. रूसका एक धामिक सम्प्रदाय, जो किसी भी चचेका बन्चन स्वीकार न करके स्वृतन्त्र घ्म- 
साधनामें विश्वास रखता था । १८९८ में श्स सम्प्रदायके लोग रूस छोड़कर केनेडामें जा बसे । 


१२८ सम्पूर्ण गांधी' वाहमय 


सम्पूर्ण जातिके पुंसत्वहीन बना दिये जानेके खतरेके मुकाबले हिसाका खतरा उठाना 
हजार गुना ज्यादा पसन्द करूँगा। 

[अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ४-८-१९२० 


८२. गोरक्षा 


हिन्दू धर्ममें गोरक्षाका बहुत माहात्म्य है। यह धर्म-विहित तो है ही, साथ ही 
एक धर्मेतर सिद्धान्तके रूपमें भी यह मनुष्यको ऊपर उठानेवाली चीज है। छेकिन आज 
हम हिन्दुओंमें गाय. और गोवंशके लिए कोई खयाल ही नहीं रह गया है। भारतमें 
मवेशियोंके खाने-पीने और रहनेकी जैसी बरी दशा है वसी संसारके अन्य किसी 
देशमें नहीं है। इंग्लेंडके लोग गोमांस खाते है, लेकिन वहाँ भी ऐसी गायें नहीं मिलेंगी 
जिनके हाड़ चमड़ीके भीतरतपे झाँकते दिखाई दें।, हमारे अधिकांश पिजरापोछोंका 
प्रबन्ध बहुत बुरा है और वहाँ व्यवस्था नामकी कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती। वे 
पशु-जगत्‌के लिए सच्चे वरदानके बदले ऐसे गोदाम बन गये हें जिनमें सिर्फ मरणासच्न 
पशुओंको ही लाया-रखा जाता है। भारतके अंग्रेजोंसे, जिनके लिए यहाँ प्रतिदिन 
सैकड़ों गायें मारी जाती हें, हम कुछ नहीं कहते। स्वयं हमारे राजा लोग ही अपने 
अंग्रेज मेहमानोंकों गोमांस परोसनेमें तनिक भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए हमारी 
गोरक्षा गौओंकों मुसलूमानोंके हाथोंसे बचानेतक सीमित है। गोरक्षाके इस उलटे 
तरीकेके कारण हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच न जाने कितने फसाद हुए हें और 
कितना द्वेष उत्पन्न हुआ है। इसके कारण शायद उससे अधिक गोहत्या हुई है 
जितनी कि अगर हमने सही ढंगसे प्रचार किया होता तब हुई होती। हमें 
इसका प्रारम्भ तो स्वयं अपनेसे ही करता चाहिए था। और आज भी अपनेसे ही 
करता चाहिए। इसी तरह हम सारे देशमें ऐसा उपयोगी प्रचार कर सकते हैं 
जिससे लोगोंके मनमें पशुओंके प्रति दयापूर्ण व्यवहार करनेकी भावना जगे और वे 
पशु-शालाओं, डेरियों और पिंजरापोलोंकी व्यवस्था वेज्ञानिक ढंगसे करना सीखें। हमें 
अंग्रेजोंके बीच इस ढंगका प्रचार करना चाहिए जिससे वे स्वेच्छासे गोमांस खाना 
छोड़ दें, या अगर वे न छोड़ें तो विदेशसे आयात किये गये गोमांससे ही सब्तोष 
करें। हमें भारतसे पशुओंके निर्यातपर रोक लगवानेकी व्यवस्था' करनी चाहिए और 
ऐसे उपायोंसे काम लेना चाहिए जिससे हम लोगोंकी जरूरत पूरी करनेके लिए अधिक 
मात्रामें और शुद्ध दूध प्राप्त कर सकें। मुझे इसमें रंचमात्र भी शंका नहीं है कि अगर 
हम इन समझदारीपूर्ण तरीकोंसे काम करें तो मुसलमान लोग इसमें स्वेच्छासे हमारी 
सहायता करने लगेंगे, और जब हम उनके त्योहारोंके अवसरपर. उन्हें गोवध क'रनेसे 
रोकनेके लिए उनके साथ जोर-जबरदस्ती करना बन्द कर देंगे तो देखेंगे कि उनके 
पास गोवधका आग्रह रखनेका कोई कारण ही नहीं रह गया है। अगर हमने किसी 


गोरक्षा १२९ 


तरहकी जोर-जबरदस्ती की तो जवाबमें वे भी वसा करेंगे और इस तरह कदुता 
बढ़ेगी। ध्यान रहे कि हम जोर-जबरदस्ती करके मुसलमानोंको या किसीको भी अपनी 
धामिक अयवा अन्य प्रकारकी भावताका आदर करनेकों मजबूर नहीं कर सकते। 
वास्तवमें, हम उनके भीतर मैत्री-भाव पेदा करके ही ऐसा कर सकते हें। 

यही कारण है कि मेंने खिलाफतके सवालपर कोई सौदेबाजी करनेसे इनकार 
कर दिया है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा करके मेंने बुद्धिमानी ही की है। 
में अपनी गिनती कट्टरसे-कट्टर हिन्दुओंमें करता हूँ । गायको मुसलमानोंके छ्रेसे बचानके 
लिए में भी उतना ही उत्सुक हूँ जितना कोई अन्य हिन्दू। लेकिन बिलकुल इसी 
कारणसे में मुसलमानोंकी खिलाफत सम्बन्धी माँगोंका समर्थन करनेके पीछे यह शर्ते 
लगानेसे भी इतकार करता हूँ कि वे गोरक्षार्में हमारा साथ दें। मुसलमान हमारे 
पड़ोसी, हमारे भाई हे। वे लोग कष्ट में है। उनकी शिकायतें उचित हें और मेरा 
यह परम कत्तंव्य है कि में अपनी धन-सम्पत्ति और प्राणोंकी बाजी लगाकर भी उनकी 
शिकायतें दूर करवानेमें हर उचित तरीकेसे उनकी सहायता करूँ। इसी तरीकेसे में 
मुसलमानोंकी स्थायी मंत्री प्राप्त कर सकता हूँ। में मानव-स्वभावकी अच्छाईमें सनदेह 
नहीं कर सकता। हर उदात्त और मंत्रीपूर्ण कार्यका अनुकूल प्रभाव उसपर होगा 
बल्कि होता ही है। अगर हम शर्तोके साथ सहायता देते हें तो उस सहायता कोई 
उदारता नहीं रह जायेगी। अगर हम' उन्हें बिना किसी शर्तेके सहायता देते हे तो' 
उसका परिणाम गोरक्षाके रूपमें प्रकट होना निश्चित है। लेकिन अगर उसका कोई 
विपरीत परिणाम तिकले तब भी मेरे विचारोंमें कोई अन्तर नहीं आयेगा। प्रतिदानकी 
कोई अपेक्षा न रखते हुए स्तेह और बलिदानकी भावना रखना ही सच्ची मित्रताकी 
कसौटी है। 

लेकिन हिन्दुओंमें कुछ अधेयेंकी भावना दिखाई देती है। गोरक्षाके लिए हम 
इतने अधीर हो रहे हो कि इस उद्देश्यसे हम नगरपालिकाओंसे कानून बनवानकी 
कोशिश करते हें और मुसलमानोंकी सभाओंमें इस सम्बन्धमें प्रस्ताव पास करानेका 
प्रयत्न करते रहते हं। में अपने हिन्दू देशभाइयोंसे धीरज रखनेकों कहँँगा। स्वयं हमारे 
मुसलमान भाई इस मामलेमें बहुत सुन्दर ढंगसे काम कर रहे हे। में पाठकोंकों मौलाना 
अब्दुल बारीकी' उस घोषणाका स्मरण दिलाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि एक 
सच्चे मुसलमानके नाते वे जबतक अपने-आपको अपने अनुगामियोंसे गोरक्षाका अनुरोध 
करनेकी स्थितिमें नहीं पाते तबतक हिन्दुओं द्वारा दी गई कोई सहायता स्वीकार नहीं 
कर सकते। और वे अपनी बातके बिलकुल पक्‍के निकले। तबसे वे इस बातके 
लिए अनुकूल वातावरण तैयार करनेका अथक प्रयास करते रहे हें कि छोग गोरक्षाके 
सिद्धान्तकों मानव-अर्म और उपयोगिताकी दृष्टिसे स्वीकार कर लें। हकीम अजमल खाँने' 


१. लखनऊके एक राष्टवादी मुसलमान, जिन्होंने खिलाफत आन्दोलनमें भाग लिया और अपने 
अनुगामियोसे गोहत्या न करनेका अनुरोध किया । 

२. १८६७-१९०२७; प्रसिद्ध हकीम ओर राजनीतिज्ञ, जिन्होंने खिलाफत आनन्‍्दोलनमें प्रमुख भाग 
लिया; १९२१ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष । 


१३० सम्पूर्ण गांधी वाडन्मय 


मुस्लिम लीगके अध्यक्षकी हैसियतसे, कुछ सदस्योंके प्रबल विरोधके बावजूद, त्योहारों- 
के अवसरपर गोवध न करनेका प्रस्ताव लीगसे स्वीकार करा लिया। अली-बन्धुओंने 
अपने घरतमें गोमांस खाता बन्द कर दिया है। हमें इन उदार हृदय मुसलमानोंके 
प्रति गहरी क्ृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे अनुरोध-आग्रहके बिना 
इतना किया। हमें उन लोगोंको इस' बातकी पूरी छुट देनी चाहिए कि इस कठिन 
समस्पाका समाधान वे अपने ही तरीकेसे करें। हिन्दू भाइयोंकों मेरी यह सलाह 
है कि “आप मुसलभानोंकी इस दुःखकी घड़ीमें उदारता और आत्म-त्यागके भावसे, 
आप उनके लिए किंतना-कुछ दे रहे हे इसका तनिक भी ध्याव किये बिना, उनकी 
सहायता कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपने किस तरह गोरक्षाका काम किया 
है।” इस्लाम एक उदात्त धर्म है। इसमें और इसके अनुयायियोंमें विश्वास रखिए। 
जबतक खिलाफत आन्दोलन चल रहा है तबतक अगर कोई हिन्दू उनसे गोरक्षा या 
अन्य किसी धामिक मामलेमें सहायता की चर्चा करता है तो उसे हमें अपराध मानना 
चाहिए। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ४-८-१९२० 


८३. तार: अब्दुल जब्बारकों 


बम्बई 
[५ अगस्त, १९२० के पूव |' 
अब्दुल जब्बार 
सभापति 
खिलाफत 


हैदराबाद (सित्ध) 


आपका तार [मिल।|। पीर साहबसे अनुरोध करें कि बहादुर अनुयायियोंकों 
पहनशीलता और घेयंका उपदेश दें, सब निष्ठापूर्वक हिंसासे बचें और सहर्ष 
जेल जायें। यदि अब भी हम लोगोंकी जरूरत हो तो तुरन्त तार दें। 
कल राना हो सकते हे। 


गांधी 
शौकत अली 
[ अंग्रेजीसे ] 


बॉम्बे सीकेट एब्स्ट्रेक्ट्स, १९२०, पृष्ठ ११८४ 


१. तार ५ अगस्तको दर्ज किया गया था । 


८६. लोकमान्यका स्वरगंवास 


लोकमान्य अद्वितीय थे। इस देशके लोगोंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि उन्होंने 
तिलक महाराजकों जो पदवी प्रदान की थी वह पदवी सरकार द्वारा दी गईं पदवियोंसे 
लाखों गूता अधिक मूल्यवान थी। पूरी बम्बई लोकमान्यकी दशवयात्रार्म सम्मिलित होनके 
लिए निकल पड़ी थी यदि एसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। 

उनके अन्तिम दिनोंमें दिखाई पड़नवाले दृश्य अविस्मरणीय हँ। उनके प्रति 
लोगोंका अगाध प्रेम अवर्णनीय है। 

फ्रांसमें कहावत है: राजा दिवंगत हुए, राजा चिरंजीवी हों।” यही उवित 
इंग्लेंड आदि सब देशोंमें प्रचलित है तथा 'राजाकी मृत्य होनपर वे लोग ऐसा ही कहते हें। 
भावार्थ यह है कि राजा कभी नहीं मरता। राजतन्त्र एक क्षणके लिए भी नहीं रुकता | 

बम्बईके विशाल जन-सागरने भी यह सिद्ध कर दिखाया है कि तिलक महाराज 
कभी मरनेवाल़े नहीं है, मरे नहीं हें; वे जीवित हें और सदेव जीवित रहेंगे। उनके 
सगे-सम्बन्धी भले ही दुःखी हुए हों, उनकी आँखोंसे मोतीकी तरह आँसू ठपके हों 
किन्तु गाँवकी अपार जनता रोते-बिसूरते नहीं आई थी। वह तो मानो कोई उत्सव 
मनाने आई थी। गाँवके लोगोंके गाजे-बाज तथा भजनोंने लोगोंकों इस बातका स्मरण 
कराया कि लोकमान्य मरे नहीं हें। 'लोकमान्य तिरुक महाराजकी जय के घोषसे 
चारों दिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठीं और लोगोंको इस बातका ध्यान ही न रहा कि 
तिलक महाराजके नह्वर शरीरका दाह-संस्कार करना है। इस तरह जनताने अपना 
अन्तिम और सही निर्णय दिया; डाक्टरोंके 'बलेटिनों को झूठा साबित कर दिया। 

शनिवारकी रातको जब मुझ उनकी मृत्यका समाचार मिला था उस समय 
मेरे मनमें भी कुछ खलबली मची; लेकिन जनताका यह जयघोष सुनकर मन शान्त 
हो गया। में समझ गया कि तिहूक महाराज जीवित हूँ; क्षणभंग्र देहका पात हो 
गया है लेकिन उतकी अजर-अमर आत्मा तो छाखों हृदयोंमं निवास करती है। 

एक अंग्रेज लेखकन कहा कि दो सच्चे मित्र जबतक जीवित रहते हँ तबतक 
कुछ नहीं तो देहसे भिन्न ही रहते है। परस्पर एक-दूसरेमें थोड़ा भेद भी देखते हें। 
लेकिन यदि वे सच्चे मित्र हूँ तो उनमें से जो मर जाता है वह भेदकी दीवारको 
तोड़ देता हैं। मृत होकर भी वह जीवित मित्रके शरीरमें जीता है। जीवित मित्रके 
लिए वह कभी मरता नहीं है। उसी तरह तिरूक महाराज आज छाखों व्यक्तियोंमें 
जीवित हँ। शनिवारतक तो वे अपने शरीरमें ही विशेष रूपसे जीवित थे। 

ऐसी मृत्यु इस' युगमें आजतक किसी लोकनायककों नसीब नहीं हुई है। दादा- 
भाई गये, फीरोजशाह' गये, गोखले भी सिधार गये। सबकी अथियोंके पीछे सहस्त्रों 

१, दादाभाई नौरोजो (१८२०-१९१७ ); प्रसिद्ध राजनीतिजशञ तथा देशभक्त; “मारतके पितामह” 
नामसे प्रसिद्ध । १८८६, १८९३ और १९०६ के कांग्रेस अधिवेशनोंके अध्यक्ष । 


२. फीरोजशाह मेहता ( १८४५-१९१७ ); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके संस्थापकोंमें से एक; १८९० 
तथा १९०९ में दो बार कांग्रेसके अध्यक्ष निर्वाचित । 


लोकमान्यका स्वर्गवास १३३ 


लोग इ्मशान-भूमितक गये थे लेकिन तिलक महाराजके समय भीड़का कोई पार नहीं 
था। उनके पीछे तो सारा जगत्‌ गया। रविवारके दिन बम्बईके लोग पागल हो 
उठ थे। 

यह कंसा चमत्कार है? जगतूमें चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है; अथवा कह 
सकते हैँ, जगत्‌ स्वयं एक चमत्कृति है। कारणके बिना कार्य नहीं होता, इस सिद्धा- 
न्तमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। लोकमान्यके हृदयमें भारतके प्रति अपार प्रेम था 
इसीसे लोगोंके मनर्में भी उनके प्रति अत्यन्त स्तेह था। स्वराज्यके मन्त्रका जिस हृद- 
तक लोकमान्यने जाप किया उत्त हृदतक किसी और व्यक्तिने नहीं किया। और जिस 
समय लोगोंने अन्त:करणसे इस बातका अनुभव किया कि भारतको स्वराज्यके योग्य 
होनेमें अभी थोड़ा समय लगेगा उस समय लोकमान्यने अच्तःकरणपूर्वक यह माना कि 
भारत आज ही स्वराज्यके लिए तैयार है। उनकी इस मान्यताने लोगोंके दिलोंको 
जीत लिया। लोकमान्य यह मानकर ही चुप नहीं बठे, वे जीवन-भर अपनी इस मान्य- 
ताके अनुसार कार्य करते रहे और उससे जनतामें एक नवीन उत्साहका स्फुरण हुआ। 
स्व॒ राज्य प्राप्त करनेकी उनकी अधीरता संक्रामक थी। उन्होंने लोगोंकों भी अधीर कर 
दिया और लोगोंमें जैसे-जैसे यह अधैर्य बढ़ता गया वसे-वंसे वे उनकी ओर खिंचते गये। 

उनके ऊपर कितनी ही आपदाएँ आईं, कितने ही दुःख आये लेकिन उन्होंने 
अपने इस मन्त्रकों नहीं छोड़ा। इस तरह वे कठिन परीक्षामें उत्तीर्ण हुए, जनताके 
मनमें उनके प्रति अटट विद्वासभावनाने जन्म लिया और उनके व्चेतकों कानून 
माना जाने लगा। 

ऐसा महान्‌ जीवन, देह नष्ट होनेसे क्षीण नहीं हो जाता बल्कि देह नष्ट होनेके 
बाद उसकी शुरुआत होीती' है। 

तिलक महाराजके लिए कुछ विशेष किया जाना चाहिए --- ऐसा एक मित्रन मुझ 
लिखा है और मेरी सलाह माँगी है। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि 
यदि उनकी स्मृतिर्मों तीन दिनतक हड़ताल की जाये तो क्‍या यह ठीक न होगा ! 
उन्हें मेंने जो उत्तर दिया है उसे यहाँ में विस्तारसे लिख रहा हूँ।' 

जिनकी हम आराधना करते हों, उनके सदगूणोंका अनुसरण करनम ही सच्ची 
आराधना है। परिणामतः मुझे तो हड़ताल करनेकी अपेक्षा कोई रचनात्मक कार्य करनेकी 
बात अधिक प्रिय छगती है। उस दिन हड़ताल करना, उपवास करता आदि निःसनदेंह 
आवश्यक हैँ, लेकिन विशेषता तो अनुकरणमें ही होनी चाहिए। वे अत्यन्त सादे थे; 
उनकी स्मृतिर्में हम सादेपनका संकल्प करें, और असुविधा उठाकर भी वस्तुओंका त्याग 
करें। वे वीर थे; हम उनकी निर्भयताका अनुकरण करते हुए मन जिस बातके लिए 
गवाही दे, वही करें और अपने उद्देश्यसे कभी पीछे न हटें। वे विचारशील थे; 
हम भी कुछ बोलते अथवा करते समय खूब विचार करें और तब कुछ बोलें अथवा 
करें। वे विद्वान थे उन्हें अपनी मातृभाषा तथा संस्कृतपर आइचर्यजनक रूपसे अधि- 
कार था; हम उनके जैसा विद्वान्‌ बतवेका आग्रह रखें। अपने क्रियाकलापोंम विदेशी 


१, देखिए “ पृत्र : दयालजीको ”, १-८-१९२० । 


१३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


भाषाका त्याग करें तथा मातृभाषाका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर अपने विचारोंकों उसमें 
अभिव्यक्त करें। संस्कृत भाषाका अध्ययन करके अपने धर्मकी विशेषताओंको, जो हमारे 
शास्त्रोंमें छिपी हुई हैं, प्रकाशर्में लायें। वे स्वदेशी-प्रेमी थे; हम स्वदेशीका अर्थ समझ- 
कर स्वदेशीपर आचरण करें। उन्हें देशके प्रति अगाध-प्रेम था; हम भी अपने जीवनमें 
बसे ही प्रेमका विकास करें तथा यथाशक्ति दिन-प्रतिदिन देशसेवार्में अधिकसे-अधिक 
निरत हों। ऐसा करवेमें ही उनकी सच्ची पूजा होगी। जिनसे यह नहीं हो सकता 
वे उनकी स्मृतिर्में एक पैसेसे लेकर अधिकसे-अधिक जितना धन देना चाहें दें, और 
इस तरह प्राप्त हुई रकमको राष्ट्रीय स्कूलोंकी स्थापत्तामें, योग्य विद्याथियोंके लिए शिक्षा 
प्राप्त करनेके निमित्त छात्रवृत्तियाँ देने अथवा अन्य सावंजनिक कार्योंमें लगाया जाये। 

लोकमान्य चाल शासन-पद्धतिके कट्टर शत्रु थे, लेकिन कुछ लोगोंके मनमें यह जो 
धारणा है कि उन्हें अंग्रेजोंसे अरचि थी वहु गरूत है। मेने स्वयं उनके मुखसे अनेक 
बार अंग्रेजोंकी प्रशंसा सुनी है। वे अंग्रेजोंके साथ किसी भी तरहके सम्बन्धकों स्वथा 
अनिष्टकारकः नहीं मानते थे। अलबत्ता वे इतना अवश्य चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें 
तथा भारतीय जनताकों अपने समकक्ष मानें। अंग्रेजोंके अथवा किसीके भी अधीन 
रहना उन्हें तनिक भी पसन्द न था। 

उन्हें ब्रिटनकी आम जनतापर ऐसी श्रद्धा थी कि एक बार उन्होंने यह विचित्र 
सुझाव रखा था कि सिनेमाके द्वारा ब्रिटिश जनताकों पंजाबके अत्याचारोंसे परिचित 
कराया जाये। 

ऐसे प्रौढ़ देशभक्तका स्वर्गवास होनेपर हम शोक मना रहे हें। जिस देहसे हमने 
उन्हें जाना था यदि वे उसी देहमें बने रहते तो हमें लाभ होता, यह निविवाद है; 
लेकिन ऐसे व्यक्ति देह रहे या न रहे तो भी देशसेवा करते रहते हें, देशकानतृत्व 
किया करते हें। जिन्होंने अपने कार्यक्रमककों निश्चित कर लिया था, जिन्होंने उस कार्य- 
क्रमके अनुसार पेंतालीस वर्षोतिक कार्य किया, जिन्होंने अपनी देहको देशसेवामें ही 
जीर्ण कर दिया, वे देहपात होनेपर जन-मनसे विस्मृत नहीं हो सकते, कभी नहीं मर 
सकते । इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि लोकमान्य तिरूक मरकर भी हमें जीवित 
रहनेका मन्त्र दे गये हें। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ८-८-१९२० 


८७. कांग्रेसका स्थान 


माननीय पंडित मालवीयजी मेरे निकट सदेव वन्दनीय हें। उन्हें में धर्मात्माके 
रूपमें जानता हँ। उन्होंने मुझे सलाह दी है कि कांग्रेसका विशेष अधिवेशन होनेतक 
मुझे असहकारकों मुल्तवी रखना चाहिए। वसी ही सलाह मराठा के सम्पादक तथा 
अन्य लोगोंने भी दी है। पंडितजीकी सलाहको न मानना मेरे लिए दुःखद बात है। 
में अनेक कष्ट सहकर भी उनकी सलाहको माननेके लिए तेयार हेँ। लेकिन जहाँ 
मेरी अन्तरात्मा मुझे कुछ और ही करनेके लिए कहती है वहाँ में विवश हो जाता 
हूँ और दीवताका अनुभव करते हुए भी सलाह नहीं मान पाता। मेरे लिए यह 
ऐसा ही प्रसंग सिद्ध हुआ है। 

मेरा असहकारको मूल्तवी रखनेका अर्थ मुसलमान भाइयों द्वारा भी उसे स्थगित 
करना हुआ। खिलाफत सम्बन्धी शत्तोंके प्रकाशित हो जानेके बाद असहकार उनका 
धर्म हो गया है। जिन्होंने उनके धर्मका अपमान किया है, उनके धर्मको संकटमें डाला 
है, वे उनकी मदद कर कंसे सकते हें। उनकी भेंटकों किस तरह स्वीकार करें? और 
फिर सारी जनताकों विचारपूर्वक असहकारकी सलाह देनेके बाद, अत्यन्त सबल और 
अकाट्य कारणोंके अभावमें में असहकार मुल्तवी कैसे कर सकता हूँ ? खिलाफतके प्रइन- 
पर असहकारकों चाल रखना मेरे लिए स्वधर्म हो गया है। 

इतना तो वर्तमान स्थितिको देखते हुए कथनीय था। लेकिन आइये, अब हम 
कांग्रेवकी स्थितिका अध्ययन करें। मेरी नम्न रायमें कांग्रेस प्रतिवर्ष जनताकी वृत्तिका, 
उसके विवारोंका लेखा-जोखा करतो है। कांग्रेस सामान्य रूपसे जनताको नया रास्ता 
नहीं दिखाती। यह बतानेका काम कांग्रेसका नहीं है। कांग्रेसकी प्रतिष्ठा इसीलिए है कि 
वह जन-मतका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था है। इसीलिए कांग्रेस अधिवेशन होनेतक 
और उसके द्वारा कोई नवीन प्रवृत्ति प्रारम्भ करने तक हमारा चुपचाप बेठे रहना ठीक 
नहीं है। यदि हम ऐसा करें तो कांग्रेस प्रगति कर ही नहीं सकती। यदि हम कांग्रेसके 
मतकों जानने तक असहकारको मुल्तवी रखें तो वह हमेशा मुल्तवी ही रहेगा। अगर 
लोगोंका अपना निश्चित मत न हो तो कांग्रेस जनतासे एकदम भिन्न कोई वस्तु तो 
है नहीं कि लोग उससे उसका मत वरदानकी तरह पा सके। अमुक वस्तुके पक्षमें 
जबतक बहुमत नहीं बन जाता तबतक कांग्रेस अपनी राय व्यक्त नहीं करती। इसका 
अर्थ केवल इतना ही है कि अल्पमतवालों को तमाम मुश्किलोंके बीच अपना कार्य करते 
ही रहना चाहिए। उनकी प्रवृत्तिको कांग्रेस रोकती नहीं, रोकना भी नहीं चाहती, 
रोकनेका अधिकार उसे है भी नहीं। इसलिए जिन्हें अमुक सुधार पसन्द हे, जिन्हें 
अपनी शक्तिके बारेमें श्रद्धा है और जो कांग्रेसके पक्षके हे, उनका कांग्रेसके प्रति 
यह्‌ कत्तंव्य है कि वे अपने सुधारोंको जनताके सम्मुख पेश करें, उनपर अमल करें 
जिससे कांग्रेसकों अपना मत स्थिर करनेकी सामग्री मिले । सब सुधार इसी तरहसे हुए 


१३६ सम्पूर्ण गांधी वाडग्मय 


हैं। रौलट अधिनियमका विरोध करनेसे पूर्व किसीने कांग्रेसका मत जाननेकी' प्रतीक्षा 
नहीं की। 

पंडितजीने अत्यन्त प्रेमपुर्वक मुझे जो सलाहु दी है उसका अर्थ इतना ही है कि 
उन्होंने असहकारके बारेमें कोई दुढ़ राय स्थिर नहीं की है। उनकी इस सलाहको में 
शिरोधार्य नहीं कर सकता, इसका अर्थ यह है कि में दृढ़तापूर्वक इस अन्तिम निशचयप'र 

हुँच गया हूँ कि असहकार-आन्दोलन करनेमें हम जितना विलम्ब करते हैं उतना ही 

हमें पाप लगता है। जबतक मुझे सरकारकी न्यायबुद्धिके सम्बन्धर्म तनिक भी श्रद्धा 
थी तबतक में उसके साथ सहकार करता रहा और जनताकों भी वेसी ही सलाह देता 
था। अमृतसर कांग्रेसमें मेने अत्यन्त दृढ़तापू्वंक सरकारसे सहकार करनेकी सलाह दी 
थी, क्योंकि में अन्तःकरणपूर्वक मानता था कि पंजाबकों तथा मुसलमान भाइयोंको 
न्याय मिलेगा। मेरी यह मान्यता गलत साबित हुई इसीसे में असहकार करने छगा। 
सरकारकी प्रत्येक मेहरबानी, उसके सब सुधार मेरे लिए विषैले दूधके समान त्याज्य 
हो गये हें। यही कारण है कि में अकेला भी रह गया तो भी पुकार-पुकारकर यही 
कहँगा कि हमें सरकारकी विधान परिषदोंमें नहीं जाना चाहिए। 

कांग्रेसके प्रतिनिधि तीन तरहके होते हें। एक किसी प्रइनके सम्बन्धर्में अनुकूल 
एवं स्पष्ट मतवाले, दूसरे उसके सम्बन्ध प्रतिकूल स्पष्ट मतवाले तथा तीसरे अस्पष्ट 
मतवाले। पहले पक्षके लोगोंको कांग्रेस अधिवेशनमें जानेवाले अस्पष्ट मतवाले प्रतिनिधियों- 
प्र प्रभाव डालनेका प्रयत्न करना चाहिए। यह उनका कत्तंव्य है। और आचरण 
करनेसे अधिक प्रभावशाली बात क्‍या हो सकती है? इसलिए मेरी बुद्धि तो यही 
सुझाव देती हैं कि जो असहका रमें भारतका कल्याण देखते हे, जो असहकारके द्वारा 
ही खिलाफत तथा पंजाबकों न्याय मिलतनेकी सम्भावना देखते हें उन्हें असहकार करना 
चाहिए, दूसरोंकों असहकार करनेकी सलाह देनी चाहिए और असहकार करके जनमतकों 
शिक्षित करना चाहिए। यहु उनका धर्म है। इसीमें कांग्रेसकी प्रतिष्ठा है, उसकी 
प्रगति है। कोई सुधारक अपने विचारोंकों अमलमें लानेसे पूर्व किसीकी राह नहीं 
देखता । पुण्य कर्म करते समय सलाह लेनेमें इतना विलम्ब नहीं करना चाहिए और 
पापकर्म सलाह मिलनेके बावजूद नहीं करना चाहिए, यह शाइवत धर्म है। वर्तमान 
परिस्थितियोंकोी देखते हुए असहकारको में पुण्यकर्म समझता हूँ। 

[ गुज्रातीसे | 


नवजीवन, ८--८-१९२० 


८८. शास्त्र क्या कहते हें? 


सर नारायण चन्दावरकर तथा अन्य सज्जनोंने एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने 
असहका रकी बहुत निन्‍दा की है और कहा है कि धर्मशास्त्र और इतिहास उसके विरुद्ध 
है। हस्ताक्ष रकर्ता लिखते हें कि “गीता, कुरान”, 'बाइबिल' तथा पारसी  अवेस्ता 
असहका रको अधर्म मानते हैं। उनमें से उन्होंने कोई दुृष्टान्त उद्धत नहीं किया। 
मेरा खयाल है कि गीता” आदिका मेने भी थोड़ा-बहुत अध्ययन किया है। 
मैंने उन धर्मग्रन्थोमें असहकारके दर्शन किये हें। गीता में देवासुर-संग्रामका वर्णन 
आता है। न्याय और अन्यायके बीच कभी मेल नहीं हो सकता, यह बात गीता ' 
स्पष्ट रूपसे बताती है। गीता का यदि केवल अक्षरार्थे ही करें तब भी हमें मालूम 
पड़ेगा कि जब अर्जुनने पापी कौरवोंके साथ युद्ध करनेमें आनाकानी की तब श्रीकृष्णने 
उन्हें युद्ध करनेके लिए प्रेरित किया। इसलिए शब्दार्थसे तो गीता ' हमें यह सिखाती 
है कि न केवल हमें अन्यायीके साथ असहकार ही करना चाहिए बल्कि उसे दंड भी देना 
चाहिए। गीता ' का भावाथ दंड देना नहीं सिखाता; लेकिन उसकी असंख्य पंवितयाँ 
न्याय और अन्यायके विवाद सम्बन्धी शिक्षणसे भरी हुई है। 
जिस तरह अंधकार और प्रकाशमें परस्पर वैर-भाव है, जिस तरह सर्दी और 
गर्मी साथ-साथ नहीं रह सकते उसी तरह न्याय तथा अन्याय एक साथ नहीं रह सकते । 
इसीसे हममें परस्पर रूठ जानेकी प्रथा परम्परासे चली आ रही है। रैयत जब 
अन्यायी राजासे परेशान हो जाती है तभी वह उससे रूठ जाती है। जब बहुत ज्यादा 
परेशान हो उठती है तब वह उसके राज्यको भी छोड़ देती है। ऐसे उदाहरण समय- 
समयपर देखनेमें आते है। आज भी दो राज्योंमें ऐसी हलचल जारी है। प्रह्नादने 
अपने राक्षसी पिता, मीराबाईने अपने पति तथा नरसिंह मेहताने' अपनी जात- 
बिरादरीके साथ असहकार किया। इन तीनोंकी हम आज पूजा करते हैं। तुलसीदासने 
सन्‍त असनन्‍्तका भेद बताते हुए कहा है कि दोनोंके बीच परस्पर मेल नहीं हो सकता। 
परिणामतः हिन्दू धर्मकी तो यही शिक्षा है कि न्याय-अन्यायके बीच परस्पर मेल 
स्वंथा त्याज्य' है। अवेस्ता में अहुरमज्द तथा अहुरमनमें सदेव इन्द्र-युद्ध होता रहता 
है। बाइबिल ' में खुदा और शैतानमें संघर्ष होता है। अहुरमज्द --- खुदा -- व्यायकी 
प्रतिमूति है, और अहरमन -- शैतान --- अन्यायका प्रतीक है। ईसा मसीह तो सत्या- 
ग्रही शूरवीर थे। वे दाम्मिक, झूठे, मदान्ध व्यक्तियोंसे हमेशा असहकार करते रहे। 
नीतिके प्रइतकों छेकर वे किसी भी परिवारके सदस्योंको एक-दूसरेका विरोध करनेकी 
सलाह देनेमें संकोच नहीं करते थे। रोमके महान्‌ साम्राज्यका उन्होंने अकेले ही विरोध 
किया था। अब रहा 'कुरानशरीफ । लोग इस्लामके सम्बन्धर्मं जिस तरह लिखते है, 
उससे ऐसा जान पड़ता है कि वे पंगम्बरके जीवनसे नितानत अपरिचित हें। पैगम्बर 





१, १४१४-१४७९; गुजरातके सन्त-कविं ओर कृष्ण-सक्‍त । 


१३८ सम्पूर्ण गांधी' वाहमय 


जबतक मक्‍्कामें रहे तबतक वे अन्यायियोंके साथ असहकार करते रहे। एक ओर जहाँ 
मुसलमान स्वयं ही असहका रके समर्थनर्में इस्लामका उदाहरण देते हे वहाँ उनसे यह 
कहना कि उनका धर्म असहकारके विरुद्ध है, कितना आइचर्यजनक होगा। 

इतिहासके प्रमाण भी असहका रका प्रतिपादन करते हें। सामान्य रूपसे देखनेपर 
भी जान पड़ेगा कि इतिहास युद्धका आख्यान है; और युद्ध मात्र चरम असहयोगका 
स्वरूप है। एक पक्ष दूसरे पक्षका त्याग करता है, यह असहकार ही है। युद्ध आसुरी- 
असहका रका परिचायक है। में हिन्दुस्तानके लोगोंके सम्मुख जिस असहकारको प्रस्तुत 
कर रहा हूँ वह देवी असहकार है। ऐसा कहनेमें मुझे तनिक भी धृष्टता दिखाई नहीं 
देती । जिस असहका रमें खूनखराबी --- हिंसा -- हैं उस असहका रमें हार-जीत रहती है। 
जिसमें केवल कुर्बानी --आत्मत्याग -- हैं वहाँ जीत-ही-जीत है। ऐसे असहकारका 
कोई कंसे विरोध कर सकता है, यह मेरी समझके बाहर है। जो देवी असहकार 
करता है वह व्याय-प्राप्तितक सहकार नहीं करता। जमेंनीने शस्त्रबछसे असहकार किया, 
इसलिए उसकी पराजय हुई और उसने आत्म-समर्पण कर दिया। रूसके दुखोबर लोगोंने 
निःशस्त्र असहकार किया इससे वे पराजित नहीं हुए। जब उनके लिए रूसमें रहना 
असम्भव हो गया तब उन्होंने रूसको छोड़ दिया, लेकिन रूसके अत्याचारी शासकोंकी 
अधीनता स्वीकार नहीं की। आज वे कंनेडामें एक प्रतिष्ठित समाजके रूपमें अपना 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। व्यक्तिगत असहकारमें व्यक्तिकी जीत है। सामाजिक 
असहकार हो तो समाजकी जीत होती है। देवी असहकारमें प्रयत्न व्यर्थ जाता ही 
नहीं अतएव उसपर कोई दोबारोगवण नहीं किया जा सकता। उसका थोड़ासा भी 
आचरण सुखदायी होता है और वह आचरणकर्त्ताको अपेक्षाकृत बड़े संकटसे मुक्त करता 
है। अत्याचारी शासक द्वारा प्रदान की गई पदवीकों त्यागकर, उस असहका रसे त्यागी 
सुखका अनुमव करता है, उसकी अदालतोंकों त्यागकर वह सन्‍्तोष प्राप्त करता है 
एवं यदि समाजका बहुमत वसा त्याग करे तो सारा समाज अन्यायसे सहकार करना 
छोड़ निर्मेल हो जाता है और उस हृदतक आरोग्य प्राप्त करता है। 

सहकर व अस॒हकार दोनों अनादिकालसे चली आनेवाली नीतियाँ हेँं। न्यायीसे 
हमेशा सहकार व अन्यायीसे असहकार। हिन्द सरकार तथा ब्रिटिश सरकार -- दोनों 
ही इस समय लगातार अन्याय कर रही हे। उनके साथ सहकार करना पाप है; 
असहकार धर्म है, कत्तेव्य है। 


बिछुरत एक प्राण हर हेहीं। 
मिलत एक दारुण दुःख देहीं।। 


इसी कारण असन्‍्तसे' असहकार-- यह शास्त्र-वचन है। इसको सहस्रों “मेनी- 
फंस्टो ' भी नहीं बदल सकते। 
[ गुजरातीसे ] 
नंवजीवन, ८-८-१९२० 


१. स्वत्पमप्यस्यवमंस्थ त्रायते महतो भधात्‌ । गीता, २-४० । 


८९, गोरक्षा 


गोरक्षा मुझे अत्यन्त प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति मुझसे प्रइन करे कि हिन्दू धर्मका 
सबसे महत्त्वपूर्ण बाह्य स्वरूप क्‍या है--तो उत्तरमें में कहेँगा गोरक्षा। | लेकिन | 
वर्षोँसे मेने यह अनुभव किया है कि हम अपने इस धर्मकों भूल गये हें। मेंने संसार- 
भरमें ऐसा कोई मल्क नहीं देखा जहाँ गोवंशकी हालत हिन्दुस्तानके समान बुरी हो। 
इसीसे हमें हिन्दुस्तानके मवेशियोंकी जितनी पसलियाँ दिखाई देती हैँ उतनी किसी 
अन्य देशके मवेशियोंकी नहीं दिखाई देतीं। अंग्रेज लोग गोमांस भक्षण करते हूं; 
तथापि इंग्लंडमें मन कोई दुर्बंल पशु नहीं देखा। 

जैसे हमारे ढोर दुबले, वेसे हम दुबले। जहाँ ढोर भूखे मरते हें वहाँ अगर तीन 
करोड़ लोग भूखे मरें तो इसमें आइचर्यकी कोई बात नहीं है। 

हमारे पिजरापोलोंकी दशा देखिए ! व्यवस्थापकोंकी उदारताके प्रति तो मेरे हृदयम 
सम्मानका भाव है, लेकिन उनकी' व्यवस्थाके सम्बन्धर्में बहुत कम सम्मान है। पिजरापोल 
गाय और उसके वंशकी रक्षा करते हैं, में यह नहीं मानता। पिजरापोल कोई निकम्मे 
पशुओंको रखने या उन्हें भूखे मरने देनेका ही स्थान नहीं होना चाहिए। पिजरापोलम 
में आदर्श गाय-बैलोंको देखनेकी आशा रखता हँ। पिजरापोल शहरोंके बीच न होकर 
बड़े-बड़े खेतोंमें होने चाहिए एवं उनपर बेशुमार दौलत खर्च की जाये इसके बदले 
उनसे बंशुमार दौलत प्राप्त होती चाहिए 

हिन्दुस्तानके पशुओंको हिन्दू किस तरहसे रखते हें? उनके बदनमे नुकीला पना 
कौन कोंचता है? उनपर असह्य बोझ कौन लादता है? उन्हें कम चारा कौन देता 
है? उनसे आवश्यकतासे अधिक काम कौन लेता है! 

मेरी दृढ़ मान्यता है कि हिन्दुओंका प्रथम कत्तेव्य अपने घरको ही साफ करना 
है। मुझमें शक्ति हो, मेरे पास' समय हो तो में पिजरापोलोंकों सुधारनेमें, जनताकों 
पशुओंकी देखभाल करनेका शास्त्रीय ज्ञान देनेमें, निर्देयी हिन्दुओंको अपने पशुओंके प्रति 
दयाभावकी शिक्षा देनेमें, गरीबसे-गरीब बालक या रोगीके पास स्वच्छ दूध पहुचानम 
गोरक्षा मंडलियोंको लगाऊँ। और में सबसे पहले हिन्दुओंसे ऐसी मंडलियोंकी व्यवस्थाका 
महान्‌ कार्य करनेके लिए कहूँगा। 

तत्पश्चात्‌ में अंग्रेजोंसे गोमांसका त्याग करनेकी विनती करूँगा। राजा लोग 
[अक्सर] अंग्रेज मेहमानोंकी आवभगत करते समय अपने मुख्य धर्मको भूल उन्हें 
गोमांस देनेमें नहीं हिचकिचाते। में उन्हें इस अधर्माचरणके लिए लज्जित करूँगा तथा 
उसे त्याग देनेका अनुरोध करूँगा। 

इतना करनेके बाद ही मुझे अपने मुसलमान भाइयोंसे गोवध बन्द करनके लिए 
कहनेका अधिकार होगा। इस तरह यह बिलकुल स्पष्ट है कि हमारा धर्म क्‍या है। 
लेकिन हम इसे भूलकर अन्तिम कार्य पहले करने लग गये हें। मुसलमान भाइयोंके 
हाथसे, सद्भावना अथवा बलपूर्वक भी गायोंको मुक्त करवाने में हम अपने मनमें गोरक्षाकी 


१४० सम्पूर्ण गांधी' वाइःमय 


कट 


इति' मान छेते हैं। परिणामतः हिन्दुओं और मुसलूमानोंके बीच वेर-भाव बढ़ गया; 
विवादका कारण उपस्थित हो गया और इस प्रवृत्तिके फलस्वरूप अधिक पशुओंका 
वब हुआ है, कारण कि मुसलमान भाई [इस विषयमें | हठधर्मी करने छगे है। 
गायकों बचानेके लिए अपने प्राण उत्सर्ग करना हमारा परम धर्म है। 

लेकिन आज हमें अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है और मेंने उसे हाथ बढ़ाकर ले 
लिया है। प्रत्येक हिन्दू उस अवसरका लाभ उठाकर गायकी सहज ही रक्षा कर सकता 
है। मुसलमानोंपर इस समय भारी संकट आ पड़ा है; उनके दीनका अपमान हुआ है। 
इस समय आपको बिना किसी शर्तके, बदलेमें बिना किसी वस्तुकी अपेक्षा किये उनकी 
सहायता करनी चाहिए। पड़ोसीके नाते ऐसा करना हमारा कत्तंव्य है। जो व्यक्ति 
अपने कर्त॑व्यका पालन करता है वह चाहे या न चाहे, उसे फलकी प्राप्ति होती 
है। मुसलमानोंके प्रति अपने कत्तेव्यका पालन करके हम उनकी सज्जनताकों चुनौती 
देते हैें। जिस मंत्रीमें बदल़ेकी अपेक्षा की जाती है वह सच्ची मैत्री नहीं है। वह 
तो व्यापार है। हम इस समय व्यापारके विचारकों भूलकर मुसलमानोंकी सहायता 
करें क्‍यों कि [गो | रक्षा करना उन्हींके हाथमें हें। 

कुछ लोग कहते हे कि ऐसे मामलोंमें मुसलमानोंका विश्वास नहीं किया जा 
सकता। मुझे तो मनुष्य-स्वभावपर भरोसा है; इस्लामपर एतबार है। सज्जनताका 
बदला सज्जनता ही होता है --यही ईश्वरीय न्याय है। जब हमारा हेतु मिश्रित 
होता है तभी हमें विपरीत परिणामोंकी उपलब्धि होती है। आज भी मुसलमान अपनी 
ओरसे बहुत-कुछ कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल बारी साहबने मेरी मदद करना तभी 
स्वीकार किया जब उन्होंने अपने धर्ममें गोरक्षाका समर्थन देखा। हकीम अजमलखाँ 
गोरक्षाके निमित्त अथक परिश्रम कर रहे हैं। दोतों अली भाइयोंके घरमें गोमांस 
आना ही बन्द हो गया है। 

इस तरह जो सुधार हो रहे हें उनपर सन्देह करके अथवा उतावलीके कारण 
हमें उनकी गति अवरुद्ध नहीं करनी चाहिए। 

अनेक स्थानोंपर में गोवधका निषषध करनेके सम्बन्धर्मं कानून बनाये जानेका 
आन्दोलन होते देखता हँ। कुछ स्थानोंपर में मुसलमानोंसे शर्त किये जानकी बातें 
सुनता हूँ। दोनों बातोंमें मुझे तो नुकसान ही दिखाई देता है। कट्टर हिन्दुओंके समक्ष 
इस' समय एक ही ककत्तंव्य है और वह यह कि चुपचाप मुसलमानोंकी मदद करें। 
यह उनका नेतिक कत्तंव्य भी है। इसीमें दोनों धर्मोके मानकी रक्षा निहित है। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ८-८-१९२० 


९०. पत्र: हरमान कंलेनबककों' 


१० अगस्त, १९२० 


प्रिय लोअर हाउस, 


कितने लम्बे अर्स बाद तुम्हें यह पत्र लिखनेका सौभाग्य मिला है। बड़ी 
तलाश करनपर अब कहीं तुम्हारा पता मिल पाया है। लेकिन एक भी दिन ऐसा 
नहीं गुजरा है जब तुम्हारा खयाल न आया हो। तुम्हारा हाल सबसे पहले मुझे 
जोहानिसवर्गकी एक महिलाने बताया। कुमारी विटरबॉटर्मा और पोलरक तो कुछ 
भी नहीं बता पाये। पी० के० नायडू' भी कुछ नहीं बता सके। डा० मेहताने' 
तार भेजकर मुझे तुम्हारा पता बताया। जमनादासका”" भी एक पत्र मिला है 
उससे मेने कह दिया है कि अगर हो सके तो बलिनमें तुमसे मुलाकात कर छे। 
जमनादास लिखता है कि या तो वह खुद या डा० मेहता तुमसे मिलनेकी कोशिश 
करेंगे। कितना अच्छा होता अगर में वहाँ आकर तुम्हें गले लगा सकता; मेरे लिए 
तो तुम्हारा पुनर्जन्म ही हुआ है। मेंने यह मान लिया था कि अब तुम इस दुनियामें 
नहीं रहे। में तो यह विश्वास ही नहीं कर पाता था कि दुनियामें रहते हुए भी 
तुम मुझे इतने दिनोंतक कोई पत्र नहीं लिखोगे। एक दूसरी सम्भावना यह थी कि 
तुम पत्र तो लिखते होगे लेकिन वे मुझे मिल नहीं पाते होंगे। मेने कैम्पके पतेसे पत्र 
लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। में अब भी यही मानता हूँ कि तुमने पत्र 
लिखा अवश्य होगा लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। में डा० मेहताकों तुमसे मिलनेके 
लिए तार दे रहा हँ। और में अपने बारेमे क्या लिखूँ? फिलहाल तो कुछ नहीं 
लिखूंगा। देवदास मेरे साथ है, वह हर दिशामें निरन्तर प्रगति कर रहा है। अभी 
में देवदास और एक दूसरे विश्वस्त साथीके” साथ यात्रा कर रहा हूँ। उसे देखोगे 


१. एक जमन वास्तुकार; दक्षिण आक्रिकामें गांधीजीके सहयोगी ओर मित्र । 

२. गांधीजी विनोदमें हरमान कैलनबेकको 'लछोअर द्वाउस” और अपनेकों “अपर हाउस? कहते थे। 

३. फ्लोरस विंट्रबॉट्म, नैतिकता समिति-संघ (यूनियत ऑफ एथिकलछ सोसाइटीज), लन्दन की मन्‍्त्री। 

४. हेनरी सॉलोमन लिन पोलक, गांधोजीके मित्र और सहयोगी; इंडियन ओपिलियनके सम्पादक; 
देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४७ । 

७, पी० के० नायडू, ब्रिटिश भारतीय संघ, टान्सवालके मन्‍्त्री । 

६. डा० प्राणजीवन मेहता, बेरिस्टर ओर जोहरी; उनका गांधीजीसे सम्बन्ध तभी प्रारम्भ हुआ जब 
इंलेंडमें विद्यार्थीके रूपमें गांधीजी उनसे मिले थे । फीनिक्स आश्रमकी स्थापना हुईं, तबसे छेकर १९३३ में 
अपनी मृत्युतक वे गांधीजीको आयिक सहायता देते रहे । 

७, गांधोजीके चचेरे भाई श्री खुशालचन्द गांधीके पुत्र । छगनतलाल और मगनलालके भाई । 

८. श्रोमती सरलादेवों चोधरानी । 


१४२ सम्पूर्ण गांधी वाहममय 


तो उसपर मुग्ध हो जाओगे। बात यह है कि इस महिलासे मेरा बहुत घनिष्ठ 
सम्पर्क हो गया है। वह अक्सर यात्रामें मेरे साथ रहा करती हैं। उसके साथ भेरे 
सम्बन्धोंको किसी परिभाषामें नहीं बाँधा जा सकता। में उसे अपनी आध्यात्मिक 
पत्नी कहता हूँ। एक मित्रने हमारे सम्बन्धोंकों बौद्धिक विवाह कहा है। में चाहता 
हैँ तुम उससे मिलो। में अपने लाहौर और पंजाबके तिवास-कालमें कई महीने 
उसीके घर ठहरा था। श्रीमती गांधी आश्रममें हें। वे वृद्ध तो काफी हो गई हें, 
लेकिन बहादुर पहलेकी ही तरह हें। तुमने उनके गृुणदोष-सहित उन्हें जिस रूपमें 
देखा था, अब भी वे वेसी ही हें। मणिलाल और रामदास फीनिक्समें ही हैँ। वे 
“इंडियन ओपिनियन का काम देखते हैं। हरिलाल कलकत्तेमं अपना धन्धा करता है। 

उसकी पत्नीका देहान्त हो गया है। उसके बच्चोंकी देखभाल श्रीमती गांधी 
करती हैं। छगतलाल और मगनलाल मेरे साथ हेँ। मेढ' और प्रागजी' भारतमें ही हैं। 
प्रागजीसे सम्पर्क बना रहता है, लेकिन मेढसे उतना नहीं। मगनभाई मेरे साथ 
नहीं है । तो इस तरह तुम इस परिवारके जितने लोगोंको जानते हो, उनमें से अधि- 
कांशका थोड़ा-बहुत समाचार तुम्हें मालम हो गया। और हाँ, इमाम साहबकों तो 
में भूल ही गया था। वे और उनकी पत्नी मेरे साथ हें। उनकी निष्ठा तो अद्भुत 
है। अभी पिछले ही दिनों मेंने फातिमाकी' शादी करके उसे विदा कर दिया। इससे 
वे काफी निदिचिन्त हो गये हें। एन्ड्रयूजसे अक्सर मुलाकात हो जाती है। वे बंगालमें 
रहते हैं । आनन्दलाल' भी मेरे ही साथ है। में दो साप्ताहिकोंका सम्पादन कर रहा 
हूँ । दोनों अच्छे चल रहे है। अभी तो मेंने सरकारसे बहुत जबरदस्त लड़ाई ठान रखी 
है। परिणाम क्‍या होगा, कोई नहीं कह सकता। 

और अब में पत्र समाप्त करूँगा। दो साल पूर्व एक बार में मौतके पंजमें 
आ गया था। अगर तुम्हें फ्रसत हो तो चाहूँगा कि पत्र-व्यवहार फिरसे शुरू कर 
दो। में अब और भी सादा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब में फल और मेवोंपर 
नहीं रहता। सिर्फ बकरीका दूध, रोटी और दाख लेता हूँ। मेंने पाँच चीजोंसे' अधिक 
न खानेका ब्रत ले रखा है। लन्दनमें लिये गये ब्रतके कारण में गायका दूध नहीं 
लेता। नमक न लेनेका ब्रत छोड़ दिया है, क्‍योंकि देखता हूँ, पात्तीके साथ और 
समुद्री हवामें हम अजव (इनआर्गेनिक) नमक लेते ही हें। 


१, श्री सुरेन्द्रराय मेढ, दक्षिण आफ़िकी सत्याग्रहके प्रमुख कार्यकर्ता । 

२. आगजी खण्डूमाई देसाई, दक्षिण आफ़िकी संघर्षमें भाग लेनेवाके एक सत्याग्रही । वे इंडियन 
ओपिनियनके युजराती स्तम्भोंमें भक्सर लिखा करते थे । 

३. मगनभाई पंटेल, फीनिक्स आश्रमके एक शिक्षक । 

४. इमाम साहब अब्दुल कादिर बावजीर, हमीदिया इस्लामिया भंजुमनके अध्यक्ष; दक्षिण आफ्रिकामें 
सत्याग्रहीके रूपमें १९१० में जेल गये; सन्‌ १९३० के नमक सत्याम्हमें महादेव देसाईके गिरफ्तार हो 
जानेपर उनका काम सँसाछा । 

७५. इमाम साहबको पुत्री । 

६. गांधीजीके चचेरे भाई अमृतलूाल्के पुत्र । 


खड्ग-बलका सिद्धान्त १४३ 


आशा है, शीत्र ही तुम्हारी अपनी' लिखावटमें लिखा पत्र पढ़नेका सौभाग्य 
मिलेगा । ससस्‍्नेह, 


तुम्हारा, 
अपर हाउस 
[ अंग्रेजी से' | 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी 
सौजन्य : नारायण देसाई 


९१. खड़ग-बलका सिद्धान्त 


पशुबलकी सत्ताके इस युगमें किसीके लिए भी यह विश्वास करना लगभग 
असम्भव है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो इस सिद्धान्तकों अस्वीकार कर 
दे कि अन्तिम निर्णायक शक्ति पशुबल ही है। और इसलिए मुझे गुमनाम' व्यक्तियोंके 
ऐसे बहुत-से पत्र मिलते रहते हें जिनमें मुझे सलाह दी जाती है कि जनताके बीच 
हिसाका विस्फोट होनेपर भी मुझे असहयोग आन्दोलनकी प्रगतिमें बाधा नहीं डालनी 
चाहिए। कुछ दूसरे लोग, जो मानते हें कि भीतर-ही-भीतर में अवश्य ही हिंसाकी 
तैयारी कर रहा होऊँगा, आकर मुझसे पूछते हें कि खुली हिसाकी घोषणा करनेकी 
वह शुभ घड़ी कब आयेगी। वे मुझे विश्वास दिलाते हें कि अंग्रेज लोग हिसाके अलावा 
--चाहे वह छिपी हो या खुली--और किसी चीजके सामने नहीं झुकेंगे। मालूम 
हुआ है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हें कि में भारतका सबसे बड़ा मकक्‍कार आदमी 
हूँ, क्योंकि में अपना असली इरादा जाहिर नहीं करता। उत्तका पक्‍का विश्वास है 
कि में भी हिसामें उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि अधिकांश लोग करते हें। 

चूँकि संधारके अधिकांश छोग खड्ग-बलके सिद्धान्तसे इतने अधिक प्रभावित हें 
और चूँकि असहुयोगकी सफलताका दारोमदार इसी बातपर है कि जबतक असहयोग 
चलता रहे, किसी प्रकारकी हिसा न हो, और क्योंकि इस मामलेमें मेरे विचारोंपर 
बहुत अधिक लोगोंका आचरण निर्भर करता हैं, इसीलिए में इन सारी बातोंकों यथा- 
सम्भव अधिकसे-अधिक स्पष्ट शब्दोंमें बताना चाहता हूँ। 

मेरा यह निश्चित विश्वास है कि जहाँ चुनाव सिर्फ कायरता और हिसाके बीच 
करना हो, वहाँ में हिसाको ही चुननेकी सलाह दूंगा। मेरे सबसे बड़े लड़केने एक बार 
मुझसे पूछा कि १९०८ में जब मुझपर करीब-करीब घातक हमला किया गया था, उस 
समय अगर वह मौकेपर मौजूद होता तो उसका क्या ककत्तेव्य था: मेरी हत्या होते 
देखना और भाग निकलना या अपनी शारीरिक शक्तिका प्रयोग करके, जिसका प्रयोग 
वह कर सकता था और करना भी चाहता, मुझ बचाना। मेंने अपने उपयुक्त 


१. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ९०-९४ । 


१४४ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


विश्वासके अनुरूप ही उसे उत्तर दिया था कि उस हालतमें हिंसा करके भी मेरी रक्षा 
करना उसका कत्त॑व्य था। अपनी इसी मान्यताके अनुसार मेने बोअस्-युद्धमें, तथाकथित 
जूल-विद्रोहमें और गत महायुद्धमें भाग लिया। कोई भारतका अपमान करे और भारत 
कायरतापूर्वक या लाचार बनकर अपना अपमान होते देखता रहे, इसकी अपेक्षा में 
चाहँगा कि वह अपने सम्मानकी रक्षाके लिए शास्त्र उठाकर भिड़ जाये। 

लेकिन मेरे विचारसे अहिंसा हिसासे' लाख दर्जे अच्छी चीज है, क्षमाशीलतामें 
दण्ड देनेकी अपेक्षा अधिक पौरुष है। कहा भी है, क्षमा वीरस्यथ भूषणम्‌ ” अर्थात्‌ 
क्षमा वीरोंका भूषण है। लेकिन अपना हाथ रोके रहनेमे क्षमाशीलता तभी है जब 
उस व्यक्तिमें दण्ड देनेकी शक्ति हो। दीन और असहाय व्यक्तिकी क्षमा निरथेक 
है। अगर कोई चूहा किसी बिल्लीकों अपने शरीरके चिथड़े कर केने दे तो उसका 
मतलब यह नहीं होगा कि उस चूहेने बिल्लीकों क्षमा कर दिया। इसलिए जो लोग 
जनरल डाय'र और उनके अन्यायी साथियोंको' सजा देनेकी आवाज उठाते है, उनकी 
भाववाकों में समझता हूँ। अगर उनका वश चले तो वे' जनरल डायरके चिथड़े कर 
दें। लेकित में नहीं मानता कि भारत दीन और असहाय है। में इतना ही चाहता 
हैँ कि भारतकी और मेरी शक्तिका उपयोग एक बड़े उद्देश्यके लिए हो। 

लेकिन जब में शक्तिकी बात कहता हूँ तो आप मुझे गलत न समझें। शवित 
किसीकी शारीरिक क्षमतासे ही उद्भूत नहीं होती। यह तो हृदयकी अदम्य इच्छासे 
उततन्न होती है। अगर शारीरिक क्षमताकी बात लें तो कोई भी' सामान्य जूल किसी 
भी सामान्य अंग्रेजसे बहुत शक्तिशाली होता है। छेकिन वह किसी अंग्रेज लड़केकों 
देखकर भाग खड़ा होता है, क्योंकि वह उस लड़केके रिवाल्वरसे या उन लोगोंसे 
डरता है जो उस लड़केकी खातिर रिवाल्व॒रका प्रयोग करेंगे। वह मृत्युसे डरता है 
और अपने हुष्ट-पुष्ट कद्वर शरीरके बावजूद साहस छोड़ देता है। हम भारतके 
लोग क्षण-भरमें यह बात समझ सकते हें कि तीस करोड़ छोगोंको एक लाख अंग्रे- 
जोंसे डरनेका कोई कारण नहीं है। इसलिए अगर हम उनके प्रति असंदिग्ध रूपसे 
क्षमाशीलताका भाव रखते हैँ तो इसका मतलब होगा, हमने उतने ही निश्चित रूपसे 
अपनी शक्तिको पहचान लिया है। इस विवेकजनित क्षमाशीलताके साथ ही हममें 
दक्तिकी ऐसी जबरदस्त लहर आयेगी कि फिर किसी भी डायर या फ्रेंक जॉन्सनके 
लिए तिष्ठावान भारतीयोंकों अपमानित कर सकता असम्भव हो जायेगा। अगर में इस 
समय लोगोंको अपनी बात न समझा पारऊँ तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हमें 
जिस बुरी तरह पददलित किया गया है, उसे देखतें यह असम्भव है कि हममें क्रोध 
और प्रतिशोधकी भावना न हो। लेकिन में यह अवश्य कहेंगा कि भारत अपना 
दण्ड देनेका अधिकार छोड़कर अधिक लाभ पा सकता है। हमें इससे बेहतर काम 
करना है, दुनियाकों एक उच्चतर सन्देश देना है। 

में स्वप्नदर्शी नहीं हें। में एक व्यावहारिक आदरश्शवादी व्यक्ति होनेका दावा 
करता हूँ। अहिसा-धर्म केवल ऋषियों और सन्‍्तोंके लिए ही नहीं है। यह आम लोगों- 
के लिए भी है। जैसे पशु-जगत्‌का तियम हिंसा है, वेसे ही मनुष्य जातिका नियम 
अहिसा है। पशुकी आत्मा सोई रहती है और वह शारीरिक बलके अछावा और कोई 


खड्ग-बलका सिद्धान्त १४५ 


नियम नहीं जानता। लेकिन मनुष्यका गौरव एक उच्चतर नियम--आत्माकी शक्ति --- 
के निर्देशपर चलनमें है। 

इसलिए मेंने भारतके सामने आत्मबलिदानके प्राचीन तियमको रखनेका साहस 
किया है। सत्याग्रह और उसकी शाखाएँ -- अर्थात्‌ असहयोग और सवितय अवज्ञा--- 
ये सब और कुछ नहीं कष्ट्सहनके नियमके ही नयथे-नये नाम हें। जिन ऋषियोंने 
पूर्ण हिसाके बीच अहिसाके नियमकों खोज निकाला वे न्यूटनसे कहीं अधिक मेधावान 
थे। वे स्वयं वेलिग्टनसे' भी बड़े योद्धा थे। वे स्वयं शस्त्र-प्रयोगमें निष्णात थे, अतः 
उन्होंने उसकी निरर्थकता समझी और इसलिए थके-हारे संसारको उन्होंने सिखाया कि 
उसकी मुक्तिका मार्ग हिंसा नहीं, अहिसा है। 

सक्रिय अहिसाका मतलब है स्वेच्छासे कष्टसहुन। इसका मतलब अन्यायीकी 
इच्छाके आगे दीनतापूर्वक झुक जाना नहीं है। इसका मतलब तो अपनी आत्माकी 
समस्त शक्तिसे अत्याचारीका विरोब करना है। हमारे अस्तित्वकों सार्थक बनानेवाले 
इस नियमका अनुसरण करके कोई अकेला व्यक्ति भी अपने सम्मान, अपने धर्म और 
अपनी आत्माकी रक्षा करवेके लिए एक अन्यायी साम्राज्यकी समस्त शक्तिको चुनौती 
दे सकता है और उस साम्राज्यके पतन या पुनरुद्धारका कारण बन सकता है। 

अतः: यदि में भारतसे अहिसाका आचरण करनेको कह रहा हूँ तो उसका कारण 
यह नहीं है कि भारत कमजोर है। में उससे अपनी शक्ति और बलको जानते हुए 
भी अहिंसाका आचरण करनेकों कहता हूँ। इस शक्तिका बोध प्राप्त करनके लिए 
उसे हास्त्रास्त्र चलानंका प्रशिक्षण लेनेकी जरूरत नहीं है। आज अगर हमें उसका 
प्रशिक्षण लेनेकी जरूरत जान पड़ती है तो उसका कारण यह है कि शायद हम 
अपने-आपको हाड़-मांसका लोंदा-मर समझते हे। में चाहता हूँ, भारतकों इसकी 
प्रतीति हो जाये कि उसके पास आत्मा भी है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, 
और जो समस्त शारीरिक दुबंखताओंके बावजूद समस्त संसारके संयुक्त भौतिक- 
बलको चुनौती दे सकती है। राम तो सिर्फ एक साधारण मनुष्य ही थे, लेकिन वे 
अपनी वानरसेना लेकर उस दशशीश रावणकी उद्धत शक्तिके मुकाबले जा डट जो 
चारों ओर घहराते समूद्रसे घिरी लंकारमें अपनेको पूर्णतया सुरक्षित मानता था। क्‍या 
यह शारीरिक शक्तिपर आत्मिक शक्तिकी विजयका द्योतक नहीं है? लेकिन एक 
व्यावहारिक व्यक्ति होतेके नाते में उस समयतक प्रतिज्ञा नहीं करूँगा जबतक भारत 
यह न स्वीकार कर ले कि राजनीतिक दुनियामें अध्यात्म एक व्यवहाये चीज है। 
भारत इंग्लेंडकी मशीनगनों, टेंकों और विमानोंके सामने अपने-आपको शक्तिहीन और 
असहाय समझता है। और वह अपनी दुबंछताके कारण ही असहयोगका सहारा ले 
रहा है। फिर भी, इससे वही उद्देश्य सिद्ध होगा, अर्थात्‌ अगर पर्याप्त संख्यामें लोगोंने 
असहयोग किया तो भारत ब्रिटिश अन्यायके भयंकर बोझसे मुक्त हो जायेगा। 


१. अंग्रेज जनरल, जिसने नेपोल्थिनकों वॉटरदके मेदानमें अन्तिम रूपसे पराजित किया था । 
१८-१० 


१४६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


में असहयोगकों सित्र फेनवादसे' अलग मानता हूँ, क्योंकि इसकी कल्पनाके अनुसार 
असहयोगका प्रयोग हिस्ताके साथ-साथ कर सकना सम्भव नहीं है। लेकिन में हिसावादी 
लोगोंको भी एक बार इस शान्तिपर्ण असहयोगकों आजमाकर देखनेकों आमन्त्रित 
करता हँ। अगर यह असफल होगा तो किसी सहज दोषके कारण नहीं बल्कि लोगोंके 
उत्साहकी कमीके कारण होगा। और यही अवसर असली खतरेका होगा। एसे 
उच्चात्मा व्यक्ति, जो राष्ट्रीय अपमानकों सहनेके लिए अब कतई तैयार नही हे 
अपना क्षोभ बाहर निकालना चाहेंगे। और इसके लिए वे हिंसाका सहारा छेंगे। 
लेकिन जहाँतक में जानता हूँ, ऐसा करके वे न तो स्वयं ही इस अन्यायसे छटकारा 
पा सकेंगे और न देशकों ही दिला सकेंगे, बल्कि अपने प्रयासमें वे स्वयं नष्ट हो 
जायेंगे। भारत यादि खड्ग-बलके सिद्धान्तका सहारा ले तो हो सकता है, उसे कुछ 
समयके लिए सफलता मिल जाये। लेकिन भारत तब वह भारत नहीं रह जायेगा 
जिसपर में गवे कर सकगा। भारतसे मेरे अभिन्न सम्बन्धका कारण यही है कि आज 
मेरे पास जो-कुछ है उसके लिए में उसीका ऋणी हूँ। मेरा निश्चित मत है कि 
उसे दुनियाकों एक सन्देश देना है, एक रास्ता दिखाना है। उसे यूरोपका अन्धान- 
करण नहीं करना है। जिस समय भारत खडग-बलके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेगा, 
वह मेरी परीक्षाकी घड़ी होगी। और मुझे आशा है, में इस कसौटीपर खरा ही 
सिद्ध होऊँगा। मेरा धर्म भौगोलिक सीमाओंसे बेधा हुआ नहीं है। अगर उसमें मेरा 
विश्वास सच्चा और सजीव है, तो वह भारतके प्रति मेरे प्रेमकी सीमाओंको लाँघ 
लेगा। मेरे जीवनका उद्देश्य अहिसा-धर्मपर चलते हुए भारतकी सेवा करना है और 
अहिसाको में हिन्दुत्वका मूल मन्त्र मानता हूं। 

जो लोग मुझमें विश्वास नहीं रखते, उनसे फिलहाल तो में यही अनुरोध करूँगा 
कि वे इस अ्रपमें पड़कर कि में हिसा चाहता हूँ, अभी-अभी आरम्भ होनेवाले इस 
संबर्षके मार्ग लोगोंकों हिंसाके लिए भड़काकर विध्त न डालें। दुराव-छिपावको में 
पाप मानता हूँ, उससे घणा करता हूँ। अहिसक असहयोगकों वे एक बार आजमाकर 
तो देखें, फिर उन्हें स्वयं ही मालूम हो जायेगा कि मेरे मनमें किसी प्रकारका 
दुराव-छिपाव' नहीं था। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-८-१९२० 


१. आयरलेंडका एक हिसात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन । इस आन्दोलनके समर्थकोंका उद्देश्ष साषा- 
संस्कृति तथा राजनीतिके क्षेत्रमें भी राष्ट्रीय पुनर्नागरण छाना था । 


९२. अदालतें ओर स्कूल 


असहयोग समितिने असहयोगके प्रथम चरणमें वकीलों द्वारा अदालतोंके बहिष्कार- 
का और माता-पिताओं तथा विद्यार्थियों द्वारा, जहाँ जेसा प्रसंग हो, स्कूलों और 
कालेजोंके बहिष्कारका कार्यक्रम रखा है। में जानता हूँ कि अदालतों और स्कूलोंका 
बहिष्कार करनेकी सलाह देनेपर भी अगर लोगोंने मुझे खुल्लम-खुल्ला पागल करार 
नहीं दे दिया है तो उसका श्रेय एक कार्यकर्त्ता और योड्धाके रूपमें मेरी ख्यातिको ही है। 

लेकिन में यह दावा करनेका साहस करता हूँ कि मेरे पागलपनमोें भी एक 
तरीका है। यह बात बहुत आसानीसे समझी जा सकती है कि सरकार इन अदालतोंके 
माध्यमसे ही अपनी सत्ताकी धाक जमाती है, और इन स्कूलोंमें ही अपने क्लर्क 
और दूसरे कमंचारी तैयार करती है। अगर सरकार कुल मिलाकर न्यायप्रिय हो तो 
उसकी अदालतें और स्कूल बहुत अच्छी संस्थाएँ हें। छेकिन अगर वह अन्यायी हो 
तो ये संस्थाएँ मृत्यु-पाश बन जाती हे। 


पहले वकीलोंके सम्बन्धमें 


मेरे असहयोग विषयक विचारोंकी आलोचना जंसी दृढ़ता और योग्यताके साथ 
इलाहाबादके लीडर ने की है, वसी दृढ़ता और योग्यताके साथ और किसी अखबारने 
नहीं की है। सन्‌ १९०८ में लिखी अपनी हिन्द स्वराज्य ” नामकी पुस्तिकामें मेने 
वकीलोंके सम्बन्धमें जो विचार प्रकट किये हें, उनकी उसने बड़ी दिल्‍लगी उड़ाई है। 
लेकिन इस सम्बन्धमें मेरे विचार अब भी वेसे ही हे। और अगर समय मिला तो 
में इन स्तम्भोंमें उन विचारोंपर और भी विस्तारसे लिखनेकी आशा रखता हँ। लेकिन 
फिलहाल में उनपर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे सवंथा निजी विचारोंका मेरी 
इस सलाहसे कोई सम्बन्ध नहीं है कि वकीलोंको अपना धन्धा बन्द कर देना चाहिए। 
और में निवेदत करूँगा कि राष्ट्रीय असहयोगके लिए वकीलोंका अपना धन्धा बन्द 
करना जरूरी है। सरकारके साथ अदालतोंके जरिये जितना सहयोग वकील करते हें 
उतना शायद और कोई नहीं करता। वकीरू लोग जनताको कानूनका अर्थ समझाते 
हैं और इस प्रकार सरकारकी सत्ताकों सहारा प्रदान करते हेँं। यही कारण है कि 
उन्हें अदालती अफसर कहा जाता है। उन्हें हम अवतनिक पदाधिकारी भी कह सकते 
हैं। ऐसा कहा जाता है कि सरकारका सबसे प्रबल मुकाबला यदि किसीने किया है 
तो वकीलोंने ही किया है। निःसन्देह, यह बात अंशतः सत्य है। छेकिन इससे इस 
धन्वेमें निहित ब्‌राई दूर नहीं हो जाती। इसलिए जब राष्ट्रकी इच्छा सरकारको ठप 
कर देने की है और यदि वकालुत-पेशा लोग सरकारकों अपनी इच्छाके सामने झुकानेमें 
राष्ट्से सहयोग करना चाहते हों तो उन्हें अपना धन्धा बन्द कर देना चाहिए। लेकिन 


१, दरअसल यह १९०९ में लिखी गई थी; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६ । 


१४८ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय' 


आलोचकोंका कहना है कि अगर वकील और बेरिस्टर लोग मेरे फैलाय जालमें फेंस जायें 
तो सरकारको तो इससे प्रसन्नता ही होगी। लेकिन में ऐसा नहीं मानता। जो बात 
सामान्य स्थितिमें लागू होती हैं, वही असामान्य स्थितिमें छागू नहीं होती। साधारण 
समयमें सरकार वकीलों द्वारा अपनी तीतन्र आलोचना नापसनन्‍द कर सकती है, लेकिन 
जब उसके विरोधमे कोई जोरदार कारंवाई की जा रही हो, ऐसे समयमें वह एक भी 
वकीलका समर्थन नहीं खोता चाहेगी; और वकालत करते रहना ही यह समर्थन है। 

इसके अलावा, मेरी योजनामें धन्धा बन्द करनेका मतलब गतिहीनता नही है। 
वकीलोंकोी अपना धन्धा बन्द करके आराम नहीं करना है। उनसे यह अपेक्षा की जायेगी 
कि वे अपने मृवक्किलोंकों अदालतोंका बहिष्कार करनेकी सलाह दें। वे लोगोंके विवाद 
निबटानेके लिए पंचायत-मण्डलोंकी व्यवस्था करेंगे। जो राष्ट्र एक ऐसी सरकारसे न्याय 
प्राप्त करनेको झृतसंकल्प हो जो न्याय देना नहीं चाहती, उसके लिए आपसी झगड़ों- 
में अपना समय बरबाद करनेकी गुंजाइश नहीं है। वकीलोंसे अपने मृवक्किलोंको यह 
सत्य. समझानेकी अपेक्षा की जायेगी। पाठक शायद नहीं जानते होंगे कि इंग्लेंडर्में गत 
महायुद्धके दौरान बहुत-से प्रमुख वकीलोंने अपना धन्धा बन्द कर दिया था। इस' तरह 
अस्थायी तौरपर अपना धन्धा बन्द करके वकील लोग युद्ध-प्रयत्नमें, सिर्फ अपने अव- 
काश और मन बहलावके समयमें नहीं बल्कि पूरे समय काम करने लगे। असली 
राजनीति कोई खेल और मन बहलावकी चीज नहीं है। स्वर्गीय' श्री गोखले अक्सर 
इस बातपर दुःख प्रकट करते थे कि हम लोगोंने राजनीतिको मन बहलावसे अधिक 
महत्त्व नहीं दिया। हम इस चीजकों नहीं समझते कि बहुत ही गम्भीर भावसे अपना 
सारा समय लगाकर सरकारका काम करनेवाली प्रशिक्षित नौकरशाहीके विरुद्ध हमारी 
लड़ाइयोंका संचालन शौकिया राजनीतिज्ञोंके हाथोंमें रहनेसे देशकी कितनी बड़ी क्षति 
हुई है। 

हमारे आलोचकोंका यह भी कहना हैं कि अपना धन्धा छोड़ देनेपर वकील लोग 
भूखों मरेंगे। यह बात सिन्हा-जैसे वकीलोंके लिए नहीं कही जा सकती। वे तो कभी- 
कभी यूरोप-अमणके लिए या अन्य उद्देश्यसे यों भी अपना धन्धा बन्द कर देते हें। 
लेकिन जो लोग इस धन्धेसे मृश्किकसे अपनी जीविका-भर कमा पाते है, वे अगर सच्चे 
और ईमानदार हों तो हर स्थानीय खिलाफत समिति उन्हें पूरा समय देनेके बदले 
मानदेयके रूपमें एक रकम देती रह सकती है। 

अन्तमें मुसलमान वकीलोंकी बात लें, जिनके बारेमें कहा गया है कि अगर वे 
अपना धन्धा छोड़ देंगे तो तुरुत ही उसका लाभ हिन्दू वकील उठायेंगे। मुझे 
आशा है कि अगर हिन्दू वकील अपना धन्धा बन्द न करेंगे तो कमसे-कम इतने 
साहसका परिचय तो अवश्य देंगे कि अपने मुसलमान भाइयोंके मुवक्किलोंको अपना 
मुवक्किल नहीं बनायेंगे। छेकित मेरा निदिचित विश्वास' है कि कोई भी धामिक प्रवृत्ति- 
का मुसलमान यह नहीं कहेगा कि हम यह संघर्ष तभी चला सकते हें जब त्याग 
और बलिदानमें हिन्दू भी हमारे साथ हों। अगर हिन्दू अपने कत्तंव्यका पालन करते 
हुए मुसलमानोंका साथ देते हे तो इससे उनका सम्मान बढ़ेगा और दोनों समुदायों के 


अदालतें और स्कूल १४९ 


लोगोंको लाभ पहुँचेगा। लेकिन हिन्दू साथ दें या नहीं, मुसलमानोंकों तो आगे बढ़ना 
ही. है। अगर यह उनके लिए जीवन-मरणका सवाल है तो उन्हें उसकी जो भी कीमत 
चुकानी पड़े, उसका खयाल नहीं करना चाहिए। अपने सम्मान, विशेषकर अपने धार्मिक 
सम्मानकी रक्षा करनेके लिए जो भी मल्य चकाना पड़े, कम ही होगा। बलिदान 
वही लोग कर सकते है जो बलिदान किये बिता नहीं रह सकते। लाचारीका वलि- 
दान कोई बलिदान नहीं होता। वह स्थायी नहीं होगा। जिस आन्दोलनका समर्थन 
अनिच्छक कार्यकर्त्ता किसी प्रकारके दबावके कारण करें तो उस आतन्दोलनमें सत्यनिष्ठा 
नहीं होती। जिस दिन एक-एक मुसलमान शान्ति-सन्धिकी शर्तोकों अपने प्रति किया 
गया व्यक्तिगत अन्याय मानने छगेगा उस दिन खिलाफत आन्दोलनकी' शक्ति दुरनिवार 
हो उठेगी। जिस समय किसीके प्रति व्यक्तिगत तौरपर कोई अन्याय किया जाता है 
उस समय वह उसके प्रतिकारके लिए दूसरोंकी सहायता या वलिदानकी प्रतीक्षा नहीं 
करता। निःसन्देह वह दूसरोंकी सहायता पानेकी कोशिश करता है, लेकिन चाहे उसे 
सहायता मिले या नहीं, उस अन्यायके खिलाफ उसका संघर्ष चलता रहता है। अगर 
उसका पक्ष न्‍्यायपूर्ण हैं तो ईश्वरीय नियम यही है कि उसे सहायता मिलेगी। ईइवर 
असहायोंका सहायक है। जब पाण्डव द्रौपदीकी' रक्षा करनेमें असमर्थ हो गये तब 
ईर्वरने ही आकर उसकी' लज्जाकी रक्षा की। जब ऐसा रंग रहा था कि सभी लोगों- 
ने पैगम्वरका साथ छोड़ दिया हैं तब उनकी सहायता खुदाने की थी। 


अब स्कलोंके बारेमें 


में तो यह मानता हूँ कि अगर हममें अपने बच्चोंकी शिक्षा स्थगित करनंका 
साहस नहीं है तो हम इस' संघर्षमें विजय पानेके उपयुक्त पात्र नहीं हं। 

आन्दोलनके पहले चरणमें सरकारकी कृपासे प्राप्त पद-प्रतिष्ठाके परित्यागकी बात 
शामिल की गई है। दरअसल कोई भी सरकार किसीके प्रति ऐसी कृपा-दृष्टि तभी 
दिखाती है जब उस व्यक्तिने उसकी उससे भी बड़ी सेवा करके उसपर क्ंपा की 
हो। जो सरकार मफ्त ही कृपा बाँटती चलेगी' उसे खराब और विवेकशून्य सरकार 
साना जायेगा। जो सरकार जनताकी इच्छापर आधारित हो उससे हम अपनी सेवा- 
ओंकी स्वीकृतिके प्रतीकस्वरूप कोई मामूली अलंकार पानके लिए भी अपने प्राणोंकी 
बाजी लगा देते हैँ। लेकित जनताकी इच्छाका अनादर करनेवाली अन्यायी सरकारसे 
प्राप्त की गई कोई भी जागीर गुलामी और अपमानकी निशानी बन जाती है। इस 
दृष्टिसे हमें एक क्षण भी सोच-विचार किये बिता स्कूलोंकों छोड़ देना चाहिए 

मेरे लिए तो असहयोगकी सारी योजना अन्य बातोंके अछावा हमारी भावनाकी 
गहराई और व्यापकता परखनंकी एक कसौटी भी है। क्‍या हम खरे हैँ? क्या हम 
कष्ट-सहनके लिए तैयार हें? कहा गया है कि हमें खिताबयाफ्ता लोगोंसे अधिककी 
अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्‍योंकि उन्होंने कभी किसी राष्ट्रीय मामलेम हिस्सा 
नहीं लिया है और उन्होंने जो सम्मान पाया है वह इतनी बड़ी कीमत देकर 
पाया है कि वे सहज ही उसे छोड़नेको तैयार नहीं होंगे। में आपत्ति करनंवाले 
लोगोंके सामने यह दलील पेश करता हूँ, और उनसे पूछता हूँ कि स्कूली बच्चोंके 


१५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


माता-पिताओं और कालेजके वयस्क छात्रोंके बारेमें उनका क्‍या कहना है? उनका 
तो खिताबयाफ्ता छोगोंकी तरह स'रकारसे कोई वसा गहरा सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न 
यह हैं कि उनकी भावनाएँ इतनी' तीज हें या नहीं कि वे स्कूली पढ़ाईका त्याग 
कर सकें ? 

लेकिन मेरे विचारसे स्कूल छोड़ देनमें कोई त्याग और बलिदान है ही नहीं। 
अगर हम सरकारसे पूरी तरहसे स्वतन्त्र रहकर अपनी शिक्षाकी भी व्यवस्था नहीं 
कर सकते तो हम असहयोगके बिलकुल अनुपयुक्त हें। हर गाँवको अपने बच्चोंकी 
शिक्षाकी व्यवस्था खूद ही करनी चाहिए। में तो इस मामलेमें सरकारी सहायतापर 
निर्भर करना बिलकुल पसन्द नहीं करूँगा। अगर हममें सच्ची जागृति आ जाये तो 
बच्चोंकी पढ़ाईमें एक दिनका भी' व्यवधान न पड़। जो शिक्षक आज सरकारी स्कूलों 
को चला रहे हें वे अगर त्यागपत्र दे दें तो वे हमारे राष्ट्रीय स्कूलोंका संचालन- 
भार सेंसमाल सकते हे और हमारे बच्चोंमें से अधिकांशकों बजाय मामूली क्लके 
बनानेके उन्हें जिन चीजोंकी शिक्षाकी जरूरत है, उन चीजोंकी शिक्षा दे सकते हें। 
और बेशक, में अलीगढ़ कालेजसे इस मामलेमें नृतुत्व॒ करनकी अपेक्षा रखता हूँ। 
अगर हम मदरसोंकों खाली कर दें तो उसका नतिक प्रभाव बड़ा जबरदस्त होगा 
और मुझ इस बातमें कोई सन्‍्देह नहीं कि हिन्दू माता-पिता और विद्यार्थी अपने 
मुसलमान भाई-बहुनोंका अनुकरण करेंगे। 

दरअसल माता-पिता और विद्यार्थी किताबी ज्ञानके पीछे न पड़कर अपनी 
धामिक भावनाका खयाल करें, इससे शानदार शिक्षा और क्‍या हो सकती है? इस- 
लिए. जो विद्यार्थी स्कूलों और कालेजोंसे हटा लिये जायें उनकी किताबी शिक्षाका 
अगर तत्काल कोई प्रबन्ध नही किया जा सकता तो जिस उद्देश्यके लिए उन्हें स'र- 
कारी स्कूल छोड़नेकी जरूरत पड़ सकती है, उस उद्देश्यके लिए स्वयंसेवकोंके रूपमें 
काम करना एक लाभदायक शिक्षा सिद्ध हो सकती है। कारण वकीलोंकी तरह 
ही विद्याथियोंके मामलेमें भी मेरी कल्पना यह नहीं है कि वे स्कूल छोड़कर निष्क्रिय 
जीवन बितायें। स्कूल छोड़नवाले सभी लड़कोंसे, अपनी योग्यताके अनुसार, इस 
आान्दोलनमें हाथ बेटानकी अपेक्षा' की जायेगी। 

[ अंग्रेजी से 
यंग इंडिया, ११-८-१९२० 


९३. भेंट: मद्रास मेल के प्रतिनिधिसे' 


१२ अगस्त, १९२० 

| मद्रास मेलके | एक प्रतिनिधिनं कल श्री मो० क० गांधीसे भेंट की। श्री गांधी 

दक्षिण भारतके कुछ प्रमुख मुस्लिम केन्द्रोंक दौरेके सिलूसिलेमें मद्रास आय हुए हूं। 

वे कई कार्यकर्ताओंके साथ अपने कार्यक्मपर विचार करनमें व्यस्त थे; फिर भी उन्होंन 

जिस विषयको लेकर मुसलमान और हिन्दू आज इतने आन्दोलित हो उठ हें, उस 
विषयसे सम्बद्ध प्रइनोंके उत्तर देनकी तत्परता दिखाई। 

[ प्रतिनिधि : | श्री गांधी, सत्याग्रहके अपन गतवर्षके अनुभवोंके बाद भी क्या आप 
यह सोचते हैं, आपको यह विश्वास है कि लोगोंको असहयोग करनेकी सलाह देना 
ठीक है? 

[ गांधीजी : | बिलकुल । 

आप किस तरह मानते हें कि गत वर्षके सत्याग्रह आन्दोलनके समयसे अब 
स्थिति बदल गई है? 

में समझता हूँ कि अब लोग उस समयकी अपेक्षा अधिक अनुशासित हो गये 
हैं। इन लोगोंमें में जतसाधारणकों भी गिनता हूँ, जिन्हें बहुत बड़ी संख्यामें देशके 
विभिन्न भागोंमें देखन-समझनका मुझे अवसर मिला है। 

और आपको भरोसा है कि जनसाधारण सत्याग्रहकी भावनाकों समझता है? 

हाँ, पूरा भरोसा है। 

और यही कारण है कि आप असहयोगके कार्यक्रको कार्यरूप देनपर जोर दे 
रहे है ? 

हाँ, इसके अतिरिक्त एक और बात भी है। जिस' खतरेकी आशंका सत्याग्रहके 
सविनय अवज्ञावाले हिस्सेमें थी, उसकी आशंका असहयोगमें नहीं हे, क्योंकि असहयोगमें 
हम कानूनोंकी सविनय अवज्ञाके कार्यक्रमकों सार्वजनिक आन्दोलनके रूपमें नहीं 
अपनाने जा रहे हें। अबतक जो परिणाम सामने आये हें, वे बहुत उत्साहवर्धक हें। 
उदाहरणके लिए, यद्यपि अधिकारियोंन सिंध और दिल्लीके नागरिकोंकी स्वतन्त्रतापर 
बहुत क्षोभकारी प्रतिबन्ध लगा रखे हें, फिर भी राजद्रोहात्सक सभा-सम्बन्धी 
घोषणाके बारेमें समितिकी हिंदायतोंका उन्होंने पूरी तरह पालन किया है। यहीं बात 
दीवारोंपर पर्चे न॑ चिपकानके आदेशके बारेमें भी है। वसे तो हम नहीं मानते कि 


१, यह १३-८-१९२० के मद्रास मेलमें इस शीषकसे छपा था: “शी गांवीके साथ एक बातचीत/ 
असहयोगसे सम्बन्धित बातोंका खुलासा ”; प्रस्तावना स्वरूप लिखे गये पेरेके साथ भेंटका यद्द विवरण 
यंग इंडियामें उद्धत किया गया था । 


१५२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


पर्चे चिपकानमें कोई अपराध-जैसी बात है, लेकिन अधिकारियोंने उसे अपराध ही 
माना है। 

अगर सरकारके साथ सहयोग करना बन्द कर दिया जाता है तो आप उससे 
अधिकारियोंपर किस तरहका दबाव पड़नकी आशा रखते हें? 

में मानता हूँ, और सभी मानेंगे कि जनता चाहे राजी-खुशी सरकारके साथ 
सहयोग करे या मजबूरीसे, छेकित' उसके इस सहयोगके बिना कोई सरकार क्षण-भर 
भी नहीं टिक सकती; और अगर लोग हर क्षेत्रमं एकाएक सहयोग देना बन्द कर 
दें तो सरकार बिलकुल ठप हो जायेगी। 

लेकित क्‍या इससें एक बहुत बड़ा “अगर” नहीं लगा हुआ है? 

हाँ, अवदय है। 

और आप इस “अगर के विरुद्ध किस तरह सफल होनेकी सोचते हें? 

संघर्षकी मेरी जो योजना है उसमें किसी भी प्रकार कार्यसिद्ध करनेका कोई 
विचार नहीं है। अगर खिलाफत आन्दोलनने सचमुच सभी वर्गों और जनसाधारणको 
प्रभावित किया हैं तो इसमें भाग लेनेके लिए पर्याप्त लोग भी सामने आयेंगे ही। 

लेकिन इस प्रसंगमें कया आप एक सत्यकों यों ही मानकर नहीं चल रहे हैं? 

नहीं, में किसी भी सत्यको यों ही मानकर नहीं चल रहा हूँ; क्‍योंकि जो 
तथ्य मेरे सामने हें उनके आधारपर तो में यही मानता हूँ कि खिलाफतके सवालपर 
मुसलमानोंकी भावना बड़ी तीत्र है। अब देखना यही है कि उनकी भावना इतनी 
तीब्र है या नहीं कि सफल असहयोगके लिए जितने बलिदानकी जरूरत है वे उतना 
बलिदान कर सकें। 

सतलब यह कि आपने स्थितिका जो सर्वेक्षण किया है उसके आधारपर आपको 
विश्वास होता है कि सुस्लिम आबादीके एक बहुत बड़े हिस्सेका सप्र्थथ आपको 
प्राप्त है और इस विश्वासके आधारपर आप सोचते हें कि असहयोग करनेकी सलाह 
वेकर आपने ठीक ही किया, यही न? 

हाँ। 

और आपको यह भरोसा है कि इस असहयोगका इतना प्रसार होगा कि लोग 
सरकारसे सहयोग करता पूरी तरह बन्द कर देंगे? 

नहीं, ऐसा नहीं है; और न फिलहाल में ऐसा चाहता ही हँ। अभी तो में उसी 
हृदतक असहयोग कर रहा हूँ जिस हृदतक वह सरकारकों यह महसूस करानेके लिए 
जरूरी हूँ कि इस मामलेमें जनताकी भावता कितनी तीज है और इस कारण वह 
सरकारसे इतनी अधिक असन्तुष्ट है कि खिलाफत और पंजाबके सवालोंपर जो-कुछ 
किया जा सकता था, वह ने तो भारत सरकारने किया और न ही साम्राज्य सर- 
कारन | 

लेकिन श्री गांधी क्या आप यह महसुस करते हें कि मुसलमानोंके बोच भो 
ऐसे बहुत-से लोग हें जो अपनी जातिके प्रति किये गये इस अन्यायकों चाहे जितना 


चणकक 


भेंट: मद्रास मेल ' के प्रतिनिधिसे १५३ 


भी महसूस करते हों, लेकिन असहयोगके लिए उनके मभनमें कोई खास उत्साह 
नहीं है? 

हाँ, यह वात तो में महसूस करता हूँ, लेकिन असहयोग करनेके लिए तैयार 
लोगोंकी अपेक्षा उनकी संख्या कम है। 

और फिर भी आप यह तो देख ही रहे हें कि आपने लोगोंसे अपन खिताब 
और पद छोड़ने और कौंसिलोंके चुनावका बहिष्कार करनेकी जो अपील की उसकी 
सन्‍्तोषजनक प्रतिक्रिया तहीं हुई है। इन बातोंसे क्या यह लक्षित नहीं होता कि आप 
उनके विश्वासकी गहराईकों बहुत बढ़ाकर आँक रहे हें? 

मेरा खयाल है, नहीं; क्योंकि अभी तो असहयोगकी प्रारम्भिक अवस्था ही है 
और हमारे देशवासी बराबर बहुत सावधानी बरतते हुए धीरे-घीरे आगे बढ़ते हें। 
इसके अतिरिक्त इसके प्रथम चरणका सम्बन्ध अधिकांशतः: समाजके उच्चतम वर्गोसि 
है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, हालाँकि इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि वे बड़े 
प्रभावशाली लोग हूँ। 

क्या आप मानते हें कि इन उच्चवर्गोय लोगोंने आपके अनुरोधका पर्याप्त 
अनुकूल उत्तर दिया है? 

फिलहाल तो में यह नहीं कह सकता कि उन्होंने दिया हैं और न यही कह 
सकता हूँ कि नहीं दिया है। निड्चिचत उत्तर में इस माहके अन्तमें ही दे सकूगा। 

क्या आप ऐसा मानते हें कि सम्राट और राज-परिवारके प्रति अपनी वफादारीमें 
शंकाकी कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए भी कोई युवराजकी यात्राके सस्बन्धर्मं असह- 
योग करनेकी सलाह दे सकता है? 

अवश्य दे सकता है, और उसका सीधा-सादा कारण यह है कि अगर युव'राजकी 
प्रस्तावित यात्राके बहिष्कारमें कोई गैर-वफादारी है भी तो वह तत्कालीन सरकारके 
प्रति गर-वफादारी' है, न कि महाविभव' युवराजके प्रति। 

युवराजकी यात्राके बहिष्कारका प्रचार करके आपकी रायसें क्‍या लाभ होगा? 

इस यात्राका बहिष्कार करके में दुनियाको यह दिखाना चाहता हूँ कि भारतके 
लोगोंको वतंमान सरकारसे कोई हमदर्दी नहीं है और पंजाब तथा खिलाफतके सवालों- 
पर और कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कदमोंके' सम्बन्धर्मे भी सरकारकी नीति उन्हें 
बहुत ज्यादा नागवार गृजरती है। में समझता हूँ कि युवराजकी यात्रा लोगोंके लिए 
वर्तमान सरकारके प्रति अपनी नापसन्दगी' जाहिर करनेका एक अनोखा सुअवसर है। 
आखिरकार इस यात्राके पीछे बहुत जबरदस्त राजनीतिक परिणामोंकी कल्पना तो की 
ही गई है। यह यात्रा एसी नहीं है जिसका कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं होगा। 
भारत सरकार और साम्राज्य सरकार इस यात्राको प्रथम कोटिके राजनीतिक महत्त्वकी 
घटना बनाना चाहती हें; अर्थात्‌ वे इस यात्राका उपयोग भारतपर अपनी पकड़ सज- 
बूत करने के लिए करना चाहती हें। इसलिए अपने तईं तो में यही मानता हूँ कि दो 
सरकारों द्वारा अपने हितके लिए आयोजित इस यात्राका बहिष्कार करता लोगोंका 


१५४ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


परम कत्तंव्य है, क्योंकि फिलहाल इन' दोतों सरकारोंका हित जनताके हिंतोंके स्वथा 
विरुद्ध पड़ता है। 

क्या आपका सतलब यह है कि आप बहिष्कारका प्रचार इसलिए चाहते हें कि 
आपके विचारसे भारतपर ब्रिटिश शासनकी पकड़का दृढ़ हो जाना इस देशके हितकी 
दृष्टिसे' वांछनीय नहीं है? 

हाँ! वतंमान सरकार जंसी क्रुर सरकारकी पकड़का देशपर दुढ़ हो जाना 
यहाँके लोगोंके कल्याणकी दृष्टिसे' वांछनीय नहीं है। में इंग्लेड और भारतके सम्बन्धों- 
को ख्वाहमख्वाह शिथिल कर देना नहीं चाहता। में तो यह चाहता हूँ कि उनके 
सम्बन्ध दृढ़ हों, लेकिन शर्ते यह है कि उससे भारतका कल्याण हो। 

क्या आप यह मानते हें कि कौंसिलोंका बहिष्कार न करना और असहयोग, ये 
दोनों बातें परस्पर असंगत हें? 

नहीं, में ऐसा नहीं मानता; क्योंकि जो व्यक्ति असहयोगका कार्यक्रम स्वीकार 
करता है उसके लिए कौंसिलके उम्मीदवारके रूपमें खड़ा होना संगत नहीं होगा। 

आपके विचारसे असहयोग अपने-आपमसें एक लक्ष्य है या किसी लक्ष्यकों सिद्ध 
करनेका साधन ? यदि यह किसी लक्ष्ययों सिद्ध करनंका साधन है तो वह लरूक्ष्य 
क्‍या है? 

दरअसल यह एक लक्ष्यको सिद्ध करनका साधन ही है और वह लक्ष्य है वर्तें- 
मान सरकारको, जो बहुत ही अन्यायी हो गई है, न्‍्यायके मार्गपर राना। जिस प्रकार 
किसी न्‍्यायी सरकारके साथ सहयोग करना कत्तेव्य है; उसी प्रकार अन्यायी सरकारके 
विरुद्ध असहयोग करना भी कर्तंव्य है। 

क्या आप कोॉंसिलमें प्रवेश करके रोध-अवरोधकी नीति अपनान या वफादारीकौी 
शपथ लेनेसे इनकार करनेको असहयोगसे संगत मानेंगे? 

नहीं, असहयोगके एक सच्चे प्रयोगकर्त्ताकी हैसियतसे में मानता हूँ कि ऐसा 
कोई सुझाव असहयोगकी असली भावनासे मेल नहीं खाता। मेन अक्सर कहा है कि 
रोब-अवरोधकी नीतिपर तो सरकार फूलती-फलती ही है, और जहाँतक वफादारीकी 
शपथ न लेनका सम्बन्ध है, मुझे तो दरअसल इसमें कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता; 
इसका मतलब है व्यर्थ ही महत्त्वपर्ण समय और बहुत-सारा धन' नष्ट करना। 

मतलब यह कि रोध-अवरोधकी नौतिका असहयोगके कार्यक्रममें कोई स्थान है 
ही नहीं ? 

नहीं. . .। 

क्या आपको पूरा भरोसा है कि संवधानिक आन्दोलनके लिए सभी तरहके 
प्रयास करके देख लिये गये हें और अब एकमात्र रास्ता असहयोग ही बचा है? 

असहयोगको में असंवधानिक तो मानता ही नहीं उलटे यह अवश्य मानता 
हैँ कि अब हमारे सामने असहयोग ही एकमात्र संवेधानिक उपाय है। 


भेंट: “मद्रास मेल के प्रतिनिधिसे श्ण५ 


क्या आपको इसे सिर्फ सरकारका कारोबार ठप कर देनेकी दृष्टिसे अपनानेमें 
भी संवधानिकता ही नजर आती है? 

बेशक, इसमें असंवधानिकता तो जरा भी नहीं है, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति 
ऐसे सभी उपायोंका जो संवेधानिक हों किस्तु अन्यथा वांछनीय न हों, प्रयोग नहीं 
करेगा; और न में लोगोंकों ऐसा करनेकी सलाह ही देता हूँ। में असहयोगका अनु- 
ष्ठान क्रमिक तौरपर कर रहा हूँ, क्‍योंकि में एक कृत्रिम व्यवस्थाके बदले सच्ची 
व्यवस्थाकों विकसित करना चाहता हूँ। असहयोगके सिल्‍ूसिलेमें में ऐसा कोई कदम 
नहीं उठाने जा रहा हूँ, जिसके वारेमें मुझे इस वातका पूरा भरोसा न हो कि देश 
उसके लिए तंयार है, अर्थात्‌ असहयोगके परिणामस्वरूप अराजकता और अव्यवस्था 
नहीं फंलेगी। 

आप यह निदचय कंसे करेंगे कि अराजकता नहीं फँलेगी ? 

उदाहरणके लिए अगर में पुलिसकों हथियार रख देनकी सलाह देता हें तो 
वसा उसी हालतमें करूँगा जब मुझे यह भरोसा हो जाये कि चोरों और डाकुओंसे 
हम अपनी रक्षा आप कर सकते हें। लाहौर और अमृतसरके नागरिकोंने, जब सेना 
और पुलिस वहाँसे हट गई थी तब, स्वयंसेवकोंकी व्यवस्था करके ठीक यही काम 
किया था। जहाँ सरकार पर्याप्त सेनिकोंके अभावमें सुरक्षाका कोई उपाय नहीं कर पाई 
थी, में जानता हूँ वहाँ भी, लोगोंने सफलतापूर्वक अपनी सुरक्षाकी व्यवस्था की। 

आपने वकीलोंको अपना धन्धा बन्द करके असहयोग करनेकी सलाह दी है। 
इस सम्बन्ध्सं आपका अपना अनुभव क्‍या है? क्या आपके अनुरोधपरः इस कासममें 
इतने वकील शामिल हुए हें कि आप ऐसी आज्ञा कर सकें कि इस तरहके लोगोंकी 
सहायतासे आप असहयोग आन्दोलनकों उसके सभी चरणोंसे सफलतापूर्वक निभा ले 
जा सकेंगे ? 

में यह नहीं कह सकता कि मेरे अनुरोबके उत्तरमें अभीतक बहुत ज्यादा लोग 
असहयोग आतन्दोलनमें शामिल हुए ह। कितने लोग शामिल होंगे, यह कहनेका समय 
भी अभी नहीं आया है। लेकिन में इतना कह सकता हें कि असहयोग समिति असह- 
योगके कार्यक्रककों सभी चरणोंसे सफलतापूर्वक निभा ले जाये, इसके लिए भी सिर्फ 
वकीलों और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगोंपर ही में निर्भर नहीं कर रहा हँ। जहाँतक 
असहयोगके कार्यक्रमे अगले चरणोंका सम्बन्ध है, मेरी आशा अधिकतर जनसाधारण- 
पर ही टिकी हुई है। 

[ अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया १८-८-१९२० 


९४. भाषण : असहयोगपर!' 
१२ अगस्त, १९२० 


अध्यक्ष महोदय और दोस्तो, 


पिछले वर्षकों तरह ही इस बार भी मुझे बैठकर ही बोलना पड़ेगा -- इसके 
लिए क्षमा चाहता हँ। पिछले वर्षकी अपेक्षा मेरी आवाजमें ज्यादा जोर आ गया 
है, लेकिन शरीर अब भी कमजोर ही है; और अगर में खड़ा होकर बोलनेकी कोशिश 
करूँ तो चन्द मिनटमें ही मेरा सारा शरीर काँपन लगेगा। इसलिए में आशा करता 
हूँ कि आप मुझे बैठकर बोलनेकी इजाजत देंगे। यहाँ में आपके सामने एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण सवालपर बोलने बैठा हेँ--ऐसे सवारूपर जिसके महत्त्वका अच्दाजा हमने 
अबतक शायद नहीं लगाया है। 

मद्रासके इस मनोरम और प्राचीन समुद्र तटपर में इस महत्त्वपूर्ण सवालपर 
बोलता शुरू करूँ, इससे पहले अवश्य ही आप मुझसे अपेक्षा करेंगे, चाहेंगे कि में 
दिवंगत लोकमान्य तिरूक महाराजकों अपनी श्रद्धांजलि अपित करूँ। (दीपघे हफें-ध्वनि) 
मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप चुपचाप शान्तिके साथ मेरी बातें सुनें। मे यहाँ 
आप सबके दिल-दिमागसे एक अपील करने के लिए आया हूँ और यह काम तबतक 
असम्भव है. जबंतक आप मेरी बातोंकों पूरी शान्तिके साथ सुननेकों तैयार न हों। 
दिवंगत' देशभकतको अपनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह 
सकता कि उनके जीवनकी तरह ही उनकी मृत्युसे भी देशमें एक नई शक्तिका संचार 
हुआ है। में उनकी शव-यात्रा्में शामिल था। अगर उस अवसरपर आप भी वहाँ 
उपस्थित होते तो मेरे शब्दोंका ठीक अभिप्रायः समझ सकते। श्री तिलक देशके लिए 
जिये। उतके जीवनका उद्देश्य देशकी स्वतत्त्रता, जिसे वे स्वराज्य कहते थे, प्राप्त 
करना था और जब वे मृत्यु-शय्यापर पड़े हुए थे, तब' भी उन्हें इसी स्वतन्त्रताकी धुन 
लगी हुई थी। अपने देशभाइयोंपर उत्तके इतने जबरदस्त प्रभावका यही कारण था; 
अपने इसी देशप्रेमके कारण उन्हें समाजके कुछ गिने-चुने उच्च वर्गीय लोगोंका ही 
नहीं, बल्कि अपने लाखों-करोड़ों देशभाइयोंका प्रेम प्राप्त था। उनका जीवन सतत 
आत्मबलिदानकी एक दी गाथा ही है। उन्होंने. अपना अनुशासन और आत्मबलिदानपूर्ण 
जीवन १८७९ में प्रारम्भ किया और अन्ततक यही जीवन जीते रहे। यही' देशपर 
उनके असाधारण प्रभावका रहस्य था। वे सिर्फ अपने देशके कल्याणकी' इच्छा ही 
नहीं करते थे बल्कि देशके लिए जीना और देशके लिए मरना भी जानते थे। 
इसलिये मुझे आशा हैं कि आजकी इस सन्ध्यामें इस विशाल जनसमुदायसे में जो- 
कुछ कह रहा हूँ, वहु विफल नहीं होगा, बल्कि जेसे बलिदानका उदाहरण लोकमान्य 


१, भद्रासके प्रेसिडंसी काढेजके सामने समुद्र तटपर आभायोजित समामें । 


भाषण : असहयोगपर १५७ 


तिलक महाराजका जीवन था, वसा ही बलिदान करके लोग मेरी बातोंको सफल 
बनायेंगे। उनका जीवन अगर हमें कुछ सिखाता है तो एक ही सर्वोच्च पाठ सिखाता 
है-- वह यह कि अगर हम देशके लिए कुछ करना चाहते हें तो वह भाषणों --- 
चाहे वे कितने ही जोरदार, कितने भी वाग्मितापूर्ण और कितना भी विद्वास उत्पन्न 
करनेवाले हों-- से नहीं, बल्कि अपने हर शब्द और हर कामके पीछे बलिदानकी 
भावना रखकर ही कर सकते हैं। में आपमें से प्रत्येक व्यक्तिसे यह पूछने आया हूँ 
कि क्‍या आप सब अपने देशके लिए, अपने देशके सम्मानके लिए, अपने धर्मके लिए 
पर्याप्त त्याग करनेको इच्छुक और तेयार हें। मुझे मद्रासके नागरिकोंमें, और इस 
महान्‌ प्रान्तके निवासियोंमें असीम विश्वास' है। यह विश्वास मुझमें १८९३ से ही 
उत्पन्न होते लगा था, जब में पहले-पहल दक्षिण आफ़िकामें तमिल मजदूरोंके सम्प्क्में 
आया। में आशा करता हूँ कि परीक्षाकी इस घड़ीमें यह प्रान्त भारतके किसी भी 
प्रान्तसे पीछे नहीं रहेगा, बलिदानकी इस भावतनामोें सबसे आगे जायंगा और एक-एक 
दब्दको कार्य-रूप देगा।' 


असहयोगकी आवश्यकता 


यह असहयोग, जिसके बारेमें आपने इतना सुना है, क्‍या चीज है; और हम 
क्यों असहयोग करना चाहते हें ? पहले में इस “ क्‍यों पर विचार करूँगा। इस देशके 
सामने दो सवाल हे: इनमें पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण है खिलाफतका सवाल। इस 
सवालपर भारतके मुसलूमानोंका हृदय व्यथासे छलनी हो उठा है। इंग्लेंडके प्रधान 
मन्त्रीने अंग्रेज राष्ट्रग्री ओरसे काफी सोच-विचारकर जो वचन दिये थे, उनसे वे सरे- 
आम मुकर गये। भारतके मुसलूमानोंकों दिये गये इन्हीं वचनोंके आधारपर भारत 
ब्रिटिश राष्ट्रगों सहायता देनेकों तैयार हुआ और यह॒ सहायता उसने स्वीकार भी 
कर ली, लेकिन अब इन्हीं वचनोंकों तोड़ दिया गया हैं और महान्‌ इस्लाम धर्मंको 
खतरेमें डाल दिया गया है। मुसलूमानोंका विचार है, और में कहूँगा कि' उनका यह 
विचार बिलकुल सही है, कि जबतक ब्रिटेन अपने वचन पूरे नहीं करता तबतक उसके 
प्रति निष्ठा और वफादारी बरतना उनके लिए असम्भव है, और अगर मुसलमानोंके 
सामने यह सवाल आता है कि वे ब्रिटेनके प्रति वफादारी दिखायें या अपने मजहबी 
उसूलों और पेगम्बरके प्रति वफादारी दिखायें तो वे निर्णय करनेमें क्षणमर की भी 
देर नहीं करेंगे --- बल्कि सच तो यह है कि वे अपना निर्णय घोषित कर चुके हें। 
उन्होंने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें, खुलेआम और ईमानदारीके साथ सारी दुनिया- 
को यह बता दिया है कि ब्रिटिश मन्‍्त्री और ब्रिटिश राष्ट्रन उन्हें जो वचन दिये 
हैँ, अगर वे उनका निर्वाह नहीं करते और भारतमें रहनेवाले इस्लामके ७ करोड़ 
अनुयायियोंकी भाववाका आदर करना नहीं चाहते तो मुसलमानोंके लिए ब्रिटिश सर- 
कारके प्रति सच्ची वफादारी रखना असम्भव होगा। तो अब सवाल सिफ्फ इतना ही 
रह जाता है कि इस सम्बन्धर्में भारतके शेष लोग क्‍या सोचते हें --वे अपने मुसल- 


१, यहांतक का अंश हिन्दूसे लिया गया है । 


१५८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


मान देशभाइयोंके प्रति पड़ोसीका कत्तेव्य निभाना चाहते हें या नहीं। और अगर वे 
यह कर्तव्य निभाना चाहते हों तो उनके सामने मुसलमानोंके प्रति अपनी सद्भावना, 
भाई-चारा और मैत्री-भाव प्रदर्शित करनेका तथा वे जो दीर्घंकालसे कहते आ रहे हें 
कि मुसलमान हिन्दुओंके भाई हें, इसे सत्य सिद्ध करनेका सुनहरा अवसर प्रस्तुत है, 
अगले सौ बरसोंमें भी फिर ऐसा अवसर नहीं आयेगा। अगर हिन्दू लोग मुसलमान 
भाइयोंके साथ अपने स्वाभाविक नातेकों ब्रिटिश राष्ट्रके साथ अपने नातेसे ऊपर 
मानते हे तो में आपसे कहँगा कि अगर आपको लगता हो कि मुसलमानोंकी माँगें 
न्यायसंगत है, उनके हृदयकी सच्ची भावनापर आधारित हे, और उनके पीछे एक जबर- 
दस्त धामिक भावना काम कर रही है तो आपका एकमात्र कत्तंव्य यही है कि जब- 
तक मुसलमानोंका उद्देश्य न्‍्याय-प्रम्मत, शालीनतापूर्ण और भारतके लिए किसी भी 
तरहसे हानिकर नहीं है तबतक आप उनकी प्ूरी-पूरी सहायता करें। ये बहुत ही 
सीधी-सादी शर्तें हैं। इन्हें मुसलमानोंन स्वीकार कर लिया है, और जब उन्होंने देखा 
कि हिन्दू उन्हें जो सहायता देनेको तत्पर हें, वह सहायता स्वीकार करनेकी स्थितिमें 
वे है, अर्थात्‌ वे दुनियाके सामने अपने उद्देश्य और साधनका औचित्य बराबर सिद्ध 
कर सकते हैं, तभी उन्होंने हिन्दुओंकी दोस्तीका प्रस्ताव स्वीकार करनेका निश्चय 
किया। तो अब हिन्दुओं और मुसलमानोंका यह ककत्तंव्य है कि वे एक होकर यूरोपकी 
ईसाई शक्तियोंके सामने डट जायें और उन्हें बता दें कि भारत दुर्बल भले हो पर 
उसमें भी अपने आत्म-सम्मानकी रक्षा करनेकी पर्याप्त क्षमता है, वह आज भी अपने 
धर्म और आत्म-सम्मानकी खातिर मर मिटना भूल नहीं गया है। 

संक्षेप्में यही है खिलाफतका संवाल। लेकिन आपके सामने पंजाबका सवाल भी 
है। पंजाबकी घटनाओंसे भारतीयोंके हृदयपर ऐसा आघात पहुँचा है जेसा पिछले सौ 
वर्षों्में कभी किर्सा घटतासे नहीं पहुँचा था। में १८५७के गदरकों भी ऐसी घटदाओंसे 
अलग नहीं रख रहा हूँ। गदरके दौरान भारतीयोंकों चाहें जितनी भी कठिनाइयाँ 
झेलनी पड़ी हों, लेकिव उनका जैसा अपमान करनकी कोशिश रौलट अधिनियम बनाते 
समय की गई, और उसके पास हो जानके बाद उनका जैसा अपमान किया गया, वह 
भारतके इतिहासमें बेमिसाल है। आप पंजाबके साथ किये गये बर्बरतापूर्ण व्यवहारके 
सम्बन्ध ब्रिटिश राष्ट्रसे न्याय प्राप्त करना चाहते हे, इसलिए आपको उसका उपाय 
ढूँढ़ निकालना है, कॉमन्स सभा, लॉर्ड सभा, श्री मॉण्टेग्यू और भारतके वाइसराय, ये 
सभी जानते हे कि खिलाफत और पंजाबके सवालोंपर भारतीयोंकी भावना कितनी 
तीत्र है। संसदके दोनों संदनोंमें इन प्रइनोंपर जो बहस-मुबाहिसा हुआ, इस सम्बन्धमें 
श्री मॉण्टेग्यू और वाइसराय महोदयन जो-कुछ किया उस सबसे आपको पूरी तरह 
स्पष्ट हो गया होगा कि भारत जिस न्‍्यायका हकदार है और जिसकी वह माँग कर 
रहा है, वह न्याय वे नहीं देना चाहते। हमारे नंताओंको इस कठिन परिस्थितिसे 
छुटका रा पानेका कोई रास्ता ढूँढ़ना चाहिए, और जबतक हम भारतमें ब्रिटिश शासकोंके 
साथ देना-पावना बराबर नहीं कर लेते, जबतक ब्रिटिश शासक हमारे आत्म-सम्मान- 
का उचित खयाल नहीं रखने लगते तबतक उनके और हमारे बीच कोई भी सम्बन्ध, 


भाषण : असहयोगपर 


कोई भी  मंत्रीपर्ण समागम सम्भव नहीं है। इसीलिए मेने असहयोगका यह सुन्दर 
और लाजवाब रास्ता सुझाया है। 


क्या यह असंवेधानिक है? 

कुछ लोग मुझसे कहते हें कि असहयोग असंवंधानिक है। में साहसपूर्वक कहेंगा 
कि यह असंवधानिक नहीं है। इसके वितरीत, में मानता हैँ कि असहयोगका 
सिद्धान्त व्यायसम्मत है और कत्तंव्य-कर्म है। यह प्रत्येक मनुष्यका सहज अधिकार है 
और पूर्णतः संवेधानिक है। ब्रिटिश साम्राज्यके एक बहुत बड़ प्रेमीने कहा है कि ब्रिटिश 
संविधानके अन्तर्गत कोई भी सफर विद्रोह सर्वथा संवंधानिक है, और उसने अपनी 
बातकी पुष्टि करनेके लिए इतिहाससे ऐसे दृष्टान्त प्रस्तुत किये हे, जिन्हें में अस्वीकार 
नहीं कर सकता। लेकिन कोई विद्रोह चाहे सफल हो या असफल, म॑ तबतक उसकी 
संवंधानिकताका दावा नहीं कर सकता जबतक विद्रोहका मतलव वहीं हो जो साधारण- 
तया इस शब्दसे प्रकट होता है--अर्थात्‌ हिसक तरीकोंसे जबरदस्ती न्याय प्राप्त 
करना। इसके विपरीत, मेने अपने देशभाइयोंसे बार-बार कहा हैं कि हिसासे यूरोपको 
चाहे जो सिद्धि मिल जाये, भारतकों कोई सिद्धि नहीं मिलनवाली है। मेरे मित्र, 
भाई शौकत अली हिसक तरीकोंमें विश्वास रखते हैँ; और अगर ब्रिटिश साम्राज्यके 
विरुद्ध तठबार उठा सकना उनके बसकी बात होती तो में जानता हूँ कि उनमें 
इतना पुरषोचित साहस और इतनी सूझबूझ है कि वे ब्रिटिश साम्राज्यके विरुद्ध युद्ध 
ठान देते। लेकित चूँकि एक मच्चे सिपाहीकी हैसियतसे वे समझते हें कि भारतके 
लिए हिंसक उपाय अपनानेका रास्ता बन्द है, इसलिए उन्होंने मेरी तुच्छ सहायता 
स्वीकार करते हुए मेरे मतका अनुमोदन किया है, और मुझे वचन दिया है कि 
जबतक में उनके साथ हूँ और जबतक उन्हें इस सिद्धान्तर्में विश्वास है तबतक वे' 
किसी अंग्रेजके प्रति या दुनियाके किसी भी आदमीके प्रति अपने मनमें हिसाकी 
भावतातक नहीं आने देंगे। और में आपको बता दूँ कि वे बातके बहुत धनी साबित 
हुए हें और उन्होंने जो वचन दिया उसका वे धामिक निष्ठाके साथ पालन करते रहे 
हैं। स्वयं में यहाँ इस बातकी साक्षी भरता हूँ कि अहिसक असहयोगकी योजनाका वे 
अक्षरश: पालन करते रहे हैं, और में सारे भारतसे इसी अहिसक असहयोगके मार्गपर 
चलनेका अनुरोध करता हूँ। में कहूँगा कि ब्रिटिश भारतमें हमारे बीच आज शौकत 
अलीसे अधिक अच्छा प्विपाही कोई नहीं है। जब तलवार उठानका समय आयेगा, और 
ऐसा समय अगर कभी आया, तो आप देखेंगे कि शौकत अलीने आगे बढ़कर तलवार 
उठा ली है; किन्तु तब में सभ्य संसारसे दूर, भारतके किसी एकान्त वनमें चला जाऊँगा। 
जिस क्षण भारत तलवारके सिद्धान्तकों स्वीकार कर लेगा, उसी क्षण भारतीयके रूपमें 
मेरे जीवनका अन्त हो जायेगा। में ऐसा इसलिए मानता हूँ कि भारतको दुनियाकों 
एक सन्देश देता है, और इसलिए कि मेरे विचारसे हमारे प्राचीन पुरुषोंन स्दियोंके 
अनुभवके बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि इस धरतीके किसी भी मनुष्यके लिए हिंसा- 
पर आधारित नयाय' सच्ची चीज नहीं है, बल्कि सच्ची चीज आत्मबलिदानपर आधा- 
रित न्याय है, यज्ञ और कुरबानीसे प्राप्त किया गया न्याय है। इस सिद्धान्तमें मेरी 


१६० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अटूट आस्था है और अन्ततक रहेगी। इसी कारण में आपसे कहता हूँ कि यद्यपि 
मेरे. मित्र बसे तो हिसाके सिद्धान्तमें विश्वास रखते हैं और अहिसाके सिद्धान्तको उन्होंने 
कमजोरोंके अस्त्रके रूपमें अपनाया है, लेकिन में अहिसाके सिद्धान्तकों सबसे शक्ति- 
शाली लोगोंका अस्त्र मानकर उसमें विश्वास करता हूँ। में मानता हूँ कि जो व्यक्ति 
अपने शत्रुके सामने खाली हाथ सीना तानकर खड़ा हो सके और मृत्युकों ललकार 
सके वह सबसे बहादुर सिपाही है। यह तो रहा अस॒हयोगके अहिसक पक्षके बारेमें। 
अतः में अपने सुविज्ञ देशभाइयोंसे कहना चाहूँगा कि जबतक असहयोग अहिसक रहता 
है तबतक उसमें जरा भी असंवधानिकता नहीं है। 

अब में आपसे सवाल पूछता हूँ: क्या ब्रिटिश सरकारसे मेरा यह कहना कि 
मुझे तुम्हारी सेवा करना स्वीकार नहीं, असंवेधानिक है ? क्‍या हमारे आदरणीय अध्यक्ष 
महोदयके लिए यह असंवंधानिक है कि जो भी उपाधियाँ उन्हें सरकारसे प्राप्त हुई 
है, उन सबको वे पूरे सम्मानके साथ सरकारको लौटा दें ? क्‍या किसी माता-पिताका 
सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलसे अपने बच्चोंकों निकाल लेना असंवेधा- 
तिक है? क्‍या किसी वकीलके लिए यह कहना असंवंधानिक है कि जबतक तुम्हारी 
कानूनकी सत्ताका उपयोग मेरे उत्थानके लिए नहीं बल्कि मेरा पतन करनेके लिए किया 
जा रहा है तबतक में तुम्हारी उस सत्ताको बल नहीं दूँगा? क्या किसी सरकारी 
कर्मचारी या जजके लिए यह कहना असंवंधानिक है कि जो सरकार सारी जनताकी 
इच्छाका आदर करना नहीं चाहती उसकी सेवा करनेसे में इनकार करता हूँ? में 
पूछता हूँ: क्‍या पुलिसके सिपाही या किसी सैनिकके लिए, जब वह जानता है कि उसे 
जिस सरकारकी सेवा करनी पड़ रही है वह उसके अपने ही देशभाइयोंको अपमानित 
और तिरस्कृत करती है, यह असंवंधानिक है कि वह अपना त्यागपत्र दे दे? क्‍या 
मेरे लिए यह असंवंधानिक है कि में कृषकोंके पास जाकर उनसे कहूँ: आप जो कर 
सरकारको देते हे, अगर उन करोंका उपयोग आपके कल्याणके लिए नहीं, बल्कि आप- 
को कमजोर बनानके लिए होता है, तो आपका कर देना ठीक नहीं है? मेरा विचार 
है, और में आपके सामने भी यही निवेदत करना चाहूँँगा कि इसमें जरा भी असं- 
वंधानिकता नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मेने अपने जीवनमें इनमें से 
हर एक काम करके देख लिया और किसीने भी उनकी संवंधानिकतामें शंका नहीं 
उठाई है। खेड़ामें में सात लाख कृषकोंके बीच काम कर रहा था। उन सबने कर देना 
बन्द कर दिया था, और सारा भारत एक स्वरसे मेरे साथ था। किसीन भी ऐसा 
नहीं सोचा कि यह काम असंवंधानिक है। में आपसे निवेदन करूँगा कि असहयोगकी 
पूरी योजनामें कुछ भी असंवेंधानिक नहीं है। में कहेँगा कि भारतकी जनताके लिए 
जो असंवंधानिक और घोर रूपसे असंवंधानिक है वह यह कि एक ऐसे राष्ट्रके अधीन 
रहते हुए जिसने अपने लिए एक इतते शानदार संविधानकी रचना की है, वह अर्थात्‌ 
जनता, एक असंवधानिक स'रकारको सहन करे, कमजोरी दिखाये और पेटके बल रेंगे। 
उसके लिए असंवेधानिक यह है कि उसका जो भी अपमान किया जाये उसे चुपचाप 
बरदाइत कर ले। भारतके ७ करोड़ मुसहूमानोंके लिए असंवेधानिक यह है कि उनके 


भाषण : असहयोगपर १६१ 


धर्मके साथ इतना बड़ा अन्याय किया जाये और वे उसे सिर झुकाकर सह लें। और 
सारे भारतके लिए असंवधानिक यह है कि वह चुपचाप बैठा रहे और उस अन्यायी 
सरकारके साथ सहयोग करे जिसने पंजाबके आत्म-सम्मानके साथ खिलवाड़ किया है, 
उसे पेरों तले रौंदा है। में अपने-देशभाइयोंसे कहँगा कि जबतक आपमें आत्म-सम्मान- 
की भावना है, जबतक आप उन परम्पराओंके उत्तराधिकारी और रक्षक हें जो आपको 
पुश्त-दर-पुरतसे विरासतमें मिली हें, तबतक आपका भारत सरकार-जेसी एक अन्यायी 
सरकारके साथ असहयोग न करना असंवेधानिक है, और सहयोग करना असंवंधानिक। 
में अंग्रेजोंका विरोधी नहीं हूँ, ब्रिटेतका विरोधी नहीं हूँ, और न किसी सरकारका 
विरोधी हूँ। में विरोधी हूँ असत्यका, विरोधी हूँ पाखण्डका, विरोधी हूँ अन्यायका। 
जवतक सरकार अन्याय करनेपर तुली हुई है, तबतक वह मुझे अपना शत्रु माने ---प्रचण्ड 
शत्रु माने। में आपसे सच कहता हूँ, ईश्वरकी साक्षी देकर कहता हूँ कि जब अमृतसर 
कांग्रेसमें मेंने घुटने टेककर आपसे, यानी आपमेंसे जो छोग वहाँ मौजूद थे उनसे, 
सरकारके साथ सहयोग करनेकी प्रार्थंदा की थी उस समय मेने यही आशा की थी 
-- मुझे पूरी तरह यह आशा थी --कि ब्रिटेनके मन्त्रिणण जो आमतौरपर बुद्धिमान 
ही हें, मुसलूमानोंकी भावनाकों तुष्ट करेंगे और पंजाबमें जो बर्बरता बरती गई है उसके 
सम्बन्धमें न्याय करेंगे। में समझता था कि श्ाही-घोषणाके रूपमें ब्रिटनने हमारी ओर 
मैत्रीका हाथ बढ़ाया है, और इसीलिए मेने आपसे कहा था कि इसके जवाबमें आप 
भी उसे सद्भाववा देकर अपनी उदारताका परिचय दें। इसी कारण सेंने आपसे सर- 
कारके साथ सहयोग करनेका अनुरोध किया था। छेकिव आज वह विश्वास जाता 
रहा, ब्रिटिश मन्त्रियोंक आचरणने उसे जड़-मूलसे उखाड़ फेंका है। इसलिए आज में 
यहाँ आपसे यह अनुरोध करने आया हूँ कि आप विधान परिषदोंमें रोध-अवरोधकी 
व्यथंकी नीतिसे काम न लें, बल्कि वास्तविक और ठोस असहयोग करें जो दुनियाकी 
सबसे शक्तिशाली सरकारकों भी बिलकुल अशकत और निस्तेज बना देता हैं। आज 
मेरा यही उद्देश्य है। जबतक हम अनिच्छुक ब्रिटिश सरकारकों, उसकी कलमको हमें 
हमारा प्राप्य न्याय और आत्म-सम्मान देनेपर मजबूर नहीं कर देते तबतक उसके 
साथ हम कोई सहयोग नहीं कर सकते। हमारे झ्ास्त्रोंका कहना है, उसकी सीख 
है कि अन्याय और न्याय, किसी अन्यायी व्यक्ति और न्यायप्रिय व्यक्ति तथा सत्य 
और असत्यके बीच कोई सहयोग हो ही नहीं सकता, और में यह बात भारतके बड़से- 
बड़े धर्माचायेकि प्रति सम्पूर्ण आदर-भाव रखते हुए और बिना किसी खण्डन या 
प्रतिवादकी आशंकाके कह रहा हँ। सहयोग करना तभीतक आपका कर्तव्य है जबतक 
सरकार आपके सम्मानकी रक्षा करती है। लेकिन जब वह आपके सम्मानकी रक्षा करने- 
के बजाय आपको सम्मानसे वंचित करने रूूग जाये तो उसके साथ असहयोग करना भी 
आपका उतना ही बड़ा कत्तेग्य हो जाता है। यही असहयोगका सिद्धान्त है। 


असहयोग और विशेष कांग्रेस 


मुझसे कहा गया है कि कांग्रेसकी आवाज समस्त राष्ट्रकी आवाज है, इसलिए 
मुझे उसकी विशेष बैठक होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। में जानता हूं कि 
१८-११ 


१६२ सम्पूर्ण गांधी बाडःमय 


कांग्रेस सारे राष्ट्रकी इच्छाओं और आश्ाओंकी प्रतिनिधि है। अगर बात सिफं मेरी, 
यानी निजी रूपसे गांधीकी, होती तो में अनन्त कालतक प्रतीक्षा कर सकता था। 
लेकिन मेरे हाथमें एक पवित्र दायित्व था। अपने मुसलमान देशभाइयोंको में ही 
सलाह दे रहा था, और कुछ समयके लिए उनका सम्मान मेरे हाथोंमें है। में उनसे 
स्वयं उनकी अन्तरात्माके निर्णके अलावा और किसीके निर्णयकी प्रतीक्षा करनेके 
लिए. कहनेकी हिम्मत नहीं कर सकता। क्‍या आप समझते हैं कि मुसलमान अपनी 
प्रतिज्ञा वापस ले सकते हें, या उन्होंने जो सम्मानपूर्ण स्थिति अपनाई है उससे 
पीछे हट सकते हैं? अगर संयोगवश --और ईदइवर न करे ऐसा संयोग आये -- 
विशेष कांग्रेसका निर्णय मुसलमानोंके विरुद्ध होता है तो भी में अपने देशभाइयोंको, 
मुसलमानोंकों यही सलाह दूंगा कि वे अकेले हों तब भी, उन्तके धर्मका जो अपमान 
करनेकी कोशिश की जा रही है, उसे बरदाश्त करनेके बजाय डटकर जूझते रहें। 
इसलिए अब यह बात मुसलमानोंपर निर्भर करती है कि वे चाहें तो कांग्रेसके सामने 
जायें और घुटने टेककर उससे सहायताकी माँग करें। लेकिन यह सहायता उन्हें 
प्राप्त हो या न हो, उस समय उनके लिए यह सम्भव नहीं था कि वे कांग्रेसके 
नेतृत्वककी राह देखते बेठे रहते। उन्हें व्यथंकी हिंसा, अर्थात्‌ अपनी तलवार खींच- 
कर भिड़ जानकी उद्धतता और शान्तिपूर्ण अहिसक किन्तु प्रभावकारी असहयोगके 
बीच चुनाव करता था और उन्होंने अपना चुनाव कर लिया है। में आपसे यह 
भी कहँगा कि लोगोंका कोई ऐसा समूह हो जो मेरी ही तरह असहयोगके पावन 
स्वरूपका अनुभव करता हो तो मुझे और आप सबको कांग्रेसके लिए प्रतीक्षा न 
करके उसके अनुसार काम शुरू कर देना चाहिए और इस तरह कांग्रेसके लिए कोई 
विपरीत निर्णय देना असम्भव बना देना चाहिए। आखिरकार कांग्रेस है क्‍या चीज ? 
कांग्रेसकी रचना करनेवाले अलग-अलग व्यक्तियोंके सम्मिलित स्वरका नाम ही तो 
कांग्रेस है, और ये व्यक्ति अगर किसी विषयपर एकमत होकर कांग्रेसके सामने जायें 
तो वह वही निर्णय देगी जो ये चाहते हें। लेकिन अगर हम कांग्रेसके सामने अपना 
कोई निश्चित मत लेकर जायें ही नहीं --चाहे उसका कारण यह हो कि हमारा 
कोई मत ही नहीं है, या यह कि मत तो है लेकिन उसे प्रकट क'रनेमें हम भय खाते 
हैं -- तब तो स्वभावत: हमें कांग्रेसके निर्णयकी प्रतीक्षा करनी पड़गी। जिन लोगोंमें 
किसी तिरचयपर पहुँचनकी क्षमता नहीं है उनसे में कहँगा कि वे बेशक प्रतीक्षा 
करें। लेकित जिन लोगोंको सब कुछ दिनके प्रकाशके समान स्पष्ट दिखाई दे रहा 
हो, उनका कांग्रेसके निर्णयकी प्रतीक्षा करना अपराध है। कांग्रेस आपसे प्रतीक्षा 
करनेकी नहीं बल्कि काम करनकी अपेक्षा करती है ताकि उस कामके आधारपर वह 


राष्ट्रीय भाववाकी गहराई माप सके। कांग्रेसके सम्बन्धमें मुझे इतना ही कहना 
था। 


कोंसिलोंका बहिष्कार 


असहयोगके कार्यक्रममें कौंसिलोंके बहिष्कारको मेंने सबसे प्रमुख स्थान दिया है। 
कुछ मित्रोंने बहिष्कार शब्दके प्रयोगपर आपत्ति की है, क्‍योंकि मैंने ब्रिटिश माल 


भाषण : असहयोगपर १६३ 


“--या ब्रिटिश माल ही क्‍यों, किसी भी अन्य देशके मारलूका बहिष्कार करनेमें असह- 
मति व्यक्त को है और अब भी करता हूं। लेकिन वहाँ बहिष्कारका अपना एक अलग 
मतलब है और यहाँ अलग। अगले वर्ष जिन कौन्सिलोंका गठन होनेवाला है उनके 
बहिष्कारसे में अप्हमत नहीं हें; इतना ही नहीं में चाहता हूँ कि उन्तका बहिष्कार 
किया जाये। और में ऐसा क्‍यों चाहता हूँ? इसलिए कि जनताकों, जनसाधारणकों 
हम नेताओंके स्पष्ट नेतृत्वकी जरूरत है। वे हमसे कोई गोलमोल बात नहीं चाहते। 
यह जो सुझाव दिया जा रहा है कि हम चुनाव तो छड़ लें, लेकिन उसके बाद वफादारी- 
की शपथ लेनेसे इनकार कर दें, उससे राष्ट्र हम नंताओंमें अविश्वास करने लगेगा। 
यह राष्ट्रकों स्पष्ट नेतृत्व देता नहीं माना जायेगा। इसलिए मेरे भाइयों, में आपसे 
कहता हूँ कि आप इस जालमें न फेसें। अगर हम चुनाव लड़कर वफादारीकी शपथ 
न लेनेंका तरीका अपनाते हें तो उसका मतरूब होगा, हमने देशको बेच दिया। उसमें 
कठिनाई हो सकती हैं और में आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस बातका 
भरोसा नहीं है कि अधिकांश भारतीय आज जो घोषणा करके चुनाव लड़ेंगे उसपर 
कल अमल भी करेंगे। जो लोग ईमानदारीके साथ ऐसा मानते हें कि हमें चुनाव लड़ना 
चाहिए और बादमें वफादारीकी शपथ लेनसे इनकार कर देना चाहिए, उनसे में आज 
ही कह देना चाहता हूँ कि वे स्वयं अपने लिए और राष्ट्रके लिए जो जाल बिछा 
रहे हैं उसमें फेसे बिना नहीं रहेंगे। मेरा यही विचार है। मेरे मतमें, अगर हम 
देशकों अधिकप्ते-अधिक स्पष्ट नेतृत्व देना चाहते हें और इस महान्‌ राष्ट्रके साथ 
खिलवाड़ नहीं करना चाहते तो हमें राष्ट्रके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि 
सरकार हमारे प्रति चाहे जितना बड़ा अनुग्रह करना चाहे, हम उसे तबतक नहीं 
स्वीकार करेंगे जबतक कि उसके साथ एक अन्याय जुड़ा हुआ है, ऐसा दोहरा अन्याय 
जिसका प्रतिकार अबतक' नहीं किया गया है। एक ग्रीक कहावत है कि “ ग्रीक लोगोंसे 
खबरदार रहो, और खासकर तब, जब वे तुम्हारे पास कोई उपहार लेकर आयें। 
इसी तरह में कहता हूँ, जो मन्‍्त्री इस्लाम और पंजाबके साथ किये गये अन्यायकों 
बराबर कायम रखनपर तुले हुए हैं, उन मन्त्रियों द्वारा दिया गया कोई भी उप- 
हार हम स्वीकार नहीं कर सकते; क्योंकि यह कोई जाल भी हो सकता है। 
और उसे स्वीकार करनेका अर्थ, सम्भव है, जालमें फँस जाना सिद्ध हो। इसलिए 
हमें उनकी ओरसे और भी सावधान रहता चाहिए। अतः मेरी सलाह है कि हमें 
कौंसिलोंपर रीझ्षना नहीं चाहिए, उनके साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। 
लोग मुझसे कहते हें कि अगर हम लोग, जो राष्ट्रकी भावनाका प्रतिनिधित्व 
करते है, चुताव नहीं लड़ते तो नरम दलवाले, जो उसके असली प्रतिनिधि नही हें, 
चुनाव लड़ेंगे। में यह नहीं मानता। में नहीं जानता कि नरम दलवाले काहेका प्रति- 
निधित्व करते हें और न यह जानता हूँ कि राष्ट्रवादी लोग काहेका प्रतिनिधित्व करते 
हैं। में जानता हूँ कि नरम दलवालोंमें अच्छे और बुरे, दोनों तरहके लोग हें।॥ और 
में जानता हूँ कि राष्ट्रवादी दलमें भी अच्छे और बूरे, दोनों तरहके लोग हें। में जानता 
हूँ कि नरम दलके बहुतसे लोग ईमानदारीसे ऐसा मानते हें कि असहयोग करना घोर 


१६४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय' 


अपराध है। लेकिन में उनके प्रति पूरा आदर-भाव रखते हुए उनसे असहमति व्यक्त 
करता हूँ। उनसे इतना अवश्य कहूँगा कि यदि वे चुनाव लड़ेंगे तो अपने ही बिछाये 
जालमें फेस जायेंगे। लेकिन इससे मेरी स्थितिमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर में 
हृदयसे ऐसा मानता हूँ कि मुझे कौंसिलोंमें नहीं जाना चाहिए, तो मुझे कमसे-कम 
अपने निरचयपर अटल रहता चाहिए, भले ही मेरे शेष निन्‍्यानवे देशभाई चुनावम 
भाग क्‍यों न लें। यही एक तरीका है जिससे सार्वजनिक काम किया जा सकता है और 
जनमत तैयार किया जा सकता है। यही एक तरीका है जिससे सुधार सम्भव है 
और धर्मकी रक्षा हो सकती है। अगर सवार धामिक सम्मानका हो तो चाहे में 
अकेला होऊँ या मेरे साथ बहुतसे लोग हों, मुझे अपन सिद्धान्तपर अटल रहना है। 
अग्र में इस प्रयासमें मर भी जाऊं तो जीवित रहकर अपने सिद्धान्तसे डिग जानेकी 
अपेक्षा यह मृत्यु अधिक श्रेयस्कर है। मेरे विचारसे कौंसिलोंके लिए चुनाव लड़ना 
किसीके लिए भी गलत है। अगर हम एक बार यह महसूस कर लेते हें कि हम 
सरकारके साथ सहयोग नहीं कर सकते तो हमें ऊपरसे ही इसकी शुरुआत करनी 
होगी। हम जतताके सामने सहंज-स्वाभाविक नेता हैं और हमें यह अधिकार है 
कि हम राष्ट्रके सामने जाकर उसे असहयोगका सन्देश दें। इसलिए में कहूँगा कि 
चाहे जिम शर्तपर भी हो, कौंसिलोंके लिए चुवाव रूड़ना असहयोगके सिद्धान्तसे 
असंगत है। 
वकील और असहयोग 


मेंने एक और कठिन कदम उठानेका सुझाव दिया है--यह कि वकीलोंको 
अपना धन्धा बन्द कर देना चाहिए। यह जानते हुए कि इन वकीलोंके जरिये सरकारतें 
बराबर अपनी शक्ति और सत्ता किस तरह कायम रखी है, में इस सम्बन्धर्म और 
कुछ कह भी कैसे सकता हूँ। यह बिलकुल सच है कि हमारा नेतृत्त आज वकील 
लोग ही कर रहे हैं, वे ही हमारे देशकी लड़ाई लड़ रहे हे, लेकिन जब सरकारके 
विरुद्ध सीधी कार्रवाई करतकी बात आती है, सरकारी कामकाज ठप कर देनका सवाल 
आता है तो में जानता हूँ कि ऐसे मौकोंपर सरकार अपनी प्रतिष्ठा और आत्म- 
सम्मानकी रक्षाके लिए वकीलोंका ही मुँह जोहने लगती है --- चाहे वे सरकारसे कितनी 
ही लड़ाई करते रहे हों। इसलिए अपने वकील भाइयोंसे में कहँगा कि अपना धन्धा 
बन्द करके सरकारकों यह दिखा देता उनका कत्तंव्य है कि वे अब और अपने पदोंपर 
नहीं बने रहेंगे; पदोंपर बने रहनेकी बात इसलिए कहता हूँ कि वकील लोग अदालतों- 
के अवतनिक अधिकारी मान जाते हैं, और अदालतोंके अनशासनात्मक अधिकार-क्षेत्रके 
भीतर आते हें। अगर वे सरकारके साथ सहयोग बन्द करना चाहते हें तो उन्हें 
अपने इन अवतनिक पदोंपर अब आगे नहीं रहना है। लेकिन तब असन और कानून- 
का क्‍या होगा ! हम इन्हीं वकीलोंके जरिये अमन और कानूनकी सत्ता स्थापित 
करेंगे। हम पंचायती अदालतोंकी स्थापना करके अपने देशभाइयोंकों शद्ध और 
घरेलू न्याय, स्वदेशी न्याय, प्रदान करेंगे। वकीलोंका अपना धन्धा बन्द करनेका यही 
मतलब है। 


भाषण : असहयोगपर श्दद५्‌ 
माता-पिता और असहयोग 


मेने एक और भी कठित कदमका सुझाव दिया है--यहे कि अपने बच्चोंको 
सरकारी स्कूलोंसे निकाल लेता चाहिए और कालेजके छात्रोंसे कालेज छोड़ देवेकों 
कहता चाहिए तथा सभी सरकारी अनुदान-प्राप्त स्कूलोंकों खाली कर देना चाहिए। में 
और कुछ कह भी कैसे सकता था? में राष्ट्रकी भावताकी गहराईकी थाह लेता चाहता 
हँ। में जानना चाहता हूँ कि इस सवालूपर मुसलमानोंकी भावता काफी गहरी है या 
नहीं । अगर उनकी भावना गहरी है तो वे क्षण-भरमें समझ जायेंगे कि जिस' सरकाररमें 
उन्होंने अपना सारा विश्वास खो दिया है, जिस सरकारपर उन्हें तनिक भी भरोसा 
नहीं है, उस सरकारके स्कूलोंमें अपने बच्चोंको पढ़ाना उनके लिए ठीक नहीं है। अगर 
में सरकारकी कोई सहायता नहीं करना चाहता तो उससे कोई सहायता स्वीकार 
कैसे कर सकता हूँ ? में समझता हूँ कि स्कूल और कालेज सरकारके लिए क्लक और 
सरकारी कर्मचारी गढ़नेकी फैक्टरियाँ हें। अगर में सरकारके साथ सहयोग बन्द क'रना 
चाहता हूँ तो में क्लकों और अन्य सरकारी कर्मचारी गढ़नेकी इस बड़ी फैक्टरीकों 
कोई भी सहायता नहीं दूँगा। आप इसे चाहे जिस दृष्टिकोणसे देखिए, लेकिन यह 
सम्भव नहीं है कि एक ओर तो आपको अमसहयोगके सिद्धान्तमें भी विश्वास हो, लेकिन 
साथ ही अपने बच्चोंकों इन स्कूलोंमें भी भेजते रहें। ये दोनों बातें एक साथ चल 
सकता असम्भव है। 


उपाधिधारियोंका कर्तव्य 


मेने इससे भी आगे बढ़कर एक और सुझाव दिया है। मेंने सुझाव दिया है कि 
हमारे खिताबयाफ्ता छोग अपने खिताब छोड़ दें। ये लोग इस सरकार द्वारा दिये 
गये खिताब और सम्मानसूचक पदवियाँ आदि कंसे रख सकते हें? जब हम यह 
मानते थे कि हमारा राष्ट्रीय सम्मान ब्रिटिश सरकारके हाथोंमें सुरक्षित है तब ये 
उपाधियाँ और पदवियाँ सचमुच प्रतिष्ठाकी प्रतीक थीं। लेकित अब जब कि हम सचमुच 
यह मानने लगे हें कि इस सरकारसे हम न्याय नहीं प्राप्त कर सकते, ये प्रतिष्ठाकी 
नहीं, अप्रतिष्ठा और अफ्मानकी प्रतीक बन गई हें। हर खितावधाएत्ता व्यक्ति अपने 
खिताब और सम्मान-सूचक पदका उपभोग राष्ट्रके थातीदारकी हैसियतसे करता है, 
और सरका रके साथ सहयोग बन्द करनेके कार्यक्रमके इस प्रथम चरणमें उसे क्षण-भरका 
भी सोच-विचार किये बिता अपना खिताब, अपना पद छोड़ देता चाहिए। में अपने 
मुसलमान देशभाइयोंसे कहता हूँ कि अगर वे अपने इस प्राथमिक कत्तंव्यमें चक जाते 
है तो निश्चय ही वे असहयोगमें असफल रहेंगे। फिर अगर निस्तार हो सकेगा तो 
एक ही हालतमें कि साधारण जनता इन उच्चवर्गीयः लछोगोंकी परवाह न करके 
असहयोगका प्रइन बिलकुल अपने हाथोंमें ले ले और स्वयं ही यह लड़ाई चलाये --- 
ठीक वेसे ही जैसे फ्रांसीसी क्रान्तिकि समय जनताने अपने नेताओंको एक ओर करके 
दासनतन्‍्त्र खुद अपने हाथोंमें ले लिया था और फतहकी मंजिलकी ओर कूच कर 
दिया था। में क्रान्ति नहीं चाहता। में व्यवस्थित प्रगति चाहता हूँ। में व्यवस्थाहीन 


१६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


व्यवस्था नहीं चाहता। में अराजकताकी स्थिति नहीं चाहता। आज सर्वत्र अव्यवस्था 
ही है, जिसे मेरे सामने गलूत ढंगसे व्यवस्थाके रूपमें पेश किया जा रहा है। में इस 
अव्यवस्थामें से सच्ची' व्यवस्थाकों विकसित करना चाहता हूँ। जो व्यवस्था किसी अत्या- 
चारी द्वारा सरका रके अत्याचारी तत्त्वोंकों अपने हाथमें रखनके लिए स्थापित की' गई हो 
वह व्यवस्था, में कहँगा, व्यवस्था नहीं बल्कि अव्यवस्था है। में अन्यायके स्थानपर 
स्यायकों प्रतिष्ठित करना चाहता हँ। इसलिए में आपसे अनाक्रामक असहयोग करने- 
को कहता हेँ। अगर हम इस शान्तिपू्ण और अचूक सिद्धान्तके रहस्यको समझ हें 
तो आप' देखेंगे कि जब कोई आपपर तलवार उठायेगा उस समय आप उसके विरुद्ध 
क्रोवका एक शब्द भी वहीं कहता चाहेंगे और डंडे या तलवारकी बात तो जाने 
दीजिए, आप उसपर अपनी अँगुली भी नहीं उठाना चाहेंगे। 
साम्राज्यकी एक सेवा 

शायद आए सोचते होंगे कि ये बातें मेने क्रोवर्में कही हें, क्योंकि मेने इस सर- 
कारके तरीकोंकों अनेतिक, अन्यायपूर्ण, पतनकारी और असत्यपूर्ण माना है। मेंने इन 
विशेषणोंक्रा प्रयोग बहुत सोच-समझकर किया है। इन विशेषणोंका प्रयोग मेने अपने 
सगे भाईके लिए किया है, जिनके साथ में पूरे १३ साहतक अश्वहयोगकी लड़ाई 
चलाता रहा था। और आज यद्यपि उनकी स्मृति ही शेष रह गई है, फिर भी में 
आपको बताऊँ कि जब उनके कार्य अनेतिक आधारपर स्थित होते थे में उनसे कह 
देता था कि आप अन्याय कर रहे हैं। में उनसे कहा करता था कि आप सत्यके 
मार्गपर नहीं चलते। लेकित उस समय मुझमें कोई क्रोब नहीं होता था। में उनसे 
यह परम' सत्य इसीलिए कहता था कि म॑ं उन्हें प्यार करता था। उसी तरह में 
ब्रिटिश लोगोंसे कहता हूँ कि में उन्हें प्यार करता हूँ और उनके साथ सम्बन्ध बनाये 
रखना चाहता हूँ, लेकिन सुनिद्चित शर्तोंपर ही बनाये रखता चाहता हँ। में अपने 
आत्मसम्मानकों सुरक्षित रखना चाहता हूँ और उनके साथ पूरी तरह बराबरीका 
दर्जा चाहता हूँ। अगर मुझे ब्रिटिश जनताके साथ बराबरीका दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता 
तो में ब्रिटेनसे' कोई सम्बन्ध रखना नहीं चाहता। अगर ब्रिटिश लोगोंकों यहाँसे चले 
जाने दूँ और उसके परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्रीय जीवनमें कुछ कालके लिए अव्यवस्था 
और अराजकता आ जाये तो मुझे बह बरद्ाबत होगी, लेकिन ब्रिटिश राष्ट्रके समान 
किसी महान्‌ राष्ट्रके हाथों अन्याय पाना स्वीकार नहीं होगा। आप देखेंगे कि जिस 
दिन यह अध्याय समाप्त हो जायेगा उस दिन श्री मॉण्टेग्युके उत्तराधिकारी असहयोग 
करने और बहिष्कार--महाविभव युवराजके बहिष्कारका नहीं बल्कि उस सरकार 
द्वारा आयोजित उतकी यात्राका बहिष्कार जो इसके जरिये भारतकी गरदनपर 
अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है -- का सुझाव देनके लिए मेरी प्रशंसा करेंगे और 
यह मानेंगे कि इस प्रकार मेने साम्राज्यकी जितनी सेवा की उतनी सेवा पहले कभी 
नहीं की थी। अगर में अकेला भी' होऊँ, अगर में राष्ट्रकों युवराजकी यात्राके प्रति 
किसी प्रकारका उत्साह न दिखानके लिए राजी न भी कर पाऊँ, तो भी में अपनी 
समस्त शक्तिसे इस यात्राका बहिष्कार करूँगा। आज में इसी' उद्देश्स्से आपके सामने 


भाषण : असहयोगप'र १६७ 


खड़ा हुआ हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस धर्मे-युद्धमें शामिल हों 
लेकिन आपको जो व्यक्ति इस युद्धमें शामिल होनकों आमन्त्रित कर रहा है, वह कोई 
सपनोंकी दुनियां रहनवाला व्यक्ति नहीं है, कोई सन्त नहीं है। में नहीं मानता कि 
में सपनोंकी दुनियामें रहनेवाला व्यक्ति हँ। में सन्‍त होनेका दावा भी नहीं करता। 
में धरतीपर रहनेवाला पार्थिव प्राणी हूँ, आपके जैसा ही या शायद आपसे भी अधिक 
साधारण आदमी हूँ। मुझमें भी आपकी जैसी ही कमजोरियाँ सम्भव हैं, लेकिन मेंने 
दुनिया देखी है। मेन दुनियामें अपना जीवन आँखें खोलकर जिया है। मनुष्यको 
आजतक जिन कठितसे-कठित अग्नि-परीक्षाओंमें से गुजरना पड़ा है, उनसे में गुजरा हूँ। 
में इस तपस्थासे गुजर चुका हूँ। मेंने अपने पवित्र हिन्दुत्वके रहस्यकों समझा है। मेने 
यह सीखा है कि असहयोग सिर्फ सन्तक्रा ही नहीं, प्रत्येक साधारण नागरिकका कत्तंव्य 
है -- प्रत्यके साधारण नागरिकक्रा, जो बहुत ज्यादा नहीं जानता, न बहुत जाननंकी 
परवाह करता है, लेकिन अपना साधारण घरेल कत्तंव्य निभाना चाहता है। यूरोपके 
लोग अपन जवस्ताधारणकों भी, गरीब जनताकों भी, तलवारके सिद्धान्तकी सीख देते 
है। लेकिन भारतकी परम्पराओंकी रक्षा करनवाले ऋषियोंन भारतकी जनताकों तल- 
वारके सिद्धान्तकी नहीं, हिसाके सिद्धान्तकी भी नहीं, बल्कि कष्टसहुन और आत्मबलि- 
दानके सिद्धान्तरी सीख दी है। और जबतक में और आप यह प्राथमिक संबक 
सीखनको तैयार नहीं हें तबतक, समझ लीजिये, हम तलवार उठानेके लायक भी नहीं 
हो सकते, और यही वह सबक है जो हमारे भाई शौकत अलीने सीखा है -- हमें सिखा- 
नेके लिए सीखा है, और यही कारण है कि मेने उन्हें पूरी विनम्नरताके साथ जो 
सलाह दी, उसे आज वे स्वीकार करते हें और कहते हें:  असहयोग जिन्दाबाद। 
याद रखिए कि इंग्लंडर्में भी किसी समय विद्याथियोंकों स्कूलोंसे हटाया गया था, और 
कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफो्डके कालेज बन्द कर दिये गये थे। वकीलोंन अपना धन्धा 
छोड़कर खाइयोंमें युद्ध लड़ा था। में आपसे खाइयोंमें जाकर लड़नंको नहीं कहता, यह 
अवश्य कह॒ता हूँ कि इंग्लेंडके स्त्री-पुरुष और बहादुर नौजवानोंन जो बलिदान किया 
था, वह आप भी करें। याद रखिए कि आप एक ऐसे राष्ट्रके विरुद्ध जूझ रहे हूं 
अवसर आनेपर बड़से-बड़ा बलिदान करनकी भावनासे ओतप्रोत है। याद रखिए कि 
मटठी-भर बोअरोंन एक परम शक्तिशाली राष्ट्रके खिलाफ कैसा कड़ा मोर्चा लिया था। 
लेकिन उनके वकीलोंन अपना अध्ययन-कक्ष छोड़ दिया था, माताओंन अपने बच्चोंको 
सस्‍्कलों और कालेजोंसे' हटा लिया था और वे सबके-सब राष्ट्रके स्वयंसेवक बन गये 
थे। मन उन्हें अपनी आँखों यह सब करते देखा है। में भारतमें अपन देश-भाइयोंसे 
किसी और सिद्धान्तका नहीं, सिफे आत्मबलिदानके सिद्धान्तका पालन करनकों कह 
रहा हूँ और यह घिद्धान्त हर युद्धकी पहली शर्ते है। आप चाहे हिसावादी विचारधारा 
के हों या अहिसावादी विचारधाराके, बलिदान और अनुशासनकी आगसे होकर तो 
आपको गुजरना ही पड़ेगा। ईइवर आपको और हमारे नेताओंकों सद्बुद्धि दे, साहस 
और सच्चा ज्ञान दे कि वे देशकों उसके प्रिय और चिर पोषित रक्ष्यकी दिशामें 
बढ़नेकी प्रेरणा दें। ईश्वर भारतकी जनताकों सच्चा रास्ता दिखाये, सच्ची दृष्टि दे 


१६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


और बलिदानके इस' कठिन तथापि सुगम मार्गका अनुसरण करनेकी योग्यता और 
साहस दे। 
| अंग्रेजीसे | 
स्पीचेज ऐंड राइटिग्स ऑफ महात्मा! गांधी, (तृतीय संस्करण ), पृष्ठ ५२४-४१ 
हिन्दू, १३-८-१९२० 


९५. भाषण : मद्रासमें असहयोगपर 


२३२ अगस्त, १९२० 


गांधीजीन खिताबोंके सम्बन्धर्म बात करते हुए इच्छा व्यक्त की कि अध्यक्ष, 
हकीम अब्दुल अजीज अपना खिताब त्याग दें। 

उन्होंने असहयोगके दूसरे कदम, अर्थात्‌ सरकारी पदोंसे त्यागपत्र देनेकी बातको 
विस्तारसे समझाया। 

इसके बाद उन्होंने तीसरे और चौथे अर्थात्‌ सेनिक सेवासे हटने और कर- 
अदायगीसे इनकार करनके. कदमोंकी चर्चा की। 

उन्होंने कहा कि तीसरी अवस्थापर पहुँचते-पहुँचते, हम लगभग भारतके शासक 
बन जायेंगे; परन्तु जबतक खिताबयाफ्ता लोग अपने खिताब, अवेतनिक न्यायाधीश 
अपने पद और वकील अपनी वकारूत नहीं छोड़ देते, बच्चोंकों सरकारी और सहायता 
प्राप्त शेक्षणिक संस्थाओंसे नहीं हुटा लिया जाता, विधान प्रिबदोंका बहिष्कार नहीं 
किया जाता, स्वदेश्ी-क्रतकों पुरी तरह प्रोत्ताहत नहीं दिया जाता और नेतागण हाथके 
कते-बुने कपड़ोंसें जनताके पास अपनी सोठरें छोड़कर फकीरोंकी तरह नंगे पाँव नहीं 
जाते तबतक वे सरकारी कर्मचारियों और सिपाहियोंसे अपने-अपने पद त्यागनंका 
अनुरोध नहीं कर सकते और न रेयतसे करोंकी अदायगी बन्द करनेके लिए कह सकते 
हैं। उन्‍हें यह नहीं सोचना चाहिए कि पदोंको छोड़नेसे वे असहाय हो जायेंगे। खिला- 


फत समिति उनकी सहायता करेगी . . - यदि हम असहयोग सफलतापूर्वक चला सकें 
तो सरकारकों अपना शासन चलाना असम्भव हो जायेगा। 
| अंग्रेजी से | 


बॉम्बे सीक्रेट, एब्स्ट्रेकट्स, १९२०, पृष्ठ १२७७ 


१. जुमा मस्जिद, टिप्लीकेनमें । 


१७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मनुष्य प्रेमसे दूसरे मनुष्यकों अपने वशमें करता है तब वह अपने नियमके अधीन 
होफर आचरण करता है। इस समय वह देवता नहीं बन जाता। देवता अशरीरी' 
होते है। वे पशु तथा मनुष्य दोनोंकी' ही तरह आचरण करते हेँं। देवता रवेत भी 
हैं और अख्वेत भी। मनुष्य अनेक बार पशुबलकका आचरण करता हुआ देखा जाता 
है; उसमें पाशविक गक्ति भी हैं और जबतक उसकी आत्माका विकास नहीं होता 
तबतक वह एक वुद्धिमान पशु होता है। मनुष्यका शरीर पानेपर भी वह मानवी 
नियमका अनुसरण न करके पशुके तियमके अनुसार चलता है। तथापि हम उसके 
इस आचरणको उसका जातीय स्वभाव नहीं कह सकते। अतएव में मानता हूँ कि 
यदि हमें स्वानुभूति हो जाये तो हम तत्क्षण पाशविक न्यायका त्याग कर दें। 

लेकिन धर्मवेत्ताओंने यह देखा है कि अनेक मनुष्योंकी पाशविक वासनाएँ मनुष्य 
शरीर पानपर भी मरती नहीं। इसलिए उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि मनुष्य 
शरीरमें भी पशुबरूक्ों अवकाश है और बताया हैं कि किन परिस्थितियोंमें इसका 
उपयोग किया जा सकता है। 

मतृष्य जब भयके कारण दूसरोंके वशमें रहता है तब वह कोई अपने स्वभावा- 
नुसार आचरण नहीं करता, वह तो पशुवल॒के अधीन रहता है। जो पशुबलसे दूसरोंको 
वशर्म नहीं करता चाहता वह पशुबलृके अबीत होकर भी नहीं रह सकता। फलत: 
जो पशुबलसे डरता है उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा मानकर या जानकर 
शास्त्रोंने इस स्थितिममें पशुबलके उपयोगकी सलाह दी है। 

सन्‌ १९०८ में एक पठानने मुझपर घातक प्रहार किया था। उस समय मेरा 
बड़ा लड़का मेरे पास न था। उसमें पर्याप्त शरीरबल था। मेरे जैसे विचार आज' 
हैं वंसे ही उस समय भी थे इसलिए मेने उस पठानपर मुकदमा दायर नहीं किया। 
अपने बच्चोंकों भी उस समय में क्षमा --प्रेमबल -- की शिक्षा दे रहा था। इसलिए 
इस प्रहारके बाद पहली बार मुलाकात होनेपर मेरे पूत्रन मुझसे कहा, जिस समय 
आपपर हमला हुआ उस समय यदि में वहाँ होता तो में जानना चाहता हूँ कि 
मेरा क्या कत्तंव्य होता ? आपने हमें सिखाया है, यदि कोई मनुष्य हमें मारे तो उसके 
बदले हमें उसे मारता नहीं चाहिए और साथ ही उसकी इच्छाके अधीन भी' नहीं 
होता चाहिए। इस सिद्धान्तकों में समझता हूँ। लेकिन मुझमें वसा आचरण करनेकी 
गक्ति नहीं है। में आपको मरता हुआ नहीं देख सकता। आपपर आक्रमण हो तो 
आपकी रक्षा करना में अपना कत्त॑व्य समझता हूँ; लेकिन में सिफे अपनी जान गँवाकर 
आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इस स्थितिमें क्‍या मुझे आपपर प्रहार करनेवाले मनु- 
ष्यको मारता चाहिए अथवा आपपर जिस समय' प्रहार किया जा रहा हो उस समय 
चुपचाप देखते रहता चाहिए अथवा वहाँसे भाग जाना चाहिए।” मेंने उसे उत्तर 
दिया : तू भाग जाये अथवा मेरी रक्षा न करे यह तो अपौरुषकी निशानी है। यदि 
तू अपने जीवनकों संकटमें डालकर मेरी' रक्षा नहीं कर सकता तो तुझे अवश्य ही मारने- 
वालेके साथ लड़कर मेरी रक्षा करनी चाहिए। अपौरुषसे तो पशुबलका प्रयोग करना 


१, हरिलाल गांधी । 


तलवारका न्याय १७१ 


श्रेयस्कर है।” आज भी मेरा दृष्टिकोण यही है। हिन्दुस्तान भयके कारण शस्त्र न 
उठाये इसकी अपेक्षा यहु अधिक आवश्यक है कि वह शस्त्रधारी बन अपनेपर आगत 
संकटोंका सामना करे। इसी विचारसे प्रेरित हो मेने बोअर युद्धमें भाग लिया था 
और जूलू-विद्रोहके समय सरकारकी सहायता की थीं। इसी कारण मेने गत महायुद्धके 
समय इंग्लेंडकी मदद की थी तथा हिन्दुस्तान आनेपर भमरती-कार्यमें जुटा था। 

क्षमा, वीरका भूषण हैं। जिसमें अपमानका बदला लेनेकी शक्ति है वही प्रेम 
करना [क्षमा करना] जातता है। जिसमें विषयोंका उपभोग करतेकी शक्ति है वही 
उनपर काबू पाकर ब्रह्मचारी कहला सकता है। चूहा बिल्लीकों क्षमा कर ही नहीं 
सकता। हिन्दुस्तानके लोगोंमें छड़नेकी शक्ति हो और फिर वे न लड़ें तो यह उनके 
आत्मबलूका सूचक होगा। 

यहाँ “ लइनेकी शक्ति ” का अर्थ समझानेकी आवश्यकता है। लड़नेकी शक्ति 
अर्थात्‌ मात्र शरीखल नहीं। जिनमें हिम्मत है वे लड़तेकी शक्ति रखते हें और जिन्होंने 
मृत्युके भयकों जीत लिया है वे लोग लड़ सकते हैँं। बलिष्ठ हब्शी छोगोंकों मेने 
गोरे लड़कोंसे डरते देखा है, क्योंकि उन्हें गोरोंके रिवाल्वरोंका भय है। मेने दुर्बल 
लोगोंको सबल लोगोंके साथ जूझते भी देखा है। अतएव हिन्दुस्तान जिस दिन डरनता 
छोड़ देगा उस दिन उसमें बिना अस्त्रके भी' लड़नेकी ताकत आ जायेगी। लड़नके लिए 
दस्त्र चलानेमें दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसा माननंका कोई कारण नहीं। 
अतः जिस समय मनुष्यकों आत्मबलकी प्रतीति हो जाती है उसी समय उसे अपनी 
लड़नेकी शक्तिका भी भान हो जाता है और इसी कारण में मानता हूँ कि सच्चा योद्धा 
वही है जो मारकर मरनेका नहीं बल्कि मरकर जीनेका मन्त्र साथ छेता है। 

अहिसाके अविजित सिद्धान्तकी खोज करनेवाले ऋषि-मूनि स्वयं महान्‌ योद्धा 
थे। जब उन्होंने आयुध-बलकी' तुच्छताको जान लिया और मानव स्वभावका साक्षा- 
त्कार कर लिया तभी वे इस हिसामय जगतूमें अहिसाके सिद्धान्तकों देख सके। 
आत्मा समस्त विश्वपर विजय प्राप्त कर सकती है, आत्माका सबसे बड़ा शत्रु स्वयं 
आत्मा ही है, उसे जीतनेका अर्थ है, जगत्‌कों जीतनेका बल प्राप्त कर लिया -- 
ऐसी शिक्षा उन्होंने हमें दी थी। 

उन्होंने इस सिद्धान्तकों ढूँढ़ निकाला, इस कारण सिफ वे लोग ही इसका पालन 
कर सकते हैं--- ऋषि-मूनियोंने यह बात न तो कही, न लिखी और न उन्होंने इसकी 
शिक्षा ही दी। उन्होंने बताया कि वस्तुतः बच्चोंके सम्बन्ध भी यही नियम लागू 
होता है और वे भी इसका पालन कर सकते हें। केवल साधु-संन्यासी ही इसपर 
आचरण करते हों, सो बात नहीं, इसका आंशिक पालन सभी करते हें। और 
जिस नियमका आंशिक पालत किया जा सकता है, उसका पूर्ण पालन भी किया जा 
सकता है। 

में इस नियमपर आचरण करनेमें लगा हँ। आज अनेक वर्षोसे में ज्ञानपूर्वक 
इसका पालन करता आया हूँ और हिन्दुस्तानके लोगोंको भी पुकारूपुकारकर इसका 
पालन करके लिए कहता आया हूँ। 


१७२ सम्पूर्ण गांधी! वाडमय 


में स्वयं अपनेको आदर्शवादी मानता हूँ और व्यवहा रकुशल भी । लेकिन में नहीं 
समझता कि उस नियमका पालन तभी हुआ माना जा सकता है जब वह ज्ञानपूर्वक 
किया जाये। इसलिए में श्रद्धालु और अश्वद्धाल्‌ु सबके सम्मुख इस नियमकों ठीक 
वेद्यके समान प्रस्तुत करता हूँ। उसके महत्त्वकों समझनेके लिए ज्ञानकी जरूरत नहीं 
है -- इसे सिद्ध करनेके निर्मित्त में अपनेसे विपरीत विचार रखनेवाले लोगोंको अपने 
साथ लेकर चल रहा हूँ। भाई शौकत अली हिसाकों प्रधान महत्त्व देते जान पड़ते हे 
वे दृद्मनकों मारता ही अपना धर्म समझते हैँ। फलत: वे अहिसाके सिद्धान्तका पालन 
अपने हृदयमें घुणा रखकर करते हें। वे असहयोगको काय'ोंका अस्त्र मानते हें, इसीसे 
शरीरबलकी अपेक्षा उसे हीन समझते हें। इसके बावजूद वे मेरे साथ आ मिले हे 
क्योंकि इस समय बे स्पष्टत: यह समझते है कि निःशस्त्र असहयोगके अतिरिक्त किसी 
अन्य उपायसे उनके धर्मकी रक्षा वहीं की जा सकती। 

जितको मेरे विचारोंमें श्रद्धा नहीं है उनसे भी में भाई शौकत अलीका अनुकरण 
करनेका अनुरोध करता हूँ। मेरे मनकी विशुद्धताकों मान छेनेकी उन्हें कोई जरूरत 
नहीं है; लेकिन इतना अवश्य समझनेकी जरूरत है कि असहयोगके साथ हिंसा नहीं 
निभ सकती। सम्पूर्ण रूपसे असहयोग आरम्भ करनेमें सबसे बड़ी रुकावट हिंसाकी 
आशंका ही है। जो शस्त्रधारी हैँ अथवा हास्त्र उठानेके लिए उत्सुक है उन्हें भी' 
असहयोगके दौरान अपनी तलवारें म्यानमें रखनी पड़ेंगी। 

मेरे विचारसे तो जब हिन्दुस्तानमें पशुबलको प्रधानता दी जाने लगेगी तब प्राचीन 
और, अर्वाचीन, पूर्व और परश्चिमके बीचका अन्तर मिट जायेगा। उसी समय मेरी 
कसौटी' होगी। में हिन्दुस्तानको अपना देश माननेमें गवंका अनुभव करता हूँ, क्योंकि 
में मानता हूँ कि हिन्दुस्तान जगत्‌के सम्मुख आत्मबलकी श्रेष्ठताकों सिद्ध करनेकी 
शक्ति रखता है। जब हिन्दुस्तात पशुबलकी श्रेष्ठताको स्वीकार कर लेगा तब उसे 
मातुभूमि कहनेमें मुझे हर्षकी अनुभूति नहीं होगी। मेरा विश्वास है कि मेरा धर्म 
किसी क्षेत्र अथवा भूगोलकी सीमासे बँधा हुआ नहीं है। मेरी कामना है कि ईश्वर 
मुझ यह बात सिद्ध करनेकी शक्ति दे कि मेरा धर्म देह या क्षेत्रकी संकुचित सीमाओंसे 
परिसीमित नहीं है। 

| गृजरातीसे ] 


तंवजीवन, १५-८-१९२० 


९७. अदालतें ओर स्कूल 


खिलाफत असहयोग समितिने मेरे सुझावपर वकीलोंको वकालत छोड़ने, माता- 
पितासे अपने बच्चोंको पाठ्शालाओंसे निकाल लेने तथा कालेजके विद्याथियोंको 
कालेज छोड़ देनकी सलाह दी है। में जानता हूँ कि इस' कारण कुछ लोग मुझे 
पागल समझते होंगे; लेकित सम्भवतः दक्षिण आफ़िकामें मेने जो' काम किया उसके 
कारण अभीतक उन्होंने प्रकट रूपसे मेरी हंसी नहीं उड़ाई है; तथापि मुझे अपने 
पागलपनमें वृद्धिमत्ता दिखाई देती है! में गम्भीरतापू्वक मानता हूँ कि आजकी 
परिस्थितियोंको देखते हुए वकारूत छोड़ता वकीलोंकी और सरकारी स्कूलोंसे बच्चोंको 
उठा लेना जनताका कत्तंव्य हों जाता है। और यदि वकील अदालतोंको त्याग दें तथा 
लोग सरकारी पाठ्शालाओं और कालछेजोंकों खाली कर दें तो इसका बहुत असर होगा। 

आइये, सर्वप्रथम हम वकीलोंके सम्बन्धर्मं विचार करें। किसी भी सरकारकी 
सत्ता उसकी अदालतोंपर निर्भर करती है। अदालतोंके माध्यमसे वह अपराधियोंकी दण्ड 
देती है। अदालतोंके जरिये ही दीवानी झगड़ोंका फैसला किया जाता है और इसीसे 
जनतापर सरकारका आधिपत्य जमता है। वकीलोंके बिना ये अदालतें नहीं चल सकतीं | 
इसलिए वकीलोंकों भी अदालतोंका अधिकारी कहा जा सकता है। सरकार न्यायकारी 
हो तो अदालतों या वकीलोंसे भले ही लाभ होता हो, लेकिन जब सरकार अन्यायी 
बन गई हो तब उसको अदालतें चलानेमें सहायता देना उसके अन्यायका पोषण करना 
हैं। वकीलोंकी मदद न मिले तो अदालतोंका चलाना रूगभग असम्भव है। में जब 
वकीलोंसे अदालतका धन्धा बन्द करनेकी बात करता हूँ तब मेरे कहनेका आशय यह 
नहीं कि वकील सभी काम-धाम छोड़कर घर बैठ जायें; बल्कि मेरे कहनंका अभिप्राय 
यह है कि उन्हें अपना सारा समय खिलाफत अथवा पंजाबका कार्य करनेमें रूगा देना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका एक उद्देश्य यह भी है कि वकील अपने मुवक्किलोंपर 
दबाव डालकर उन्हें अदालतोंमें जानेसे रोकें। ऐसे वकील पंच नियुक्त करें और 
अपने मुवक्किलोंके झगड़ोंका निपटारा उनके घरोंपर करायें। ऐसा करनेपर अदालतें 
निष्क्रिय हो जायेगी और लोग राज्यसत्तासे स्वतन्त्र रहना सीखेंगे। 

वकील यदि वकालत छोड़ दें तो यह बात सरकारको अच्छी लगेगी -- ऐसा 
कुछ लोग कहते हें। यह कोरा वहम है। यह सच है कि साधारणतया वकील सर- 
कारके कार्योकी कड़ी आलोचना करते दिखाई देते हें लेकिन जब सरकारका तख्ता 
उलटनेके आसार नजर आते हें तब सरकार वकीलोंकी मदद ह्ेनेकी कोशिश करती है 
और वकील यह मानकर कि उनकी आजीविका सरकारपर निर्भर करती है उसे मदद 
देते हें। इसलिए उस समय वकीलोंकी भी कसौटी हो जाती है। 

कुछ लोग प्रश्न करते हें कि यदि वकील अपना धन्‍न्धा छोड़ दें तो आजीधिका 
उपाजनके लिए क्‍या करें? इसका एक उत्तर तो यह है कि बड़े वकीलोंके सम्बन्धमें 


१७४ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


यह प्रशइत उठ ही नहीं सकता। छोटे-छोटे वकीलोंको खिलाफत समिति आजीविका 
प्रदान करके आन्दोलतके काममें लगा सकती है अथवा उन्हें जनताकी ओरसे नियुक्त 
पंचोंसे न्याय प्राप्त करानेके कार्यमें रगाकर मेहनताना दे सकती है। और फिर वकील 
कोई ऐसे नहीं होते कि वकाछत छुटनेपर हाथपर-हाथ धरकर बैठ जायें। उनमें 
अपनी रोजी दूसरे ढंगसे कमानेकी शक्ति होती है और होनी चाहिए। 

अन्तर्में वकीलोंकों मेरी यह सलाह नहीं है कि वे सनदें छोड़ दें, बल्कि यह 
है कि वे आन्दोलनके दौरान वकालत बन्द कर दें। 

स्वर्गीय गोखले कहा करते थे कि दृढ़, होशियार अथवा संगठित नौक रशाहीसे 
भिड़नका कार्य अर्थात्‌ राजनीतिका संचालन जनता अपने आरामके -- खेलके समय करती 
है। इसीसे वह कार्य कच्चा रह जाता है। इस दोषसे मुक्त होनेका मार्ग भी यही 
हैं कि वकील वकालत बन्द करके जनताके कार्यको आ रामके समयका कार्य न मानकर 
अपना मुख्य कार्य मानें। यह तो वकालत बन्द किये बिना सम्भव नहीं है। वकील 
स्वयं बलिदान करनेके लिए तेयार न हों तो वे जनतासे बलिदानके लिए कैसे कह 
सकते हें? खिलाफत अथवा पंजाबके मामलेमें न्याय प्राप्त करना कोई खेंल नहीं 
है। इस तरह प्रत्येक दृष्टिसे जाँच करनेपर यही लगता है कि वकीलोंको यदि खिला- 
फत या पंजाबके मामलेमें सच्ची चिन्ता हो तो उनसे वकालत हो ही नहीं सकती। 

अब हम पाठ्शालाओं व कालेजोंके त्यागके सम्बन्धरमं विचार करें। 

हमारी सरकार इन पाठ्शालाओं तथा कालेजोंके द्वारा नौकर तैयार क'रती है। 
सरकारको मिलनेवाली ऐसी महत्त्वपूर्ण सहायताकों बन्द करनेकी बात साधारण बात' 
नहीं है। जबतक हम सरकारकों अच्छा मानते हे तबतक सरकारी पाठशाल्ाओंमें 
पढ़कर सरकारी नौकरीके लायक लोग तैयार करता कोई शर्मंकी बात नहीं; लेकिन 
जब सरकार जनताके विरुद्ध खड़ी हो तब पाठ्शालाओंको उसके हाथमें रहने देना 
उसकी सत्ताकों प्रतिष्ठित करना है। 

पाठशालाओंकों यदि हम सरकारी अनुग्रहके रूपमें मानें तो भी हमें अन्यायी 
सरकारका अनुग्रह स्वीकार नहीं। 

पाठशालाओंके बन्द होनेसे बच्चोंकी शिक्षा अधूरी रह जायेगी, ऐसी शंकाका 
कोई कारण नहीं है। यदि कोई पाठशाला पूरी तरहसे बन्द हो जाये तो उसका संचा- 
लन जनता कर सकती है। जनतामें इतनी शक्ति न हो तो इससे यह सिद्ध होता है 
कि उस्तमें सरकारके विरुद्ध लड़नकी शक्ति नहीं है। सब अथवा ज्यादातर माता-पिता 
अपने बच्चोंकों पाठशालाओंसे निकाल लें तो उनके अध्यापक खुद-ब-खुद त्यागपत्र 
दे देंगे। ऐसा हो तो हम उन्हीं अध्यापकोंसे पाठशालाएँ चलायें। यदि उनपर फीससे 
कुछ अधिक खर्च आये तो उसे सम्बन्धित स्थानोंकी समितियाँ उठा लें। माता-पिता 
भी उतता ही अधिक भार वहन करें। 

इसके अतिरिक्त अगर कुछ समयतक शिक्षा बन्द रहे तो इसमें क्‍या हर्ज है? 
पर शिक्षा बन्द करनेंकी तो इसमें बात ही नहीं है उलटे मेरा दावा तो यह है कि 
बच्चोंकी पाठशालाओंसे निकाल लेता अथवा उनका स्वयं कालेज छोड़ना ही सच्ची 


आगामी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ १७५ 


शिक्षा है। जब हम धमंके अथवा न्यायके निमित्त अपने बच्चोंकों पाठशालाओंसे उठा 
लेंगे अथवा वे समझदार हुए तो स्वयं ही उनसे बाहर निकल आयेंगे तब उन्हें धर्मकी 
अथवा न्यायकी जो प्रतीति होगी और उनकी ऐसी शिक्षा कोई साधारण शिक्षा नहीं 
होगी। उसे में तो सच्ची शिक्षा मानूंगा। इस तरह पाठ्शालाओंकों छोड़नेके बाद 
विद्यार्थी यदि स्वयंसेवक बन जायेंगे तो यह एक अतिरिक्त लाभ ही होगा। 

मुसलमान भाइयोंका यह कहता है कि खिलाफतके मामलेमें उन्हें बहुत आघात 
पहुँचा है। यह सचमुच, धामिक भावताओंका प्रइन है। पाठशालाओंका बहिष्कार मुस- 
लमान माँ-बापोंकी धामिक भावनाओंकी कसौटी है। यह हिन्दुओंकी मुसलमानोंके प्रति 
मैत्रीकी भावताओंकी कसौटी हैं; और यह कसौटी अत्यन्त सहलः होनेपर भी बहुत 
प्रभावशाली है। लाखों विद्यार्थी पाठशालाएँ छोड़ दें, इसका सरकार क्या अर्थ छेगी ? 
यह लोकभावनाका कितना सुन्दर मापदण्ड है। और जनता अपने बचावकी शिक्षाकों 
अपने हाथमें ले यह जन-जागृतिका कितना बड़ा परिचायक है। 

गत महायुद्धके समय इंग्लेंडमें बहुत सारी पाठशालाएँ बन्द हो गई थीं। बोअर- 
युद्धे समय बोअरोंकी सारी पाठशालाएँ बन्द रही थीं। 

उपर्यक्त कारणोंसे मेरी मान्यता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनोंकों अपने 
च्चे पाठशालाओंसे निकाल लेने चाहिए और कालजके विद्याथियोंकों कालेज जाना 
छोड़ देना चाहिए। यह उनका धर्म है। जो कार्य करने योग्य है यदि उसे एक 
व्यक्ति भी करे तो भी उचित है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया पृण्यकार्य उसे तो 
फल देगा ही। यदि उसे सब लोग करेंगे तो उसका फल सबको मिलेगा। 

[ गुजरातीसे | 


नंवजीवन, १५-८-१९२० 


९८. आगासी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ 


इस मासके अन्तमें जो परिषद्‌ होनवाली है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसमें 
असहयोगके महान्‌ प्रइनपर निर्णय होनेवाला है। इस परिषद्के जल्दी बुलाये जानेके 
दो हेतु हैं; लोकमतको प्रशिक्षित करना तथा कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें गुजरातके 
मतको प्रस्तुत करना। महान्‌ साम्राज्यके साथ असहयोग करनेमें बहुत दृढ़ता, हिम्मत, 
होशियारी, स्वार्थ-त्याग, एकता और शिक्षा आदिकी जरूरत है। अंग्रेज सरका रकी बतें- 
मान राजनीति इतनी अधम है कि जबतक यह राजनीति कायम हैं तबतक इससे 
सहकार करता पाप है--ऐसा मुझे प्रतिप्ल अधिकाधिक स्पष्ट रूपसे अनुभव होता 
है। लेकिन इस राजनीतिमें सुधार करवाना सहज कार्य नहीं है। इसलिए असहयोग 
सहज कार्ये नहीं होता चाहिए और में चोरी-छिपे गृजरातका मत जेसे-तेसे असहयोगके 
पक्षमें ले छेत। नहीं चाहता, बल्कि में चाहता हूँ कि जो प्रतिनिधि इस परिषद््मं भाग 
ले रहे हे वे गम्भीरतापूर्वक दोनों पक्षोंकी दलीलोंकी जाँच कर अपनी राय स्वतन्त्रता 
पू्वेक दें। 


१७६ सम्पूर्ण गांधी वाडन्मय 


मुझे उम्मीद है कि जो लोग असहयोगके विरुद्ध हें वे अपने पूरे दल-बल सहित 
परिषद्में भाग लेंगे और अपने तकोंकों दृढ़तापूर्वक परिषद्के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, तथा 
इसी तरह असहयोगके समर्थक लोग भी पूरी तैयारीसे आयेंगे -- में ऐसा मान लेता हूँ। 
श्रोतृगण' वितयपूर्वक, बिना किसी शोरके तथा मर्यादामोें रहकर दोनों पक्षोंकी दलीलोंको 
सु्नें। यह ध्यान रखना दोतनोंका कत्तेव्य है। ऐसी परिषदोंसे स्पष्ट मत प्राप्त करनके 
लिए मेन जो कहा है वह अनिवाय शत है। ब्रिटिश कॉमन्स सभाके जसे उद्धत व्यवहार 
अविवय तथा जंगलीपनका हमें तनिक भी अनृकरण नहीं करना चाहिए। पहलेसे ही 
एक तिश्चित' मत बनाकर भाग छेना और विरोधी पक्षके तकोसे भड़क जाना, यह 
कोई शुद्ध निर्णय करनका रास्ता नहीं है। इसलिए यदि व्यवस्थापक इस सम्बन्धमें 
पत्रिकाएँ प्रकाशित करके प्रतिनिधियोंकों पहलेसे ही सूचित' कर देंगे तो उससे बहुत 
लाभ होगा तथा परिषदका काम सुचारु ढंगसे चल सकेगा। 

जिस तरह शान्ति आदि बनाये रखना आवश्यक है उसी तरहु चतुर सदस्योंका 
चुनाव करना भी लोगोंका कत्तेव्य है। सदस्य पर्याप्त संख्यामें भाग छें, यह वांछनीय है। 

परिषदमे प्रत्येक वर्ण और धन्धेके प्रतिनिधियोंके होनकी आवश्यकता है। जनता 
शिक्षित-अशिक्षितके भेदकों छोड़कर दूसरे योग्य धन्धों आदिके सूचक भेद करनकी 
पद्धतिकों अपनायं, यह उसके लिए अधिक शोभनीय है। अकक्‍्लका - व्यवहा र-बुद्धिका 
ठेका कोई साक्षरोंने ही लिया हो, ऐसी बात तो जगत्‌में दिखाई नहीं देती। किसानोंके 
सुख-दुःखकी बात जितनी अपढ़ किसान कर सकता है उतना कोई दूसरा भारतीय, 
जो चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा क्‍यों न हो लेकिन इस क्षेत्रके अनृभवसे हीन हो, 
नहीं कर सकता। इसीसे में किसानों, बुनकरों, बढ़इयों, लहारों, मोचियों आदि की 
ओरसे अधिकसे-अधिक प्रतिनिधियोंकी सम्मिलित हुआ देखना चाहता हूँ। हिन्दुस्तानमें 
किसानोंकी जितनी आबादी है उसी' अनुपातमें जबतक स्वदेशाभिमानी किसान प्रति- 
निधियोंके रूपमें हमारे राजकीय अथवा समाज-सुधार सम्मेलनोंमें न हों तबतक हमारे 
देशकी सच्ची उन्नति होनकी बातकों में तो असम्भव मानता हूँ। चम्पारना या 
खड़ा जिलोंम कुछ महीतोंम ही मुझे किसानोंकी दशाका जो अनुभव हुआ है वह 
कदाचित्‌ असंख्य पुस्तकोंकों पढ़ लेनेसे भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। 

और यदि हम किसान आदि वर्गोंकी औरसे नियुक्त किये गये प्रतिनिधियोंका 
स्वागत करना चाहते हों तो हमारी परिषदोंमें बहुत ज्यादा कुर्सतियोंको तथा आडम्बर- 
को अवकाश नहीं है। हिन्दुस्तानकी आबहवामें कुर्सियाँ, परदे आदि व्यवधान हें। स्वच्छ 
भूमिपर दरी बिछाकर हम सभाओंकी कार्यवाही अधिक सरलता तथा बहुत कम खर्चेमं चला 
सकते हूं, एसी मेरी दृढ़ मान्यता है। जबतक हिन्दुस्तानमें तीन करोड़ छोग भूखे मरते 
हैं, जबतक उससे भी अधिक लोगोंके अंग्रोपर वस्त्र नहीं हे और जबतक' उड़ीसामें 
असंख्य छोग बिता कारण ही हृड्डियोंके ढाँचे-से दिखाई देते हें तबतक, मेरे विचारानुसार, 
हमें विविध रंगोंसे सज्जित मण्डप बनाने तथा कुर्सियोंपर बैठनेका अधिकार नहीं है। 


१. १९१७के दौरान । 
२, १९१८ के दौरान । 


भाषण : श्रमिकोंके अधिकारों तथा कत्तंव्योंपर १७७ 


कुत्ियोंपर बेठना जनताकी आवद्यकता नहीं है-- इसलिए में तो व्यवस्थापकोंसे अनु- 
रोध करूँगा कि वे' बहुत ज्यादा जरूरी होनेपर ही थोड़ी-सी कुरसियाँ रखकर बाकी 
लोगोंके लिए जमीनपर ही बैठनेकी व्यवस्था करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो जनताका 
पेसा बचेगा तथा थोड़ी जगहमें बहुत सारे लोग समा सकेंगे। में अभी-अभी हैद'राबादमें 
खिलाफतके सम्बन्धर्में हुई एक सभामें भाग लेकर लौटा हूँ। वहाँ सहस्नों मुसलमान 
--पीर, वकील-बैरिस्टर, पाटीदार आदि --आरामसे भूमिपर बेठ हुए भले रूग रहे 
थे। मिद्रीका अस्थायी मंच बताया गया था; उसीपर प्रमुख व्यक्ति पालूथी लगाकर 
बेठ हुए थे। अध्यक्ष भी उसी मंचपर विराजमान थे। मंच बल्लियोंके आधारपर खड़ा 
किया गया था तथा ये बल्लियाँ लम्बी थीं। उसके अच्तमें अध्यक्षका स्थान था। 
इससे सब उनको देख सकते थे तथा वक्‍ता उनके एक ओर खड़े होकर भाषण देते 
थे। हजारों लोगोंके बैठनंके लिए यह मण्डप एक ही दिनमें बनाया गया था। 
परिषद्मं शोर न हो, भीड़ न हो, उसके लिए स्वयंसेवक पहलेसे प्रशिक्षित 

किये जाने चाहिए। वे सब एक स्थानपर एकत्रित खड़े रहनेके बदले निर्धारित 
स्थानपर रहें तो बन्दोबस्त हो सकता है। और अगर वे दूरीके कारण एक दूसरेतक 
अपनी आवाज़ न पहुँचा सकें तो उन्हें झंडियों आदिसे इश्यारा करके बात समझाना 
सीख लेना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, १५-८-१९२० 


९९, भाषण : श्रमिकोंके अधिकारों तथा कत्तव्योंपर' 


१५ अगस्त, १९२०७ 


अध्यक्ष महोदय तथा मित्रो, 


आशा है कि बैठ-बेठ बोलनेंके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मेरी आवाज 
जैसी सालभर पहले थी उससे ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन मेरा शरीर मेरी इच्छाके 
अनुकूल खड़े होकर बोलने लायक मजबूत नहीं हो पाया है। आपसे दोबारा मिलकर 
परिचय ताजा करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरा खयाल है कि पिछले साल 
जब मुझे आपके सामने बोलतेका सौभाग्य मिला था मेंने आपको बताया था कि में 
अपनेको मजदूर, आपका साथी ही मानता हूँ। शायद आपने स्वेच्छासे नहीं, मजबूरीसे 
मजदूरी करना स्वीकार किया है। परन्तु में श्रमको बहुत श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता हूँ। 
मेरे मनमें श्रमकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा है कि मेंने मजदूरोंका-सा जीवन अपना लिया 


१, यह भाषण केन्द्रीय श्रम बोडके तत््वावधानमें मद्रासके समुद्र तठपर हुई एक सभामें दिया गया 
था, जिसकी अध्यक्षता बी० पी० वाडियाने की थी । 


१८-१२ 


१७८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है; और अब बहुत बरसोंसे में उन्‍्हींकी तरह शारीरिक श्रम करता हुआ उनके बीच 
रह रहा हूँ । मेरा विश्वास है कि प्रत्येक चेतनाशील प्राणीके जीवनके लिए यह प्रकृतिका 
विधान है कि वह हाथ-पाँव हिलाकर ही अपना आहार जुटाये। इस प्रकार शारीरिक 
श्रम करके सिर्फ आप अपने अस्तित्वकों बनाये रखनके नियमका ही पालन कर रहे हैं 
और आपको अपने जीवनसे अससन्तुष्ट होनेका कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत में 
तो कहेगा कि आप जिसके लिए श्रम कर रहे हें अपनेको उस राष्ट्रका न्‍्यासी मानें। 
राष्ट्र करोड़पतियों और पँजीपतियोंके बगर चल सकता है परन्तु श्रमिकोंके बिना नहीं। 
आपके और मेरे श्रममें एक बृतियादी अन्तर है। आप किसी औरके लिए श्रम कर 
रहे हें। साधारण स्थितिमें शायद यह आशा की जा सकती है कि हर व्यक्ति स्वयं ही 
मालिक हो और स्वयं ही मजदूर भी। में मानता हूँ कि में अपनी इच्छासे श्रम करता 
हूँ। इसलिए अपना मालिक में ही हूँ। स्वाभाविक रूपसे तो हम' सबको अपना-अपना 
मालिक होना चाहिए। परन्तु इस अवस्थातक एक दिनमें नहीं पहुँचा जा सकता। अतएव 
दूसरोंके लिए काम करते हुए मजदूर किस तरहका आचरण करें यह आपके लिए एक 
बहुत विचारणीय प्रदन बन जाता है। जिस प्रकार श्रम करनेमें कोई शर्मकी बात नहीं है, 
उसी प्रकार दूसरोंके लिए श्रम करनेमें भी शर्मकी कोई बात नहीं है। अलबत्ता मालिक 
और नौक'रके बीचके सही सम्बन्धोंकों समझ लेना जरूरी हो जाता है। आपके कत्तंव्य 
क्या हैँ ? आपके उत्तरदायित्व क्‍या हैं? और आपके अधिकार क्या हे ? यह समझना 
काफी आसान है कि अपने श्रमके बदले पैसा पाना आपका अधिकार है; और यह 
समझना भी उतना ही आसान है कि जो मजूरी आप पाते हें उसके बदलेमें अपनी 
पूरी योग्यता-भर काम करना आपका करत्तंव्य है। मेने ज्यादातर, सभी जगह श्रमिकोंको 
अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह और ईमानदारीसे निभाते देखा है। फिर श्रमिकोंके 
प्रति मालिकोंका भी कुछ कत्तंव्य है; इसलिए श्रमिकोंकों यह पता लगाना जरूरी 
हो जाता है कि श्रमिक किस' हृदतक मालिकोंपर अपनी इच्छा आरोपित क'र सकते 
हैं। यदि ऐसा लगे कि हमें पर्याप्त वेतत और आवासकी सुविधा प्राप्त नहीं है तो 
देखता चाहिए कि उनके लिए माँगें किस तरह पेश करें। यह कौन निश्चित करेगा 
कि मजदूरोंके लिए जरूरी आराम और जरूरी वेतन क्या है? निसस्‍्सन्देह, सबसे अच्छी 
बात तो यही है कि स्वयं आप, श्रमिक लोग अपने अधिकार पहचानें और उन 
अधिकारोंको अमलमें छा्ेका उपाय जानें और उन्तपर अमर भी करें। इसके लिए 
आपको थोड़ीसी प्राथमिक शिक्षा और प्रशिक्षणकी आवश्यकता है। आप देशके विभिन्न 
भागोंसे सिमटकर केन्धमें आ पहुँचे हें और काफी संख्यामें यहाँ इकट्ठे हें। शायद 
परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं कि आप खेती या पहलेके अपने-अपने धन्धोंमें पर्याप्त 
पंदा नहीं कर सके और आपने किसी एक मालिकके अधीन मजदूरी करना स्वीकार 
कर लिया। परन्तु बादमें आपने देखा कि आपको यहाँ भी आपकी जरूरतके लायक 
न पैसा मिल रहा है, न रहनेकी जगह और अब आपकी समझमें नहीं आ रहा कि 
अपना काम किस तरह चलाया जाये। अतएव में श्री वाडियासे तथा अन्य उन लोगोंसे 
जो आपका नेतृत्व कर रहे हें, आपको सलाह दे रहे हैं, कहना चाहता हूँ कि उनका 


भाषण : श्रमिकोंके अधिकारों तथा ककत्तंव्योंपर १७९ 


प्रथम कत्तंव्य आपको अक्षर-ज्ञान देना नहीं वरन्‌ मानवीय व्यापारों और मानवीय 
सम्बन्धोंका ज्ञान देना है। में यह सुझाव बड़े आदर और नम्नताके साथ दे रहा हूँ। 
जहाँतक में मारतमें श्रमका सर्वेक्षण कर पाया हूँ तथा दक्षिण आफ़िकामें मजदूरीकी 
शर्तोके बारेमें मेने जो कटु और दीर्घ अनुभव प्राप्त किया है उनके आधारपर मेने 
देखा यह है कि ज्यादातर नंतागण मजदूरोंकों पढ़ना-लिखना तथा मामूली हिसाब- 
किताबका ज्ञान कराना पर्याप्त मानते हे। बेशक वह एक जरूरी बात है। परन्तु उससे 
भी पहले आपको अपने अधिकारोंका सही ज्ञान और तदनुसार चर सकनेका उपाय 
मालूम होना चाहिए। विभिन्न हड़तालोंका पुरस्कर्त्ता होनेके नाते में यह समझ 
गया हूँ कि यह बुनियादी शिक्षा मजदूरोंको एक दिनमें दी जा सकती है। अब में 
हड़तालके विषयमें कुछ कहूँगा। 

आज सारे संसारम हड़तालें की जाती हैँं। छोटीसे-छोटी बातको लेकर मजदूर 
हड़ताल करने लगते हेँ। पिछले छः महीनोंका मेरा निजी अनुभव है कि कई हड़तालों- 
से मजदूरोंकों छाभके बजाय नुकसान पहुँचा है। जहाँतक सम्भव था मेंने बम्बईकी 
हड़ताल, टाटा आइरन वक्‍सेकी हड़ताल, गोरखपुरमें दो बार हड़ताल और पंजाबकी 
प्रसिद्ध रेलवे मजदूरोंकी हड़तालका अध्ययन किया है। इन चारों हड़तालोंमें में थोड़ा- 
बहुत मजदूरोंके सम्पर्क्में रहा हूँ और जो-कुछ में बताने जा रहा हूँ, वह मुझे मज- 
दूरोंसे ही माल्म हुआ है। ये सभी हड़तालें, कुछ हदतक असफल रहीं। मजदूर पूरी 
तरह अपने मुद्दे स्पष्ट नहीं कर पाये। इसका क्‍या कारण था? उनका नेतृत्व ठीकसे 
नहीं किया गया था। में चाहता हूँ कि आप नंताओंके इन दो वर्गोका अन्तर पहचानें; 
एक तो वे जो आपमें से हे और दूसरे वे जो समयपर आपके बीचके इन नेताओंकों 
सलाह देते हें; वे स्वयं मजदूर नहीं हें परन्तु मजदूरोंसे सहानुभूति रखते हैं या उनसे 
मजदूरोंके प्रति सहानुभूति रखनेकी आशा की जाती है। मुझे आपको यह बतानेकी 
जरूरत नहीं कि जबतक आपका आपसमें, अपने नेताओंसे तथा जो आपसे ऊपरके 
लोग हैं उनसे, सम्पर्क नहीं है और जबतक विचारोंका आदान-प्रदान पूर्णरूपसे नहीं 
होता तबतक असफलता ही हाथ आयेगी। इन चारों हड़तालोंमें परस्पर पूरा सम्पर्क 
नहीं था। असफलताका एक और ठोस कारण मेंने यह पाया है कि मजदूर अपने 
निर्वाहके लिए अपने संघोंसे आथिक मददकी आशा करते थे। जबतक मजदूर अपने 
संघके कोबपर निर्भर रहता है तबतक वह अनिश्चित समयतक हड़ताल जारी नहीं 
रख सकता। कोई भी हड़ताल जो अनिश्चित कालतक जारी नहीं रखी जा सकती, 
पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। मेंने जो हड़तालें करवाई उन सभीमें एक अनिवायें 
नियम मेंने यह रखा कि मजदूर अपने निर्वाहका सहारा स्वयं खोजें। इसीमें सफलताका 
रहस्य निहित है। आपकी शिक्षाका उपकार भी इसीमें है। आपको इस बातका इत्मीनान 
रहता चाहिए कि यदि आप एक जगह काम करके कुछ मजदूरी पा सकते हैँ तो आपका 
काम वही मजदूरी कहीं और पा सकने योग्य भी होना चाहिए। इसलिए हड़तालियोंसे 
निठल्ले रहकर सफलता पानेकी आशा नहीं की जा सकती। आपकी माँगें उचित 
होनी चाहिए और जिन लोगोंको आप गद्दार वगरा कहते हैँ, उनपर भी कोई दबाव 


१८० सम्पूर्ण गांधी वाहममय 


नहीं डाला जाता चाहिए। यदि आप अपने साथी मजदूरोंपर ऐसा कोई दबाव डालेंगे 
तो उत्तकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। में समझता हूँ कि आपके सलाहकार आपको 
बतायेंगे कि यदि ये तीन बातें पूरी तरह मानी जायें तो कोई हड़ताल कभी असफल 
नहीं हो सकती। इससे आपके सामने यह बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि 
हड़ताल शुरू करनेसे पहले सौ बार सोचतनेकी जरूरत हैं। आपके अधिकारों और 
उतपर अमलके बारेमें मुझे आपसे इतना ही कहना था। 

परन्तु जैसे-जैसे मजदूर संगठित होते जायेंगे, हड़तालें करनेकी आवश्यकता भी 
घटती चली जायेगी। और मानसिक रूपसे विकसित होनेके बाद आप यह भी 
आसानीसे समझ लेंगे कि हड़ताल करनेके सिद्धात्तके बजाय पंच-फेसलेके सिद्धान्तका 
प्रतिष्ठित हो जाना ज्यादा अच्छा है। इस अवस्थातक पहेंचना आवश्यक हो गया है। 
में इस मुद्देकों स्पष्ट करनेमें आपका और अधिक समय नहीं छेना चाहता। 

अब में आपके राष्ट्रीय' उत्तरदायित्वोंके सम्बन्धमें आपसे कुछ कहना चाहूँगा। 
जिस प्रकार आपको अपने मालिकोंसे सम्बन्धित उत्तरदायित्व समझने हें उसी प्रकार 
यह भी जरूरी है कि आप अपने राष्ट्रके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें। आपकी 
प्राथमिक शिक्षा तभी पूरी होगी। यदि आप श्रमकी प्रतिष्ठाको अच्छी तरह समझ 
लें, तो आप महसूस करेंगे कि आपको अपने देशके प्रति भी एक कत्तंव्य निभाना है। 
इसलिए अपने देशके मामलोंको जितने अच्छे ढंगसे आप समझ सकें, समझना चाहिए। 
ढेर सारी किशाबोंमें अपना सिर खपाये बिना आपको यह सब समझ लेता है कि 
आपके शासक कौन हें, उनके प्रति आपका क्‍या कत्तंव्य है तथा आपके लिए उन्हें और 
उनके लिये आपको क्या करना चाहिए। में मौजूदा हालातोंका बयान नहीं करना 
चाहता। यहाँ में आपके सामने लम्बा भाषण देने नहीं आया हूँ। जो उलझे हुए प्रश्न 
देशकों आन्दोलित कर रहे हूँ यहाँ उनमें आपकी दिलचस्पी पंदा करना मेरे लिए सम्भव 
नहीं है। आपको मेरा इतना बता देना काफी है कि इस महान्‌ देशके नागरिककी 
हैसियतसे' आपका प्रथम कत्तंव्य अपने अधिकार और उत्तरदायित्व समझ लेना है। 
जबतक आप इन चीजोंको समझतनेका प्रयास नहीं करते, मेरी नम्र रायमें आप 
पूरी तरह अपने धर्मका पालन नहीं कर सकते। यदि मेने आपके मनमें अपने देशके 
मामलोंकी जातकारी प्राप्त करनकी इच्छा जगा दी तो आजका मेरा काम खत्म हो 
गया। मुझे आशा है कि आप जबतक अपने सलाहकारों और नेताओंकी सहायतासे 
देशसे सम्बन्धित मुख्य-मुख्य बातोंकों नहीं समझ छेते तबतक आप चैनसे नहीं बेठगे। 
में यहाँके मजदूर संगठनकर्त्ताओंकों धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आमन्त्रित किया। 
आप सबने आकर मेरी बात शान्तिसे सुनी इसके लिए भी में आप सबको धन्यवाद 
देता ह। में आपको अपनी ओरसे आइवासन देना चाहता हूँ कि जब कभी आपको 
मेरी सछाहुकी जरूरत जान पड़ेगी, में उसके लिए प्रस्तुत रहँगा। इसलिए मुझे इस 
बातका दुःख है कि एक बार आपने मुझे मद्रास बुलाया और में कार्य-व्यस्त होनेके 
कारण आपका निमनन्‍्त्रण स्वीकार न कर सका। परन्तु आप मेरी इतनी बात सही 
मानिए कि न आनंका कारण इच्छाका अभाव नहीं, असमर्थशा! थी। आपके योग्य 


भाषण : कुम्भकोणमर्में असहयोगपर १८१ 


समृद्धिकी शुभकामता करते हुए में आशा करता हूँ कि आप देशके अच्छे नागरिकोंकी 
तरह अपना कत्तंव्य निबाहेंगे। 

| अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, १६-८-१९२० 

स्पीचेज ऐंड राइटिग्स ऑफ महात्मा गांधी, (तृतीय संस्करण ), पृष्ठ ७८४-८८ 


१००. भाषण : कुम्भभोणमर्मे असहयोगपर 


१६ अगस्त, १९२० 


सर्वेश्री गांधी और ज्ौकत अली ऋ्रमशः अंग्रेजी और उर्दमोें बोले। उनके भाषणोंका 
वाक्यश: तमिलमें अनुवाद किया गया। कुम्भभोणमकी उस सार्वजनिक सभासें उपस्थित 
विज्ञाल श्रोत॒ुसम्हुकी ओर मुखातिब होकर अपने स्वागतमें किये गये अभिननन्‍दनका 
उत्तर देते हुए महात्मा गांधीन कहा कि मुझे दुःख है कि मेरा तमिलका ज्ञान पर्याप्त 
नहीं है, लेकिन साथ ही में आपसे अनुरोध करूँगा कि आप राष्ट्रीय सम्पर्ककी 
भाषाके रूपमें हिन्दी या उर्दू अब्य सीखें, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय प्रगतिकी 
एक अनिवाय्य शर्त हे। क्‍या ही अच्छा होता अगर इन अभिनन्‍दनोंमें से अंग्रेजीके 
बजाय कुछ तमिलमें प्रस्तुत किये गये होते। महात्मा गांधीन लोगोंसे आगे कहा कि 
याद रखिये, पर्याप्त धनके बिना खिलाफत आन्दोलन नहीं चल सकता और यद्यपि 
पेंसेका अपन-आपमें न' तो कोई खास महत्व है और न वह आत्म-बलिदानके समान 
बड़ी चीज ही है। फिर भी में आप सबसे, और विशेषकर उन लोगोंसे जो असहयोग 
आन्दोलनमसें सक्रिय रूपसे भाग नहीं ले सकते, अनुरोध करूँगा कि खिलाफत-कोषसमें 
अपनी दक्ति-भर चन्दा दें। श्री गांधीन कमंकी आवश्यकतापर जोर देते हुए कहा 
कि भाषण, बहस-सुबाहिसे और प्रदर्शनों आदिका समय बीत गया है और संगठित 
रूपसे निरन्तर और अथक काम करनेका समय आ गया है। लोगोंको सिर्फ कामकी 
ही धुन होनी चाहिए। खिलाफत तथा पंजाबके सवालोंने वर्तमान सरकारको दुर्भावना- 
पूर्ण, अनेतिक और अन्‍न्यायथी साबित कर दिया है और अब लोगोंका, यह परम कत्तेंव्य 
हो गया है, आपकमें से प्रत्येकका यह दायित्व हो गया है कि ऐसी सरकारसे सहयोग 
करना बन्द कर दें। टर्कोके सम्बन्ध जो दार्ते रखी गई हें वे यदि सचमच इस्लामके 
लिए अपमानजनक हें तो हर मुसलमानका यह धारमिक कत्तंव्य है कि वह हर प्रकारके 
असहयोगके लिए तेयार हो जाये। भारतमाताकी सन्‍्तान होनके नाते मुसलूसानोंको 
हिन्दू भाई समझते हें और वे अपने धर्मके प्रति सच्चे रहना चाहते हें तथा अपने 
आत्म-सम्मान और अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना चाहते हेँ। इसलिए उन्हें भी भेरे 
बतलाये तरीकेसे अहिसक असहयोग करना चाहिए। स्मरण-पत्र आदि भेजकर आनन्‍्दो- 


१८२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


लन चलानेके सामान्य तरीके असफल सिद्ध हो चुके हें। अब आप सबके सामने असह- 
योगका सिद्धान्त ही एकमात्र उपाय रह गया है और जो लोग इस सिद्धान्तकों ठीक 
समझते हें उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि खिताबोंका त्याग, परिषदोंका 
बहिष्कार, स्कलोंसे बच्चोंकोी निकाल लेना, अपनी वकालत छोड़ देना, युवराजके 
प्रस्तावित आगमनका बहिष्कार और जोर-शोरसे स्वदेशीके लिए काम करना --य ये सभी 
चीजें असहयोगके कार्यक्रमकों प्रभावशाली बनानके लिए अत्यावद्यक हें। ऐसी सभी' 
शिक्षण-संस्थाओंकोी खाली कर देना चाहिए जिनकी व्यवस्था सरकार करती हो या 
जिनको सरकारसे अनुदान प्राप्त होता हो या जिनको सरकारन मान्यता दे रखी हो 
क्योंकि इनका काम मुख्यतः सरकारके लिए क्लक और नौकर तेयार करना ही है। 
जहाँतक परिषदोंकी बात है, सरकारके काममें बाधा डालनके खयालसे उनमें सीटें 
हासिल करनेकी हदतक सहयोग करनेका विचार पुरी तरह असहयोग करना नहीं है। 
आधे मनसे असहयोग करना हैं। आज तो हमें एक ऐसी दुरभिमानी और शक्तिशाली 
सरकारसे लोहा लेता है, उससे असहयोग करना है जो लोकमतके विरुद्ध खड़ी रहने 
और अपनी अन्यायपूर्ण नीतिपर दृढ़ रहनमें समर्थ है। इसलिये वर्तमान परिस्थितियोंमें 
उसके विरुद्ध आधे मनसे की गई किसी प्रकारकी कारंबाई पर्याप्त नहीं हो सकती। 
उम्मीदवारोंकों चुनावों खड़े नहीं होना चाहिए और लोगोंको अपन चुनाव-क्षेत्रोंसे 
प्रतिनिधि भी नहों भेजने चाहिए। इसके बाद श्री गांधीन बताया कि वकीलोंको अपनी 
वकालत क्‍यों स्थगित कर देनी चाहिए और क्‍यों युवराजके आगमनका बहिष्कार 
करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंने जो अनेक कदम उठानकी बात कही है वे 
केद्रीय खिलाफत समितिके असहयोग सम्बन्धी कार्यक्रमके पहले दौरमें शामिल किये 
गये हैं और उनकी व्यवस्था कुछ इस तरह की गई है कि आज समाजके उच्चतर 
स्तरके लोग स्वयं आत्म-त्याग करके इस मामलेसें आम लोगोंका नतृत्व करें। आखिरी 
दौरमें आम लोगोंको असहयोगपर अमल करनेका सुअवसर प्राप्त होगा। सरकारकी 
ओरसे प्राप्त खिताब अब अपमानके तमगे बनकर रह गय हैं इसलिए तनिक भी आगा- 
पीछा किये बिना उनका त्याग कर दिया जाना चाहिए। अन्त गांधीजीन श्रोतृ- 
समूहसे जोरदार अपील करते हुए कहा कि जेन सभाने मेरे अभिननन्‍्दनमें मुझे जेन- 
सतानुयायी बताया है, लेकिन बात गलूत है। में वष्णव हँ; और अपने पितासे असह- 
योग करनवाला प्रक्लाद असहयोगियोंका सरताज था। उसने अपने आचरण द्वारा दिखा 
दिया कि अगर कोई व्यक्ति मानता है कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है तो अपने पिता- 
तकसे असहयोग करना उसका परम कत्तंव्य हो जाता है। इस संकटपूर्ण कालमें यदि 
वेष्णत असहयोग नहीं करता तो इसका मतलब होगा कि उसने अपने धर्मके अनुसार 
आचरण नहीं किया। थोरोन बिलकुल ठीक कहा है कि अन्यायी सरकारके अधीन 
अपनी स्वतन्त्रता, सम्पत्ति और सुख-सुविधाएँ होम करके घोर कष्ट सहन करना ही 
एकमात्र सम्माननीय सार्ग है। श्री शौकत अली मेरे इस अहिसक असहयोगमे पुरा 


भाषण : नागौ'रमें १८३ 


योग दे रहे हे क्योंकि उनका खयाल है कि भारतमें इतनी शक्ति नहीं कि वह सहस्त्र 
प्रतिरोध कर सके; लेकिन मेरा तो निश्चित मत है कि इस' प्रस्तावित असहयोगके 
ढंगका अहिसक प्रतिरोध करनेके लिए कहीं ज्यादा ताकत जरूरी होती है। इसके 
बाद श्री शौकत अलीन अपने भाषणमें जोर देकर कहा कि खिलाफतकी अखण्डताकों 
बनाय रखना मुसलसानोंका धासिक कत्तेव्य है। कुरानके आदेश हर सच्चे मुसल- 
मातके लिए अनुल्लंघनीय हें। उन्होंने अनुरोध किया कि हिन्दू इस संघर्षमें मदद दें 
या न दें, मुसलमानोंकों हर हालतमें संघर्ष जारी रखना चाहिए। उन्होंने हिन्दुओंसे 
भी अपना समर्थन देतेकी अपील की और मुसलूमानोंको बताया कि उनका गांधीजीकों 
अपने नताके रूपमें चुनना ही हिन्दू-मुस्लिम एकताकी सबसे बड़ी जीत है। अगर 
इस्लासके सम्मानकी रक्षाके लिए लोगोंसे युद्ध करके उन्हें मार डालता मुसलमानोंके 
लिए धर्म है तो खुद अपनी जान देता और आगे बढ़कर तकलोफे झेलना भी उनका 
ही धर्म है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, १८--८-१९२० 


१०१, भाषण : नागोरसें 


१६ अगस्त, १९२० 
नागोरमें हुई सार्वजनिक सभाकी खासियत यह थी कि उसमें मुसलमान महि- 
लाएँ बहुत भारी संख्यामें एकत्र हुई थीं। श्री शौकत अलीन कहा: आपकी उपस्थिति- 
से मेरा बहुत साहस बँधा है और उम्मीद रखता हैँ कि आप कमजोर दिल लोगोंमें 
अपने सजहबके लिए हिम्मत और कुर्बानीका जज्बा पैदा करेंगी। क्योंकि यह आपकी 
अपनी खूबी हे। 
श्री गांधीन कहा: मुसलमान महिलहाएँ जितनी भारी संख्यामें उपस्थित हुई हूं 
उससे पता चलता है कि खिलाफतके सवालपर मुसलमानोंकी भावनाएं कितनी तीकत्न 
हो उठी हें और इससे प्रकट होता है कि इस आल्दोलनने उनके हृदयकों कितनी 
गहराईसे स्पर्श किया है। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकताके महत्त्वपर जोर दिया और 
कहा कि यह चीज ब्रिटनके साथ हमारे सम्बन्धोंसे भी बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, १८-८-१९२० 


१०२. भाषण : त्रिचिनापल्‍लीमें 


१७ अगस्त, १९२०* 


त्रिचितापल्‍लीके नागरिकोंने हमारा जो शानदार स्वागत किया है उसके लिए में 
आप॑ सबको अपने भाई शौकत अली तथा अपनी ओरसे भी धन्यवाद देता हूँ। आप 
सबने हमारा जो अभिनन्‍दन किया हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 
आइए, अब कासकी बात करें। 

आपसे दुबारा मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही हैं; कारण बतानेकी जरूरत में 
नहीं समझता। में त्रिचिनापल्‍ली, मदुरा और इनके जैसे जिन अन्य थोड़ेसे स्थानोंके 
नाम ले सकता हूँ, मुझे उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ हें। में समझता हूँ “ मद्रास बीच 
पर असहयोगके सम्बन्धरमें दिया गया मेरा भाषण आप लोगोंने पढ़ा होगा। इस' समय 
इस जबरदस्त सभामें उपस्थित लोगोंका ज्यादा समय लिये बिना में श्री एस० कस्तूरी' 
रंगा आयंगरके' भाषणसे उठनवाले एक-दो मुद्दोपर विचार करना चाहता हूँ। उन्होंने 
जो कहा उसका यह आशय होता है कि मुझे असहयोगके सम्बन्ध कांग्रेसका निर्णय होने 
तक रुके रहना चाहिए था। छेकिन यह सम्भव नहीं था; क्योंकि हिन्द कुछ करते 
हैं या नहीं इसका खयाल रखे बिना मुसलूमानोंका अपने धर्मकी दृष्टिसे कुछ कर्त्तव्य 
और है। किसी ऐसी बातपर जो इस्लामके सम्मानसे बहुत ही गम्भीर रूपसे सम्बद्ध 
है, इस्लामका जो आदेश है उसके अछावा किसी और आदेशके लिए रुके रहना उनके 
लिए गैर-मुमकिन था। इसलिए यह बात बिलकुल असम्भव थी कि वे कांग्रेसके सामने 
जाकर घुटने टेककर तफ्सीलसे अपना कार्यक्रम उसके सामने पेश करते और उससे 
उस' कार्यक्रमके सम्बन्धर्म आशीर्वाद माँगतें और अगर उन्हें इस राष्ट्रीय संगठनका 
आशीर्वाद प्राप्त करनका सौभाग्य न मिलता तो बादमें उसके प्रति कोई असम्मानका 
भाव भी मनमें न लाते। उत्तका तो यही परम कत्तंव्य था कि वे अपने कार्यक्रमके 
अनुसार कार्य शुरू कर देते। मुसलमानोंके सामने एक स्वेथा उचित उद्देश्य है और 
वे उसे सिद्ध करना चाहते हें। अतएवं उन्हें अपना भाई समझनेवाले हिन्दुओंका यह 
कत्तंव्य हैं कि वे उनके दुःखके साथी बनें। हमारे नेताकों स्वयं असहयोगके सिद्धान्तसे 
कोई झगड़ा नहीं है लेकिन उन्हें उसकी तीन मुख्य तफसीलोंपर आपत्ति है। 

उनका विचार है कि हमें कौंसिलोंमें स्थान प्राप्त करनंकी कोशिश करनी' चाहिए 
और अपनी लड़ाई कौंसिल-भवनमें चलानी चाहिए। में कौंसिल-भवनमें एक शानदार 
लड़ाईकी सम्भावनासे इनकार नहीं करता। हम पिछले ३५ वर्षसि यह करते आये | हें। 
में आपसे और उनसे भी समादरपूर्वक यह कहूँगा कि कौंसिलोंमें जाना और वहाँ 


१. मूल सूतमें १८ अगस्तकी तारीख दो गई है लेकिन गांधीजी उससे एक दिन पहले त्रिचिनापलली 
गये थे; देखिए “ मद्रास-यात्रा ”, २९-८-१९२० । 
२. मद्राससे प्रकाशित हिन्दूके सम्पादक । 


भाषण : जत्िचिनापलली में १८५ 


लड़ना असहयोग नहीं है; और असहयोग जितना सफल हो सकता है अभी तो उसका 
आधा भी सफल नहीं हुआ है। जिन लोगोंका अपना निश्चित मत है और जिनकी 
एक निश्चित आचरण-नीति है उनके बीच जाकर उन्हें अपने दृष्टिकोणके अनुकूल 
बनानेकी लड़ाई आप उनसे नहीं लड़ सकते। और अगर आप केवल व्यवधान उप- 
स्थित ही करना चाहें तो वह भी सम्भव नहीं हो सकता। अगर चिकित्साशास्त्रकी 
भाषामें कहें तो यह परस्पर विरोधी पदार्थोकों मिलाना है, जिसका कोई भी अच्छा 
परिणाम नहीं निकहकू सकता। लेकिन अगर आप कॉंसिलका पूरा बहिष्कार करें तो 
उससे खिलाफत और पंजाबके मामलेमें किये गये अन्यायोंके सम्बन्धर्मे देशमें एक छोक- 
मत तैयार होगा और फिर उसे कोई भी दबा नहीं पायेगा। कौंसिलोंमें जानेसे एक 
यह लाभ हो सकता था कि शासकोंके मनमें हमारे प्रति सदभावना उत्पन्न हो जाती; 
लेकिन उनमें तो सदभावनाका सर्वथा अभाव है। सदर्भावनाके बदले हमने अन्याय 
ही पाया है। खेर अब में दूसरी बात छ। 

श्री कस्तुरी रंगा आयंगरकी दूसरी आपत्तिका सम्बन्ध वकीलोंके अपने धन्धे बन्द 
कर देनेके सुझावसे है। दूध अपने आपमें बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें जरा-सा 
भी संखिया पड़ जाये तो वह तत्काल विषैला हो जाता है। उसी प्रकार कानूनी 
अदालत भी बड़ी अच्छी चीज है [मगर तभी | जब कोई परम शक्तिशाली सरकार 
अपनी जवताके साथ न्याय करना चाहे और न्यायकों इस तनत्रके माध्यमसे शुद्ध रूपमें 
छनकर आते दे। ये अदालतें स'रकारकी शक्तिके सबसे बड़े प्रतीक हैँ और असहयोगकी 
लड़ाईमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन अदालतोंकों अछूता छोड़ दें और तब भी 
असहयोग करनेका दावा करें। लेकिन अगर आप श्री आयंगरकी आपत्तिको ध्यानसे 
पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसका आधार यह आशंका ही है कि वकीलोंका जिस बातके 
लिए आह्वान किया गया है, उसमें वे योगदान नहीं करेंगे। लेकिन इसीमें तो असहयोगकी' 
खूबी छिपी हुई है। अगर एक भी वकील अपना धन्‍न्धा बन्द कर देता हैं तो उसका 
उतना लाभ तो देशकों मिलेगा ही। इसलिए अगर हमें यह निश्चय हो जाये कि हम 
सरकारको इस तरह उस शक्तिसे वंचित कर सकेंगे जो उसे कानूनी अदालतोंके द्वारा 
प्राप्त होती है, तो फिर हमें यह कदम उठाना ही है, चाहे इसमें एक वकील भाग 
ले या बहुतसे। 

फिर उन्होंने सरकारी स्कूलोंके बहिष्कारकी योजनापर भी आपत्ति की है। में तो 
इस सम्बन्धमें भी वही बात कहूँगा जो मेंने वकीलोंके सम्बन्धमें कही है, अगर हम 
सचमुच असहयोग करनेका इरादा रखते हें तो हमें सरकारसे कोई सुविधा नहीं लेनी 
चाहिए; फिर वह सुविधा हमारे लिए कितनी ही लाभदायक क्‍यों न हो। इतने 
जबरदस्त संघर्षमें हम यह हिसाब लगाते हुए नहीं बैठे रह सकते कि कितने स्कूल और 
कितने माता-पिता हमारी बात मानेंगे। ज्यामितिका प्रमेय कठिन होता है; क्योंकि उसमें 
अधूरे प्रमाणके आधारपर कोई बात स्वीकार नहीं की जाती, वसे ही अगर आप महज 
इस कारणसे' राष्ट्रीय विकासकी किसी अवस्थासे बच निकलना चाहें क्योंकि वह बहुत 
कठिन है तो वह समस्त विकास-प्रक्रिया एक तमाशा बनकर ही रह जायेगी। 


१८६ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


यहाँ सभाके एक भागमें कुछ हलचल-सी हुई और कुछ क्षण बाद महात्माजीन 
अपना भाषण पुनः शुरू किया। 

तो असहयोग और सहयोगका हमें अच्छा खासा पदार्थ-पाठ मिल गया। (हंसी ) 
असहयोगका पाठ हमें तब मिला जब वहाँ कुछ नौजवानोंने लड़ाई-झगड़ा शुरू किया। 
असहयोग एक बड़ा खतरनाक हथियार है, मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अगर 
एक व्यक्ति भी निश्चय कर ले तो वह पूरी सभामें गड़बड़ी पेदा कर सकता है 
(हँसी) और हमें अभी यह प्रत्यक्ष देखनेकी मिला (हँसी) । लेकिन हमारा असहयोग 
अहिसक है। उसमें अगर उसकी बूनियादी शर्तोंका पालन किया जाये तो कोई दोष 
उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर असहयोग असफल होता है तो इसलिए नहीं कि खुद उसमें 
किसी शक्तिका अभाव है। वह असफल होगा तो इसलिए कि लोगोंन उसमें हाथ नहीं 
बैँटाया; या इसलिए कि लोगोंने उसके लिए सामान्य सिद्धान्तोंकों अच्छी तरह ग्रहण 
नहीं किया। अभी आपने सहयोगका भी प्रत्यक्ष दृश्य देखा (हँसी); वह भारी कुर्सी 
कितने ही छोगोंके सिरपर से गुजरती हुई दूर चली गई क्योंकि तमाम लछोगोंने उसमें 
हाथ लगाया। इस तरह वह भारी गुम्बदनुमा चीज भी स्त्री, पुरुष और बच्चोंके 
सहयोगसे हमारी आँखोंसे ओझल हो गई। हर व्यक्ति यह मानता और जानता है 
कि यह सरकार अपने शस्त्रोंकी शक्तिके बलपर नहीं बल्कि जनताके सहयोगके बल- 
पर टिकी हुई है। (हर्ष ध्वनि) ऐसा हर व्यक्ति जिसमें तनिक भी तकं-बृुद्धि है आपको 
बतायेगा कि इसका विलोम भी उतना ही सच है (हँसी); यानी यह सरकार जिस 
सहयोगके सहारे टिकी हुई है यदि वह सहयोग बन्द हो जाये तो वह टिक नहीं सकती। 
इसमें सन्देह नहीं कि यह काम जरा कठिन है। अभीतक तो हमने अपनी वाणीका 
“बलिदात” करना--यानी भाषण देना ही सीखा है। अब हमें अपनी सुख-सुविधाएं 
और माल-मिल्कियतका बलिदान करना भी सीखना चाहिए और यह चीज हमें अंग्रजोंसे 
ही सीखनी है। जिन छोगोंते इंग्लेंडका इतिहास पढ़ा है वे सब जानते हें कि हम इस 
समय एक ऐसे राष्ट्रके विरुद्ध जूझ रहे हें जिसमें बलिदान करनेकी बहुत बड़ी क्षमता 
है। हम तीस करोड़ भारतीय जबतक पर्याप्त रूपसे बलिदान नहीं करते तबतक 
हम दुनियामें न कुछ नाम कमा सकते हैं और न अपना खोथा हुआ आत्मसम्मान ही 
प्राप्त कर सकते हं। 

हमारे मित्रन ब्रिटिश या विदेशी सामानके बहिष्कारका सुझाव दिया है। सभी 
विदेशी वस्तुओंके बहिष्कारका ही दूसरा नाम स्वदेशी है। उनका विचार है कि सब 
विदेशी चीजोंके बहिष्कारकों ज्यादा समर्थन प्राप्त होगा। अपने पिछले अनेक वर्षोके 
अनुमवसे तथा व्यापारी-वर्गके निकट सम्पकंजन्य ज्ञानसे, में आपको बताना चाहता हूँ 
कि विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार अथवा केवल ब्रिटिश वस्तुओंका बहिष्कार मेरे सुझाए 
हुए अन्य कार्यकी अपेक्षा अधिक दुष्कर है। मेंने जो अन्य कार्य सुझाये हें उनमें से 
किसीमें धन-त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे काम तो किये ही जाने हूँ। ब्रिटिश 
या विदेशी वस्तुओंके बहिष्कारका अर्थ अपने बड़े-बड़े व्यापारियोंसे करोड़ों रुपये 
त्याग देनेके लिए कहना है। यह हमें करना तो है ही, परन्तु यह बहुत ही धीरे 


भाषण : त्रिचिनापल्‍लीमें १८७ 


होनेवाला काम है। में जानता हूँ, यहाँ जो अन्य काम मेने सुझाये हे उनके बारेमें 
भी यही कहा जा सकता है; परन्तु वस्तुओंका बहिष्कार एक प्रकारका दण्ड देता 
समझा जाता है और दण्ड तभी प्रभावशाली होता है जब विरोधीकों उससे कष्ट 
पहुँचे। मेने जो सुझाया है वह दण्ड नहीं वरन्‌ एक पवित्र कत्तेव्यका पालन है, वह 
आत्मनिग्नहकी दिशामें अपनी ही' इच्छासे उठाया हुआ कदम है और इसलिए तुरन्त 
प्रभावकारी होता है फिर चाहे उसे एक ही आदमी क्‍यों न उठाये। और एक 
आदमी द्वारा भी अपने कत्तेव्यका पूर्ण पालन करनेसे राष्ट्रकी स्वतन्त्रताकी नींव 
पड़ती है। 

में अपने राष्ट्र तथा अपने मुसलमान भाइयोंको यह बात समझा देते लिए 
अत्यन्त उत्सुक हूँ कि यदि वे राष्ट्रीय सम्मान या इस्कामके सम्मानकी रक्षा करता 
चाहते हें तो वे निःसन्देह ऐसा कर सकते हें किन्तु दण्ड देकर या लगातार दण्ड 
देते हुए नहीं वरन्‌ पर्याप्त आत्मबलिदानके द्वारा। में अपने सभी नेताओंके बारेमें 
बहुत आदरपूर्ण शब्दोंका प्रयोग करना चाहता हूँ। किन्तु उन्हें आदर देनेका यह अथ 
नहीं कि हम उस आदरको देशकी उचन्नतिमें बाधा बनने दें। में बहुत बेचेत हूँ और 
चाहता हूँ कि इस अत्यन्त नाजुक समयमें देश अपना रास्ता चुने। इसमें सन्देह नहीं 
कि ब्रिटिश राष्ट्रकी राजसत्ताकों शस्त्रबलसे छीननेका विचार हम नहीं कर सकते। 
आज तो हम यही कर सकते हैं कि आबालू-वृद्ध, वनिता, जिनको यह पूरा विश्वास है 
कि एकमात्र रास्ता कांग्रेसके फैसलेका या किसी अन्य आदेशका इन्तजार न करके 
अन्तरात्माके आदेशपर चलना है वे या तो खिलाफत और पंजाबके दुहरे अन्यायकों 
झेलें, तौहीन सहें, राष्ट्रके नपुंसकीकरणकों स्वीकार कर लें या त्याग द्वारा राष्ट्रके 
सम्मानकी रक्षा करें। जंबतक राष्ट्र फैसला न करे तबतक हम और आप प्रतीक्षा 
करनेके लिए बाध्य नहीं हँ। यदि हमें इन बातोंके सही होनेका विश्वास है तो हमें 
आज ही फंसला कर लेना चाहिए। इसलिए ज़िचितापल्‍लीके नागरिको, पूरा भारत 
क्या करता है आप इसका इन्तजार न करें; आप स्वयं असहयोगका कदम उठा सकते 
हैं और यदि अबतक इस दिशामें कुछ नहीं किया है तो कलहूसे ही तदनुसार कार्य आरम्भ 
कर दें। कल ही आप अपने सब खिताब वापस कर सकते हें; (हर्षध्वनि) सभी 
वकील कलसे ही' वकालत छोड़ सकते हें; जो लोग किसी अन्य जरियसे जीवन-निर्वाह 
नहीं कर सकते, अगर वे अपना पूरा समय और ध्यान समितिके काममें लगायें तो 
खिलाफत समिति उनकी मदद आसानीसे कर सकती है और यदि वकील मेहरबानी 
करके वकालत त्याग देते हें, तो आप देखेंगे कि निजी हस्तक्षेप द्वारा अपने झगड़ 
निपटा लेनेमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आपकमें इच्छा और संकल्प हो 
तो आप कलतसे ही अपने स्कूछोंका राष्ट्रीयकरण कर सकते हें। में जानता हूँ कि 
आपमें से थोड़ लोग ही यदि .ऐसा करना चाहें तो ये कठिन काम हें। किन्तु जब 
इस बड़ी सभामें उपस्थित सब लोग एकमत हो जायें तो यह इतना आसान है जितना 
कि हमारा यहाँ बेठना; या जितना आसान आपके लिए उस कुर्सीको वहाँ ले जाना 
था, उतना ही आसान इस योजनापर कलसे अमल करना है बहतें कि आप एकमत 


१८८ सम्पूर्ण गांधी' वाहमय 


हों, आपका संकल्प एक हो और आपमें देशके प्रति प्रेम हो, देशके सम्मान और 
धर्मक्रे प्रति प्रेम हो। (देरतक हृषेध्वनि) 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, १९--८-१९२० 


१०३. कुछ और आपत्तियोंके उत्तर 


“स्वदेशमित्रन्‌ ' मद्रासके बहुत ही प्रभावशाली तमिल देनिकोंमें से है। इसकी 
पाठक-संख्या बहुत बड़ी है। इसके स्तम्भोंमें प्रकाशित एक-एक चीज ध्यान देने लायक 
होती है। इसके सम्पादकर्न असहयोगके मार्गमें कुछ व्यावहारिक बाधाओंकी चर्चा की 
है। इसलिए मुझसे जहाँतक बन सकता है, में उनपर पूरी तरह विचार करूँगा। 

मुझे नहीं मालम, इस अखबारकों यह खबर कहाँसे मिली है कि मेने असह- 
योगके अन्तिम दो चरणोंपर अमर करनेका इरादा छोड़ दिया है। मेने जो कहा है वह 
यही कि अभी वे बहुत दूर हें, और ऐसा में अब भी कहता हूँ। में स्वीकार करता 
हैँ कि सभी चरणोंमें कुछ-त-कुछ खतरेकी आशंका है ही, लेकिन अन्तिम दो चरणोंमें 
खतरेकी अधिक आशंका है और उनमें भी दूसरेमें अधिक। आन्दोलनकों कई चरणोंमें 
इसलिए बाँटा गया है कि उसके कार्यान्‍्वयनमें कमसे-कम खतरा रहे। अन्तिम दो 
चरण तबतक प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे जबतक समिति जनतापर इतना नियन्त्रण 
प्राप्त नहीं कर लेती कि उसे विश्वास हो जाये कि सैनिकों द्वारा नौकरी छोड़ देने 
या जनता द्वारा कर देना बन्द कर देनसे, मानवीय बुद्धि जहाँतक अनुमान लगा 
सकती है वहाँतक तो जनताके बीच हिसाका कोई विस्फोट नहीं होगा। मेरी यह 
निद्िचत मान्यता है कि लोग इन दोनों चरणोंको कार्यान्वित करनेके लिए आवश्यक 
अनुशासनमें रह सकते हें। जब एक बार वे समझ लेंगे कि एक अनिच्छुक सरकारको 
अपनी इच्छाके सामने झुकानेके लिए हिंसा बिलकुल अनावश्यक है और इस लक्ष्यकी 
सिद्धि मौरवमय असहयोगके माध्यमसे ही की जा सकती है तो वे प्रतिशोधके तौरपर 
भी हिंसाका सहारा लेनेका खयाल अपने मनमें नहीं रखेंगे। तथ्य यह है कि हमने 
अबतक जनतासे संगठित और अनुशासित ढंगका काम लेनेकी कोशिश नहीं की है। 
अगर हम सचमुच एक स्वशासित राष्ट्रकी स्थिति प्राप्त करना चाहते हें तो किसी- 
न-किसी दिन यह कोशिश करनी ही पड़ंगी। मेरे विचारसे यह घड़ी उसके लिए 
बहुत उपयुक्त है। हर भारतीय पंजाबके अपमानकों अपना अपमान समझता है, हर 
मुसलमान खिलाफतके सम्बन्धर्में किये गये अन्यायपर क्षुब्ध है। इसलिए वातावरण 
ऐसा है, जिसमें लोगोंसे संगठित और संयत आन्दोलनकी आशा की जा सकती है। 

जहाँतक जनता द्वारा हमारे अनुरोधका उत्तर देनेका सम्बन्ध है, में सम्पादक 
महोदयकी' इस बातसे सहमत हूँ कि कर देता बन्द करनेके अनुरोधका उत्तर लोग 
जल्दीसे-जल्दी और अधिकसे-अधिक संख्यामें देंगे, छेकिन जैसा कि मेंने कहा है, जबतक 


कुछ और आपत्तियोंके उत्तर १८९ 


जनसावारण अपनी जायदाद बिकते देखकर भी अहिसापर दृढ़ रहना नहीं सीख लेता 
तबतक' अन्तिम चरणकों किसी खास हृदतक कार्यान्वित करना असम्भव ही होगा। 

में उनकी इस बातसे भी सहमत हूँ कि अगर हमने चोरों और डाकुओंके 
खिलाफ स्वयं अपना बचाव करनेंकी योग्यता प्राप्त न कर ली हों तो लोगोंके सैनिक 
और पुलिस-सेवासे एकाएक अछूग हो जानके परिणाम बहुत घातक होंगे। लेकिन 
मेरा कहना हैं कि जब हम सेना और पुलिससे लोगोंकों बड़ पैमानेपर हटानेको तैयार 
होंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी रक्षा आप करनेकी स्थितिमें भी हैं। अगर पुलिस 
और सेनाके आदमी देशभवितिकी भावनासे अपन पद छोड़ते हें तो में निश्चय ही 
उनसे अपेक्षा करूँगा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवकोंके रूपमें, किरायेके टट्टओंके रूपमें नहीं 
बल्कि अपने देशभाइयोंके जानमाल और आजादीके तत्पर रक्षकोंके रूपमें अपना वही 
कत्तंव्य निभायेंगे। असहयोग आन्दोलन ऐसी चीज है जिसमें सब-कुछ स्वतः ही 
व्यवस्थित हो जाता है। अगर सरकारी स्कूल खाली कर दिये जाते हें तो निसस्‍्संदेह 
में राष्ट्रीय स्कूछ स्थापित किये जानेकी आशा रखता हूँ। अगर वकील लोग सामूहिक 
रूपसे अपना धन्धा बन्द कर देते हैं तो वे पंचायती अदालतोंकी व्यवस्था करेंगे और इस 
तरह राष्ट्रको एक ऐसी न्याय-प्रणाली प्राप्त हो जायेगी जिससे वह जल्दी और कम 
खर्चमं आपसी झगड़ोंका निपटारा भी कर पायेगा और गलत काम करनेवालेको सजा 
भी दे पायंगा। में यहाँ इतना और कह दूं कि खिलाफत समिति भलीभाँति समझती 
है कि यह काम कितना कठिनृ है किन्तु ऐसी जो भी कठिनाई सामने आयेगी उसे 
निपटठानके लिए वह आवश्यक उपाय कर रही है। 

जहॉतक असेतिक सेवा छोड़नेकी बात है, उससे किसी खतरेकीं आशंका नहीं 
है, क्योंकि कोई भी तबतक अपना पद नहीं छोड़ेगा जबतक वह अपने मित्रोंके 
जरिये या अन्य किसी प्रकारसे अपनी और अपने परिवारकी रोटीका प्रबन्ध नहीं 
कर लेता | 

मैंने विद्याथियोंकों स्‍्कूल-कालेज छोड़नेका जो सुझाव दिया है, उसे भी पसन्द 
नहीं किया गया है। मेरी नम्न रायमें, यह असहयोगके सच्चे स्वरूपको समझनेकी 
असमर्यताका द्योतक है। यह सच है कि हम अपने बच्चोंकी शिक्षाके लिए पैसा देते 
हैं। लेकिन जब शिक्षा देनवाली संस्था भ्रष्ट हो गई हो तब हम उस संस्थाकों चलाने- 
वाले लोगोंके भ्रष्टाचारमें हिस्सेदार हुए बिना उसकी सेवाओंका उपयोग नहीं कर 
सकते । अगर विद्यार्थी स्कूल या कालेज छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्वयं शिक्षक 
लोग भी अपने पद छोड़ देनेका औचित्य समझनमें चूकेंगे। लेकिन अगर वे इस बातकों 
न भी समझें तो भी जहाँ सम्मान और धर्मपर आँच आई हो वहाँ पेसेकी चिन्ता तो 
नहीं ही की जा सकती। 

जहाँतक कौंसिलोंके बहिष्कारका सम्बन्ध है, उसमें नरम दलूवालों और अन्य 
लोगोंके प्रवेश करनेसे उतना बनता-बिगड़ता नहीं जितना कि असहयोगमें विश्वास 
रखनेवाले लोंगोंके प्रवेश करनेसे। ऐसा तो नहीं हों सकता कि आप नीचेके स्तरपर 
असहयोग करें और ऊपरके स्तरपर सहयोग । कौंसिलका कोई सदस्य स्वयं तो कौंसिलमें 


१९० सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


बना रहे और कौंसिलकी मेज साफ करनेवाले गुमाइतेको त्यागपत्र देनेको कहे -- यह 
नहीं हो सकता। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १८-८-१९२० 


१०४. स्वदेशी 


अभी पिछले दिनों चरखेंका संगीत” श्ीषक मेरे लेखकी' आलोचना करते 
हुए लीडर ने मुझपर कुछ ऐसे विचार आरोपित किये हे जो दरअसल मेरे मनमें कभी 
रहे ही नहीं। लोगोंको स्वदेशीका सच्चा महत्त्व समझानके लिए इस सम्बन्धमें प्रचलित 
कुछ अभ्रान्तियोंकों दूर कर देवा आवश्यक है। लीडर के विचारसे मिलके सूतसे मिलमें 
तैयार किये गये कपड़के स्थानपर हाथसे कते और हाथसे बुने कपड़को प्रतिष्ठित 
करनेकी कोशिश करके में प्रगतिके मार्गमें रोड़ा अठका रहा हेँ। वास्तवमें में ऐसी 
कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। मिलोंसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरे विचार 
अविश्वसनीय रूपसे सीधे-सादे हेँ। भारतको प्रतिवर्ष प्रति' व्यक्ति लगभग १३ गज 
कपड़की जरूरत है। मेरा खयाल है कि भारत इसके आधेसे भी कम' कपड़का उत्पादन 
करता है। भारत अपनी सारी जरूरत पूरी करने लायक रुई स्वयं पंदा करता है। 
वह लाखों गाँठ रुई जापान और हलूुंकाशायरकों भेजता है और तैयार कपड़के रूपमें 
उसका अधिकांश फिर वापस मेँगवाता है, हालाँकि उसमें हाथसे कताई और बुनाई करके 
अपनी जरूरत-भरका सूत और कपड़ा स्वयं तेयार कर सकनेकी क्षमता है। भारतका 
मुख्य धंघा खत है, लेकिन यह धन्धा उसके लिए काफी नहीं पड़ता। इसलिए उसके 
लिए किसी दूसरे धत्थेका भी सहारा छेता जरूरी है। यहाँके लाखों करोड़ों लोगोंके 
लिए हाथसे कताई करना ऐसा ही एक धन्धा है। अभी सौ वर्ष पहले यह हमारा 
राष्ट्रीय धन्धा था। यह कहना गलत है कि आथिक दबाव और आधुनिक मशीनोंने 
हाथसे कताई और बुताईके धन्धेकों बरबाद किया है। दरअसल हमारे इस जबरदस्त 
उद्योगको अपनी अनोखी और अनैतिक चालोंसे पूर्णतः नहीं तो करीब-करीब बरबाद 
किया ईस्ट इंडिया कम्पनीने। अगर मेहनतकी जाये और हम अपनी रुचि तनिक 
बदल लें तो मिरछ-उद्योगकों कोई नुकसान पहुँचाये बिना इस उद्योगका पुनरुद्धार 
किया जा सकता है। हमारे यहाँ कपड़की जो कमी है उसका तात्कालिक उपाय 
मिलोंकी संख्यामें वृद्धि करना नहीं है। इस कमीको आसानीसे पूरा करनेका एकमात्र 
उपाय हाथसे कताई और बुनाई करना है। अगर इस धन्धेका पुनरुद्धार हो जाये तो 
प्रतिवर्ष हमारे देशसे जो छः करोड़ रुपये बाहर जाते हे, वे देशमें ही रह जायें 
और यह रकम झोंपड़ियोंमें बैठकर काम करनंवाली हमारी लाखों गरीब बहनोंमें 
बट जाये। इसलिए में स्वदेशीको भारतकी घोर निर्धनताका, आंशिक ही सही, 


१, २१ जुलाई, १९२० का लेख । 


भाषण : कालीकटमें १९१ 


लेकिन एक बहुत ही सहज और स्वाभाविक निराकरण मानता हूँ। इसके अतिरिक्त 
अनावृष्टिके समय यह किसानोंके लिए एक प्रकारका सहज बीमा भी है। 

लेकिन इस उद्योगके पुनरुद्धारे लिए, जो आज इतना आवश्यक है, दो बातें 
बहुत जरूरी हें। एक तो यह कि लोगोंमें ख्दरके प्रति रुचि पेदा की जाये; और 
दूसरे यह कि एक ऐसा संगठन कायम किया जाये जो धुनी हुई रुईका लोगोंके बीच 
वितरण करे और फिर उन्हें मेहनताना देकर उनसे सूत प्राप्त करे। 

एक ही वर्षमें थोड़ेसे लोगोंके मूक परिश्रमकी बदौलत गुजरातकी गरीब औरतोंके 
बीच कताईके एवजमें हजारों रुपये बाँठे गये हे और इन भरतोंन प्रतिदिन थोड़से 
पैसे कमानेमें भी आननन्‍्दका अनुभव किया है क्‍योंकि इससे वे अपने बच्चोंके लिए 
हइथ आदि खरीद सकती हैें। 

“लीडर ने यह दलील चीनी-उद्योगपर भी लागू करनेकी कोशिश की है लेकिन 
वह उसपर लागू नहीं होती। भारतकी माँग पूरी करने लायक ईख यहां पैदा नहीं 
की जाती। चीनी-उद्योग कभी भी हमारा राष्ट्रीय और पूरक उद्योग नहीं था। विदेशी 
चीनीके कारण देशी चीनीका उत्पादन समाप्त नहीं हो गया है। भारतमें चीनीकी माँग 
बढ़ती गई और इसलिए वह चीनीका आयात करता है। लेकिन चीनीके आयातके 
कारण भारतका धन उस अथमें विदेशोंकी ओर नहीं बहता जिस अथमें विदेशी वस्त्रके 
आयातके कारण बहता है। अधिक चीनीका उत्पादन करनके लिए वैज्ञानिक ढंगकी 
खेती और ईख पेरने और शोवनेके लिए ज्यादा और अधिक अच्छी मशीनोंकी जरूरत 
है। इसलिए चीवी-उद्योगकी स्थिति दूसरी है। जहाँतक चीनीका सम्बन्ध है, स्वदेशी 
वांछतीय है, लेकित कपड़ेके सम्बन्ध्में तो वह एक तात्कालिक आवश्यकता है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १८-८-१९२० 


१५०७. सीषण : कालोकट में 


१८ अगस्त, १९२० 


अध्यक्ष महोदय और मित्रो, 

आप छोगोंने हमारा जो हादिक स्वागत किया है, उसके लिए में अपने भाई 
शौकत अली और अपनी ओरसे आपको धन्यवाद देता चाहता हूँ। यहाँ आनेका अपना 
उद्देश्य बतानसे पहले में आपको यह सूचना देना चाहता हूँ कि पीर महबूब शाहको, 
जिनपर विद्रोहके लिए सिन्धमें मुकदमा चल रहा था, दो सालकी साधारण कैदकी 
सजा दी गई है। पीर साहबपर क्या आरोप लगाया गया था यह में ठीक-ठीक नहीं 
जानता। में नहीं जानता कि जो शब्द उनके कहे हुए बताये जाते हें वे वास्तवमें 
उन्होंने कभी कहे थे या नहीं। परन्तु में यह जरूर जानता हूँ कि पीर साहबने 
बचावमें कोई भी सबूत देनेसे इनकार कर दिया और दी गई सजाको बिलकुल उदासीन 


१९२ सम्पूर्ण गांधी' वाहममय 


भावसे स्वीकार कर लिया। मेरे लिए यह सच्ची खुशीका विषय है कि पीर साहब, 
जिनका अपने अनुयाय्रियोपर बहुत असर है, हमारे द्वारा प्रारम्भ संघर्षकी भावनाकों 
समझ गये हें। अपने सामनेके इस बड़े काममें सफल होनेकी आशाका आधार सर- 
कारकी सत्ताका विरोध करना नहीं बल्कि उसका आधार असहयोगकी भावनाकों 
हमारे द्वारा समझ लेनेमें निहित है। बर्माके लेफ्टिनेंट गवर्नरने स्वयं हमें बताया है कि 
अंग्रेज भारतपर शस्त्रबलसे आधिपत्य नहीं जमाये हुए हैं; उनका आधिपत्य छोगोंके 
सहयोगके बलपर टिका है। इस तरह सरकार जनताके साथ जो भी गलत काम करे 
उसके प्रतिकारका उपाय उन्होंने हमें बता दिया है। चाहे वह गलत काम जान-बूझकर 
किया जाये चाहे अनजाने । जबतक हम सरकारसे सहयोग करते हें, उस सरकारकी 
मदद करते हे, तबतक उस हृदतक हम गलत काममें साझेदार बनते हें। में मानता 
हँ कि सामान्य परिस्थितियोंमें समझदार प्रजा सरकारकी गरूतियोंकों बरदाइत कर 
लेती है; परन्तु यदि सरकार जनताकी घोषित इच्छाके बावजूद उसपर अन्याय करे 
तो वह उसे बरदाश्तं नहीं किया करती। और में इस जबरदस्त सभाको यह बता देना 
चाहता हूँ कि भारत सरकार और साम्राज्यीयः सरकार दोनोंने मिलकर भारतके प्रति 
अन्याय किया है, और यदि हम अपनी. प्रतिष्ठा और अधिकारोंके प्रति जागरूक एक 
स्वाभिमानी राष्ट्र हें तो सरकार द्वारा हमपर किये गये इस दोहरे अपमानकों सह 
लेता उचित और सही नहीं है। ठकीके असहाय सुल्तानपर थोपी गई सन्धि-शर्तोको 
रूप देने और लागू करनेंमें प्रमुख साझेदार बनकर साम्राज्यीय सरकारने साम्राज्यकी 
मुसलमान प्रजाकी मनःपुतत भावताओकों जान-बूझकर चोट पहुँचाई हैं। भारतके मुसल- 
मानोंकों शान्त करना जरूरी था उस समय वर्तमान प्रधान मन्त्रीन अपने सहयोगियोंसे 
सलाह करनके बाद एक स्पष्ट वायदा किया था। में दावा करता हूँ कि खिलाफतके 
सवालका मेने विशेष अध्ययन किया है। मेरा यह भी दावा है कि में खिलाफतके 
सवालपर मुसलमानोंकी भावनाकों समझता हूँ। में कई बार कह चुका हूँ और फिर 
यहाँ घोषित करता हूँ कि खिलाफतके सवालूपर सरकारने मुसलमानोंकी भावनाकों 
ऐसी चोट पहुँचाई है जैसी पहले कभी नहीं पहुँचाई थी। और इस बातका प्रतिवाद 
ही नहीं किया जा सकता कि यदि भारतके मुसलूमानोंने अत्यधिक आत्मसंयमसे 
काम न लिया होता, यदि उन्हें असहयोगका मन्त्र न दिया जाता और यदि वे उसे 
स्वीकार न कर लेते, तो अबतक भारतमें खून-खराबी फैल जाती। में यह बात अवध्य 
स्वीकार करता हूँ कि रक्तपातसे उद्देश्य पूरा नहीं होता। परन्तु जो आदमी क्रोधके 
आवेशमें हो, जिसका हृदय उद्धिग्न हो वह कामके परिणामकों नहीं देखता। यह हुआ 
खिलाफतके प्रति की गई गलतीके सम्बन्धमें। 

अब में आपसे भारतके उत्तरी छोर, पंजाब, के बारेमें कुछ कहना चाहता हूँ। 
सोचिए इन दोनों सरकारोंन पंजाबके प्रति क्या किया? में यह बात निःसंकोच 
भावसे स्वीकार किये लेता हूँ कि अमृतसरमें एक क्षणके लिए भीड़ने अपना आपा 
खो दिया। प्रशासनक्री' क्रताने उन्हें पागल बना दिया था। परन्तु जवताके पागल हो 
जानेकी बिनापर बेकसुरोंका खून बहावा सही साबित नहीं किया जा सकता। उनसे 


भाषण : कालीकटर्में १९३ 


पागलपनकी कैसी कीमत वसूल की गई? मेरा निवेदन है कि किसी भी हालतमें 
कोई भी सम्य सरकार जनतासे ऐसी कीमत वसूछ न करती जैसी इस सरकारने की। 
जिन्हें अदालतोंकी विडम्बता कहना चाहिए, ऐसी अदालतोंमें निर्दोष व्यक्तियोंके मुक- 
दमे सुने गये और उन्हें आजीवन कारावासकी सजा दे दी गई। बादर्म दी गईं माफीको 
में कोई महत्त्व नहीं देता। निर्दोष, निशस्त्र लोग, जो इकट्ठ होतंका सबब भी नहीं 
जानते थे, बिता आगाह किये बेरहमीसे कत्ल कर दिये गये। मनियाँवालाम्म उद्धत 
अधिकारियोंने औरतोंका शीलभंग किया; इन औरतोंने किसीका क्‍या बिगाड़ा था? 
में चाहता हूँ कि उनके शीलभंगसे मेरा क्‍या प्रयोजन हैं, उसे आप समझ लें। एक 
अधिकारीने अपनी छड़ीसे उनके घंघट उठा दिये। लोगोंकों पेटके बल रेंगनपर मजबूर 
किया गया। इन व्यक्तियोंकों बादमें हंटर समितिन सर्वथा निर्दोष घोषित किया 
और इन स्वथा अनुपयुक्त तमाम अन्यायोंका प्रतिकार नहीं किया गया। में मानता हूँ 
कि आगजनी और ह॒त्याके अपराधियोंको सजा देना भारत सरकारका ककत्तेव्य था। 
किन्तु उसका यह और भी बड़ा कत्तेव्य था कि वह उन अधिकारियोंको सजा देती 
जिन्होंने निर्दोष व्यक्तियोंका अपमान और दमन किया था। इसके विपरीत देखते हम 
यहु हैं कि सरकारकी इन ज्यादतियोंका, इस सरकारी आतंकवादका छार्ड सभाकी 
बहुसमें समर्थन किया गया। इस्लाम और पंजाबके पौरुषके प्रति किये गये इसी दोहरे 
अन्यायकों हम असहयोगसे धो देना चाहते हें। हमने प्रार्थना की, आवेदन दिये, आन्दो- 
लन किये और प्रस्ताव पास किये। श्री मृहम्मदर अली अपने मित्रों सहित ब्रिटिश 
जनतासे भेंट कर रहे हें। उन्होंने इस्लामकी बात दृढ़ताके साथ भ्रस्तुत की है परन्तु 
उनकी बातपर कान नहीं दिया गया। इसके बारेमें उनका ऐसा कहना है कि फ्रांस 
और इटलीन इस्लामकी शिकायतके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई; किन्तु ब्रिटिश 
मन्त्रियोंने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इससे जाहिर हो जाता है कि ब्रिटिश मन्त्री 
और भारतके वर्तमान पदाधिकारी जनताके साथ किस तरह पेश आता चाहते हें। 
उनमें उसके प्रति कोई सदभाव नहीं है, भारतकी जनताकों सन्तुष्ठ करनेकी उनकी 
कोई इच्छा नहीं हैं। इसलिए भारतके लोगोंको इस दोहरे अन्यायका कुछ उपाय तो 
करना ही चाहिए। अन्यायके विरुद्ध पश्चिमका तरीका हिंसासे काम लेनका है। पश्चिमके 
लोगोंने जहाँ-कहीं, सही या गलत, किसी अन्यायकों महसूस किया वहाँ विद्रोह करके रक्त 
बहाया। आधा भारत हिसाके उपायमें विश्वास नहीं करता। यह मेंने भारतके वाइस- 
रायको लिखें अपने पत्रमें भी कहा है। शेष आधा हिंसा कर पाने लायक नहीं, दुर्बल 
है। परन्तु समस्त भारतकों इस अन्यायसे गहरा आघात पहुँचा है और वह उद्देल्ति 
है, और इसी कारण मेंने भारतकी जनताकों असहयोगका उपाय सुझाया है, जिसे में 
सर्वथा निर्दोषपूर्ण, संवंधानिक, और साथ ही प्रभावशाली मानता हूँ। यह ऐसा उपाय 
है जो यदि ठीक तरहसे अपनाया जाये तो विजय निश्चित है। फिर यह आत्म-बलि- 
दानका अति प्राचीन उपाय है। क्‍या भारतके वे मुसलमान, जो इस्लामके प्रति घोर 
अन्याय महसूस करते हें, पर्याप्त आत्म-बलिदानके लिए तैयार हैं ? विश्वके समस्त धर्म- 
शास्त्र हमें उपदेश देते हे कि न्याय और अन्यायमें कोई समझौता नहीं हो सकता। 
१८-१३ 


१९४ सम्पर्ण गांधी' वाहमय 


न्यायप्रिय व्यक्तिका अन्यायी व्यक्तिसे सहयोग करता पाप है। और यदि हम इस शक्ति- 
शाली' सरकारकों जनताकी इच्छाके आगे मजबूर करना चाहें, और ऐसा करना ही 
चाहिए, तो हमें असहयोगका महान साधन अवश्य अपनाना होगा। यदि भारतके 
मुसलमान खिलाफतके मामलेमें न्याय हासिल करनेके लिए सरकारसे असहयोग करें तो 
उनके साधनोंके शुद्ध रहनेतक, मेरी समझसें हिन्दुओंका कत्तंव्य हैं कि वे उनकी मदद 
करें। हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच टिकी रहनेवाली मित्रताकों में ब्रिटिशोंके साथ 
अपने सम्बन्धोंसे अधिक महत्त्वपूर्ण मानता हँ। भारतमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके 
बीच बन्दुक चले, शस्त्रबलसे शान्ति स्थापित रहे, इसके बजाय में किसी भी दिन अराज- 
कताको बेहतर मानता हँ। इसलिए मेंन अपने हिन्दू भाइयोंकों सुझाया है कि यदि वे 
मुसलमानोंके साथ शान्तिसे रहना चाहते हें तो आज ऐसा अवसर प्राप्त है जो फिर 
आगे सौ वर्षोमें नहीं मिलेगा। में आपको आश्वासन देता हूँ कि यदि भारत सरकार 
और साम्राज्यीय' सरकारकों पता चल जाये कि जनता इस दोहरे अन्यायकों सही 
करानेके लिए कृतसंकल्प है तो वे जो जरूरी है उसे करनेमें आगा-पीछा नहीं करेंगे। 
परन्तु इस मामलेमें पहल भारतके मृसलमानोंकों करनी होगी। आपको असहयोगके पहले 
चरणका कार्यक्रम पूरी लगनसे शुरू करना होगा। आप इस सरकारकी मदद न करें 
और इससे कोई मदद भी न लें। वे खिताब जो कलर सम्मानसूचक थे, मेरी रायमें आज 
वे हमारी तौहीनीके बिल्ले हें। इसलिए हमें सारे खिताब, सभी अवेतनिक पद त्याग देने 
चाहिए। जनताके नेताओं द्वारा ऐसा करना सरकारके कामोंके प्रति जनताकी विरोधी 
भावनाओंका बहुत जोरदार प्रदर्शत होगा। वकीलोंको अपनी वकारूत अवश्य त्याग 
देनी चाहिए और सरकारकी उस ताकतका विरोध जरूर करना चाहिए, जिसने जनताकी 
रायके प्रतिकूल काम करनेका फैसलछा किया है। और न हमें उन स्कूलोंमें शिक्षण लेना 
चाहिए जो सरकारी नियन्त्रण या उसकी सहायतासे चलते हेँं। स्कूलोंको खाली कर 
देनेसे भारतके मध्य-वर्गकी भावना प्रदर्शित होगी। राष्ट्र यदि अपने बच्चोंकी साहित्य- 
शिक्षाकी उपेक्षा कर दे तो भी यह उस सरकारके साथ सहयोग करनेकी अपेक्षा 
अच्छा होगा, जिसने खिलाफत और पंजाबके मामलोंमें अन्याय और झूठको बनाये 
रखनेकी कोशिश की है। इसी तरह मेंने नई सुधरी हुई कौसिलोंका पूर्ण बहिष्कार 
करनेका सुझाव दिया है। इससे बखूबी जनताके प्रतिनिधियोंकी यह इच्छा जाहिर 
हो जायेगी कि जबतक ये दोनों अन्याय कायम हें वे सरकारसे तबतक सहयोग 
नहीं करना चाहते। इसी तरह हमें पुलिस और सेनामें भरती होनेसे इनकार करना 
चाहिए। हमारे लिए पुलिस और सेनामें भरती होकर मंसोपोटामिया जाना या उस 
सरकारके खूनी कृत्यमें हाथ बँठाना असम्भव है। असहयोगके प्रथम चरणका अन्तिम 
सोपान स्वदेशी है। स्वदेशीका उद्देश्य सरकारपर दबाव डालता उतना नहीं जितना 
उसका उद्देश्य भारतके स्त्री-पुरुषोंकी त्याग कर सकतनेकी क्षमताका प्रदर्शन करना है। 
जब एक चौथाई भारतका धर्म और पूरे भारतका सम्मान संकटमें है, तब फ्रांसकी 
छींट या जापानके रेशमसे सजने-सँवरनेके छिए हमारा जी ही नहीं कर सकता। हमें 
भारतके गरीब बुनकरोंके बुने हुए, उसी कपड़ेसे सन्तुष्ट होनेंका निश्चय कर लेना 


भाषण : मंगलौरमें १९५ 


होगा जो वे अपनी झोपड़ीमें अपनी बहुनोंके घर बेठकर काते हुए सूतसे तयार करते 
हैं। सौ साल पहले जब हमारी रुचि दूषित नहीं हुई थी और हम टीमटामकी इन तमाम 
विदेशी चीजोंपर लुब्ध नहीं हुए थे, हमारा काम भारतके स्त्री-पुरुषों द्वारा देशमें तैयार 
किये कपड़ेसे चल जाता था। यदि में एक पलमें ही भारतकी रुचि बदलनेमें समर्थ 
होता और उसे पहले जेसी सादगीपर वापस ले जा सकता तो में आपको विश्वास 
दिला सकता हूँ कि देवता इस महान्‌ त्यागपर हर्ष प्रकट करनेके लिए स्वर्गसे उतर 
आते। यह सब असहयोगके प्रथम चरणमें आ जाता है। मुझे आशा है कि जिस तरह 
मेरे लिए यह समझना आसान है उसी तरह आपके लिए भी यह समझना आसान 
होगा कि यदि भारत असहयोगके प्रथम चरणके कार्यक्रमकों भली-भाँति पूरा कर ले 
तो उससे हमें मनोवांछित सुविधाएँ प्राप्त हो जायेंगी। इसलिए में फिलहाल आपसे 
असहयोगके अगले चरणोंके बारेमें कुछ नहीं कहूँगा। में चाहँगा कि आप असहयोगके 
प्रथम चरणके कार्यक्रमोंपर अपना ध्याव एकाग्र करेंगे। आपने देखा होगा कि प्रथम 
चरणको सफल बनानेके लिए केवल दो बातोंकी जरूरत हैं: (१) अनिवायें रूपसे 
असहयोगके लिए पूर्ण अहिसाकी भावना, (२) केवल थोड़ा-सा आत्म-बलिदान। भेरी 
ईइव रसे प्रारथेता है कि वह भारतके लोगोंको असहयोगके इस परीक्षणसे गुजरने योग्य 
साहस और बुद्धि प्रदान करे। आपने हमारा जो भव्य स्वागत किया है उसके लिए 
में आपको धन्यवाद देता हेँ। और आपने जिस अनुकरणीय घै्य और शान्तिसे मेरी 
बात सुनी है उसके लिए भी में आपको धन्यवाद देता हूँ। 
| अंग्रेजीसे | 
फ़ीडम्स बेदल, पृष्ठ २३७-४५ 


१०६. भाषण : मंगलोरमें 


१९ अगस्त, १९२० 
अध्यक्ष महोदय और भाइयो, 


भारतके इस सुन्दर उद्यानका भ्रमण करके मुझे और मेरे भाई शौकत अलीको 
सचमुच बड़ी खुशी हुई है। आपने आज तीसरे पहर हमारा जैसा भव्य स्वागत किया, 
और यह जो विशाल जनसमुदाय' हमारे सामने उपस्थित है, यह अगर उस उद्देश्यके 
प्रति आपकी सहानुभूतिका द्योतक है जिसका प्रतिनिधित्व करनेका गौरव हमें प्राप्त 
है तो यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नताकी बात है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ 
कि हम इस लगातार यात्रापर इसलिए नहीं निकले हें कि लोग हमारा स्वागत करें, 
हमें मानपत्र भेंट करें-- चाहे इस स्वागत और मानपत्रके पीछे उनका कितना ही 
सौहाद हो। हमने अपनी प्यारी मातृभूमिके एक छोरसे दूसरे छोरकी यात्रा इसलिए 
प्रारम्भ की है कि आज हमारे सामने जो स्थिति मौजूद है उससे हम आपको अवगत 
करायें। इस स्थितिको देशके सामने रखना और उसे अपना रास्ता आप ही चुननेको 
कहना हमारा सौभाग्य' है, हमारा कत्तेंव्य है। 


१९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपनी यात्राके दौरान हमें बहुत-से मानपत्र दिये गये हें, लेकिन मेरी नम्न सम्मति- 
में कसरगोड़में हमें दिये गये मानपत्रमें शब्दों और भावोंका जैसा सन्‍्तुलित प्रयोग 
किया गया बेसा और कहीं नहीं हुआ। इसमें हम दोनोंको “प्रिय और पूज्य बन्धु” 
कहकर सम्बोधित किया गया था। यह दूसरा विशेषण --यानी “ पूज्य ” -- स्वीकार 
करनेमें में असमर्थ हूँ। लेकिन में स्वीकार करूँगा कि “प्रिय” शब्द मुझे बहुत प्रिय 
है। लेकिन उससे भी अधिक प्रिय मुझे  बन्धु ” दाब्द है। उस मानपत्रके हस्ताक्षर- 
कर्त्ताओंने हमारी यात्राके असली महत्त्वकों समझा है। किन्‍्हीं भी दो सहोदर भाइयोंका 
सम्बन्ध ज्ञायद उतना घनिष्ठ नहीं हो सकता जितना कि भाई शौकत अलछीका और 
मेरा है, कोई भी सहोदर भाई एक उद्देश्य, एक लक्ष्यकेक लिए कदाचित उतने एक 
होकर काम नहीं कर सकते जितता कि वे और में। और मेंने शौकत अलीको सहो- 
दर कहकर पुकारा जाना अपने लिए गौर और सम्मानकी बात माना। मानपत्रकी 
विषय-वस्तु भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी। उसमें कहा गया था कि हम दोनोंका एक 
होकर काम करना भारतके मुसलूमानों और हिन्दुओंकी एकताके म्मका प्रतीक है। 
अगर हम, दोनों इस अत्यन्त वांछनीय एकताकों अपने आचरण द्वारा मूर्तिमान नहीं 
कर सकते, अगर हम दोनों इत दो जातियोंके सम्बन्धोंकों सुदृढ़ नहीं कर सकते तो 
में नहीं जानता कि यह काम और कौन कर सकता है। इसके बाद बिता किसी 
अलंकार-अतिरंजनाके उसमें पंजाब तथा खिलाफत-सम्बन्धी संघर्षोके अन्तःस्वरूपका 
वर्णन किया गया था और फिर बहुत ही सादी और सुन्दर भाषामें सत्याग्रह और 
असहयोगके आध्यात्मिक महत्त्वका वर्णन था। इसके आगे बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें एक 
सीधा-सा वचन दिया गया था कि यद्यपि मानपत्रपर हस्ताक्षर करनवाले छोग हमारे 
द्वारा प्रारम्भ किये गये संघर्षके मह॒त्वको समझते हें और यद्यपि संघर्षके साथ उनकी 
हादिक सहानुभूति है, फिर भी अन्ततः यही कहेंगे कि यदि वे हर तफसीलकी 
दृष्टिसि असहयोगका पालन न भी कर पायें तो कमसे-कम इतना अवश्य करेंगे कि 
इस संघर्षमें वे अपनी शक्ति-भर पूरी सहायता देंगे। और अन्‍्तमें उन्होंने बहुत ही 
जोरदार और युूक्तिसंगत शब्दोंमें कहा था, “ अगर हम अपने-आपको अवसरके अनु- 
रूप सिद्ध नहीं कर पाये तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं 
की, बल्कि यह कि हममें उतनी योग्यता नहीं थी।” में इससे अच्छे मानपत्रकी 
कामना नहीं कर सकता, इससे अधिक और कोई वचन नहीं चाहता और अगर आप 
मंगलौ रके नागरिक इस मानपत्रके हस्ताक्षरतर्त्तानोंकी ऊँचाईतक उठ सके और मुझे 
सिफे इतना भरोसा दिला दें कि आप इस' संघर्षको ठीक मानते हें और इससे आपकी 
पूरी सहमति है तो मुझे विश्वास है कि आप अपनी शक्ति-भर पूरा बलिदान कररनेको 
तेंयार रहेंगे। कारण आज हम जिस संकटसे घिरे हुए हें, वह संकट महामारी, इन- 
फ्लुएंजा, भूकम्प और भयंकर बाढ़ आदि उन द॑वी प्रकोपोंसे कहीं अधिक गम्भीर 
है जो हमें समय-समयपर सहने पड़ते हें। ये जो प्राकृतिक आपदाएँ हें वे तो थोड़े- 
बहुत भारतीयोंकी जान ही ले सकती हें। लेकिन भारत जिस आपदासे इस समय 
घिरा हुआ है वह आपदा तो उसकी एक चौथाई सन्तानोंकी धारमिक भावनाकों चोट 


भाषण : मंगलौरमें १९७ 


पहुँचा रही है और सारे राष्ट्रके आत्म-सम्मानपर प्रहार कर रही है। खिलाफत- 
सम्बन्धी अन्यायसे भारतके सभी मुसलमान व्यथित हें और पंजाबपर जो जुल्म ढाया 
गया, उसने तो मानों भारतके पौरुषकों लगभग कुचल कर ही रख दिया। क्‍या हम 
इस विपत्तिके सामने कमजोरी दिखायेंगे या कि अपनी समस्त शक्तिसे उसका सुका- 
बला करेंगे ? इत दोनों अन्यायोंके निराकरणका उपाय असहयोगका आध्यात्मिक उप- 
चार है। इसे में आध्यात्मिक अस्त्र इसलिए कहता हूँ कि यह हमसे अनुशासन और 
बलिदानकी अपेक्षा रखता है। इसकी माँग है कि और लोग क्‍या करते हें इसकी चिन्ता 
किये बिता प्रत्येक व्यक्ति बलिदान करे। और इस कत्तंव्य-पालनके पीछे जो आदइवा- 
सन जुड़ा हुआ है, मेंने जितने धर्मोका अध्ययन किया है वे सब जिस बातका आइवा- 
सन दिलाते हैं, वह बहुत ही निश्चित और असन्दिग्ध है। वह आइवासन इस बातका 
है कि दुनियामें आजतक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बलिदानी व्यक्तिको उसके विशुद्ध 
बलिदानका पूर्ण और समुचित पुरस्कार न मिला हो। यह एक आध्यात्मिक अस्त्र 
है क्योंकि इसके लिए अपनी अन्तरात्माके अछावा और किसीका आदेश लेनकी जरूरत 
नहीं है। यह आध्यात्मिक अस्त्र इस मानमें है कि यह किसी भी. राष्ट्रके सर्वोत्तम 
गुणोंकी निखारकर रख देता है और अगर एक भी व्यक्ति इस अस्त्रकों अपनाता 
है तो यह उसके व्यक्तिगत सम्मानकी रक्षा करता है, और अगर समस्त राष्ट्र इसका 
सहारा छेता है तो यह राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षा करता है। और यही कारण है 
कि मेने अपने बहुतसे प्रतिष्ठित देशभाइयों और नेताओंकी रायके विपरीत असह- 
योगकों एक अचूक और सव्वेथा व्यवहाये अस्त्र बताया है। यह अचूक और व्यवहायें 
इसलिए है कि यह व्यक्तिकी अन्तरात्माकी अपेक्षाओंकों पूरा करता है। आज मौलाना 
शौकत अली जो-कुछ कर रहे हैँ, ईश्वर उनसे उससे अधिककी अपेक्षा नहीं कर 
सकता, नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने उस ईश्वरकी' सेवामें जिसे वे मानवमात्रका सब्वे- 
शक्तिमान्‌ नियन्ता मानते है अपना संब-कुछ अपित कर दिया है। हम मंगलौरके नाग- 
रिकोंके सामने खड़े होकर उनसे कहते हें कि हम उनके चरणोंपर जो बहुमूल्य उपहार 
रख रहे हैं उसे वे या तो स्वीकार करें या ठुकरा दें। और मेरा सन्देश सुननेके बाद 
अगर आप इस तिष्कर्षपर पहुँचें कि इस्लाम और भारतके सम्मानकी रक्षाके लिए 
आपके पास असहयोगके अलावा और कोई उपाय नहीं है तो आप इस उपायकों 
स्वीकार कर छेंगे। में आपसे कहँगा कि आपके सामने जो बहुत सारे भ्रामक सवाल 
रखे जाते हैं, उनसे आप चकक्‍करमें न पड़ें और न इस कारणसे अपन उद्ेश्यसे ही 
विचलित हों कि इस सवालपर आपके नेताओंमें मतभेद है। आजतक धरतीपर 
जितने भी आध्यात्मिक या अन्य प्रकारके संघर्ष किये गये हे उन सभीके साथ ऐसी 
कुछ बातें तो जुड़ी ही रही हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा अवसर कुछ इतने 
आकस्मिक रूपसे आ जाता है कि अगर हमारे हृदयका स्वर अनुकूल न हो तो मन 
उलझनमें पड़ जाता है। और अगर हम सभी लोगोंके मस्तिष्क और हृदयमें पूरा 
तादात्म्य होता तब तो हम इस धरतीपर, सर्वागपूर्ण मनुष्य होते। लेकिन आपमें से 
जो लोग अखबारोंमें इस विषयको लेकर छिड़े विवादकों पढ़ रहे होंगे, वे देखेंगे कि 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हमारे अखबारों और नेताओंमें परस्पर चाहे जितना मतभेद हो. इस बातकों सभी 
एक स्वरसे स्वीकार करते हैँ कि अगर इस उपायको हिसासे अलग रखा जाये और 
इसे काफी बड़े पैमानेपर अपनाया जाये तो यह बहुत ही सक्षम उपाय है। में इस 
कठिताईको स्वीकार करता हूँ, लेकिन खूबी तो इसपर विजय पानेमें ही है। असह- 
योग जैसे आध्यात्मिक अस्वके साथ हिसाका मेल बैँठाना सम्भव नहीं। अगर हम 
अपनी जान देते हुए दूसरोंकी भी जान छेते हैँ तो उसका मतलब होगा कि हमने 
शुद्ध बलिदान तहीं किया। इसलिए हिसासे बिलकुल अरहूग रहना असहयोगके लिए 
एक जरूरी और पहली शर्त है। लेकिन मुझे अपने देशके ऊपर इतना विश्वास है कि 
में जानता हूँ, जिस दित वह इस सिद्धान्तके रहस्यकों पूरी तरह हृदयंगम कर लेगा, 
उस दिन वह अवश्य ही उसके अनुसार आचरण करेगा। और जबतक भारत आत्म- 
बलिदानका पाठ नहीं पढ़ कहेता तबतक वह किसी तरह कोई प्रगति नहीं कर 
सकता। अगर यह देश खडग-बलके सिद्धान्तको स्वीकार करता है-- ईश्वर न करे 
ऐसा हो --- तो भी आत्म-बलिदानका पाठ तो -- पढ़ता ही पड़ेगा। दूसरी कठिनाई यह 
बताई जाती है कि इस विषयपर राष्ट्र एकमत नहीं है। में इसे भी स्वीकार करता हूँ। 
लेकिन इस कठिनाईके जवाबमें तो में पहले ही कह चुका हूँ कि यह एक ऐसा उपाय है 
जिसका सहारा हर व्यक्ति अपने सम्मानकी रक्षाके लिए और कोई राष्ट्र अपन राष्ट्रीय 
सम्मानकी रक्षाके लिए ले सकता है, और इसलिए अगर समस्त राष्ट्र असहयोग 
नहीं करता, तो भी व्यक्तिगत रूपसे असहयोग करके व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करेगा, 
वह उसके लिए भी श्रेयकी बात होगी और उसके राष्ट्रके लिए भी। 

मेरी नम्न सम्मतिर्में पहछा चरण तो बहुत ही आसान है, क्‍योंकि इसमें किसी 
बड़ बलिदानकी बात आती ही नहीं। अगर हमारे खान बहादुर या दूसरे खिताब- 
याफ्ता लोग अपन खिताब छोड़ दें तो में कहँगा कि उनके इस त्यागसे जहाँ राष्ट्रका 
यश और सम्मान बढ़ेगा वहाँ वे बहुत कम या कुछ भी नहीं गाँवायेंगें। वे कोई 
पाथिव सम्पदा नहीं खोयेंगे; इतना ही' नहीं, इसके विपरीत उन्हें राष्ट्रकी! सराहना 
मिलेगी। अब हम यह देखें कि इस प्रथम चरणका मतलब क्‍या है। हिन्दू” के 
सुयोग्य सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा आयंगर तथा लगभग सभी अखबार इस बातसे' 
सहमत हें कि खिताब छोड़ना एक आवश्यक और वांछनीय कदम है। और अगर सर- 
कारके ये चुनिन्दा छोग निरफवाद रूपसे सरकारसे मिले खिताब सरकारकों वापस कर 
दें और उसे बता द कि भारत और इस्लामके सम्मानपर जो खतरा आया है उसके 
का रण भारत दोहरी व्यथाका अनूभव कर रहा है और इसलिए वे' अब इन खिताबों- 
का भार नहीं ढो सकते तो में कहेगा कि उनकी यह कार्रवाई, जिसमें न उनका 
और न राष्ट्रका एक पेसा खर्च होगा, राष्ट्रीय इच्छाका एक बहुत ही प्रभावकारी 
प्रदर्शन होगी। 


अब असहयोगके दूसरे कदम या दूसरे विषयकों लीजिए। में जानता हू कि 


कौंसिलोंके बहिष्कारके सुझावका लोग प्रबल विरोध कर रहे हैं। इस विरोधका विश्लेषण 
क्रनेपर आप देखेंगे कि विरोधका कारण यह नहीं है कि विरोधी लोग कुछ ऐसा 


भाषण : मंगलौररमें १९९ 


मानते हैं कि यह कदम गलत होगा या इसके सफल होनेकी सम्भावना नहीं है। 
इसका कारण यह विश्वास है कि सारा देश इसमें शामिल नहीं होगा और नरम दल- 
वाले कौंसिलोंमें घुस जायेगे। में मंगलौरके नागरिकोंसे इस भयकों अपने मनसे दूर कर 
देनेको कहता हें । अगर मंगलौरके मतदाता एकमत हों तो वे नरमदलीय, गरमदलीय 
या किसी भी अन्य विचारके नेताओंके लिए, अपने प्रतिनिधिके रूपमें, कौंसिलोंमें 
प्रवेश करना असम्भव बना सकते हें। इस कदममें न पैसा गँवानकी बात है, न 
सम्मान खोनेकी, लेकिन इससे सारे राष्ट्रकों प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी। और में आपसे 
कहँगा कि अगर उमग्रवादी लोग भी किसी सीमातक एकमत होकर यह कदम उठायें 
तो इसका वांछित परिणाम' हो सकता है। लेकित अगर इसमें सभी शामिल नहीं 
होते तो भी' लोगोंको व्यक्तिशः इसमें शामिल होनेसे डरना नहीं चाहिए। अगर एक 
व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है तो वह कमसे-कम सच्ची प्रगतिकी नींव तो डाल 
देगा और फिर उसे यह सनन्‍्तोष तो मिलेगा ही कि कमसे-कम वह अपने तई सर- 
कारके अपराधोंमें हिस्सा नहीं बँटा रहा है। 

अब में उस धन्धेमें लगे लोगोंकी बात लेता हूँ जो धन्धा किसी समय में भी' 
करता था। मेंने भारतके वकीलोंसे अपना धन्धा छोड़कर उस सरकारकों समर्थन 
देता बन्द कर देनेको कहा है जो अब राष्ट्रकों विशुद्ध और सच्चा न्याय देनेवाली 
सरकार नहीं रह गई है। और जो वकील यह कदम उठायेगा, उसके लिए यह व्यक्ति- 
गत रूपसे अच्छा है और अगर सभी' वकील यह कदम उठाते हें तो यह सारे राष्द्रके 
लिए शुभ है। 

और इसी तरह सरकारी और सरकारी अनुद्यान-प्राप्त स्कूछोंके सम्बन्धमें में 
कहँगा कि मेरी अन्तरात्माकों यह बात गवारा नहीं कि जब हम सरकारकों सभी 
प्रकारका समर्थन देना बन्द कर देने और उससे किसी भी प्रकारकी सहायता न प्राप्त 
करनेके खयालसे असहयोगके कार्यक्रमकों लेकर चल रहे हों तो हमारे बच्चे पढ़नेके 
लिए स्रकारी' स्कूलोंमें जायें। 

असहयोगके दूसरे मुद्दे भी बहुत महत्त्वपूर्ण हें, लेकिन में अब उनके सम्बन्धमें 
बहुत-कुछ कहकर आपके धीरजकी परीक्षा नहीं लेना चाहँगा। मगर मेंने आपके सामने 
चार बहुत ही महत्त्वपूर्ण और जोरदार कदम उठानेका सुझाव रखा है। इनमें से कोई 
भी कदम ठीकसे उठाया जाये तो उसके सफल होनकी' पूरी सम्भावना है। स्वदेशीका 
प्रचार असहयोगके एक मुद्दके रूपमें, बलिदानकी भावताकी अभिव्यक्तिके रूपमें किया 
गया हैं, और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपर हर पुरुष, हर स्त्री और हर बच्चा 
आचरण कर सकता है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
फ्रीडम्स बेटर॑, पृष्ठ २४५-५३ 


१०७. भाषण : बंगलौरमें असहयोगपर' 
२१ अगस्त, १९२० 


सहात्माजी उर्दूमें बोले और सबसे पहले उन्होंने खड़े न हो सकनेके लिए माफी 
माँगी। श्री गांधीने दो राष्ट्रीय कष्ठोंपर जोर देने और असहयोग आन्दोलनके पहुले 
मुहेसे सम्बन्धित विभिन्न विषयोंकों विस्तारसे समझानके बाद स्पष्ट घोषणा को कि 
यदि भारत सदेवके लिए इसी सरकारी तलन्‍्त्रका गुलाम बना रहना चाहता हे, यदि 
भारतीय लोग न्यायके लिए अदालतोंमें जाना जारी रखेंगे, यदि वे सरकारी स्कूलोंमे 
अपने बच्चोंकों भेजते रहेंगे और परिषदोंम जाते रहेंगे तो भविष्य मेरा अन्तःकरण 
उनकी मालाएँ स्वीकार करनेकी गवाही नहीं देगा। जबतक अन्‍्यायोंका प्रतिकार नहीं 
हो जाता तबतक सरकारकों किसी भी रूपमें दी गई सदद उन जंजीरोंको कसनेका 
ही काम करेगी जिनमें भारत इस समय जकड़ा हुआ है। जब हमें पुरी तरह यकीन 
हो कि सरकारन इस्लामकों जोखिमसें डाल दिया है तो में सरकारकों मदद देता 
और “कुरान शरीफ की आयतें पढ़नता--दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। 
मुसलमान खिलाफतकी रक्षाके लिए तलवार ग्रहण करता अपना धार्मिक कत्तंव्य 
मानते हें। में सदासे ही तलवारके सिद्धान्तका विरोधी रहा हूँ और मोलाना अब्दुल 
बारीने मुझे यकीन दिलाया है कि उनके महान्‌ पंगम्बरने भी असहयोगका प्रयोग 
किया था। मुझ पुरा विदवास है कि देशामें तलवार उठानंकी दाक्ति नहीं है। तब 
बात घूम-फिरकर असहयोगके सीधे-से मुहेके पहले चरणपर आ जाती है। मुझे लगता 
है कि श्री शौकत अली यही सच मानते हें कि तलवार उठानमें त्याग है, परन्तु यह 
भी सच है कि असहयोगके लिए उससे बड़ा त्याग दरकार है, फिर भी एक बच्चा- 
तक उसे अपना सकता है। उन्होंने मुसलूमानोंको आगाह किया कि पीर महबूब शाहने' 
जंसी दुर्बडता दिखाई है, उससे बचते रहें। उन्होंने कहा कि भारतीयोंन अपनी ही 
आदतोंसे पीरों और पुजारियोंको बिगाड़ दिया है। इसलिए में जनतासे त्यागकी जितनी 
आज्ञा रखता हूँ उतनी पीरोंसे नहीं । मेरे दक्षिण आफ़िकी संघर्षमें मेरा पहला 
सहयोगी पुजारी ही था, पर सफलता तो जनताके बलूपर ही प्राप्त हुई थी। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, २७-८-१९२० 


१. ईंदगाहमें । 
२. देखिए “ हमारा कर्तव्य”, २९-८-१९२० | 


१०८. भाषण : ला कालेज, मद्रासके विद्याथियोंके समक्ष 


२१ अगस्त, १९२० 
श्री गांधीन अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि सें विद्याथियोंस दिल खोलकर 
बातचीत करना चाहता हूँ और में आपको बतलाना चाहता हूँ कि हम दो आदसी -- 
में और मौलाना शौकत अली -- इस सवालपर कंघेसे-कंधा सिलाकर इस संघर्षमें भाग 
कंसे ले पा रहे हें, जब कि जीवनके कुछ मूलभूत सिद्धान्तोंके बारेमें हम दोनोंके विचार 
बिलकुल विरोधी हें, विशेषकर एक मूलभूत सिद्धान्तके बारेमें मेरे लिए अहिंसा और 
शोौकत अलीके लिए तलवार जीवनका अन्तिम और सर्वाधिक दाक्तिशाली तत्त्व है। 
उन्होंने कहा कि इस सिलसिलेमें एक ईसाई महिलाका जो पत्र आज सुबह ही सिला 
है उसे पढ़कर सुना देना सर्वोत्तम होगा। इसमें अन्य बातोंके साथ यह भी लिखा है 
कि असहयोगकी आवश्यकताके बारेसें सद्रासके सेरे भ्ाषणसे उनको पुरा विश्वास हो 
गया है कि असहयोग आवद्यक है और हालाँकि उन्हें टर्कीके साथ कोई विशेष 
सहानुभूति नहीं है फिर भी वे पूरी तरह यह महसूस करती हे कि इस्लामके सम्मान 
और उसकी प्रतिष्ठाके लिए ही चलाये जानवाले इस संघर्ष केवल हिन्दुओंको ही 
नहीं वरन्‌ ईसाइयोंकों भी मुसलमानोंकी पुरी-पुरी सहायता करनी चाहिए; यह 
सामला अन्तःकरणका है और ऐसे मामलोंमें किसी भी राष्ट्रकों अपना निर्णय सत्ताके 
इशारेपर छोड़ देनके लिए नहीं कहा जाना चाहिए। उक्त महिलाने विधान परिषदों 
तथा सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलोंके बहिष्कार और असहयोगके पहले 
मुहुके सिलसिलेसें उठाये जानवाले दूसरे कदसोंसे भी सहमति प्रकट की है। श्री गांधीन 
श्रोताओंको पत्र पढ़कर सुनानेके बाद कहा कि यह एक शानदार पत्र है। मेंने असह- 
योगके या अपने मद्रासके भाषणके प्रमाणपत्रके रूपसें इसको पढ़कर नहीं सुनाया है, 
यह तो एक ऐसे निष्पक्ष ईसाईकी भावना है जो संघर्षकी घर्म-मूलक भावनासे 
पुर्णंत: सहमत हुआ है और जो सोचता है कि यह एक ऐसा संघर्ष है जिसमें हिन्दुओं 
और ईसाइयोंको मुसलूमानोंसे किसी कदर कम हिस्सा नहीं लेना चाहिए। 
इसके बाद श्री गांधीन विधान परिषद्समे वाइसरायके उद्घाटन भाषणपर टिप्पणी 
करते हुए कहा कि वबाइसराय भहोदयन असहयोगके सम्बन्धरमें जो-कुछ कहा है उसमें 
उनकी यह स्वीकारोक्ति अवश्य निहित है कि उससे अधिकारियोंन इतना सबक तो 
सीख लिया है कि किसी आन्दोलनसे घबराकर जल्दीमें हिसात्मक कारंवाई कर बेठना 
बुद्धिमानी नहीं है; उसकी तो खिलल्‍ली उड़ाई जानो चाहिए ताकि वह अपने-आप 
समाप्त हो जाये। इंग्लंडमें अंग्रेज सरकार ऐसा ही करती है, किन्तु भारतकी जनताकों 
चाहिए कि खिल्ली उड़ानेंकी कोशिश करनेके बजाय सरकारको सही बात मानसें- 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


पर विवश कर दे। लॉर्ड महोदयने कहा कि स्वयं वकील रह चुकनके नाते वे सद- 
स्पोंको [ आन्दोलनसे | अलग रहनेकी सलाह देंगे। किन्तु यह सलाह संदस्योंका ज़रा 
भी भला नहीं कर सकती। एक ओर वाइसराय हैं जो वकीलोंसे कहते हें कि अदालतोंसे 
जैसे बने चिपके रहो और दूसरी ओर में हूँ। में खुद भी वकील रहा हूँ, मेंने वर्षोतक 
वकालत करके छोड़ी है, में जनताके बीच जनताके लिए ही पैदा हुआ हूँ। में वकीलोंसे 
कहता हूँ कि अदालतोंका बहिष्कार करो। अब फेसला वकीलोंकों करना है। भ्री 
गांधीने आगे कहा कि संसार-भरमें सरकारें अदालतोंके जरिये ही लोगोंकी नकेल अपने 
हाथमें पकड़े हुए हैं। पहलेके युगोंमें अनेक बुराइयोंके बावजूद इन अदालतोंकी एक 
यह उपयोगिता तो थी कि उन्होंने अराजकता नहों फेलन दी और तथाकथित व्यवस्था 
कायम रखी। आजके यगमें तो अदालतें खालिस बुराई बनकर रह गई हें। मुझे इसमें 
जरा भी सन्‍्देह नहीं है कि यदि वकील अदालतोंका बहिष्कार कर दें तो इससे 
सरकारका एक हाथ ही टूट जायेगा और उसका बल समाप्त हो जायेगा। यदि देशमे 
जन-आन्वोलनका नेतृत्व करनेवाले वकील स्वयं त्याग करनेकों तेयार नहीं होंगे तो में 
इसकी सलाह लोगोंकों देनेका साहस कैसे करूँगा। यदि वकील त्याग करनेकों तेयार 
नहीं हैं तो जनतापर हमारी अपीलोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तब तो हमें 
लोगोंसे यही कहना पड़ेगा कि वे इस प्रकारके संघर्षमें न पड़ें। अर्थात्‌ हमें अपन शब्द 
वापस लेने पड़ेंगे और कहना पड़ेगा कि हम अबतक जिस अन्यायकी बात कर रहे 
थे वह इतना घोर नहीं है और न उसके कारण हमारे हृदयोंमें इतनी अधिक पीड़ा 
ही है कि प्रचार-आन्दोलनके रूढ़िगत तरीकोंके अतिरिक्त कुछ और करनंको कहा 
जाये। हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार-जसी या उससे भी ज्यादा नशंस सरकारें 
संसारमें मौजूद हों, परन्तु भारतीयोंके लिए तो वही सबसे ज्यादा नुशंस है। वह दिनों- 
दिन पतनके गढ़ेंमें गिरती जा रही है। वाइसरायकी घोषणासे हृदयकों बड़ा धक्का 
लगा है। वाइसरायन कहा है कि अब पंजाबके मामलेपर विचार नहीं होगा। जो सर- 
कार इस तरह जलेपर नमक छिड़क सकती है, उससे मिला पुरस्कार कितना ही 
मूल्यवान क्‍यों न हो स्वीकार नहों किया जा सकता। पहले उसे अपने कियपर पदचा- 
त्ताप करना होगा। सरकार शायद खिलाफत आन्दोलनके बारेमें यह सोचती हो कि 
धीरे-धीरे वह अपने-आप मर जायेगा; किन्तु भारतीयोंके मरे बिना वह नहीं मरेगा। 
यह संघर्ष तो सभी भारतीयोंके समाप्त होनपर ही समाप्त होगा। 

इसके बाद वक्‍तान जनताकों अपने जीवनकी कुछ घटनाएँ सुनाईं जिनसे जाहिर 
होता था कि शास्त्रों, पूर्वजों और स्वाध्यायके माध्यससे हिन्दू धर्मके सर्वोत्कृष्ट तत्त्वोंको 
आत्मसात कर लेनवाले एक और सनातनी हिन्दूकी शौकत अली-जेंसे कट्टर धामिक 
प्रवृत्तिके व्यक्तिके साथ पटरी केसे बेठ गई। हम दोनों ही यह मानते हें कि भारतका 
उद्धार हिन्दुओं और मुसलमानोंके हृदय मिलनमें ही है, और यही मान्यता हमें समीप 
ले आई। मुसलमान इतन अधिक उद्धत या अहुंकारी [नहीं हें कि हिन्दुओं या अन्य 


भाषण : लॉ कालेज, मद्रासके विद्याथियोंके समक्ष २०३ 


लोगोंकी सददके बिता ही काम करनकी जिद करें और फिर मेरे जेसे हिन्दूकी मदद 
स्वीकार करनेके सिव्रा शौकत अलीके सामने कोई विकल्‍प भी नहीं था। अपने धर्मके 
सर्वश्रेष्ठ तत्त्वोंको मेंने समझा है और हिन्दू धर्मकी उदार-भावनाकों स्पष्ट करनेके 
लिए एक हिन्दूके नाते सहयोगका हाथ बढ़ाया था। इस मददकों जिस भावनासे 
स्वीकार किया गया उसे स्पष्ट करतेके लिए गांधीजीने मौलाना अब्दुल बारीसे अपनी' 
पहलेकी एक मुलाकातका हवाला देकर जो बातें हुई थीं, उन्हें विस्तारसे बताया; जिसका 
सारांश यह था कि जब उन्होंने (श्री गांधीन ) इस बातपर जोर दिया कि हम 
किसी सौदेकी भावनासे मदद देने नहीं जा रहे थे तब मौलानाने इस बातपर जोर 
दिया कि यदि मुसलमान भलाईका बदला भलाईसे चुकानंकी बात सोचे बिना मदद 
कबल करें तो वह इस्लामके विरुद्ध होगा। इस प्रकार अपने-अपने धर्मके हम दो कट्टर 
अनुयायी -- में और श्री शौकत अली --इस्काम और भारतके सम्मानकी रक्षाके 
उहेश्यसे भाई-भाईसे भी ज्यादा पास आ गये। 


वक्‍तान आगे कहा कि वकीलोंको अपनी प्रशिक्षित बुद्धिके बलपर इस प्रइनका 
सर्म समझनसें समर्थ होना चाहिए। यह दो जातियोंके बीचका नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक 
भाषाम प्रकाश और अन्धकार, ईदवर और शेतानके बीचका युद्ध है। निकृष्ट दर्जेको 
आजकी पादइचात्य सभ्यता मूर्तिमान दोतान ही है। वक्‍तान कहा कि में इस निष्कर्षपर 
सोच-विचारकर वर्षोतक पाइचात्य समभ्यताका अध्ययन करनके बाद ही पहुँचा हूँ। 
शतानके वेश यह सभ्यता बुराईका ही प्रतिनिधित्व करती है। भारतीयोंको इस 
बुराईकी शक्तिसे जूझते रहना है। जो शक्तियाँ यूरोपकी जनताका भाग्य-निर्माण कर 
रही हें वे बुराईका मूतिसन्त रूप हें और ईसाइयतकों उनसे अधिकाधिक संघर्ष 
करना है, क्योंकि बुराईका अन्धकार दिन-दिन घना होता जा रहा है। वक्‍तान कहा 
कि मुझ यह कहनेमें तनिक भी हिचक नहीं होती कि भारतमें असहयोगकी पेरवी 
करनंवाले लोग ईदवर (सत्य) का प्रतिनिधित्व करते हें क्योंकि वे विनम्नतम भावनासे 
ईश्वरके समक्ष खड़े होकर शास्त्रोंफी नहीं वरन आत्म-बलिदानकी भावना पानकी 
प्राथंना करते हें। ब्रिटिश लोग शेखी मारते हैं, धमकियाँ देते हें और कभी कड़वे, 
कभी सीठ हाब्दोंका प्रयोग भी करते हें, किन्तु सन-ही-सन वे सच्चे साहसकी कद्र भी 
करते हें। किन्तु देखता हूँ आज वाइसराय हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हें। उनके 
चारों ओरका वातावरण चापलसीसे भरा हुआ है और वे उसका राभ उठाना चाहते 
हें। उन्होंने यह जाहिर किया कि विरोध उन्हें असह्य कदापि नहीं है। देशका मन 
बहलानके लिए तो यह ठीक हो सकता है, परन्तु यह करता है क्योंकि इसके पोछे 
उददेदय ईमानदारी और न्यायका नहों है । वाइसराय गलतीपर-गलती करते और जलेपर 
तसक छिड़कते चले जा रहे हें। खिलाफतकी गलतीका दोष उन्होंने यूरोपके सिर मढ़ा 
है। ठीक है, भारतीय भी केवल ब्रिटिश गक्तियोंसे ही नहीं सभी शक्तियोंसे असह- 


२०४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


योग कर रहे हैं। संसारके जिस कोनमें खिलाफत और पंजाबके प्रति अन्याय दिखाई 
पड़ता है भारतीय उससे असहयोग कर रहे हें। 

श्री गांधीने श्रोताओंसे अपील की कि वे अदालतोंकों त्याग दें। साथ ही उन्होंने 
इस बातपर जोर दिया कि जो व्यक्ति देशकी सेवा नहीं करता वह अपना भी भला नहीं 
क्र सकता। में अपने बारेमें तो निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि वकालत छोड़कर 
ऐसी कोई भी सुख-सुविधा मुझे नहीं त्यागनी पड़ी जो पहले प्राप्त रही हो, क्योंकि 
लोगोंने मेरी सेवाका भरपुर बदला दिया और उनकी ममतासे सुविधाएँ मुझे सौगुनी 
होकर मिलों। परन्तु उन्हें यह अवश्य कह सकना चाहिए कि उनका सब-कुछ देशके 
लिए अपित है, उनका एक-एक क्षण, समनोरंजनका समय भी, देशके लिए है। यदि वे 
सरकार-जेसी शक्तिशाली संस्थाके विरुद्ध, ऐसी संस्थाके विरुद्ध खंड़ होना चाहते हें 
जिसके पास सत्ताकी सारी शक्ति और कौशल है, जिसके पास मीठे शब्द, रिश्वत 
तथा त्यागकी भी दक्तियाँ हें, तो उनको आत्म-त्यागकी इस सबसे बड़ी शक्तिको अपने 
अन्दर पेंदा करनके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। में चाहता हूँ कि वे ससझ लें 
कि यदि वे अदालतोंमें जायेंगे तो उसी सरकारके हाथ मजबूत करेंगे जो पापका प्रति- 
सिधित्व करती है। 

वक्‍ताने कहा कि इत्तफाकसे मुसलमानोंके साथ अपना भाग्य जोड़नेसें कुछ लोगोंकों 
इसलिए हिचक होती है कि उन्तको आशंका है यदि मुसलमान विजयी हो गये 
तो वे हिन्दुओंपर हावी हो जायेंगे और उनको आतंकित करने लूगेंगे। वक्‍ताने कहा 
कि ऐसी आशंका उस हिन्दू धर्मके लिए अपमानकारी है जिसकी भूमिमें कर्नेल टॉडके 
कथनानुसार -- हजारों  थर्मापोलियाँ ' मौजूद हें। कायरकों मौत मरनेको अपेक्षा 
एक हाहीदकी मोत पाना कहीं अच्छा है। धर्मकी तलवार किसी निर्दोषपर उठते ही 
वहु धर्म लांछित हो जाता है और मुझे पूरा यकीन है कि इस्लाम लांछित धर्म नहीं है। 
हिन्दू धर्मकी महानता इसोमें हे कि वह संकट-ग्रस्त मुसलूमानोंकी सददके लिए बिना 
शर्ते आगे बढ़े । में आपको आदवस्त करता हूँ कि ईदवर अवदय ही इस्लामकों एक 
नया आदेश भेजेगा कि मुसलमान हिल्वुओंको अपना साथी समझें और उन्तसे कभी 
लड़ाई-झगड़ा न करें। वक्‍तान कहा यदि ईसाई धर्मपर भी इसी तरह संकट आ 
जाये तो में उसकी सदद करनेके लिए तेयार हूँ। में जनरल डायरकों भी यदि वे संकटमें 
हों तो मदद दूँगा; परन्तु यदि वे जलियाँवाल्ग बाग-जेसा काम करना चाहें तो मदद 
नहीं करूँगा। उन्होंने छोगोंसे कहा कि वे इस्लामके अनुयायियोंपर नहीं, भलाईपर 
भरोसा करके और ईदइ्वरको साक्षी मानकर इस्लामकी सदद करें। तब प्रत्येक मुसलमान 
उनका संरक्षक बन जायेगा और दोनोंके बीच अदूट एकता कायम हो जायेगी। तब 
आजकी अपेक्षा हिन्दू इस दिज्ञामें अधिक निश्चिन्त होकरः प्रार्थना कर सकेगा। आज 


१. यूनानमें, वहाँ स्पा्टी-निवासियोंने ईं० पू० ४८० में तत्कालीन .ईरानियोंकी बहुत बढ़ी सेनाको 
बहुत बद्ादुरीसे रोका था और वीर-गति पाई थी । 


लॉ कालेज, मद्रासके विद्यार्थियों; से बातचीत २०५ 


तो उसे यह भय बना रहता है कि सन्‍्तके वेषमें शेतान ही तो उसे [ मुसलमानोंकी 
मददकी | सलाह नहीं दे रहा है। 

श्री गांधीन आगे बोलते हुए कहा कि सन्धिकी दातें बदलूवानेका प्रयत्न इस्लामके 
पुनरुत्थानका ही प्रयत्न है । मुसलमान किसी खलीफाकी पूजा नहीं करते, न किसी 
ऐसे व्यक्तिकी जिसका चरित्र अ्रष्ठ हो; वे इस्लामकी पूजा करते हें और इस्लामके 
सार-तत्त्वके प्रतीकके रूपमें खहीफाको मानते हें। वे सन्धिकी शर्तोपर हस्ताक्षर करने- 
वाले सुलतानके लिए नहीं लड़ रहे हें। वे तो सीधे-सीथे एक आदशेके लिए लड़ रहे 
हैं; और हिन्दुओंकों भी यही तय करना है कि वे अपन घर-द्वारकी रक्षा करें अथवा 
न करें। यदि हिन्दू धर्मने इस समय इस्लामका साथ नहीं दिया तो उसपर स्देवके 
लिए कलंक लग जायेगा। वक्‍ताने पूरी दढ़ता और विनम्नताके साथ जोर देकर 
कहा कि इस्लामके लिए प्राणोत्सर्ग करनंका अर्थ होगा अपने ही धर्म और घर- 
हदारके लिए प्राणोत्सगं करना। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२२३) की फोटो-नकलूसे। 


१०९. लॉ कालेज, मद्रासके विद्याथियोंसे बातचीत 


२२ अगस्त, १९२० 


श्री गांधीने लॉ कालेजके विद्याथियोंसे एक अनौपचारिक बातचीतके दौरान इस 
प्रेसीडन्सीके ब्राह्मगेतर आन्दोलनका उल्लेख करते हुए कहा: 


में यह कहुनेको तैयार हें कि संघर्षकी प्रत्येक अवस्थामें ब्राह्मणेतर लोगोंकी 
माँगोंके सामने झूकना ब्राह्मणोंका कत्तेव्य है। यदि वे सभी सीटोंकी माँग करें तो वे 
उन्हें दी जायें। यदि मेरा वश् चले तो में उन्हें कुछ और भी सीटें दे दूँ। ब्राह्मणेतर 
लोगोंकी यह माँग ब्राह्मणोंमें उनके अविश्वासका परिणाम है। बहुत समयसे ब्राह्मण 
समाजकों जितना दिया जा सकता है उतना देते आये हें; परन्तु उन्होंने अहंकारमें 
अपने और दूसरी जातियोंके बीच जो भेदभाव पेदा कर लिया है वह नितान्‍्त दारुण 
हैं। वह भेदभाव वेसा ही नृशंस है जैसा वह भेदभाव जिसे यूरोपीय जातियोंनें अपने 
और रंगदार जातियोंके बीच खड़ा कर लिया है और जिसके विरुद्ध हम संघर्षरत हें। 
| अंग्रेजी से 
हिन्दू, २३-८-१९२० 


११० पत्र : सी० एफ० एण्ड्रयूजको 


बेजवाड़ा 
२३ अगस्त, १९२० 


प्रिय चार्ली, 

मेरा मद्रास प्रान्तका दौरा आज पूरा हो गया, लेकित इसने मुझे बहुत थका 
भी दिया है। इसमें लगातार यात्रा करनी पड़ी। मेरे अनुभवसे मेरी यह राय मज- 
बूत हुई है कि यह संघर्ष विलकुल सच्चा, सही है, और मेरा यह विश्वास और भी 
पुष्ट हुआ है कि शौकत अली एक महान्‌ और नेक व्यक्ति हें। सचमुच, में आजतक 
जितने लोगोंसे मिला हूँ वे उन सबसे अधिक खरे व्यक्ति हें। वे उदार हें, बेलाग हें 
बहादुर और नम्न हैं। उन्हें अपने उद्देश्यमें आस्था है, स्वयंपर विश्वास है। ईइवरमें 
उनकी सहज श्रद्धा है, इसलिए वे इतने आशावादी हैं कि उनके संसर्गमें आनवाले 
दूसरे लोगोंका मन भी ताजगीसे भर जाता है। आज जनताका रुख इतना उत्साहपूर्ण 
है कि आइचर्य होता है। कार्यक्रका अहिसात्मक पक्ष बहुत प्रगति कर रहा है। 
बंगलौरमें लोग बड़ी तादादमें इकट्ठ हुए थे; जहाँतः नजर जाती थी छोग-ही-लोग 
दिखाई देते थे। सभामें सिर्फ एक अंग्रेज पुरुष और एक अंग्रेज स्त्री थी। लेकिन 
भीड़ने उतके साथ धकक्‍कम-धकक्‍कातक नहीं किया। हमें हर जगहसे भीड़के अहिसात्मक 
आचरणकी साक्षी मिली है। और बहुत ही कठिन परिस्थितियोंमें भी मुहाजरीनोंके 
संयत व्यवहा रके सम्बन्धमें जो साक्षी स्वयं सरकारने दी है, वह तो तुमने भी देखी 
ही होगी, हालाँकि उसने यह साक्षी कुछ अनिच्छासे ही दी है। मेरे विचारसे यह 
सब बहुत अच्छा है। लेकित दूसरी ओर देखता हूँ, ऊँचे तबकेके लोगोंने बहुत ही' 
कम उत्साह दिखाया हैं। वे तो जरा भी त्याग नहीं करना चाहते। वे सब-कुछ 
भाषणों और प्रस्तावोंके बलपर ही पा लेनंकी आशा रखते हें। वे बलिदानके लिए 
उद्यत राष्ट्रको आगे बढ़नेसे रोक रहे हें। 


[ अंग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी 
सॉजन्य : नारायण देसाई। 


२०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
तने कहकर लाहौरकी बात कह रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम वहाँ काफी सुदृढ़ नींव 
डाल दो, और इसोलिए में चाहता हूँ बहुत विस्तृत क्षेत्रम काम न करके एक स्थान- 


पर खूब जमकर काम किया जाये। 
तुम अपने महान्‌ समपंणका पुरस्कार माँगती हो। समपेण तो स्वयं ही अपना 


पुरस्कार हैं। 
सस्नह, 
तुम्हारा, 
विधि-प्रणेता* 
[अंग्रेजीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी 
सौजन्य : नारायण देसाई 


११२. भाषण : बेजवाड़ामें? 


२३ अगस्त, १९२० 


हमारे विरुद्ध की गई व्यूह-रचनाकों यदि हम समझ न पाये तो हम अपने हाथों 
अपना विनाश कर हछेंगे। हमारी सरकार शक्तिशाली है, और उसने अपनी सारी 
शक्ति, अपना सारा शस्त्रबल हमारे विरुद्ध व्यूह-बद्ध कर रखा है। सरकारमें ऐसे लोग 
हैं जो योग्य, साहसी, काममें रुचि लेनेवाले और त्याग करनेमें समर्थ हें। यह एक ऐसी 
सरकार है जो अपना उद्देश्य पूरा करनेमें अच्छे या बुरे तरीके अपनाते हुए धर्माधर्म- 
का विचार नहीं करती। (शर्म, शमकी आवाजें) उस सरकारके लिए कोई भी हथ- 
कंडा अपनाना बड़ी बात नहीं है। वहु भय दिखाने और आतंकित करनेका सहारा लेती 
है। वह हमें खिताबों, प्रम्मान, उच्च पदोंकी रिश्वत देती है। (शर्म, शर्मकी आवाजें) 
वह सुधारोंकी अफीम खिलाती' है। किसी भी दृष्टिसे देखें, यह भमकेपर दो-दो बार 
खींची हुई निरंकुशताकी शराब है, जो प्रजातन्त्रकी बोतलमें सामने आती है। किसी 
कुशल और शरारती व्यक्ति द्वारा दिया गया बड़ेसे-बड़ा उपहार तबतक व्यर्थ है 
जबतक उसका दिल साफ नहीं है। यह सरकार एक ऐसी समभ्यताका प्रतिनिधित्व 
करती हैं जो शुद्ध भौतिकतावादी और नास्तिक है। (शर्म, शर्मकी आवाजें) मेने सर- 
कारके ये गुण आपके क्रोधको भड़कानेके लिए नहीं बताये हें बल्कि इसलिए बताये 
हैं कि आप उन ताकतोंको अच्छी तरह जान-बूझ लें जो आपके खिलाफ तैनात 
हैं। कोधसे कुछ काम नहीं बनेगा। परन्तु हमें नास्तिकताका आस्तिकतासे और 


१. सरलादेवीकों लिखे पत्रोंमें गांधीजीने अपने लिए “ लॉ-मिवर ” शब्दोंका प्रयोग किया है, 
देखिए “ पत्र: सरलूदिवी चोधरानीको?”, २४-८-१९२० -। 

२. बेजवाड़ामें म्युनित्तिपल टवेलसे बँगछेके भद्यवेमें २३ अगस्त, १९२० की शामको श्री 
मो० क० गांधी और मोछाना शौकृत भलीके सम्मानमें इस सभाका आयोजन किया गया था । 


पत्र : सरलादेवी चौधरानीको २०९ 


असत्यका सामना सत्यसे करना होगा। हमें उनकी गरारतों और हथकंडोंका मुकाबला 
स्पष्टता और सादगीसे करना होगा। उनके आतंक और धमकियोंको बहादुरीसे महना 
होगा। आज हर स्त्री-पुरष और बच्चेसे अडिग झौयकी अपेक्षा है। . . - 

में बेजवाड़ाके तागरिकोंसे प्रइत करता हो कि सरकारी नौकरीमें आपके लिए 
जो सुख निहित हैँ उनपर निगाह 'डालनसे पहले आप उन्हें तराजुके एक पलड़ेपर 
और अपना धर्म तथा राष्ट्रीय सम्मान दूसरेपर चढ़ाकर देखिये और तब चुनाव 
कोजिए। . . - 

मेरी समझमें नहीं आता कि हममें से जिन लोगोंने इस सरकारकों समझ लिया 
है, जिन्होंने वाइमरायकी घोषणा पढ़ी है, जो पंजाब या खिलाफतके मामलेमें न्याय 
न देनेके इस सरकारके निश्चयको समझ चुके हैं, वे इस बातकी आशा कैसे कर सकते 
हैं कि इस सरकारसे सहयोग करके अथवा [ कौंसिलोंमें प्रवेश करनेके बाद उसके 
मार्गमे | रोड़ अटकाकर हम किसी प्रकारकी वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते 
हैं। . . - 

नरम दलके लोग इस सरकारके हाथों न्याय मिलना सम्भव मानते हें। दूसरी 
ओर गरम दलके छलोगोंने इस सरकार और इसके कारनामोंकी दृढ़तापूवंक, जी खोल- 
कर निन्‍दा की है। जनताकी मनोवृत्तिको समझनेवाला कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति इन 
विधान परिषदोंमें जानसे लामकी आशा कंसे कर सकता है? परन्तु यदि वे वास्तवमें 
जनमतका प्रतिनिधित्व करते ह और यदि वे जन-मानसपर अपना असर कायम रखना 
चाहते हे तो में उन्हें सुझाव देता हूँ कि विधान परिपषदोंसे बाहर रहें, जनमतको दुढ़ 
करें और जो कुछ भी देनको तैयार नहीं है उनसे न्याय केकर ही छोड़ें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

नेशनल आर्कइव्ज ऑफ इंडिया ; होम; पोलीटिकल : दिसम्बर १९२०; सं० 

२१०-१६ ए 


११३. पत्र: सरलादेवी चोधरानोकों 


बम्बई जाते हुए मनमाड़के रास्तेमें 
२४ अगस्त, १९२० 

प्रम प्रिय सरला, 
तुम्हारे पत्रोंसे मुझे बहुत दुःख हुआ। तुम्हें मेरा उपदेश देना पसन्द नहीं, 
लेकिन जबतक तुम्हारा व्यवहार स्कूलमें पढ़नवाली लड़कियों-जैसा है तबतक में तुम्हें 
उपदेशके अलावा और दूँ भी क्‍या? अगर मेरा प्यार सच्चा हैं तो जबतक तुम, 
जिस आदर्शको तुमने योग्य मानकर स्वीकार किया है, उसे अपने आचरणमें नहीं 
उतारती तबतक यह प्यार उपदेशोंके रूपमें ही प्रकट होगा। में यह्‌ बिलकुल पसन्द 
नहीं करता कि तुमने जो जीवन अपनाया है या जिसे अपनानकी तुम कोशिश कर 


१८-१४ 


२१० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


रही हो उसे अपनानकी आवद्यकतामें शंका करो। अपने प्राणोंकों संकटमें डालकर भी 
बराबर सत्य बोलने और सत्यका आचरण करनेका पुरस्कार क्या हो सकता है? 
अपने देशके लिए मर मिटनका पुरस्कार क्या हो सकता है? तुमने वर्षोका समय 
लगाकर पिआनो बजानमें सिद्धहस्तता प्राप्त की; उसका तुम्हें क्या पुरस्कार मिला? 
कोई भी जिस उद्देश्यकों लेकर चलता है उसके लिए अपना सब-कुछ इसीलिए अपित 
कर देता है कि वह इसके सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हारे सन्‍्तोषका 
आधार सम्पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जिस समपंणसे हमें सन्‍्तोष नहीं मिलता वह 
लाचारीका समपंण है जो किसी भी आत्माभिमानी व्यक्तिके लिए अश्योभनीय है। और 
अगर मेरे सम्पर्कमें आकर तुम इस सीधे-से सत्यकों भी नहीं समझ पाई तो में 
तुम्हारे प्रेमका योग्य पात्र नहीं हूँ। क्योंकि अगर मेरा जीवन तुम्हें इतना भी नहीं 
सिखा पाया तो में किसी कामका आदमी नहीं हँ। असीम आत्म-समपंण और सत्य- 
निष्ठाके अतिरिक्त मुझमें और कोई गुण नहीं है। सभीन मुझमें दो गुण लक्ष्य' किये 
हैं, और अगर तुम मेरे जीवनमें इतनी गहुराईतक उतरनके बाद भी उन्हें नहीं देख 
पाई हो तो अवश्य ही मुझमें कोई खामी होगी। मेरी ये जो सबसे मूल्यवान निधियाँ 
हैं, उनके अलावा में तुम्हें और दे भी क्‍या सकता हूँ ? इसलिए तुम्हें मेरे उपदेशोंका 
बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि जिस प्रेम-भावसे में तुम्हें उपदेश देता हूँ उसी प्रेम- 
भावसे तुम उन्हें स्वीकार करो। अगर में तुम्हारा लॉ-गिवर' [विधि-प्रणेता | हैँ और 
फिर भी यदि में तुम्हारे लिए हमेशा नियमोंका विधान नहीं करता तो कमसे-कम 
तुम्हें वे बातें तो समझाऊँगा ही जो शाइवत महृत््वकी या जो देशके लिए, जिसके लिए 
हम जीते हूँ और जिसे इतवा अधिक प्यार करते हे, सर्वोपरि महत्त्वकी हेँ। 
ज़ेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर तुम्हारे मनमें बुरे खयाल आयें तो 
तुम उन्हें लछिखो नहीं। मेरा कहना यहू है कि तुम ऐसे विचार अपने मनमें आने ही 
ने दो। 
स्नेह, 
तुम्हारा, 
विधि-प्रणेता 


[ अंग्रेजीसे | 


मद्दादेव देसाईकी हस्तलिखित जायरी 
सौजन्य : नारायण देसाई 


११४. असहयोगके पीछे धर्मंका प्रमाण 


श्री नारायण चन्दावरकर-जैसे विद्वान नंताके साथ विवादमें पड़ना मेरे लिए कोई 
सुखकर काम नहीं है। केकिन असहयोग आतन्दोलनके प्रणंताके नाते मेरा यह ककत्तंव्य 
हो जाता है कि इस सम्बन्धमें अपने विचार स्पष्ट कर दूँ, हालाँकि ये विचार उन 
नेताओंके विचारोंके विरुद्ध पड़ते हो जिन्हें में बहुत सम्मानकी दृष्टिसे देखता रहा 
हैँ। अपनी मलाबार-यात्राके दौरान मेंने अभी सर नारायणका वह प्रत्युत्तर पढ़ा है जो 
उन्होंने असहयोगके विरुद्ध बम्बईसे प्रकाशित घोषणा-पत्रके मेरे उत्तरके खण्डनस्वरूप 
दिया है। मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि उनका प्रत्युत्तर मुझे जँचा नहीं। 
लगता है हम दोनोंने बाइबिल', गीता” और “कुरान को भिन्न दृष्टिकोणोंसे पढ़ा 
है या इनका अलग-अलग अर्थ लगाया है। जान पड़ता है हमने अहिंसा, राजनीति 
और धमर्मको भी अलूग-अरूग रूपोंमें समझा है। अब में यथासम्भव अधिकसे-अधिक 
स्पष्ट ढंगसे यह समझानकी कोशिश करूँगा कि इन शब्दोंका में क्या अर्थ लूगाता हूं 
और भिन्न-भिन्न धर्मोको किस रूपमें समझता हूँ। 

सबसे पहले तो में सर नारायणकों आइवस्त कर दूँ कि मेने अपने अहिंसा- 
विषयक विचारोंमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। में अब भी यही मानता हूँ कि जब 
मनुष्यमें किसीको जीवन देनेकी शक्ति नहीं है तो उसे धरतीके किसी तुच्छसे-तुच्छ 
प्राणीका जीवन लेनेका भी अधिकार नहीं है। यह विशेष अधिकार तो सिफ्फ उसीको 
है जिसने सारे प्राणियोंकों रचा है। में अहिसाकी इस व्याख्याकों स्वीकार करता हूँ 
कि यह सिर्फ किसीकों हानि न पहुँचानकी निषेधात्मक अवस्था ही नहीं है; वास्तव- 
में यह प्रेमकी, बुराई करनेवाले की भी भलाई करनेकी एक विधायक अवस्था है। 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्यायीकों अन्याय करनेमें सहायता दी जाये 
या उसे चुपचाप सिर झुकाकर सह लिया जाये। इसके विपरीत प्रेम, जो अहिसाकी 
सक्रिय अवस्था है, आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप अन्यायीसे अपने सारे सम्बन्ध 
तोड़कर उसका विरोध करें; भले ही इससे वह नाराज ही क्‍यों न हो, उसे शारीरिक 
क्षति ही क्‍यों न पहुँचे। इसी! तरह अगर मेरा लड़का लज्जाजनक जीवन बिता रहा 
हो तो मुझे चाहिए कि उसे सहारा देकर कुमार्गंपर चलते रहनमें उसकी सहायता 
न करूँ; इसके विपरीत उसके प्रति मेरे प्यारका तकाजा यह होगा कि में उसको 
किसी भी तरहसे सहारा न दूँ, भले ही इसके कारण उसे मौतके मुँह में ही क्‍यों न 
जाना पड़े। और उसी' प्यारका तकाजा यह भी है कि अगर वह अपनी भूल समझक'र 
पदचात्ताप करे तो में उसे गछेसे लगा लूँ। लेकिन मुझे जोर-जबरदस्तीसे उसे नेक 
बननेपर मजब्र नहीं करना चाहिए। मेरे विचारसे 'बाइबिल!' में वरणित अपव्ययी 
पुत्रकी कहानीका सन्देश भी यही हे। 

असहयोग कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह एक बहुत ही सक्रिय अवस्था 
है-- शारीरिक प्रतिरोध या हिंसासे भी अधिक सक्रिय। असहयोगके लिए निष्क्रिय 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


प्रतिरोध शब्द-पदका प्रयोग करना ठीक नहीं है। असहयोग शब्दका प्रयोग जिस अर्थमें 
में करता हाँ, उस' अर्थमें यह एक एसी चीज है जिसका अहिसात्मक होना जरूरी हैं 
और इसलिए इसमें किसीकों दण्डित करने या किसीसे बदला लेनकी गुंजाइश नहीं है 
और न ही यह द्वेष, दुर्भाववा या घुणापर आधारित है। इससे निष्कर्ष यही निकलता 
है कि अगर में जनरल डायरकी सेवा करता हूँ और निर्दोष व्यक्तियोंकों गोलियोंसे 
भूननेमें उन्हें सहायता देता हूँ तो यह पाप होगा। लेकिन अगर उन्हें कोई शारीरिक 
रोग हो और में उनकी सेवा-शुश्रूषा करके उन्हें स्वस्थ कर दूं तो में अपनी क्षमाशीलता 
या प्रेमका परिचय दूँगा। इसे में सहयोग नहीं कह सकता लेकिन सर नारायण 
इसे शायद सहयोग ही कहेंगे। इस सरकारकों इसकी अपराधवृत्तिसे विमुख करनके 
लिए में इसके साथ हजार बार सहयोग करूँगा, लेकिन अपनी इस वृत्तिकों चालू 
रखनेमें सहायता देनेके लिए में इसके साथ क्षण-भर भी सहयोग नहीं करूँगा। और 
अगर में इस सरकारसे प्राप्त कोई पदवी धारण किये रहूँ या “इसके अधीन कोई 
नौकरी करता रहँ या कि इसकी अदालतों और स्कूछोंकों अपना समर्थन दूं” तो 
में गलत काम करनेका दोबी -.होऊंगा। जलियाँवालाके निर्दोष नर-नारियोंके रक्तसे 
सने हाथोंसे भेंट दी गई मूल्यवानसे-मूल्यवान निधि स्वीकार करनेकी अपेक्षा में 
भिखारीका जीवन बिताना अधिक अच्छा समझूंगा। हमारे सात करोड़ भाइयोंकी धामिक 
भावनापर निर्मम आघात करनेवालों के मधुर शब्दोंकी अपेक्षा में उनकी ओरसे अपने 
नाम जारी किये गये कदके वारंटकों अधिक श्रेयस्कर मानूंगा। 


“गीता को जिस रूपमें मेंते समझा है वह सर नारायणके समझनेसे बिलकुल 
उल्टा है। में नहीं मावता कि गीता” भलाई करनेके बजाय हिंसाकी सीख देती 
है। यह मुख्यतः हृदयके भीतर छिड़े इन्द्रका ही वर्णन है। गीताकारने एक ऐति- 
हासिक घटनाका सहारा लेकर हमें यह सीख दी है कि प्राणोंकों संकटमें डालकर भी 
. अपने कत्तंव्यका पालन करना चाहिए। यह फलाफलका ध्यान न रखते हुए कत्तंव्य- 
पालनकी सीख देती है, क्योंकि हम' नश्वर प्राणियोंमें इतनी क्षमता नहीं है कि अपने 
कमके अतिरिक्त किसी और वस्तुपर नियन्त्रण रख सकें। गीता प्रकाश और अच्ध- 
कारकी शक्तियोंमें भेद करते हुए दिखाती है कि इन दोनोंका संयोग नहीं हो सकता। 

मेरी नम्र सम्मतिसम ईसा मसीह राजनीतिज्ञोंक सरताज थे। उन्होंने जो-कुछ 
सीजरको दिया जाना था, दिया। उन्होंने शैतानके गुणको भी स्वीकार किया; किन्तु 
दिया। वे उससे बराबर दूर रहे और एक बार भी शतानके मायाजालमें न फेंसे। उनके 
समयकी राजनीति यही थीं कि जनताको पुरोहितों और फैरिसियोंके भूलावेमें न 
पड़नकी सीख देकर उसका कल्याण किया जाये। उन दिनों फरिसी लोग ही जन- 
 जीवनका नियस्त्रण करते थे, उसको दिशा देते थे। आजकी शासन-प्रणाली ऐसी है 
कि उसका प्रभाव हमारे जीवनके हर क्षेत्रपर पड़ता है। यह हमारे अस्तित्वके लिए 
. ही खतरा बन गया है। इसलिए अगर हम राष्ट्रके हितोंकी रक्षा करना चाहते हैं तो _ 
हमें शासकोंके क्रिपा-कलापोंम ं पूरी रुचि छेनी चाहिए और उनसे नेतिक नियमोंका 
पालन करनका आग्रह करके उनपर नतिक दबाव डालना चाहिए। जनरल डायरने 


खिलाफत और स्वदेशी २१३ 


निरीह जनताका कत्लेआम करके अवश्य एक “नेतिक प्रभाव” उत्पन्न किया। जो 
लोग असहयोग आन्दोलनको बढ़ानमें जुट हुए हें वे आत्म-त्याग, आत्म-बलिदान और 
आत्म-शुद्धिकी' प्रक्रियासे नेतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हें। मुझे आइचर्य होता है 
कि सर नारायणने जनरल डायरके कत्लेआमकी चर्चा असहयोगके साथ-साथ, दोनोंको 
एक धरातलूपर रखकर, कैसे की। उतके आशयको समझनकी मेंने भरसक कोशिश 
की है, लेकिन दुःखके साथ कहना पड़ता है कि कुछ समझ नहीं पाया। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २५-८-१९२० 


११९७, खिलाफत ओर स्वदेशी 


स्वदेशीको मेने बहुत आशंकित मनसे असहयोगके कार्यक्रममें शामिल किया था। 
मौलाना हसरत मोहानी इतने उत्साहमें थे कि मुझे लाचार होकर इसे स्वीकार करना 
ही पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वदेशीकों इस कार्यक्रममें शामिल करनेके 
उनके जो कारण हें वे मेरे कारणोंसे भिन्न हेँ। वे ब्रिटिश मालके बहिष्कारके पक्ष- 
धर हैँ। जैसा कि मेंने इसी अंकमें अन्यत्र बताया है, में इस सिद्धान्तकों स्वीकार नहीं 
कर सकता। लेकिन मोहानी साहब जब बहिष्कारकों लोकप्रिय नहीं बना सके तो 
उन्होंने इस भावसे इसे स्वीकार कर लिया कि कोई बेहतर चीज नहीं है तो स्वदेशी 
ही सही। लेकिन मेरे लिए यह बता देना जरूरी है कि असहयोगके कार्यत्रमोंमें मेने 
स्वदेशीकों कैसे शामिल किया। 

असहयोग और कुछ नहीं, आत्म-बलिदानका शिक्षण ही है। और मेरा खयाहू 
है कि जो देश असीम बलिदान कर सकता है वह अनन्त ऊंचाईतक भी उठ सकता 
है। यह बलिदान जितना विशुद्ध होगा, प्रगतिकी रफ्तार उतनी ही तेज होगी। स्त्री- 
पुरुषों और बच्चोंके सामने स्वदेशी एक विशुद्ध ढंगका आत्म-बलिदान प्रारम्भ करनेका 
अवसर प्रस्तुत करती है। इस तरह यह हमारी बलिदानकी क्षमताकी परीक्षाका 
प्रसंग भी प्रस्तुत करती है। यह खिलाफतके सवालपर राष्ट्रीय भावनाकी गहराईका अन्दाजा 
लगानका एक पेमाना है। क्‍या राष्ट्रकी भावना इस सवालपर इतनी तीत्र हैं कि वह 
बलिदानकी इस प्रारम्भिक प्रक्रियासे भी गुजर सके? जापानी रेशम, मेनचेस्टरके 
सूती वस्त्र और फ्रांसीसी लेसके कपड़के प्रति अपनी रुचि बदलकर अपनी सारी साज- 
स॒ज्जाके लिए क्या राष्ट्र हाथके कते, हाथके बुर्ने कपड़े अर्थात्‌ खादीसे ही सन्‍्तोष 
मान लेगा ? अगर करोड़ों लोग विदेशी' वस्त्र पहुनना या उनका उपयोग करना छोड़ 
दें और हम अपने घरोंमें जो कपड़े तैयार कर सकते हूँ उन्हीं सादे कपड़ोंसे सन्‍्तोष कर 
लें तो यह हमारी संगठन-क्षमता, शक्ति, सहयोग और आत्म-बलिदानका परिचायक 
होगा; और जब हममें ये गुण आ जायेंगे तो हम जो चाहते हे वह सब प्राप्त करनेमें 
समर्थ हो जायेंग। यह राष्ट्रीय एकताका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रमाण होगा। 


२१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लेकिन ऐसी सिद्धि चाहने-भरसे ही प्राप्त नहीं हो सकती। इसे कोई एक आदमी, 

चाहे वह कितना ही योग्य और तत्पर हो, प्राप्त नहीं कर सकता और अगर हम चाहें 
कि देश-भ रमें स्वदेशी भण्डार खोलकर इसको प्राप्त कर लेंगे तो यह भी नहीं हो सकता। 
यह तो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम नया उत्पादत करें, और समझदारीके साथ 
वितरण करें। उत्पादनका मतलब है लाखों स्त्रियोंका अपने घरोंमें कताईका काम 
करना। इसके लिए जरूरत है ऐसे उत्साही लोगोंकी सेवाकी जो ईमानदारीके साथ 
घर-घर धुनी हुई रुईका वितरण करें और फिर पारिश्रमिक देकर उन सबसे सूत 
प्राप्त करें। इस उत्पादनका मतलब है हजारों चरखे तेयार करता; और इसका मत- 
लब है पुश्तेती बुनकरों द्वारा फिरसे अपना यह नेक पेशा अपना लछेता। इसका मतलब 
है घरोंमें काते गये सृतका इन बुनकरोंमें वितरण करता और उनसे कपड़े तैयार कर- 
वाना। इस तरह असहुयोगके कार्यत्रममें स्वदेशीकों एक शक्तिदायी साधनके रूपमें ही 
शामिल करनेकी बात में सोच सकता हूँ। छेकिन इस ढंगके स्वदेशीका तिरस्कार नहीं 
करना है। और मुझे आशा है कि अगर कोई कार्यकर्त्ता और कुछ न भी करे, पहले 
उत्पादन और फिर वितरणको बढ़ावा देकर स्वदेशीकों आगे बढ़ाये तो ऐसा माना 
जायंगा कि उसने कुछ-न-कुछ तो किया ही। अगर वह, भारतमें पहले से ही जो कपड़ा 
तेयार किया जा रहा है, उसीके वितरणसे सन्तुष्ट रह जाता है तो उसका मतक्तब 
होगा कि वह एक ही घरेके भीतर घूम रहा है। 

[ अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, २५-८-१९२० 


११६. विदेशी मालका बहिष्कार बनाम असहयोग-कार्यक्रम 


श्री कस्तूरी रंगा आयंगरने मेरी उन तमाम दलीलोंका जवाब दिया है जो मेंन 
मद्रास समुद्र-तटकी महती सभामें असहयोगके प्रथम चरणसे सम्बन्धित विभिन्न बातोंकों 
विस्तारसे समझाते हुए उसके पक्षमें प्रस्तुत की थीं। सिवाय खिताब छोड़नेके उन्होंने 
मेरी और सारी बातोंसे असहमति प्रकट की है। उन्होंने अन्य मुद्दोंकी जगह विदेशी 
मालके बहिष्कारका सुझाव दिया। अब में जो-कुछ कहेगा वह अपनी बातोंकों दृह्दराना 
ही होगा, क्योंकि इस सम्बन्धमें यंग इंडिया के पाठक मेरे सभी विचारोंसे अवगत 
है। फिर भी अब चूँकि श्री कस्तूरी रंगा आयंगर-जैसे योग्य पत्रकार बहिष्कारका 
समयेत कर रहे हैं, इसलिए इस सवालपर मुझे विचार करना ही पड़ंगा। 

पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी कल्पनाके पीछे दण्ड 
देनका भाव है, इसलिए असहयोगमें इसे कोई स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 
असहयोगकी कल्पना तो आत्म-बलिदानके भावसे की गई है। और यहाँ सवाल एक 
पवित्र कत्तेंव्य निभानेका है। 

दूसरे, अगर दण्डित करनके लिए ही कोई कदम उठाना हो तो उसके पीछे 
जैसा प्रभाव उत्पन्न करनेका मन्तव्य है, वसा प्रभाव उत्पन्न करनेके खयालसे उस कदममें 


विदेशी मालका बहिष्कार बनाम असहयोग-कार्यक्रम २१५ 


तेजी होती चाहिए, निद्चितता और पूरा जोर होना चाहिए। इसलिए अगर इस 
उपायका सहारा व्यक्तिश: लिया जाये तो यह बिलकुल बेकार होगा; क्योंकि अगर 
इसका उचित प्रभाव नहीं हुआ तो इससे कोई सनन्‍्तोष नहीं मिल सकता, जबकि 
असहयोग अपने-आपमें एक सन्‍्तोषप्रद चीज है। 

तीसरे, ब्रिटिश मालका बहिष्कार पूरी तरह अव्यवहाये है, क्योंकि इसमें लख- 
पतियों द्वारा अपने लाखों रुपयोंके बलिदानका सवाल आ जाता है। मेरे विचार रसे 
जितना कठिन किसी वकीलके लिए अपना धन्धा बन्द कर देना, किसी खिताबयाफ्ता 
व्यक्तिके लिए अपना खिताब छोड़ देना या जरूरत पड़नेपर माता-पिताके लिए अपने 
बच्चोंकी किताबी शिक्षा बन्द कर देता है, उससे हजार गूना कठिन किसी रूखपतिके 
लिए अपन लाखों रुपये बलिदान कर देना है। और फिर इस महत्त्वपूर्ण तथ्यका खयाल 
भी कीजिए कि व्यापारियोंने अभी हालमें राजनीतिमें दिलचस्पी लेता शुरू किया हैं। 
इसलिए वे अब भी बहुत डरते हुए सोच-सोचकर कदम रखते हें। लेकित जिस वर्गसे 
असहयोगके प्रथम चरणका सम्बन्ध है, वह राजनीतिक वर्ग है जो वर्षोसि राजनीतिम 
हिस्सा लेता चला आ रहा है और इसलिए एसा नहीं कि वह मनसे सामूहिक 
बलिदानके लिए तैयार न हो। 

अगर ब्रिटिश मालके बहिष्कारकों प्रभावकारी बनाना हो तो या तो सारे देशको 
एक साथ ही उसका बहिष्कार करना चाहिए या बिलकुल करना ही नहीं चाहिए। 
यह फौजी घेरे-बन्दीके समान है। आप घेरा-बन्दी तभी कर सकते हैं जब आपके पास 
काफी लोग और विध्वंसक शास्त्रास्त्र हों। अगर कोई एक आदमी अपनी मँगुलियोंके 
नाखूनोंसे दीवारकों खरोंचने छगे तो दीवारका कुछ भी नहीं बिगड़गा, अलबत्ता उसकी 
अँगूलियाँ जरूर क्षत-विक्षत हो जायेंगी। लेकिन अगर कोई खिताबयाफ्ता आदमी 
अपना खिताब छोड़ देता है तो उसे यह परम तोष मिलेगा ही कि जिसने उसे यह 
खिताब दिया था उसके पापसे वह अलग हो गया है, और इस तरह अगर दूसरे 
लोग अपने खिताब छोड़नेसे इनकार करते हें तो उसका उसपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा। चूँकि बहिष्कारके पीछे दण्ड देनेका भाव है, इसलिए यह असहयोगके सहज 
व्यावहारिकताके गुणसे वंचित है। इस भावके जोर पकड़नेसे राष्ट्रीय नव-निर्माणकी 
प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी। बलिदानकी भावनाका मतलब है अपनी कमजोरियोंसे अपनंकों 
मक्‍त करनेका संकल्प। इसलिए यह एक हाक्ति देनवाली और हमें पवित्र बनानवाली 
प्रक्रिय है, और इस तरह इसका उद्देश्य हमारी और जिनके आचरणसे असन्तुष्ट होकर 
हम इसके लिए तत्पर होते, उनकी भी भलाई करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि अगर भारतका अपना कोई उद्देश्य है तो उसे वह पाइचात्य संसारके सन्दविग्ध 
उदाहरणका अनूकरण करके और इस तरह अपने बलिदानकों भी भौतिक' लाभकी 
आशज्ञासे दूषित करके पूरा नहीं कर सकता। उसे पूरा करनका एकमात्र उपाय यही 
है कि वह विशुद्ध बलिदान करे-- ऐसा बलिदान जो ईइवरकों भी प्रीतिकर हो। 

अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, २५-<८-१९२० 


११७. भाषण : गुजरात राजनीतिक परिषद्‌, अहमदाबादसें 


२७ अगस्त, १९२० 


आपन मुझे जो काम सौंपा है उसे करना में अपने लिए सम्मानकी बात मानता 
हैं। लेकिन में इस मामलेमें पुरा तटस्थ नहीं हूँ। अध्यक्ष चुतता आसान भी है और 
कठिन भी। हमारा देश एक नाजूक दौरसे गुजर रहा हैं। ऐसे अवसरपर जब कि 
सारे देशकी आँखें हमपर हछगी हुई हे हमें अध्यक्ष-पदके लिए ऐसा व्यक्ति चुनना 
चाहिए जो बूढ़े और अनूभवी कप्तानकी तरह देशकी नैयाकों अच्छी तरह पार लगा 
दे। स्वागत समितिकी बैठकमोें कई ताम सुझाये गये थे। मेने अपना मत श्री अब्बास 
तैयबजीके लिए दिया। मुझे छगा कि उनकी अध्यक्षतामें हमारी अधिकांश कठिनाइयाँ 
आसानीसे हल हो जायेंगी और चूँकि में स्वयं श्री तैयबजीकों नजदीकसे जानता हूँ 
इसलिए में भी उन्हें हल करनेमें उतकी मदद कर सकूगा। उनकी उम्र काफी हो 
चुकी है और वे कमजोर भी हें लेकिन पंजाबके सवालके बारेमें उन्हें ज्यों ही मेरा 
तार मिला त्यों ही वे दौड़ हुए मेरे पास लाहौर जा पहुँचे। वे वहाँ बीमार पड़ गये; 
अत्याचारोंसे पीड़ित लोगोंकी सूची बनाते हुए [ सदमेके कारण | उनके दिलकी धड़कन 
बढ़ गईं। वे मुझे अपना छोटा भाई मानते हें इसलिए तबीयत बहुत खराब हो 
जानेपर उन्होंने मुझे बुला भेजा और अपना वसीयतनामा छिखा डाला। दूसरे पक्षकी' 
बात हमें घ्यातसे सुवती चाहिए। अध्यक्ष-पद स्वीकार करनेके लिए हमारा निमन्त्रण 
स्वीकार करता श्री अब्बास तेयवजीके लिए आसान चीज नहीं थी। चूँकि वे कमजोर 
हैँ इसलिए बहुस-मुबाहसेमें पूरा हिस्सा लेना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए 
हमें उनका काम भरसक हलका करनेकी कोशिश करनी चाहिए। 

| गुजरातीसे | 


गुजराती, ५-९-१९२० 


११८. भाषण : गुजरात राजनीतिक परिषद्में असहयोगपर 


२८ अगस्त, १९२० 

कांग्रेसके इतिहासमें ऐसा प्रस्ताव! पेश करनेकी यह पहली घटना है। इस- 

लिए इस प्रस्तावपर सब लोगोंको बहुत गम्भी रतापू्वंक विचार करना चाहिए और जो 
नता उस श्रस्तावके विरोधमें बोलनवाले हें उनकी बातकों विनयपूर्वक सुनना चाहिए 
यदि हमें असहयोगके इस हास्त्रका उपयोग अच्छी तरह करना हो तो हमें अपने 
विरोधियोंकों बल्पूर्वक नहीं बल्कि प्रेमसे जीतनेकी कोशिश करती चाहिए। यह शस्त्र 


१. परिषद्के दूसरे दिन गांधीजीने असहयोगपर प्रस्ताव पेश किया था । 


भाषण : गूजरात राजनीतिक परिषद््में असहयोगपर २१७ 


किसीपर जोर-जबरदस्ती करनके लिए नहीं है। इस सुन्दर शस्त्रके उपयोगमें अधीरता 
या अशिष्टताके लिए कोई स्थान नहीं है। यदि प्रस्ताव नामंजूर हुआ तो मुझे दुःख 
होगा किन्तु निराशा कदापि नहीं होगी और उसके कारण में इस शस्त्रका उपयोग 
करना बन्द भी नहीं करूँगा। जिन छलोगोंन जनताकी सेवा की है उनकी बात हमें 
सुननी ही चाहिए। जो लोग हमें चेतावनी देते हें उनकी बात यदि हम नहीं सुनते 
तो फिर हम किस कामके रायक हे? हमें तो बालकके विरोधकों भी विनयपूर्वक 
सुनना चाहिए। यह हमारा कत्तंव्य है। विनय ही असहयोगकी पहली और अन्तिम 
सीढ़ी है। असहयोगके शास्त्रका उपयोग हमें वर-भावसे नहीं करना है। मौलाना शौकत 
अलीन भी, जो सगे भाईसे भी ज्यादा एकतापूर्वक हमारा साथ दे रहे हे, वेर-भावका 
सम्पूर्ण त्याग किया है। जो लोग इस हास्त्रकों वेर-भावसे चलाना चाहते हें उन्हें निराशा 
ही हाथ लगेगी। जो लोग असहुयोगका विरोध कर रहे हे वे दो बातें कहते हूँ : एक 
तो यह कि उसमें जोखिम है और दूसरी यह कि भारतकी जनता उसके अयोग्य है। 
जिस सरकारके पास अनेक साधन हें और जो पूरी तरह एकमत होकर काम करती 
है और जिसकी जातिके लोग संकटमें एकाएक घबराते नहीं हे, उसके खिलाफ लड़नमें 
हम इस शस्त्रका प्रयोग कर रहे हें तो इसमें जोखिम तो है ही। किन्तु जोखिम उठाये 
बिना उसे मात देता भी असम्भव है। अंग्रेज जातिन कभी ऐसा कोई काम नहीं किया 
जिसमें जोखिम न रहा हो। मुट्ठी-भर अंग्रेज, हम बत्तीस करोड़ भारतवासियोंपर राज्य 
कर रहे हें, इसमें क्या वे कोई जोखिम नहीं उठाते ? जन लोगोंके खिलाफ पूरी 
तैयारी किये बिता ही लड़नवाले इस राष्ट्रन क्या जोखिम नहीं उठाया होगा ? जोखिम 
उठाये बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। किन्तु यह बात ठीक है कि जोखिममें 
और अपनी प्राप्य वस्तुर्मों कुछ सन्तुलन होता चाहिए। मुझ लगता हैं कि असहयोग 
एक ऐस। शास्त्र है जिसमें जोखिम कम है और जो हमारे उद्देश्यकी प्राप्तिमं उपयोगी 
भी होगा। ऐसा कोई दूसरा व्यावहारिक हास्त्र जिसमें इसकी अपेक्षा कम जोखिम 
हो कोई बता ही नहीं सकता। ३५ वर्षसे कांग्रेस हमारी जो सेवा करती आ रही हैं 
उसे हमें भूलना नहीं है। उसके कारण ही हमें यह शस्त्र प्राप्त हुआ है। लेकिन 
इसका यह मतलब नहीं कि हम लकीरके फकीर बनें रहें। सच्चा बंटा तो वह है 
जी अपने बापकी सम्पत्तिको बढ़ायें। कुछ लोग कहते हें कि असहयोगको अपनानसे 
कांग्रेसका विधान भंग होता है। लेकिन ऐसा कहनेके लिए कोई उचित कारण नहीं 
है। अलबत्ता सरकारकों इससे परेशाती होगी। किसी शराबीसे उसकी शराबकी 
बोतल छीन लें तो उसे कष्ट होगा ही। सरकारके साथ असहयोग करना उससे भी 
ज्यादा बड़ी चीज है। सरकारकी सहायता करना तो अधरमम है। यदि वह जानती 
कि भारतकी जनता इसका विरोध करेगी तो खिलाफत का निर्णय जैसा हुआ है वसा 
होता ही नहीं। में यह नहीं मानता कि खिलाफतका निर्णय दूसरे राष्ट्रोंन किया 
है। हमारे महान्‌ मन्‍्त्री ऐसे हें कि उन्हें तो वे घोलकर ही पी जायें। टर्कीकि साथ 
जिन्होंने अन्याय किया है, उनसे सहयोग करना अधम है और हमें ज्यादासे-ज्यादा 
जोखिम उठाकर भी इस अधमंसे दूर रहता चाहिए। प्रह्लाद-जंसा बालक भी असह- 


२१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


योगका रहस्य समझ गया था, मेरे-जेसा भी उसका आचरण कर सकता है। तो फिर 
कुछ लोगोंका यह कहता उचित नहीं कि जनता उसके लिए तैयार नहीं है। मेरे 
पुत्रों और मेरी स्त्रीने मेरे साथ असहयोग किया है। तो में यह कैसे मान लूँ कि भारत- 
की जनता इस वस्तुको समझनेमें समर्थ नहीं है। यह शस्त्र व्यावहारिक है और यदि 
सब लोग उसका उपयोग करें तो उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। हमारी प्रजा इस 
शस्त्रका उपयोग कोई पहली बार नहीं कर रही है। हमें यह नहीं मानना हैं कि हम 
असहयोग करेंगे तो दूसरे लोग भी वसा ही करेंगे। इस सवालपर कांग्रेसका निर्णय 
होते तक रुकता प्रगतिका चिह्न नहीं हैं। हमें उसपर अभीसे आचरण शुरू कर देता 
चाहिए और कांग्रेसके पास काम कर दिखानके बाद जाना चाहिए। में कांग्रेस 
द्वारा उप्ते स्व्रीकार करानेके लिए कलकत्ता जानवाला हँ। इतिहासमें असहुयोगके अनेक 
उदाहरण हें। बोअर लोगोंका उदाहरण तो मौजूद ही है। बोअर प्रजाकों जो अधि- 
कार दिये गये थे, वे उसे पसन्द नहीं आये और जनरल बोयान असहयोग आरम्भ 
किया। अच्तमें उन्हें इंग्लेंड बुलाया गया और आज आफ़िकाकी जनता स्वतत्त्र 
है। बोअर लोगोंने कौंसिलोंका त्याग किया था। यहाँकी कौंसिलोंमें नरम दलवाले 
लोग जाना चाहते हों तो भले जायें किन्तु राष्ट्रवादियोंसे में पूछेगा कि आप वहाँ 
जाकर क्या करेंगे ? मेरा तो' खयाल हैं कि वहाँ आपको बहुमत प्राप्त नहीं होगा। जब- 
तक आपको प्रत्येक मत न मिल्ले तबतक आपकी कुछ चलेगी नहीं। उनके हाथमें ऐसे 
पासे हें जिनके द्वारा वे तुम्हें ठप सकते हैँ। इसलिए उनके साथ तुम्हारे शुद्ध पासे किसी 
काम नहीं आयेंगे। तुम्हारे पासे पोले हें जबकि सरकारके पासोंमें शीशा भरा हुआ 
है। इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना निरथथंक है। ट्रान्सवालमें डेढ़ लाख गोरोंके खिलाफ 
असहयोग करके १०,००० भारतीयोंने विजय प्राप्त की थी तो फिर भारतमें इस 
शस्त्रकों निकम्मा माननेका कोई कारण नहीं है। रायबहादुर रमणभाई कहते हें कि 
प्रजा इस शस्त्रकों लेकर एक बार पागल हुई और अंकुशके बाहर गई तो भविष्यमें 
वहु क्या-क्या अत्याचार नहीं करेगी ? एक बार जहाँ अंकुश हटा कि फिर वह मर्यादामें 
नहीं रहेगी। किन्तु हम तो अपने कामका आरम्भ शिक्षित-वर्गसे कर रहे हें। यदि 
हम धीरे-धीरे आगे बढ़ें और सुव्यवस्थासे काम लें तो उससे भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न 
होनका डर नहीं रहता। इस शस्त्रका कोई गलत उपयोग करेगा तो वह पन्‍न्द्रह दिन 
भी नहीं चलेगा। यह निर्मल शस्त्र कैसे भी आदमीके हाथमें क्‍यों न जाये, उससे अत्या- 
चार होनकी सम्भावता नहीं है। जो प्रजा निर्वीयं हो गई है और अधीर होती जा 
रही है उसके लिए असहयोग ही एकमात्र उपाय है। श्री वामनराव कहते हें कि हमारे 
हाथमें जो भी शस्त्र आ जाये ओर हम उसीको उठा लें तो जंगली कहे जायेंगे। इस- 
लिए चाहे जैसा हास्त्र उठानका तो हमें अधिकार ही नहीं है। यदि आप लोगोंमें से 
किसीकों ऐसा लगे कि मेंने बिना किसी अनुभवके और बिना विचारे ही आप लोगोंकों 
इस हास्त्रका उपयोग करनकी सलाह दी है तो आप' मेरा त्याग कर देना। बिना 
सोचे-समझे किसी भी शस्त्रका प्रयोग करने से तो देशमें उथल-पुथल मच जायेगी 
और हमारी दशा पशुओं-जेसी हो जायेगी। तिलक महाराजकी इमशान यात्राके समय 


हिन्दुओंके प्रति २१९ 


मेंने लोगोंकों ऐसा व्यवहार करते देखा जिससे मेरे ममको आघात लगा। उस समय 
मुझे लगा था कि लोग मर्यादाका पालन नहीं कर सके। उनके अवसानसे हमें जो 
दुःख हुआ हैं उसके आँसू अब भी सूखे नहीं हैं। इसीलिए अभीतक मेंने इस बातकी 
चर्चा नहीं की। असहयोगका शस्त्र मनचाहे ढंगसे चलानेकी चीज नहीं है। उसमें 
हमारी शोभा नहीं है। असहयोगकी पूरी तालीम लेनके बाद ही हमें उसमें पड़ना 
चाहिए। असहयोग हिसा और रकक्‍तपातकों बढ़ानका नहीं उसे कम करनका हथियार 
है। कहा जाता है कि खेड़ा जिलेमें सत्याग्रहके बाद लूटमार और चोरीकी घटनाएँ 
होने लगीं। लेकिन ये तो पहले भी होती थीं। रंगरूटोंकी भरती करते हुए मेने कहा 
था कि लटमारके किस्से तो होते ही रहेंगे। इन्हें टालनका तो यही उपाय है कि शस्त्र 
रखो या फिर मेरी तरह दो-चार वस्त्रोंके सिवाय और कुछ न रखो। डाकुभोंके उत्पात- 
से बचनेके लिए सरकारका मूँह ताकना तो स्वराज्यके लिए हमारी अयोग्यता प्रकट 
करता है। डटेरोंकों तुम्हें प्रेमसे जीतना है। असहयोगका वृक्ष कोई एकदम नहीं 
उगता। इससे तुम्हें अनेक विभूतियाँ प्राप्त होंगी। नगरपालिकाओंका त्याग तो हमें 
करना नहीं है क्योंकि वे हमारे गाँव और नगरोंके लाभके लिए हें। असहयोगका सारा 
कार्यक्रम एकदम कार्यान्वित करनेकी बात नहीं है। धीरे-धीरे करना है। हमें रुकना 
पड़ंगा। लेकित ज्यादा समयतक नहीं रुकना पड़ेगा। इसपर हमें सरकारसे' अमल 
नहीं कराता है, स्वयं करना हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि इस प्रस्तावपर अमल 
करना सम्भव नहीं है तो इसे नामंजूर कर देना। किन्तु यदि ऐसा लगे कि हमारे 
देशकी नाक कट गई हैं और धम्मका अपमान हुआ है तो आप इस प्रस्तावका स्वागत 
करना, इसे स्वीकार करता; घर जाकर उसपर विचार करता और यदि ठीक लगे 
तो इस दास्त्रका उपयोग करना। 


[गृजरातीसे | 
गुजराती, ५-९-१९२० 


११९. हिन्दुओंके प्रति 


में देखता हूँ, खिलाफतके प्रइतकों लेकर हिन्दू अब भी इस असमंजसमें पड़ 
हुए हें कि वे उसमें पूर्णतः भाग लें अथवा न हछें। मेने तो कई वर्षोसे निर्णय किया 
हुआ है कि हिन्दुस्तानका हित हिन्दू-मुसलमानोंकी हादिक एकतामें ही निहित है। 
इसी कारण सत्याग्रहके दिन अर्थात्‌ ६ अप्रैंलको, हिन्दू-मुसलछमानोंकी एकतापर विशेष 
जोर दिया गया था। 

में ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध रखनेकी अपेक्षा हिन्दुू-मुस्लिम एकताको अधिक 
महत्त्व देता हूँ। ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध रखना हिन्दुस्तानकी जनताके लिए अनिवार्य 
नहीं है। लेकिन हिन्दू-मुस्लिम एकताके बिना हिन्दुस्तानका कल्याण असम्भव है। 


१२, १९१९ | 


२२० सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


हिन्दुस्तातकी आवादीका तीत-चौथाई भाग एक-चौथाई भागसे वर रखकर कभी 
भी स्वतच्त्रताका उपभोग नहीं कर सकता तथा सात करोड़ मुृसलूमानोंका उन्मूलन 
भी उतना ही असम्भव है। 

अनेक हिन्दू मानते हें कि अंग्रजी राज्यसे हिन्दू धर्मकी रक्षा होती है; इसलिए 
ब्रिटिश साम्राज्यसे भले ही और नुकसान होता हो लेकिन इससे होनेवाला हिन्दू 
धर्मकी रक्षाका लाभ ऐसा है जिससे उस सारे नुकसानकी भरपाई हो जाती है। 
हिन्दुओंके लिए इससे अधिक लज्जास्पद विचार मुझे तो और कोई नहीं लगता। यदि 
तेईस करोड़ हिन्दू सात करोड़ मुसलूमानोंके विरुद्ध अपना बचाव करनमें सक्षम नहीं 
हें तो इसमें या तो हिन्दू धर्मका दोष है अथवा उसके अनुयायी नामर्द या अधर्मी 
होने चाहिए। 

अंग्रेज सरकार तलवारके जोरसे हिन्दू-मुसलमानोंके बीच कृत्रिम एकता बनाये 
रखे, इसकी अपेक्षा में यह अधिक पसन्‍द करूँगा कि हिन्दू-मुसलमान परस्पर तलवार- 
से मुकाबला करके अपना मामला तय कर लें। 

लेकिन यदि हम तलवारसे मृसलमानोंका सामता न करना चाहते हों, यदि 
हम उनके साथ सहोदरकी तरह रहना चाहते हों, यदि हम उनके मनको चुराकर मित्र- 
भावसे गायोंकी, अपने मन्दिरोंकी तथा अपनी स्त्रियोंकी रक्षा करना चाहते हों तो हमें 
आज जो सुअवस्तर प्राप्त हुआ है उसका स्वागत करता चाहिए। बादमें ऐसा योग 
सौ वर्षतक नहीं आयेगा। 

मियाँ और महादेवकी कभी नहीं पट सकती, ऐसा मानता गलत है। इतिहासमें 
आपको मुसलमानोंके अन्यायके अनेक उदाहरण मिलेंगे; छेकित इस्लाम भले लोगोंका 
धर्म है। मुसलमान भले लोग हैं। उनमें दूसरोंके प्रति सम्मान-भाव नहीं, दया नहीं 
-- ऐसा में नहीं मानता। वे अपने ऊपर किये गये उपकारोंका बदला देना जानते 
हैं। फलत: में तो हिन्दुओंको सलाह देता हूँ कि उन्हें मुसलमान भाइयोंका विश्वास 
करना चाहिए। मनुष्य-मात्र स्वभावतः निर्मेल होता है; मुसलमान भी इस नियमके 
अपवाद नहीं हूँ। 

आजतक हमने परस्पर एकता स्थापित करनका सज्जनोचित प्रयत्न नहीं किया 
है। ऐसे प्रयत्नमें बदलेकी अपेक्षा नहीं होती; यह कोई बनियेका सौदा नहीं होता। 
मुसलमानोंकों शर्तोंके साथ मदद देना, मदद न देनके समान है। सात करोड़ लोगोंका 
मन शर्तोंसे नहीं बदला जा सकता। उतका विश्वास, उनका मान तो आड़ समयमें 
उनकी मदद करके ही प्राप्त किया जा सकता है। बदला केवल ईइवरसे ही माँगना 
चाहिए। मेरा हिन्दू धर्म मुझे सिखाता है कि अच्छा कार्य करते समय फलकी 
आशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अच्छे कार्यका परिणाम अच्छा ही होगा, एसी 
आशा रखती चाहिए। यह अनिवार्य नियम है, ऐसा जानते हुए भी यदि हमें इससे 
उलटठा दुृष्टान्त दिखाई दे तो यह मानता चाहिए कि हम अपनी अल्पबुद्धिके कारण 
इस विरोबाभासकों समझनेमें असमर्थ हें। वह अपवादरूप है, ऐसा माननेका कोई 
कारण नहीं है। ईश्वर हमेशा मनुष्यको भारी कसौटीपर कसता है। जो विकट संकटमें 


हमारा करत्तंव्य २२१ 


भी उसे नहीं भूलते, अर्थात्‌ सत्यपर विश्वास करते हें भगवान्‌ उनन्‍्हींकी सहायता करता 
है। इसीसे उसे निर्बलोंका रक्षक कहा गया है। 

लेकित मान लीजिए कि हिन्दुओंकी सज्जनताके बावजूद मुसलमान विश्वासघात 
करते हें तो क्‍या हिन्दू नामदे बने रहें? क्‍या उनमें अपने धर्मकी रक्षा करनेकी 
शक्ति नहीं है? यदि हिन्दू अपने धर्मका बचाव करनके लिए शक्ति संचय करना 
चाहते हों तो उस शक्तिको भी वे मुसलमानोंकी सहायता करते हुए प्राप्त कर सकेंगे ? 
क्योंकि उन्हें मुसलमानोंकी सहायता करते हुए दुढ़ता, वीरता, सत्यनिष्ठा, आत्मत्याग, 
एकता तथा योजवा-शक्ति आदि गुणोंकों अपनाना पड़ेगा। 

मेरे कहतेका आशय यह नहीं है कि हिन्दू अपनी निर्बंखताके कारण मुसलमानोंकी 
सहायता करें अपितु यह है कि मुसलमान इस समय न्याय-मार्गपर हें, उन्होंने जो 
साधन अपनाये हें वे भी नन्‍्यायोचित हें, इसी कारण एक पड़ोसीके नाते उनकी 
सहायता करना हिन्दुओंका कत्तंव्य हो गया है। यदि वे उस कत्तंव्यका पालन नहीं 
करते तो इससे वे गुलामीके पाशकों और भी मजबूत बनायेंगे तथा मुसलमानोंकों 
मित्र बनानेके इस सुअवसरकों हमेशाके लिए खो देंगे। वे उनकी सहायता करके 
प्रवशताकों हटायेंगे तथा उनको अपना बना लेंगे। 

यह सोचकर प्रत्येक हिन्दूका यह परमधर्म हो जाता है कि मुसलमानोंकी मदद 
करें। क्योंकि ऐसा करके वह अपने धर्म तथा हिन्दुस्तानकी सहज ही रक्षा कर 
सकेगा। इस कत्तंव्यकों निभाते समय उन्हें बदलेकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और 
किसी किस्मका भय भी नहीं करना चाहिए। ऐसे शुभ या महान्‌ परिणामकी उपलब्धि 
करवानवाला यज्ञ महायज्ञ होना चाहिए। इस यज्ञर्में हम अपनी पदवियों, अपनी वका- 
लत, अपनी सांसारिक शिक्षाकों होम दें; इसे में अल्प बलिदान समझता हूँ। हिन्दू बलि- 
दान दें या न दें, लेकिन प्रत्येक हिन्दूकों इस युद्धछका रहस्य तो समझ ही लेता चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २९--८-१९२० 


१२०. हमारा कत्तंव्य 


पीर मह॒बूब शाह' गिर गये। पीर महबूब शाह एक शक्तिशाली पुरुष थे। और 
वे अदालतके सामने अपनी सफाई पेश न करनेके लिए भी बाध्य नहीं थे। अपने 
सामने सचमुच ही जेलकी विभीषिकाके आ जानेपर वे डर गये। दो वर्षकी सादी कैद 
भी भोगनेके लिए तैयार न हुए, माफी माँगकर जेलसे छूट आये। समर्थ व्यक्ति भी 
थोड़ा-सा दुःख सहन करनेके लिए तैयार नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? 

हम कोई सदासे ही नाम नहीं थे। हिन्दुस्तानकी जनतामें कष्ट-सहन करनेकी 
पर्याप्त शक्ति थी और आज भी है। इतना होनेके बावजूद हम सामान्य कष्टसे 


१, इन्हें राजद्रोदके अपराधमें सिन्धमें संज्ञा सुनाई गयी थी; देखिए “भाषण : कालीकटमें ”?, 
१८-८-१९२० । 


२२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


क्यों घबरा जाते हैं? जेलके दुःखकों में बड़ा दुःख नहीं मानता। ऐसी दीनताका 
कारण हमारी गुलामी है। एक अरसेसे हम गुलामीकी अधम स्थितिमें रहते-रहते यह 
भूल गये हें कि सच्ची स्वतन्त्रता क्या होती है। फलत: जेलसे बाहर रहते हुए हमें 
मान मिले या न मिले, हमारा धर्म रहे या जाये लेकिन हम कुछ हृदतक अपनी 
शारीरिक स्वतन्त्रताका उपभोग कर सकते हें और इतन-भरसे सन्तुष्ट रहते हैँ तथा 
इससे विशेषकी आकांक्षा नहीं रखते। परिणामतः जब शरीरको दुःख देकर आत्माकों 
मुक्त करनेकी बात आती है तब हम कायरोंके समान आचरण करने लगते हें। 

हम वर्षोसे गुलाम हें; इतना ही नहीं इस गुलामीमें हम सुख-सुविधाका अनु- 
भव करने छगे हें। अंग्रेजी राज्यमें कुछ-एक लोगोंकों ऐश-आराम करनेका अवसर 
मिल रहा है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं। जिस तरह चूहा रोटीके टुकड़कों देखकर 
लोभवश चूहेदानमें चला जाता है या मछली आटेकी गोलीको देख जालमें फँस जाती 
है, उसी तरह हम भी कुछ-एक व्यक्तियोंकों मिलनवाल़े ऐश-आरामसे लुब्ध होकर 
अपनी स्वतन्त्रता खो बंठते हें। 

पीर महबूब शाहके किस्सेसे हमें पस्त होकर नहीं बैठना है, बल्कि जिन परि- 
स्थितियोंमें दृढ़ पुरुष भी अपने ध्येयसे विचलित हो जाते हें उन परिस्थितियोंको 
बदलनके प्रयत्न हमें दूने कर देने चाहिए। हमें अपनी पराधीनावस्थाकों पहचानना 
चाहिए और उससे मुक्ति प्राप्त करनके लिए शारीरिक सुखकों त्यागकर अर्थात्‌ ऐश- 
आरामको तिलांजलि देकर जेलके दुःखोंकों निर्भभ होकर गले लगाना चाहिए। 

और फिर एक गाड़ीमें जुते हुए अनेक बैलोंमें से एकके बीमार अथवा थक जाने- 
पर जिस तरह अन्य बेल उसका भार वहन कर लेते हें उसी तरह हमें भी एक मह॒बूब 
शाहके गिरनसे उनके बोझको अपने कन्धोंपर उठा छेनीकी क्षमता रखनी चाहिए। 

हमें प्राप्त होनेवाली विजय साधारण नहीं है; और ठीक इसी तरह हमें जिस 
सरकारसे जूझना है वह भी साधारण नहीं है। वह गुणों और अवगुणों, दोनोंका ही 
समाहार है। वह बहादुर है, संगठित है, उसमें ज्ञान है, योजना-बुद्धि है, आत्म-बलि- 
दान करनेकी शक्ति है फिर वह तास्तिक है, दम्भी है एवं छल-कपटसे भरी हुई है। 
वह प्रलोभन देती है, फुसलाती है, भय दिखाती है, वह वीर होनेके कारण वीरताकों 
पहचानती है और उसके वज्ञीभूत होती है। फलस्वरूप यदि हम उसे परास्त करना 
चाहते हैँ तो हमें उससे अधिक बहादुर बनना होगा। वह संगठित है, हमें परस्पर 
उससे कहीं अधिक संगठित होना चाहिए, उसके ज्ञानकी अपेक्षा हमारा ज्ञान अधिक 
शुद्ध होना चाहिए, उसकी योजना-शक्तिकों हमें लज्जित करना चाहिए, उसमें आत्म- 
बलिदान करनंकी जो क्षमता है उससे कहीं अधिक क्षमता हममें होनी चाहिए। उसकी 
नास्तिकताको हम अपनी आस्तिकतासे, उसके दम्भको अपनी सरलतासे, छल-कपफ्टको 
सचाईसे पराजित करें; उसकी पदवियों आदिके प्रलोभनोंसे दर भागें, उसके सुधारों 
अथवा ऊंचे ओहदोंके फंदेमें न फेंसें और न डायर या जॉन्सनके भयसे भयभीत हों। 

ने नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी” यह विचार करके हमें निराश नहीं 
होता चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका अर्थ उपयुक्त शक्तियोंकों संचित करना ही' 


तीन मोह २२१३ 


है। सारी जनता इन शाक्तियोंकों कब प्राप्त करेगी --- यदि हम यह सोचते बैठ जायें 
तो हमारा सर चकरान लगेगा। लेकिन यदि हम सब अपने हृदयसे ही यह प्रइन 
करें कि हमें वंसी शक्ति कब प्राप्त होगी तो सब बातें अपने आप आसान हो 
जायेंगी। जो हम करते हे वह दूसरे भी कर सकते हे--एऐसा मानें; न मानें तो 
हम अहंकारी ठहरेंगे। 
पाठक वीर बने, सच्चा बनते, आत्म-बलिदानके लिए तत्पर रहे, निडर बने, 

ईद्व रके प्रति आस्था रखे, सरकारी इनामोंके लिए न रलूलचाये, सरकार द्वारा स्थापित 
विधान परिषदोंसे लुब्ध न हो--ये सब बातें मुदिकल नहीं हें। जो इतना करेगा 
स्वतन्त्र हो जायेगा और उसकी छूत दूसरोंकों लगे बिना नहीं रहेगी। और यदि 
यह छत जनताकों रूग जाये तो वह स्वतन्त्र हो जायेगी। व्यक्ति तथा समाज दोनों- 
पर एक ही नियम छागू होता है। समस्त राष्ट्र रोगसे पीड़ित हो और समस्त जनता 
उसके उपचारसे परिचित न हो तो भी जो व्यक्ति उसके उपचारसे परिचित हो 
उसका कत्तंव्य हो जाता है कि वह उपचार करे। उसी तरह गुलामीसे मुक्त 
होनेका जो उपचार है-- वह किया जाना चाहिए, फिर चाहे उसे जाननेवाला एक 
ही व्यक्ति क्‍यों न हो। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीबन, २९-८-१९३० 


१२१. तीन मोह 


हिन्दुस्तानमें में जहाँ कहीं भी गया वहीं मेंने देखा लोगोंमें सरकारी स्कूलों, 
वकालत और विधान परिषदोंके प्रति भारी मोह है। स्कूलोंके बिना लड़के अशिक्षित 
रह जायेंगे, वकालतके अभाव वकील भूखे मरेंगे और [लोगोंकों | न्‍्यायकी प्राप्ति 
नहीं होगी' तथा विधान परिषदोंके न होनेपर जनताका कारोबार नहीं चल सकेगा --- 
जबतक लोगोंके हृदयोंमें ऐसा भय बना रहेगा तबतक न तो खिलाफत और न 
पंजाबके मामलेका ही निपटारा सम्भव है। 

सरकारी स्कूलोंमें जो शिक्षा दी' जाती है उसे [ खुद-ब-खुद | प्राप्त कर छेनेकी 
दक्ति हममें आनी चाहिए और डिग्रीका मोह जाना चाहिए। इसी तरह घर बंठ हीं 
न्याय प्राप्त करनंका तरीका हमें सीखना चाहिए। सरकारी अदालतोंमें हमेशा न्याय 
ही मिलता हो सो बात नहीं। न्यायाधीश और अन्य व्यक्तियोंकों घूस लेते भी देखा 
गया है तथा भूल अथवा अज्ञानसे अन्याय करते हुए भी पाया गया है। प्रिवी कोंसिल- 
तक में अन्याय होनेके उदाहरण मिले हैं। बहुत हुआ तो यही होगा कि अदालतोंका 
त्याग करनसे कदाचित्‌ हम परस्पर अपने झगड़ोंकों न निपटा सकें। वकील भी' धैय॑- 
पू्वेक यह मानकर कि वकालतके सिवा भी जीविका प्राप्त की जा सकती है, अन्य 
उपायोंसे अपनी जीविका अजित करनंका प्रयत्त करें। सबसे अधिक मोह तो विधान 


२२४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


परिषदोंके प्रति देखनेमें आता है, तथापि इस मोहकों समझना कठिन है। जिन्हें 
सरकारसे न्याय मिलनेकी आशा है उनसे तो में कुछ नहीं कह सकता। एंसा व्यक्ति 
जो शराब पीनमें लाभ देखता हो, उससे शराब छुड़वानका प्रयत्न करना मिथ्या है। 
लेकित बहुतसे लोग ऐसे हें जो सरकारके प्रति मुझसे भी कम श्रद्धा-भाव रखते हें। 
उन्हें उसपर आरम्भसे ही श्रद्धा न थी और न आज ही है। वे लोग विधान परि- 
ष॒दोंके प्रलोभनमें कैसे फेस जाते है, यह बात मेरी समझके बाहर है। 

जबतक सरकारी वर्गका अन्तःकरण शुद्ध नहीं, उसकी नीयत साफ नहीं, जबतक 
वह पंजाबके पापका प्रायश्िचित्त नहीं करता, जंबतक वह मुसलमानोंके प्रति किये गये 
विद्वासघातके कलंककों धो नहीं डालता तबतक चाहे वह कितने ही अच्छे सुधार 
क्यों न पेश करे, मेरे लिये तो वे जहर मिले दूधके समान त्याज्य हें। श्री शर्मा! 
और डा० सप्रके नियुक्त होनेसे क्‍या हुआ? इसे तो में घोखकी ट्ट्टी मानता हूँ। 
लॉड सिन्हा गवर्नर हो गये, इससे भी क्‍या होता है? यह सब तोहफे देनवाली सत्ता 
कौन-सी है? इनके देनमें उसकी नीयत क्या है? अपने-आपको और भी दृढ़ करना, 
पंजाबकी घटनाओं और खिलाफतके घावोंकी मरहम-पदट्टी करना। घाव भीतर ही 
भीतर गहरा होता चला जाये लेकिन बाहरसे चृखता हुआ दिखाई दे, ऐसी मरहम- 
पट्टी करनेवाले तबीबकों हम क्‍या कहेंगे ? 

माननीय वाइसराय महोदयके भाषणकी ओर देखिए। उत्का कहना है कि यद्यपि 
वे पंजाबके सम्बन्धें आलोचना करनवाले व्यक्तियोंकों उत्तर देनंकी क्षमता रखते हें 
तथापि उत्तर देवा उचित नहीं समझते और अन्तिम निर्णय भविष्यके इतिहासकार रके 
हाथमें सौंपते हें। माननीय वाइसराय महोदय भूल जाते हें कि अन्तिम निर्णय तो वे 
स्वयं ही दे चुके हें। सर माइकेल ओडायरने स्वयंको निर्दोष प्रमाणित किया है, 
जनरल डायरन कम-अक्लीसे काम लेकर भी कोई अपराध नहीं किया है; अन्य अधि- 
कारियोंने तो कोई अपराध किया ही नहीं; कर्नल ओब्रायन आदि निर्दोष ठहराये 
जाकर सम्मानित ओहदोंपर प्रतिष्ठित हें; रौडट अधिनियम कायम है -- यह है पंजाब- 
के सम्बन्धर्में किया गया अन्तिम निर्णय। अब इतिहास क्या कहेगा ? कदाचित्‌ भवि- 
ष्यमें इतिहास उन्हें अयोग्य' अधिकारी ठहरायेगा; सर माइकेल ओडायरको नीरोके 
उपनामसे विभूषित करे। किन्तु इससे क्या होता है? इससे आज' कष्ट भोगनेवाली 
प्रजाको कौन-सी राहुत मिलनवाली है? रोगीकी मृत्युके पश्चात्‌ यदि रोगका दूसरा 
और ठीक निदान हो भी जाये तो रोगीकों क्‍या लाभ ? हम तो पंजाबके लिये आज 
ही न्याय माँगते हैं। यदि हम सब एक हों तो एक भी' पंजाबीका पेटके बल रेंगना 
हमें ऐसा लगेगा मानों समस्त हिन्दुस्तावकों पेटके बल रेंगना पड़ा हो। पापका प्राय- 
श्चित्त किये बिता सरकारको लोगोंसे सहयोगकी अपेक्षा करनेका कोई अधिकार नहीं। 
लोग सरकारकी मेहरबानीको स्वीकार नहीं कर सकते। 


१. राय बहादुर बी० एन० शर्मा, वाइसरायकी कार्यकारिणी परिंषदके सदस्य । 
२. सत्वेन्द्रभतनन सिन्हा ( १८६४-१९२८ ); वाइसरायक्री परिषदके कानून सदस्य; प्रथम भारतीय 
गवनेर; बम्बईमें १९१५ में हुए भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष । 


तीन मोह २२५ 


आइये, अब खिलाफतके सम्बन्धरमें दिये गये उनके भाषणकी जाँच करें। उन्होंने 
मुसलमानोंकी भावनाओंकों मित्र-राष्ट्रोंके सम्मुख व्यक्त किया; इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि वे उनकी माँगके औचित्यकों स्वीकार करते हें। लेकिन मित्र-राष्ट्र जो-कुछ 
करते हैँ उसपर हमारी सरकारका कोई वश नहीं है, ऐसा कहकर वे अपनेको निर्दोष 
प्रमाणित करना चाहते हें। यह असत्य है। हिन्द सरकार जानती है और सारा जगत्‌ 
जानता है कि टर्की सम्बन्धी समझौतेकी शर्तोंकी रचना करने तथा उन्हें स्वीकार 
करवानेमें ब्रिटिश सरकारका प्रमृख हाथ है। वे जानते हें कि श्री लॉयड जॉर्ज चाहते 
तो अवश्यमेव अपने वचनका पालन कर सकते थे और मुसलूमानोंकी भावनाओंका 
समादर कर सकते थे। लेकिन उतका उद्देश्य तो टर्कीका नाश करना और इस्लामकी 
जड़ोंकों खोखला करना था। इसके बावजूद वाइसराय महोदय' यह कहकर कि खिला- 
फतके सम्बन्धमें हम सब-कुछ कर चुके हें, अपने उत्तरदायित्वसे छुटकारा पा छेना 
चाहते हें; इसका अर्थ तो यह हुआ कि वे जनताकों भ्रमित करते हें। 

ऐसे अन्यायोंकों दूर करनके लिये जनता असहयोग-जैसे निर्दोष अस्त्रकों धारण 
करनेके लिए जूझ रही है, तब वाइसराय महोदय उसकी हँसी उड़ाते हँँ। मौलाना 
शौकत अली तथा मुझे गिरफ्तार करनेका विचार त्यागकर उन्होंने असहयोग आन्दो- 
लनको हँसीमें उड़ा देनेका निश्चय किया है। यदि इस निशचयमें पाखण्डका पुट न 
होता तो में माननीय वाइसराय' महोदयका अभिनन्दन करता। जनरल डायर द्वारा 
किया गया कत्लेआम जंगली हथियार है,-तथा किसी आन्दोलनकी हंसी उड़ाकर उसे मन्द 
कर देना उसीका सुधरा हुआ रूप है। और यदि जनता असहयोग न करके पेटके बहू 
रेंगनेके अपमानकों भी पी जायेगी तो निःसन्देह उसकी हँसी होगी। जो हाथ निर्दोष 
जनताके रक्‍तसे रंजित हें, जिसः कलमसे इस्लामका अपमान हुआ है उस हाथ और 
कलमसे यदि राजसिहासत भी मिले तो हमारे लिए वह त्याज्य होना चाहिए; दीन 
और इज्जतकों बताये रखनेवाली जनताका यही सिद्धान्त होता चाहिए। 

अतएव मुझे उम्मीद है कि जनता दृढ़तापृ्वक असहयोगका पहला कदम' उठाकर 
आत्म-सम्मातकी रक्षा करेगी, त्रिविध मोहका त्याग करेगी और वाइसराय' महोदयकों 
हँसी उड़ानेके परिणामस्वरूप पश्चात्ताप करनेके लिये विवश करेगी। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २९--८-१९२० 


१८ अर मे 


१२२, मद्रास-यात्रा 


मद्रासकी श्रद्धा 


में पंजावकी यात्राका विवरण नहीं लिख पाया; भाई महादेव देसाईने उसका 
चित्रण किया है। मेरा इरादा तो सिन्धके संस्मरण लिखनका भी था; केकिन उतना 
समय नहीं मिल सका। सिन्धियोंका उत्साह भी कम ने था। कहाँ उत्साह कम था 
और कहाँ ज्यादा, यह कहना मुश्किल है। तथापि मद्रासके लोगोंने हमेशा मेरे मतपर 
विलक्षण प्रभाव डाला है। मद्रासमें हम दोनों भाइयोंको अंग्रेजीमें भाषण देने पड़े। 
जहाँ मुसलमान बहुत अधिक थे वहाँ किसी-किसी स्थानपर भाई शौकत अली 
हिन्दुस्तानीमें बोलते और लोग अत्यन्त शान्तिपू्वक भाषण सुना करते थे। इसका 
मेरे मतपर बहुत असर होता था। मद्राप्की श्रद्धाका पार नहीं है; लोगोंमें आन्त- 
रिक शुद्धताके बहुत अधिक दर्शन होते हें। 

फिर भी तिराशा 


इतना होनेपर भी हमारी यात्राका तात्कालिक फल कुछ खास मिला हो सो 
नहीं कहा जा सकता। सभी जगहोंपर कुछ वकीलोंन वकारूत बन्द कर दी. है, 
किसी-किसीने अपने बच्चोंकों स्कूलसे उठा लेनेका निश्चय किया है, कुछ-एकने अपने 
ओहदोंकों छोड़ दिया है, कुछ लोगोंन विधान परिषदोंमें जातेका विचार त्याग दिया 
है, तथापि जनताकी भक्तिकों देखते हुए यह नतीजा बहुत कम है। 


कारण 


कारण तुरन्त समझमें आ सकते है। अग्रगण्य व्यक्तियोंमें से कितनोंकों ही असह- 
योगमें विश्वास नहीं है। जिन्हें विश्वास है उनमें आत्मत्याग करनेकी शक्ति नहीं है। 
इनमें तीसरा एक वर्ग हैं जो झूठा है। वह कहता कुछ है और मानता कुछ है। 
नंताओंकी एसी स्थिति होनसे जनताका तुरन्त ही कोई कदम न उठाना स्वाभाविक 
है। इस अनुभवसे पता चलता है कि असहयोगरूपी शुद्ध आन्दोलनसे वातावरण शद्ध 
होगा, पाखण्ड कुछ हल्का होगा और समाजका मेल उतराने लगेगा। इतनी शडद्धिके 
बिना राष्ट्रकी उन्नति होना असम्भव है। 


मोलाना शौकत अली 


इस यात्राके दौरान मुझ भाई शौकत अलीका जो परिचय मिला वह समस्त 
निराशाकों दूर करनवाला है। उनकी दुढ़ता और सरलता, उनकी सचाई, उनका 
ईमान, अपन प्रति और लोगोंके प्रति उतका अनन्य विश्वास, उनकी उदारता, सख्यभाव 
शौय और नम्रता -- ये सब गुण उतके जीवनकों उद्भासित कर रहे हैं। मुझे विश्वास 
है कि हिन्दुस्तानके प्रति उनका प्रेम गहन है। उनकी अभिलाषा है कि हिन्दू-मुसल- 


मद्रास-यात्रा २२७ 


मान सदेव सहोदरके समान रहें। वे मुसलमानोंसे निजी तौरपर और सावेजनिक 
रूपसे यही कहते हे कि वे हिन्दुओंका मन हरनके लिए जितनी कुर्बानी दे सकें, दें। 
यदि कोई हिन्दू मुसलमानकी भावनाओंकों ठस पहुँचाये तो भी उसे अदालतमें नहीं 
जाना चाहिए और पंचकी मार्फत अपना झगड़ा तय करना चाहिए। 


हमारा मतभेद 


हमारे बीच एक मतभेद है और उसे हम आरम्भसे ही जानते हें; उसे जानते 
हुए भी हम सगे भाइयोंके समान एक साथ रह सकते हेँ। उसका कारण यह है कि 
हम दोनों एक दूसरेके प्रति तथा अपन आदरशके प्रति पूर्णतया वफादार हें। उनकी 
मान्यता है, कि शत्रुकी हत्या की जा सकती है और उसके लिए भेदसे भी काम लिया 
जा सकता है। मेरी धारणा है कि शत्रुकों मारना, मनुष्य-स्वभावके पतनका परि- 
चायक है, उसकी हीनताका सूचक है और किसी भी अवसरपर भेदसे काम लेनेसे 
सच्चे लाभकी प्राप्ति नहीं होती। भेदसे काम लेनवालेकी आत्माका हनन होता है। 
तथापि हम साथ आ भिले हे क्‍योंकि वे समझ गये हूँ कि प्रजाके पास दस्त्रबल हैं 
नहीं, उसमें एकता, दृढ़ता, शौय, आत्मत्याग आदि गुणोंका अभाव हैं और जबंतक 
उसमें ये गुण नहीं हें तबतक वह तलवार उठा ही नहीं सकती। उत्तका कहना है 
कि उनकी मोटरके लिए अच्छी सड़ककी जरूरत होती है; किन्तु मेरा छकड़ा तो हर 
प्रिस्थितिमें चल सकता है। इसलिए फिलहाल उन्होंने मेरे रास्तेकों ही पसन्द किया 
है। दोनों रास्तोंको अपनाते समय एक निश्चित प्रकारकी सामग्रीकी आवश्यकता होती 
है, इस कारण मेरे मार्गकों अपनानमें उन्होंने संकोच नहीं किया है, इतना ही नहीं 
बल्कि उस मार्गकों अपनानके बाद सफलता प्राप्त करनके लिए जिस योग्यताकी जरूरत 
होती है, वे उसे प्राप्त करनका प्रयत्त कर रहे हैँ और लोगोंको समझा-बुझा रहे 
हँ। निष्कपठभावसे वे लोगोंसे कहते हें कि वर्तमान परिस्थितियोंमें गांधी द्वारा सुझाया 
गया मार्ग ही श्रेयस्कर है और उनकी दृढ़ताकी बदौलत ही मुसलमान सम्पूर्ण शान्ति 
बनाये हुए हें। 


उनका अभाव 


सलमानोंपर उनका प्रभाव जोरदार है। उनके प्रति मुसलमानोंका भाव निर्मल 
और अलौकिक है। यदि हम कहें कि वे मुसलमानोंके प्राण हैं तो इसमें कोई अति- 
दयोक्ति न होंगी। 


सरकारका दुर्भाग्य 


यह सरकारका दुर्भाग्य है कि वह ऐसे पुरुषकों अपना शात्रु मानती है। उन्होंने 
सत्रह वर्षतक सरकारकी नौकरी की है। इस दौरान वे अनक अंग्रेजोंके सम्पकर्में आये 
हैं। जो सरकार ऐसे बहादुर व्यक्तिको अपन पक्षम नहीं रख सकी, वह सरकार 
कैसी होनी चाहिए? उनके मनमें सरकारके प्रति वरकी खातिर वर नहीं है। यदि 
सरकार बालिइत-भर झूकती है तो वे गज-भर झुकन वाल़े व्यक्ति हूँ। मात्र अपन 


२२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दीत अथवा अपनी कौमका अपमान उन्हें सह्य नहीं है। पाखण्डसे वे दूर भागते 
हैं। ऐसा व्यक्ति हिन्दुस्तानसे बाहर होता तो किसी भी राज्यका सेनापति हो सकता 
था, उसे जो सरकार गिरफ्तार करनेकी बात सोच सकती है उस सरकारके साथ 
सहयोग करना पाप ही है। 


गुजरातियोंका प्रेम-भाव 


भाई शौकत अलीके अनुभवसे जिस तरह मेरे हृदयकी समस्त निराशा दूर हो 
जाती हैं उसी तरह मद्रासके गुजराती भाइयोंके प्रेमको देख मुझे ह्षकी अनुभूति होती 
है। देशके प्रत्येक भागमें अन्य कौमोंके समान गुजरातियोंने भी खिलाफतके कार्यमें भाग 
लिया है। कालीकट और मंगलौरमें तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इन दोनों स्थानों- 
पर गुजरातियोंने प्रमुख भाग लिया। वहाँ हम दोनोंकों एक भाटिया सज्जनके यहाँ 
ठहराया गया था। यह देख में अत्यन्त प्रसन्न हुआ व आशइ्चर्यचकित रह गया। ये 
दोनों परिवार धर्महीत हो गये हों, सो बात नहीं; वे अपने वेष्णव-धर्मका पालन कर 
रहे ह तथापि मुसलमानकों अपने घर ठहरानेमें उन्हें कोई दिक्कत महसूस न हुई। 
इसके अलावा वे उन मुसलमानोंकी, जो अपेक्षाकृत कम समझदार हैं, मदद कर रहे 
हैँ। बहनोंने भी इस कार्यमें दिलचस्पी छी थी। मंगलौरसे गाड़ी सबेरे जल्दी रवाना 
होती है। हम स्टेशनपर पहुँचे तब एक गुजराती बहन प्लेटफार्मपर कुंकुम, अक्षत, 
श्रीफल और मिस्रीका कूजा लिये खड़ी थी। उन्होंने हमारा धर्मभाईके रूपमें स्वागत 
किया, हमें तिलक लगाया, दोनोंके हाथमें नारियरू व मिस्रीकी डली रखी और हमारी 
सफलताकी कामता करते हुए आशीर्वाद दिया। इस अवसरपर भाई शौकत अलीका 
प्रफल्लित चेहरा देखने योग्य था। इस तरह गुजराती लोग दूर देशमें भी विवेक, 
मर्यादा, प्रेम आदि गृणोंका परिचय देते रहते हें और सा्वंजनिक जीवनमें भी भाग 
लेते हें--यह सब देखकर मुझे अतीव प्रसन्नता हुईं। 


स्वदेशी 


गुजराती स्वदेशोकों भी सुन्दर ढंगसे प्रोत्साहन दे रहे हें। काछीकटमें छोटी- 
छोटी' लड़कियोंने भी सूत कातना सीखा है। इन लड़कियोंने चरखा चलाते हुए हमें 
चरखेका एक मधुर गीत भी सुनाया। कालीकट व कोचीनमें गुजरातियोंमें जो-कुछ 
जागृति आई है तथा इस आन्दोलनको जो प्रोत्साहन मिला है, वह एक भाईके प्रयत्नोंके 
परिणामस्वरूप ही हुआ है। कुछ-एक गुजरातियोंकों, जो ऐश्वर्य सम्पन्न हे, खादी पहने 
देख मुझे बहुत हे हुआ। 

एक समझदार गुजराती 

अपन प्रांतसे दूर रहते हुए भी गुजराती अत्यन्त सफलतापूर्वक स्वदेशी आन्दोलनकों 
चला रहे हें--यह सुतकर सब लोग भछे ही गवंका अनुभव न करें, लेकिन में जो 
घटना सुताने जा रहा हूँ उसे सुनकर, मुझे विश्वास है, सब लोग हर्षसे पुलकित हो 
उठेंगे। कालीकटमें एक मलाबारी भाईने मेरे भाषणका अनुवाद किया, उससे लोगोंको 


मद्रास-यात्रा २२९ 


पूरी तरह सन्‍्तोष न हुआ। मेरे भाषणकों समझनंवाले लोगोंन उसमें भूलोंका दर्शन 
करवाया; जब भाई शौकत अलीकी बारी आई तब भाई मथुरादास अनुवाद करनेके 
लिए तैयार हुए। उनसे सब कोई परिचित थे। श्रोताओंन तालियाँ बजाकर उनका 
स्वागत किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके अनुवादकों सुना। उन्होंने भाई शौकत अछीके 
अग्रेजी भाषणका मलयालममें इतना सुन्दर अनुवाद किया कि सबके मनको मोह 
लिया। कहते हें कि भाई मयथुरादासने अंग्रेजीके एक-एक भावकों मल्यारूममें उत्तारा। 
वे अंग्रेजी, मलयालम व गुजराती तीनों भाषाएँ अच्छी तरह जानते हेँ। उन्होंने 
कोचीनके किसी सामान्य स्कूलमें थोड़ी-सी शिक्षा प्राप्त की थी। बाकी उन्होंने जीवनमें 
प्राप्त होनवाले विभिन्न अनुभवोंसे ही सीखा है। वे स्वयं व्यापारी हें, लेकिन राजनेतिक 
विषयोंका उन्हें अच्छा ज्ञान है। देशके इस भागमें रहनेवाले अधिकांश गुजराती दो 
तीन पीढ़ीसे कुटुम्ब सहित यहाँ आ बसे हें। बहुतसे तो वहीं पेदा हुए हैं। वे 
समय-समयपर अपने वतन आते-जाते रहते हें और इस प्रकार बराबर उससे सम्बन्ध 
बताये हुए हैं। वे वहाँके लोगोंसे कठे-कर्टे नहीं रहते बल्कि उनसे मिल-जुलकर 
रहते हें। वहाँपर मुख्य रूपसे कच्छ-काठियावाड़के भाटिया तथा व्यापारी लोग 
व्यापार करनेके लिए जा बसे हें। 


हमारी दतन्दिती 
हमारी यात्राकी देनन्दिनी निम्नलिखित है: 


१० अगस्त वम्बई छोड़ा 
१२-१३ ,, सद्गास 

१४०: अम्बुर तथा वेल्लोर 

१५ ,, मद्रास 

१६ ,, तंजौर तथा नागौर 

१७ ,, त्रिचिनापलल्‍ली' 

कस कालीकट 

१0 ६ मंगलौर 

२० ,, सेलम' 

रा सेलम और बंगलौर 

जे 5 मद्रास 

२३ «% बेजवाड़ा 

डक बम्बई 

२६ ,, अहमदाबाद 


हम लगातार २४ घंट मद्रासके अतिरिक्त और किसी स्थानपर न रह सके 
और मद्रास भी इसी कारण रह पाये क्योंकि हम पहले-पहल वहीं गये थे। बादमें 
तो केन्द्रस्थान होनेके कारण हम आते-जाते दो-चार घंटे वहाँ रुकते। सेल्मसे बंगलौरकी 
१२५ मीलकी यात्रा हमें मोटरमें तय करनी पड़ी थी। इस रफ्तारसे यात्रा करना 


२३० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हमारे लिए कुछ अधिक हो जाता था; लेकित निमस्त्रण बहुत जगहोंसे मिले थे। 
इनकार करना उचित नहीं लगता था और फिर यह छोम भी था कि हम जितनी 
दृरतक अपना सन्देश पहुँचा सकें उतना ही अच्छा है। 

| गुजराती सें | 

नवजीवन, २९-८-१९२० 


१२३. भाषण: गुजरात राजनीतिक परिषदमें बहिष्कारपर 


२९ अगस्त, १९२० 


बहिष्कारकों में विध्वरूप मानता हँ। शायद आप मेरी बात नहीं समझेंगे। 
हमारे ऊपर जो अन्याय हुए है, उतके विषयमें काफी कहा जा चुका है और उस सम्ब- 
न्धमें दो मत भी नहीं हें। इस बातपर भी सब लोग सहमत हे कि उस मामलेमें 
हमें कोई-त-कोई कदम उठाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास असहयोगका शस्त्र 
है। तो फिर बहिष्कारका यह नया हास्त्र और किसलिए ? बहिष्कारके सम्बन्ध में 
धारमिक दृष्टिसे जिन निर्णयोंपर पहुँचा हूँ और उसमें मुझे जो नेतिक बाधाएँ दिखाई 
पड़ती हें उन्हें में आपके सामने नहीं रखना चाहता। इस समय तो में आपके 
समक्ष इतना ही सिद्ध करता चाहता हूँ कि बहिष्कारकी नीति अव्यावहारिक सिद्ध हो 
चुकी है। बंगभंगके बाद बहिष्कार आन्दोलन बंगालमें पहले जितने जोशके साथ नहीं 
चलाया जा सका। भाई जीवनलाल, श्री० बेप्टिस्टा और गंगाधरराव देशपाण्ड आदि 
सत्याग्रहके विरुद्ध और बहिष्कारके पक्षमें थे। उन्हें बहिष्कारका मोह था। अहमदनगर- 
में हुई परिषद्म उन्होंने बहिष्कारके लिए लोगोंसे एक प्रतिज्ञा भी लिवाई थी। 
मेरे मतके खण्डनमें उन्होंने वक्‍तव्य भी दिये थे। तीन माहके भीतर ही बहिष्कार 
शुरू होगा, ऐसी घोषणा होनके बावजूद उसपर अमल नहीं हुआ। हसरत मोहानी- 
जैसा कर्मठ कार्यकर्ता भारतमें दूसरा शायद ही कोई हो। बिल्‍्लीमें असहयोगके 
सम्बन्ध हुई सभामें मेने उनसे बड़ी प्रार्थना की और बहिष्कारका प्रस्ताव पेश 
ते करनतेके लिए समझाया। लेकिन मुसलमानोंपर उनका ऐसा प्रभाव था कि मेरी 
बात कौन सुतता ? मेरी बात उन्होंने सुनी सही, कुछ लछोगोंको ऐसा भी छूगा कि 
मेरे कथनरमें कुछ तथ्य है। किच्तु अन्तमें बहिष्कारका प्रस्ताव पास हो गया। किन्तु 
उसपर अमल नहीं हो सका। कारण वे तो उसपर आशिक थे और आशिक, 


१, परिषदके तीसरे दिन श्री ग० वा० मावलंकरने अंग्रेजी मालके बहिष्कारका प्रस्ताव पेश 
क्या था । 

२. बेरिस्टर; अहमदाबादके एक सावेजनिक कार्यकर्ता, जिन्होंने सन्‌ १९१५ में गांधीजीकों सत्याग्रह 
आश्रमकी स्थापनामें मदद दी थी । 


३. गंगाघरराव बालक्ृष्ण देशपाण्डे; कर्नाय्कके प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता जो “कर्नाटक केसरी ' के 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 


भाषण : गूजरात' राजनीतिक परिषद्में बहिष्कारपर २३१ 


माशूकके सिवा किसी औरको क्यों देखंगा ? अन्तमें यह तो हो सकता है कि माशुकसे 
उसका संयोग न ही लेकिन दूसरी ओर तो उसका ध्यान नहीं ही जाता। हसरत 
मोहानीन मृसलूमान व्यापारियोंकों समझाया और कहा कि आप लोग अंग्रेज पेढ़ियोंका 
माल न मँगायें। किन्तु उन व्यापारियोंन करोड़ों रुपयोंके लाभकी हानि स्वीकार नहीं 
की। कलकत्ता और बम्बई आदि नगरोंमें मुझे अनेक लोगोंसे मिलनेका अवसर आया 
है। और मेने देखा है कि बहिष्कार हमारे लिए अशक्य है। अन्तमें अब तो हरसत 
मोहानीने भी बहिष्कारका अपना आग्रह छोड़ दिया है। इस तरह मेने इस नीतिकी 
निष्फलता बार-बार देखी है। तो फिर इस विषम स्थितिसे हम क्‍यों नाता जोड़ रहें ? 
गूजरातकी जनताने असहयोग करनेका प्रस्ताव किया है, फिर बहिष्कारके प्रस्तावकी 
क्या आवश्यकता रह जाती है? यदि बहिष्कारकी नीति उचित होती तो मेने उसे 
कबका स्वीकार कर लिया होता। में मानता हूँ कि लुंकाशायर ही इंग्लेंडका [ प्रधान | 
मनन्‍्त्री है। यदि हम उसे पोषण न दे तो वह कमजोर हो जाये--यह बात भी 
सही है। किन्तु इसमें वेर-भाव है, क्रोध है; इसलिए में उसका त्याग करता हूँ। 
उसमें अधर्म है केवल इसीलिए उसका त्याग करता हूँ ऐसी बात नहीं। उसके 
त्यागका एक और कारण यह है कि वह अव्यावहारिक है। इसके सिवाय एक 
दूसरी बात यह है कि आप लोगोंन स्वदेशीके सिद्धान्तकों स्वधर्मके रूपमें स्वीकार 
किया है। तो फिर आप' बहिष्कारकों कंसे स्वीकार कर सकते हें? स्वदेशीकी' 
भावनाकों समझनेवाला जापान या अमेरिका या इंग्लेंडकों छोड़कर और जो दूसरे 
देश हैँ उनके मालका भी उपयोग कैसे कर सकता है? कया आप बहिष्कारके 
द्वारा इंगलेंडकों सजा देना चाहते हें? लेकिन सजा इस तरह नहीं दी जा 
सकेगी। सजा तो तभी होगी जब आप इंग्लेंडका सारा माल वर्ज्य समझें। किन्तु 
सारे मालका बहिष्कार तो कैसे हो सकता है? अंग्रेजी उत्तम पुस्तकोंकों तो में 
अवश्य ही पवित्र स्थानमें रखूगा और उनकी पूजा करूँगा। अलबत्ता, कागज मेरे 
देशमें बनता हो फिर भी में किसी दूसरे देशमें बने कागजपर लभाऊँ तो यह बात 
मेरे लिए लज्जाजनक होगी। भारतमें किसी दिन तलवार खटकनका मौका आये 
और वातावरण विषाक्त हो जाये तो उस समय' आप बहिष्कार करना। लेकिन 
विचार कीजिए --- कोई सेनापति अपनी सेनाकों तैयार किये बिना लड़नके लिए नहीं 
जाता। बहिष्कारके लिए आपने क्‍या तैयारी की है? अन्धकार और प्रकाशमें जितना 
अन्तर है उतना ही असहयोग और बहिष्कारमें है और रहेगा। में आपसे अनुरोध 
करता हूँ कि आप बहिष्कारकी बातकों अस्वीकार कर दें।' 
[ गुजरातीसे | 


गुजराती, १२-९-१९२० 


१, प्रस्तावपर लोगोंकी राय छी गईं ओर वह नामंजूर हो गया । 


१२४. खद्दरकी प्रतिज्ञा 
श्रावण कृष्ण २, सं० १९७७ [३१ अगस्त, १९२० | 


में आजसे प्रतिज्ञा करता हुं की में हाथसे कते हुए सूतमें से बुनी हुई खदरकों 
हि मेरे उपयोगके लीये खरीद करुंगा। टोपी और साकासकों इस प्रतिज्ञाम बंधन 
्नाह है। 


मूल प्रति (जी० एन० २५१४) की फोटो-नकलसे | 


१२५. दमनके बदले उपहास 


असहयोग आन्दोलन परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयकों बहुत नागवार गुजर रहा 
है और इसे समाप्त करनेके लिए उन्होंने दमनके बदले मजाक उड़ानंका तरीका अप- 
नाया है। वैसे में उन्हें यह तरीका अपनानके लिए हादिक रूपसे बधाई देता लेकिन 
पंजाब और खिलाफनतके मामलोंपर उनका रुख इतना उद्धत और अहंकारपूर्ण रहा है 
कि ऐसा करना सम्भव नहीं रह गया है। अगर असहयोगपर उनके भाषणकों सन्दर्भे- 
से अलग करके पढ़ा जाये तो उसमें आपत्तिके छायक कोई बात नहीं है। यह बर्ब- 
रताकी स्थितिसे सम्यताकी स्थितिकी ओर अग्रसर होनेका लक्षण है। अपने विरोधीका 
उपहास करना सभ्य राजनीतिका एक माना हुआ तरीका है। और अगर बराबर 
इसी तरीकेकों जारी रखा जाये तो पंजाबके अधिकारी जैसा बबर व्यवहार करते 
रहे हें उसकी तुलनामें यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। उन्होंने इस आन्दोलनके 
सम्बन्धमें श्री मॉण्टेग्युके वक्‍तव्यकों जो अर्थ दिया है, उसमें भी आपत्तिके लायक कोई 
चीज नहीं हैं। इसमें कोई सनन्‍्देह वहीं किया जा सकता कि अगर सचमुच हिसाका 
विस्फोट हो तो किसी भी सरकारकों उसे दबानके लिए पर्याप्त शक्तिका उपयोग 
करनका अधिकार है। 

लेकिन मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि इस आन्दोलतका मखौल उड़ानके 
उनके इस प्रयललकों जब हम पंजाब और खिलाफतके सम्बन्धर्म उतकी भावनाओंकों 
ध्यानमें रखते हुए देखते हें तो लगता है कि परमश्रेष्ठने जरूरत पड़नेपर ही इस 


१, इस प्रतिशाका पाठ हिन्दी भर अंग्रेजी दोनोंमें गांधीजोकी लिखावटमें है। इसमें शब्दोंके गांधीजी 
द्वारा दिये गये हिज्जोंकों ज्योंका-त्यों रखा गया है। मूल प्रतिपर गांधीजीके साथ-साथ इन छोगेकि हस्ताक्षर 
भी हैं: चिमनदास ईसरदास, कुन्दनर्सिद गंगासिंह मखीजानी, रामचन्द ताराचन्द मरजानी, पोहमर द्वाततोमल 
भूटानी, दरिराम मोहनदास रेलवानी, अलीमचन्द उद्धाराम जेन्दानी भर रुक्मिणीबाई । 

२, भमोजे । 


दमनके बदले उपहास २३३ 


नेकीका सहारा ले लिया है। उन्होंने आतंक और त्रास फैछानेके तरीकेकों तिलांजलि 
नहीं दी है; छेकिन वे इस आतन्दोलनकों इतने खुल़े ढंगपर और सचाईके रास्तेपर 
चलते देखते हैँ कि इसे हिसापूर्ण दमनके सहारे समाप्त करनके किसी भी प्रयत्वका 
मतलब' केवल यही' नहीं होगा कि स्वयं वाइसराय महोदय उपहासके पात्र बन जायेंगे 
बल्कि यह भी होगा कि सही विचार रखनेवाल़े सभी लोग उत्तकी भत्संना करेंगे। 

लेकिन अब हम जरा उन विशेषणोंपर विचार करें जिनका उपयोग परमश्रेष्ठने 
इस आन्दोलनका मजाक उड़ाकर, इसे समाप्त करनके लिए किया है। ये विशेषण हे --- 
“ निरर्थक ”, “ तासमझी-भरा ”, “मूलतः बेजान ”, “/ अव्यावहारिक ” और “ कल्पना- 
लोककी चीज ”। उन्होंने विशेषणोंकी इस माछाका अन्त आन्दोलनकों “मूखंतापूर्ण 
योजनाओंमें भी सबसे मू्खंतापूर्ण योजना” बताकर किया है। इस आन्दोलतने परम- 
श्रेष्को' इतना अधीर बना दिया है कि उन्होंने असहयोगकी हास्थास्पदता दिखानके 
लिए अपना सारा टब्द-ज्ञान इस्तेमाल कर डाला है। 

लेकिन परमश्रष्ठका दुर्भाग्य कहिए कि जिस प्रकार दमन करनंसे इस आन्दोलवका 
और अधिक पतपना निरिचित है उसी प्रकार मखौल उड़ानसे भी यह बराबर बढ़ेगा। 
कोई भी जीवन्त आन्दोलन उस आतन्दोलनकों चलानेवाले लोगोंके अधेय, अज्ञान या 
आलस्थके कारण ही मर सकता है। जिस आन्दोलनके संचालक कमंठ लोग हों वह 
आन्दोलन कभी “बेजान हो ही नहीं सकता, और में दावा करता हूँ कि असहयोग 
समितिके सदस्य ऐसे ही कर्मठ लोग हें। और  अव्यावहारिक ” तो यह है ही नहीं, 
क्योंकि हम देखते हे कि हर कोई यह स्वीकार करता है कि अगर जनताने इसके 
प्रति पूरे उत्साहका परिचय दिया तो यह आन्दोलन अपना लक्ष्य सिद्ध करके रहेगा। 
साथ ही यह भी बिलकुल सत्य है कि अगर जनताने इसके प्रति उत्साह नहीं दिखाया 
तो सभी लोग इस आन्दोलनकों मात्र कल्पनाकी चीज ही बतायेंगे जो व्यवहाय नहीं 
है। अब यह राष्ट्रका दायित्व है कि वह संगठित असहयोग करके इसका कोई प्रभाव- 
कारी उत्तर दे, और आज जो लोग इस आन्दोलनका उपहास कर रहे हूँ उन्हें इसका 
सम्मान करनको मजबूर कर दे। उपहास भी दमनके समान ही है। दोनों ही जब 
अपने इरादेमें नाकामयाब होते हे तो जिनका दमन या उपहास किया जाता है, तब' 
ये उनके प्रति सम्मान-भावमें बदल जाते हें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-९-१९२० 


१२६. वाइसरायकी अधिघोषणा 


अब मुझे यह विश्वास नहीं रहा कि परमश्रेष्ठमें भारतके वाइसरायके ऊँचे पद- 
प्र बने रहनेकी ईमानदारी और योग्यता है; इसलिए हो सकता है कि अब में उनके 
भाषणोंकों अपने मनमें पूर्वग्रह रखकर पढ़ने लगा हूँ। लेकिन परमश्रेष्ठने कौंसिलके 
सत्रका उद्घाटन करते हुए जो भाषण दिया, उससे उनके सोचनेका तरीका कुछ ऐसा 
जान पड़ता है कि किसी भी आत्मसम्मानी व्यक्तिके लिए उनसे या उनकी सरकारसे 
कोई सम्बन्ध कायम रखना असम्भव हो गया है। 

उन्होंने पंजाबके सम्बन्धरमें जो बातें कहीं, उनका मतलब है इस मामलेमें लोगोंकी 
शिकायत दूर करनेसे साफ इनकार करना। उनकी इच्छा है कि हम “अपना ध्यान 
निकट भविष्यकी समस्यथाओंपर केन्द्रित करें”। हमारे लिए तो “मिकट भविष्यकी 
समस्या ” यही है कि सरकारको पंजाबके मामलेमें पश्चात्ताप करनेके लिए विवश कर 
दें। लेकित इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। उलटे, परमश्रेष्ठ अपने आलोचकोंकों 
उत्तर देनसे भी कतरा रहे हे, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने भारतके सम्मानसे 
सम्बन्ध रखनवाले बहुत-से महत्त्वपूर्ण मामलोंमं अपने विचार बदले नहीं हैं। वे “इन 
सवालोंकों इतिहासके निर्णयपर छोड़कर सन्तुष्ट ” है। मेरा तो खयाल है कि इस तरह- 
की भाषाका प्रयोग भारतीय मानसकों और भी क्षुब्ध करनके लिए ही किया जाता है। 
जित लोगोंके साथ अन्याय किया गया है और जो अब भी ऐसे अधिकारियोंके पैरों 
तले कुचले जा रहे हें जिन्होंने अपने ही आचरणसे स्वयंकों किसी भी महत्त्व और 
दायित्वका पद सँभालनेके लिए सर्वथा अयोग्य सिद्ध कर दिया है, उन लोगोंके लिए 
इतिहासके अनुकूल निर्णयका भी क्‍या उपयोग है? सहयोगके लिए जो दलीलें दी गई 
है उनके बारेमें अगर कमसे-कम' कहा जाये तो पंजाबके साथ न्याय न करनेके संकल्प- 
पर डटी सरकारका यह एक फरेब ही है। जो रोगी असह्य पीड़ासे छटपटा रहा हो 
उसके सामने बहुत ही सुस्वादु व्यंजन परोसनेसे क्या उसका दुःख दूर हो जायेगा 
अगर कोई वंद्य उसे पीड़ासे मुक्त किये बिना इस तरह ललचाता हो तो इसे क्या 

अपना मजाक उड़ाना नहीं मानेगा? 

खिलाफतके सवालपर परमश्रेष्ठका रुख शायद इससे भी ब्रा है। जिस व्यक्तिके 
हाथोंमें इस राष्ट्रका भाग्य सौंप दिया गया है, वह कहता है / शान्ति-सम्मेलनमें 
सरकारसे जहाँतक बन पड़ा, उप्तने भारतीय मुसलूमानोंका दृष्टिकोण स्वीकार करानेके 
लिए पूरा जोर डाला है। लेकिन हमने उनके लिए जो प्रयत्न किये, उनका कोई 
खयाल न करते हुए वे हमें इसलिए असहयोग आन्दोलनकी धमकी दे रहे हैँ कि मित्र- 
राष्ट्रोंक लिए भारतीय मुसलूमानोंकी माँगें स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ। ” यह 
बात अगर झूठी नहीं तो निश्चितरूपसे बहुत आमक तो है ही। परमश्रेष्ठ जानते 
हैँ कि शान्ति-सन्धिकी शर्ते मित्र-राष्ट्रोने तय नहीं कीं। वे जानते हैँ कि इन शतोके 


डिप्टी कमिश्नरकी हत्या २३५ 


प्रमुख रचयिता श्री लॉयड जॉज है, और जॉर्ज महोदयन कभी इस जिम्मेदारीसे 
इनकार नहीं किया है। उन्होंने कुस्तुत्तुतिया, थ्रेस और एशिया माइनरके धन-धान्यपूर्ण 
प्रसिद्ध भू-भागके सम्बन्धर्में भारतीय मुसलमानोंकों शपथपूर्वक जो वचन दिया था उसका 
कोई खयाल न करते हुए आश्वयंजनक उद्धतताके साथ इन शर्तोकों उचित ठहराया 
है। जब इन शर्तोके पीछे सिर्फ ग्रेट-ब्रिटेनकी ही प्रेरणा रही है तो इनकी जिम्मेदारी 
मित्र-राष्ट्रॉपर डालना ठीक नहीं। जब हम इस बातकी ओर ध्यान देते हें कि वाइस- 
राय महोदय मुसलमानोंके दावेकों न्‍्यायसम्मत मानते हें तो उनका अपराध और भी 
बड़ा प्रतीत होता है; और इसे वे न्‍्यायपूर्ण तो मानते ही हे, क्योंकि अगर वे ऐसा 
नहीं मानते तो फिर उसे “स्वीकार करानेके लिए जोर” क्‍यों डालते? 
मेरे विचारसे परमश्रेष्ठके पंजाबसे सम्बन्धित इस भाषणके कारण इस राष्ट्रके 

लिए यह और जरूरी हो गया है कि वह सरकारको इन दोनों अन्यायोंका तिराकरण 
करनको बाध्य करनके छिए कोई रास्ता ढूँढ़े। तथाकथित सुधारोंका छाभ तो बादमें 
देखा जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १-९-१९२० 


१२७. डिप्टो कमिवनरकी हत्या 


श्री विकोबीकी हत्या एक बहुत ही' दुर्भाग्यपर्ण घटना है। स्वभावत: जनसाधा- 
रणमें इस हत्यासे बड़ा रोष फैला है और मृत व्यक्तिके प्रति सहानुभूति जाग्रत हुई 
हैं। यह ह॒त्या एक निर्मम, विवेकशून्य और धर्मान्धतापूर्ण कृत्य था। इससे खिलाफतके 
उद्ृश्यका अहित ही हुआ है, हित नहीं। श्री विलोबीका टर्कीके सुलहनामेम कोई हाथ 
नहीं था। लगता है, वे स्वयं एक लोक-प्रिय अधिकारी थे। किसी निर्दोष व्यक्तिको, 
उसकी जातिके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये अपराधके कारण मार डालना 
पागलपनके सिवा और क्‍या कहा जा सकता है? तथापि इस तथ्यकों स्वीकार करना 
ही' पड़ेगा कि अनंक मुसलमान इस हत्याकों शहीदोंकों शोभा देनेवाला एक पुनीत कार्य 
मानेंगे। मेने मुसलमानोंकों बड़ शान्त भावसे ऐसा कहते सुना है कि इस प्रकारकी 
हत्याएँ न केवल उचित हें बल्कि श्रेयस्कर भी हें। में ऐसे अनक हिन्दुओंकों जानता हूँ 
जितका कहना है कि यह बम फेंकनका ही परिणाम था कि बंगारूका फिरसे एकीकरण" 
हो पाया। मुझे मालूम है कि बहुतसे लोग ढींगराकों' शहीद मानते हें। सिन फैन 
दलवाले अपने देशको अंग्रेजोंसे आजाद करानेके लिए खुले तौरपर ह॒त्याएँ और अन्य 


१. बंगालका विभाजन १९०७० में हुआ था और दिसम्बर १९११ में बंगालके दोनों भागोंकों पुनः 
एक कर दिया गया था । 

२. मदनछाल ढींगरा, पंजाबका एक विदार्थी, जिसने १ जुलाई, १९०९ को राष्ट्रीय भारतीय संघ 
द्वारा लन्दनमें आयोजित एक स्वागत समारोहमें मारत सचिवके राजनीतिक सहायक सर कर्जन वाहलीकों 
गोली मार दी थी । 


२३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


प्रकारके हिसात्मक कृत्य भी करते हैँ। वे लोग ऐसी हत्या या आगजनी करनंवाले 
प्रत्येक व्यक्तिको वीरात्माके रूपमें देखते हे। मुझे आशंका थी कि खिलाफतकों 
लेकर कहीं हमारे बीच भी ऐसी ही बातें न होने छगें। यही कारण था कि मेंने 
इसके सम्बन्धरमें शान्तिमय असहयोगका मार्ग सुझाया। मेरी रायमें असहयोगका जो 
सक्रिय और खूले तौरपर प्रचार किया गया है, उसीका यह परिणास है कि इस 
देशमें हृत्याएँ और कत्ल नहीं हो रहे हें। श्री. विलोबीकी हत्यासे यही प्रमाणित होता 
है कि अहिसा और असहयोगका प्रचार इक्के-दुक्‍्के धर्न्माधोंकों नियन्त्रित करनमें समर्थ 
नहीं हो पाया है और यह कोई आसान काम भी नहीं है। इससे यह भी प्रमाणित 
होता है कि खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय एक ऐसी शिकायत है जिसकी जड़ गहरी है, और 
जो समयके साथ-साथ विस्मृत होनेके बजाय और भी गहराईमें उतरती चली जायेगी । 

में देखता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस हत्याके लिए खिलाफत-सम्बन्धी 
प्रचारकों जिम्मेदार ठहराया है और इस हत्याकों उस आन्दोलनका “पहला फल” 
बताया है। मुझे लगता है कि इस पत्रने भाषाके प्रयोगमें बड़ी सावधानी बरती है। 
वह इस आतन्दोलनके कुछ पहलुओं ” से ही इस अपराधका सम्बन्ध जोड़ता है। परन्तु 
में कहँगा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण हत्याके लिए इस आन्दोलनका कोई भी पहल जिम्मेदार 
नहीं है। इस निर्मम कृत्यकी' प्रेरणा ब्रिटिश मन्त्रियों द्वारा किये गये भीषण अन्यायसे 
ही मिली है। 

“टाइम्स ऑफ इंडिया का यह कथन कि यह दुःखद घटना “इस्लाम धर्मके 
लिए एक विशेष चेतावनी है, क्योंकि सभी विचारवान मुसलूमानोंकों समझना चाहिए 
कि उनके धर्मकी प्रतिप्ठा खतरेमें है, अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ आधारपर स्थित है। 
में भी इस चेतावनीपर बल देता चाहँगा। खिलाफत आन्दोलनके प्रत्येक कार्यकर्त्ताका 
यह विशेष कत्तंव्य होना चाहिए कि वह असहयोगकों सफल बनानकी शर्तेके रूपमें उसे 
हिसासे पूरी तरह अलग रखनपर अब और ज्यादा जोर दे। मुझे पूरा विश्वास है कि 
निर्दोष व्यक्तियोंकी ह॒त्याके विरुद्ध कुरान की आयतोंसे भी प्रमाण दिये जा सकते 
हैँ। अन्यायीकों न्याय देनपर मजबूर करनेके लिए उसके प्रति हिसात्मक व्यवहार किया 
जाये, यह बात में भी समझ सकता हूँ। दुर्भाग्यसे आज सभ्य संसारने इसी भार्गकों 
अपना रखा है। उसका समर्थन धर्मग्रन्थोंमे भी मिलता है। कहते हें, इस्लाममें 

अत्याचारीके प्रति हिसा करनेका स्पष्ट आदेश है। ईसाई धर्मके तथाकथित अनुयायी 
अन्यायोंको -- चाहे वे काल्पनिक हों या वास्तविक --- दूर करनेके लिए संगठित युद्धको 
उचित ठहराते हें। हजारों हिन्दू गीता की ऐसी व्याख्या करते हे जिससे वह न्‍्यायकी 
खातिर युद्धको उचित ठहरानवाली प्रमाण-पुस्तक सिद्ध होती है। ऐसे लोग थोड़े ही 
हैँ (परन्तु इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है) जो धामिक निष्ठाके साथ 
ऐसा मानते हें कि हिसा स्वयं गलत है और उसका औचित्य तब भी नहीं ठहराया 
जा सकता जब उसका उपयोग सत्यकी प्रतिष्ठाके लिए किया जाये। परन्तु किसी निर्दोष, 
निह॒त्ये व्यक्तिकों बिना किसी चेतावनीके मौतके घाट उतारना (' सम्य” भले माना 
जाये) घामिक कृत्य नहीं हो सकता। खिलाफतके कार्यकर्त्ताओंके लिए इस कृत्यकी 


गुजरात राजनीतिक सम्मेलन २३७ 


सावजनिक भत्सता करके (यद्यपि ऐसी भत्सेता आवश्यक ही है) या शिष्टाचार 
निभानके लिए ऐसी भत्संनामें शामिल होकर सनन्‍्तोष मान लेना पर्याप्त नही है। हमारे 
लिए यह जरूरी है कि हम लगातार सावंजनिक रूपसे और व्यक्तिगत रूपसे भी 
लोगोंके बीच हिंसासे दूर रहनेकी आवश्यकताका प्रचार करें; हम उन्हें समझायें 
कि विशेषकर ऐसे अवसरपर इस बुराईसे दूर रहना कितना जरूरी है जब कि 
सफलताकी आश्याओंसे पूरित असहयोग आन्दोलन चल रहा है। हमारे रोम-रोमको 
यह अनुभूति होनी चाहिए कि प्रत्येक हत्या, प्रत्येक हिंसात्मक कृत्य हमारे आन्दो- 
लनकी प्रगतिमें बाधक होगा। 

यह आयरलेंडके सिन फैन आन्दोलन अथवा मिस्रके असहयोग आन्दोलनसे हमारे 
असहंयोग अक्भदोलनका भेद स्पष्ट कर देनेका अवसर है। सित फैन आन्दोलन अपनी 
सफलताके लिए अहिसापर आधारित नहीं है, और न कभी था। सिन फंस दलके लोग 
हिंसाका प्रयोग हर रूपमें और हर तरहसे करते हे। उनके क्ृत्योंका “त्रासकारी” 
रूप जनरल डायरके कृत्योंके त्रासकारी रूपसे भिन्न नहीं है। अगर हम चाहें तो सिन 
फैत दलवालोंकी ऋरताकों क्षमा कर सकते हें, क्योंकि हम उनके उद्देश्यके प्रति सहानु- 
भूति रखते हें। परन्तु इसके यह माने नहीं हे कि उनके कृत्य जत्रल डायरके कृत्यसे 
भिन्न हैं। केन्द्रीय खिलाफत समितिने असहयोग आन्दोलनके दौरान स्पष्ट रूपसे और 
सोच-समझकर अहिंसाकों अपने सिद्धान्तके रूपमें अंगीकार किया है। इसलिए हमें 
चाहिए कि हम अपने ही प्राणोंकी तरह अंग्रजोंके प्राणोंकी भी रक्षा करें। हमें स्वेच्छासे 
हिंसक लोगोंके हाथोंसे अंग्रेजोंकी रक्षा करनवाले स्वयंसेवकोंकी हैसियत अख्तियार कर 
लेनी चाहिए। हमारी सफलता हमारें बीच वर्तमान हिसात्मक और धर्मान्ध तत्त्वोंकों 
तियन्त्रित रखनेकी हमारी क्षमतापर निर्भर करती है। 

[ अँग्रजीसे | | 
यंग इंडिया, १-९-१९२० 


१२८. गुजरात राजनीतिक सस्सेलन 


गुजरात राजनीतिक सम्मेलनकों जो निर्णय लेना था, ले लिया है। स्वागत 
समितिके अध्यक्ष तथा सम्मेलनके वयोवुद्ध सभापति, दोनोंन जो संक्षिप्त और सार- 
गभित तथा दुढ़तासूचक भाषण दिये, उनके बाद सम्मेलनके निर्णयके बारेमें सन्देहकी 
कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। परन्तु असहयोगके विस्तृत कार्यक्रमकों स्वीकार करनके 
लिए, शायद कोई भी तेयार न था। सम्मेलनके प्रस्ताव स्वभावतः गुजरातीमें थे। खास 
तौरसे यंग इंडिया के पाठकोंके छाभके लिए उनका अनुवाद दिया जा रहा है। 
में पाठकोंसे उन्हें देखनका अनुरोध करूँगा। 


१. इन प्रस्तावोंका अनुवाद यंग इंडियाके १०९-१९२० के अंकरमें प्रकाशित किया गया था । 


२३८ सम्पूर्ण गांधी वाइ्मय 


सम्मेलनने अन्तिम रूपसे निर्णय कर डाला है; अब उसके लिए पीछे जानकी 
कोई गुंजाइश नहीं रह गई। उसने कांग्रेसके आदेशकी प्रतीक्षा जान-बूझ्कर नहीं की 
है। गुजरातियोंका खयाल है कि उनके विचार काफी सुनिश्चित बन चुके हें और 
वे अब कोई निश्चित कदम उठा सकते हें। में उनको साधुवाद देता हूँ। उन्हें भरपूर 
चेतावनी दे दी गई थी। विरोध करनेवालोंके नेता राव बहादुर रमणभाई थे। परन्तु 
उनके पक्षके समर्थकोंकी संख्या बहुत छोटी थी। उनकी चेतावनी एक ही वाक्यमें व्यक्त 
की' जा सकती है: असहयोगके प्रचारका उद्देश्य अराजकताकी एसी भावना जागृत 
कर देना है जिसे नियन्त्रित रखना करोड़ोंकी आबादीवाल़े इस राष्ट्रमं असम्भव हो 
जाये। यह एक ऐसे नेताकी चेतावनी है, जिसने अपना समस्त जीवन राजनीतिक और 
सामाजिक सुधारमें बिताया है और इस कारण हमारे सम्मानका पात्र है। गुजरात 
सम्मेलनन असहयोगके परिणामोंपर भली-भाँति विचार करके ही उसके पक्षमें अपना 
मत दिया है। श्री अब्बास तेयबजीन अपने भाषणके अन्‍्तमें मर्मस्पर्शी स्वरमें कहा 
कि उन्हें न चाहते हुए भी असहयोगकों अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वे अपने 
आत्मसम्मानकी रक्षा करना चाहते हे और अपने पीछे कोई स्वस्थ परम्परा छोड़ 
जाना चाहते हैँ तो उनके सामने इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। एक 
जमाना था जब ब्रिटिश न्याय-भावनामें उनकी सहज आस्था थी, परन्तु अब नहीं 
रह गई हैं; और अपनी इस आस्थापर इतना बड़ा आघात लगनेंके बाद वे तबतक 
ब्रिटिश सरकारका समर्थन नहीं कर सकते जबतक कि वह अपनसेकों अन्यायसे मुक्त 
नहीं कर लेती। 

सम्मेलनने उपाधियों, अवेतनिक पदों, अदालतों, सरकारी स्कूलों और कौसिलोंके 
बहिष्कारकी आवश्यकतापर जोर दिया है। सम्मेलनने एक अलग प्रस्ताव पास करके, 
जो लोग मंसोपोटामियामें सैनिकों, क्लककों या मजदूरोंकी हैसियतसे काम करनेके लिए 
भरती होना चाहते हें, उन्हें वेसा न करनेकी सलाह दी है। सम्मेलनने महाविभव 
ड्यूक ऑफ कनॉटके स्वागत-समारोहका भी बहिष्कार करनकों कहा है। यह उनके 
आगमनकों भी उसी दृष्टिसे देखता है जिस दृष्टिसें महाविभव युवराजके आगमनकों 
देखता है। इसने स्वदेशीपर स्वीकृति दी है, ब्रिटिश मालके बहिष्कारके प्रस्तावकों 
अव्यावहारिक बताया है और उसे स्वदेशी तथा असहयोगकी सच्ची भावनासे असंगत 
मानते हुए एक बहुत बड़े बहुमतसे उसे अस्वीकार कर दिया है। रचनात्मक प्रस्तावोंके 
रूपमें उसने यह सुझाव दिया है कि पंचायती अदालतें, राष्ट्रीय स्कूल और विद्व- 
विद्यालय स्थापित किये जायें, और गाँवोंमें डाकुओं और लटरोंसे बचावके लिए स्वयं: 
सेवकों और बालच रोंके दल संगठित किये जायें। 

सम्मेलतने अन्य शिकायतोंका उल्लेख करनवाले प्रस्तावोंकी' भाषा बदल दी है। 
इस तरह इसका कार्यक्रम स्पष्ट, असन्दिग्ध, निर्चयात्मक और सर्वागपूर्ण है। लेकिन 
इसे निभानके लिए गूजरातियोंकों अपनी समस्त शक्ति और सामर्थ्य लूगा देवी पड़गी। 
जब सरकारसे यह आशा की जाती है कि वह प्रस्तावोंकी कार्यान्वित करेगी तब 
महज प्रस्ताव पास कर देनेसे ही काम चल जाता है। हमने सच्चे दिलसे पूरी तरह 


हमारा बोझ २३९ 


सोच-समझकर ये प्रस्ताव पास किये हें। इसलिए अगर हम इन्हें कार्यान्वित नहीं 
करते तो यह हमारे लिए लछज्जाका विषय होगा। 
जनसाधारणमें जो जागृति आ रही है, उसमें शंका नहीं की जा सकती। सम्मे- 
लतने एक सबल कार्यकारिणी समिति नियुक्त की है। गुजरातमें असहयोगको एक 
वास्तविकता बना देना बहुत-कुछ इस समितिकी रूगन और देशभक्तिपर निर्भर करेगा। 
| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-९-१९२० 


१२९. हमारा बोझ 


पीर महबब शाहने घुटने टेक दिये हें। वे एक बहादुर आदमी थे। उनकी 
गूनहगारी या बंगूनाहीसे मुझे कोई मतलब नहीं। जो दब्द कहनका आरोप उनपर 
लगाया जाता है, अगर उन्होंने वे शब्द कहे तो निश्चय ही उन्होंने लोगोंको हिसाके 
लिए भडकाया। उस अवस्थामें उन्हें जो दो वर्षकी सादी कंदंकी सजा दी गई, वह 
निदचय ही हलकी थी। देशके बड़से-बड़ व्यक्तिको भी -- चाहे वह अधिकारी-वर्गका 
हो अथवा जनताके बीचसे आता हो--अपराध सिद्ध हो जानपर दण्डसे मुक्ति नहीं 
दी. जा सफती। परन्तु जिस कारणसे पीर साहकके प्रति मेरे मनमें प्रशंशाका भाव 
पैदा हुआ, वह कारण था उतका वह साहस, जिस साहसके साथ उन्होंने अपना बचाव 
पेश न करने और वध झूपसे नियक्त एक नन्‍्यायाधिकरण द्वारा दिय गय दण्डको धेय- 
पूर्वक सह लेतेका निश्चय किया। मेंने सोचा, उन्होंत संघषके मर्मको समझ लिया है। 


और उनके अनयायियोंन जिस ढंगसे अपने नताकी' कंदकी बात बरदाइ्त की, वह भी 
अत्यन्त सन्‍तोषजनक थी। 


किन्तु बादके समाचारसे पता चलता है कि पीर साहबने क्षमा-याचना करके 
रिहाई पा ली। इससे हमारी कमजोरी प्रकट होती है। हमारा छालन-पारून हमें 
स्वथा दुर्बंल और पूंसत्वहीन बना देनेवाले वातावरणमें हुआ है, इसलिए हमारे बीच 
जो ऊँचेसे-ऊँचे व्यक्ति हें, वे भी एक साधारणसे तूफानसे सामना पड़ते ही झुक जाते 
हैं। पद्चिमके राष्ट्रोंकफी जिस कठिन अनुशासनसे गुजरना पड़ता है, उस अनुशासनकों 
झेले बिना हम पाइचात्य सम्यताके ऐशो-आरामके पीछे पागल हैं। नतीजा यह हुआ 
है कि हममें सादी कैदकी सजाके कष्टोंको सहनकी क्षमता भी लगभग समाप्त हो 
गई है। परन्तु पीर महबूब शाहके आत्म-समपंणसे हमें हताश होनकी जरूरत नहीं। 
जब किसी बोॉझसे भरी गाड़ीकों अनंक घोड़ खींच रहे हों और उनमेंसे एक थक' जाये 
या अन्य किसी कारणसे असमर्थ हों जाये तो बाकी घोड़े -- अगर वे दमदार हूँ तो 
0. अपने साथीका भार बेटा लेते हँ और अधिक जोर रूगराकर उस बोझकों खींच हे 
जाते हैं। फिर आप ही सोचिए कि हम लोगोंकों, जो कि मनुष्य हें और जिन्हें ईशवरन 
बद्धिसे भी युक्त कर रखा है, अपने साथीके घुटने टेक देनेपर उसके हिस्सेका बोझ 
ढोनेके लिए उत पशुओंकी' तुलवामों कितना अधिक जोर लगाना चाहिए! 


२४० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अतएव आइए, अब हम देखें कि उस बोझका वास्तविक अर्थ क्‍या है। जो 
सैनिक अपने प्रतिद्वन्द्ीकी शक्तिकी अवगणना करता है, वह कत्तंव्यपरायण सैनिक 
नहीं है। इसलिए हम जिस सरकारके विरुद्ध इस भीषण संघर्षमें लगे हुए हैं उसकी 
दक्तिका सही ज्ञान होता हमारे लिए आवश्यक है। यह सरकार ऐसे लोगोंका समूह 
है, जो मुख्यतः बड़े धूत और मक्‍्कार हें; उनका कोई दीव और ईमान नहीं है, वे 
झूठ हैं। लेकिन साथ ही वे बड़ साहसी, योग्य, आत्मबलिदानी और संगठनकी क्षमता 
से युक्त हें। हमें उनके साहसका मुकाबला और भी अधिक साहस दिखाकर, 
उनके आत्मत्यागका मुकाबला और बड़े आत्मत्यागका परिचय देकर और उनकी संग- 
ठन-शक्तिका मुकाबला और अच्छी संगठन-शक्तिका उदाहरण पेश करके करना हैं। 
इनके हाथोंम बेजोड़ हिंसात्मक शस्त्रास्त्र हें। उनका सामता हमें अहिसासे करना है। 
अगर हम इस कसौटीपर खरे नहीं उतरते तो हमें गुलामीकी स्थितिमें बने रहनमें 
सन्‍्तोष मानना चाहिए। असहयोगन राष्ट्रकों ऐसा अवसर दिया है कि वह अपनी 
त्तिष्ठा कायम रखतेके लिए आवश्यक सभी गृणोंका परिचय दे सकता है। 


[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-९-१९२० 


१३०. पत्र: एस्थर फरिंगकों' 


कलकत्ता जाते हुए 
२ [सितम्बर |, १९२० 
रानी बिटिया, 
बरपे भेजा हुआ तुम्हारा पहला विस्तुत पत्र सिल्ा। पढ़कर बहुत खुशी हुई। 
मेंने मेननके साथ चार दिन बड़ अच्छे बिताये। वह खरी बात कहनवाला, 
ईमानदार और साफ आदमी है। उसमें बनाव नहीं है। मेने उससे कह दिया है कि 
वह जब भी चाहे आश्रम आ सकता है। मेंने यह भी कह दिया है कि आश्रममें तुम' 
और वह दोनों रह सकते हो, उसे अपना घर भी बना सकते हो। 
उसके सामने अब भी कुछ कठिनाइयाँ हें। उसपर दबाव डाला जा रहा है 
कि वह तुम्हारी खातिर ईसाई बन जाये। में इसे तुम दोनों ही के लिए अशोभनीय 
मानता हूँ। अपना-अपना धर्म दोनोंके लिए सर्वोपरि होता चाहिए। यह कोई यन्‍्त्र 
नहीं हैं कि जब चाहा उसमें परिवर्तत कर दिया। इसलिए मेरी तो यह राय है 
कि तुम दोनोंकों अपता-अपना धर्म कायम रखना चाहिए। 


१, एक डेनिश मिशनरों, जो १९१६ में भारत आईं थीं और बादमें साबरमती आश्रममें रहने 
लगीं । गांधीजी उनके साथ पुत्रीवत्‌ व्यवहार करते थे । 

२. मूल पत्रमें तिथि २ अगस्त दी गई है पर उस दिन गांधीजों बम्बईमें थे। वे २ सितम्बरकों 
कल्कत्ताके मार्गमें थे और ३ को वहाँ पहुँचे थे । 


भाषण : कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्तामें २४१ 


और यदि तुम लोग अपना वंश आगे चलाना तय करते हो, तब फिर बच्चोंके 
धर्मका क्‍या होगा ? ईव्वरसे डरनवाले हर व्यक्तिके लिए यह एक बहुत अहम 
सवाल है। 

मुझे तो इसका एक यही हल दिखाई पड़ता है कि तुम लोग शादी तो करो, 
पर तुम दोनोंके सम्बन्ध वासना-रहित रहें। लेकिन तुम दोनोंकों ईश्वर जैसी प्रेरणा 
दे, वेसा ही करता। मेननकी इच्छा थो कि उसके साथ मेरी जो बातचीत हुई है उसे 
में तुमको लिख दूँ और वह मेने कर दिया है। मेरा बतलाया हुआ हल तब उसको 
ठीक लगा था। परन्तु उसका कोई महत्त्व नहीं। तुम्हारे सम्बन्ध इतने पवित्र हें कि 
उनमें दखल नहीं देना चाहिए। 

एन मेरी अर्थात्‌ कुमारी पीटर्सत-उनका आग्रह है कि में उनको इसी 
नामसे पुकारू-और में, दोनों ही एक-दूसरेकों बहुत पसन्द आये। माफ करनेकी तो 
कोई बात थी ही नहीं। पर में उनसे अपनी भेंठका वर्णन नहीं करूँगा क्‍योंकि 
उन्होंने तुमसे उसका वर्णन कर ही दिया होगा। 

बा, देवदास, महादेव, इमाम साहब, शंकरलाल बेकर, अनसूयाबेन भी अन्य कई 
लोगोंके साथ मेरे पास ही रह रहे हें। तुम तो इन लोगोंको जानती हो। हरिलालसे 
मेरी भेंट आज रात कलकत्तामें होगी। 

में जानता हूँ कि तुम वहाँ भारतके प्रति प्रेमका प्रचार कर रही हो। ईश्वरसे 
तुम्हारी और तुम्हारे उद्देश्यकी मंगल-कामना करता हूँ। 

सस्नेह, 
तुम्हारा, 


बापू 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडियामें सुरक्षित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे। 


१३१. भाषण : कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्तामें 


४ सितम्बर, १९२० 
इसके बाद महात्मा गांधी कुर्सोपर, जिसे एक व्यक्ति सेंभालकर पकड़े हुए था, 
खड़े हुए। श्रोतृसमूह देरतक जोरदार हर्ष-ध्वति करता रहा। उन्होंने अंग्रेजीमें बोलते 
हुए श्रोताओंसे निवेदन किया कि वे श्रीमती बेसेंटका भाषण घैयंके साथ सुनें। श्रोताओंने 
उनकी बात बड़ी शान्तिसे सुनी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि में उन व्यक्तियोंसे दो 
शब्द कहना चाहता हूं जो एक अधिकृत वक्‍ताकों श्रोताओंके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत 
करनेसे रोकनका प्रयत्न कर रहे हें। यह उनके लिए और इस जनसमुदायके लिए 
भी रज्जाको बात है। में आप छोगोंमें से प्रत्येक यही कहँँगा कि यदि आप लोग 
यहाँ न्याय प्राप्त करनेके उद्देश्यसे एकत्र हुए हें तो दूसरोंके साथ न्‍्याय करना आपका 
प्रथम ओर पुनीत कर्तेव्य है। (हर्षेष्वनि) श्री गांधीने आगे कहा: 
आप ऐसा न मानें कि श्रीमती बेसेंटने जो स्थिति अपनाई है (शर्म-शर्मकी आवाजें ) वह 
१८-१६ 


२४२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जान-बझकर देशके हितोंकों हानि पहुँचानके लिए अपनाई है। आपके बीच काम करने- 
वाले पुरुषों और स्त्रियोंके बीच जो मतभद हे उसे भूलना ही होगा। (हे ध्वनि) आप 
स्वशासन की क्षमता हैं या नहीं ( शान्त-शान्त ), इसकी यह पहली कसौटी होगी। 
( खूब-खूब की आवाजें ) अगर आप' असहयोग आन्दोलनका समारम्भ करने जा रहे 
हैं तो आपका ऐसा आचरण शुभ कार्यका एक ब्रा और शोचनीय' प्रारम्भ माना 
जायेगा। (खूब-खूब की आवाजें ) 
बादमें उन्होंने श्रोताओंसे अनुरोध किया कि अीमती बेसेंटटशा भाषण शान्तिसे 
सुनना ही काफी नहीं बल्कि अपनी उम्र और भारतके प्रति अपनी शानदार सेवाओंके 
कारण वे जिस सम्मानकी पात्र हें, वह सम्मान भी उन्हें दीजिए। ( खूब-खूब की 
आवाजें) 

जिस तरह उन्तका विरोध करनमें में किसीसे कम सिद्ध नहीं होऊँगा उसी प्रकार 
श्रीमती बसेंदके प्रति आदर-भाव रखनमें किसीसे -- उनके बड़ेसे-बड़े प्रशंसकोंसे 
भी--में कम नहीं हँ। (खूब-खूब)। और उन्होंने इस देशकी जो सेवा की है, 
उसके लिए यहु आदर तो उन्हें हर भारतीयसे पानका हक है। अपने देशके नामपर 
आप जो अनुष्ठान करने जा रहे हें, उस अनुष्ठानके नामपर में आप लोगोंसे निवेदन 
करता हूँ कि आप श्रीमती बेसेंटकी बातें और जिन अन्य लोगोंको आप अपना विरोधी 
मानते हें, उन सबकी बातें भी आदरके साथ सुननकी कृपा करें। (खूब-खूब। बन्‍्दे- 
सातरमके नारे) 

| अंग्रेजीसे ] 
अमृतबाजार पत्रिका, ५-९-१९२० 


१३२. “नवजीवन का नया वर्ष 


' तवजीवन एक वर्षका हो गया। इस बीच उसपर अनेक आपदाएँ आईं। उन्तके 
बावजूद उसने अपना प्रथम वर्ष पूरा कर लिया; में अपनी समस्त इच्छाओंको सफल 
नहीं बना पाया हूँ। प्रेसकी असुविधाओं, कागजकी कमी, व्यवस्थाकी त्रुटियों आदि 
कठिनाइयोंके कारण नवजीवन ' में जितने पृष्ठ देनेका विचार था, उतने नहीं दिये 
जा सके। 

कुछ-एक अवतनिक एजंन्टों द्वारा परेशान किये जानेपर ग्राहकोंको दिक्‍कतोंका 
सामना करना पड़ा है। इस प्रयोगके निष्फल सिद्ध होनसे मुझे दुःख हुआ है। “ अवे 
तनिक “, प्रमभावसे किया गया कार्य, पसे लेकर किये जानवाले कार्यकी अपेक्षा अधिक 
अच्छा होना चाहिए; लेकिन हम उस सीमातक नहीं पहुँच पाये हें। सेवाधर्मकी भावनाका 
लोगोंमें प्रसार तो हो गया है लेकिन वह शक्ति अभी विकसित नहीं हुई है। 

इन कठिनाइयोंके अतिरिक्त मेरी निजी कठिनाइयाँ भी मुझे परेशान करती हैं। 
इसलिए में पाठकोंके सम्मुख जो-कुछ प्रस्तुत करना चाहता था, नहीं कर सका। पत्रका 


गुजरातकी पसन्द २४३ 


सम्पादन करना और भ्रमण करना, ये दोनों कार्य अगर असम्भव नहीं तो कठिन 
अवद्य ही हैँं। इसी कारण में कितने ही लेख नहीं लिख पाया हूँ। संवाददाताओंका 
पथप्रदर्शन करना मुझे आता हैं; उन्हें प्रोत्साहन देनेकी अपनी इच्छाकों भी में पूरा 
नहीं कर सका हूँ। 
ऐसे अनेक प्रकारके दोषोंके बावजूद पाठक थैयपूरवंक नवजीवन' को पढ़ते हें 

यही' मेरे लिए कम' सन्‍्तोबकी बात नहीं है। मेरी आकांक्षा है कि उसमें उल्लिखित 
विचारोंका अशिक्षित-वर्गमें भी प्रसार हो। फलस्वरूप में पाठकोंसे अनुरोध करूँगा 
कि वे नवजीवन' के जिन विचारोंसे सहमत हों उन विचारोंकों अशिक्षित-वर्गके 
सम्मुख भी रखें। “नवजीवन' को अधिक पठनीय बनानके लिए अपन प्रयत्नोंकों में 
जारी रखूंगा। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, ५-९-१९२० 


१३३- गुजरातकी पसन्द 


गुजरातन अपना फर्ज अच्छी तरह अदा किया है। परिषद जिस महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नपर अपना तिर्णय दिया है वसा महत्त्वपूर्ण प्रश्न परिषद्के सम्मुख न तो पहले 
कभी आया और न कदाचित्‌ आगेके सौ वर्षों कभी आयेगा। ऐसे समय हमें 
दृढ़ नेताओंकी आवश्यकता थी। वे हमें मिल गये। श्री वल्लभभाई पटेल और बुजुर्ग 
अब्बास तेयबजीके भाषणोंकों पढ़कर सभी स्वीकार करेंगे कि उनके भाषण दुढ़ता 
और विनयशीलतासे परिपूर्ण तथा स्पष्ट थे। स्वागत मण्डलके अध्यक्षने अत्यन्त सरल 
गुजरातीमें प्रभावशाली ढंगसे अपने विचारोंकों संक्षेपमें प्रस्तुत किया। श्री अब्बास 
अलीके भाषणकी शैलीके विषयमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्‍यों कि वह मूलतः 
अंग्रेजीमें लिखा गया था। अन्य भाषण संक्षिप्त व सरल थे। मेने अध्यक्ष-पदसे दिये 
गये ऐसे संक्षिप्त और सरल भाषण शायद ही देखे-सुन हों। 

जँसे प्रमुख थे वेसी ही परिषद्‌ थी। परिषद्न जो प्रस्ताव पास किये हें उनमें 
कोई कसर नहीं थी। प्रस्तावोंके अमलूकी कोई शर्त नहीं है, इनपर तुरन्त ही अमल 
शुरू किया जानेवाला है। 

आजतक जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें सरकारसे कुछ करनेके लिए कहा गया 
था; किन्तु अब तो हमें ही [कुछ | करना है। 

परिषद्कों पर्याप्त चेतावनी दे दी गई है। नेताओंन सभी संकटोंके प्रति चेतावनी 
दी है। लोगोंकों यह बात खूब अच्छी तरह समझा दी गई है कि अगर जनताने खुद 
अपने ही द्वारा लिये गये निश्चयकों क्रियान्वित करनकी शक्ति न दिखाई तो उसकी 


१. २७, २८ ओर २९ अगस्त, १९२० को हुई गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ । 


२४४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मान-हानि होगी। कदाचित्‌ महासभा ही असहकार अथवा उसमें सुझाये गये कार्यक्रमके 
विरुद्ध मत दे, लेकित परिषद्‌ सर्वसम्मतिसे असहकारकों स्वीकार किया है। 
गुजराती व्यवहार-कुशल मान जाते हैं, वे आवेशमें आकर प्रस्ताव पास नहीं 
करते। प्रस्ताव पास करनसे गुजरातियोंकी प्रतिष्ठामें जितनी वृद्धि हुई है अगर वे 
उसपर अमल न करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा उतनी ही कम हो जायेगी और गुजरात 
यदि अपने निशचयसे डिगेगा तो उससे पूरे देशकों नुकसान पहुँचेगा। किसी भी' कार्यकों 
आरम्भ न करना बृद्धिमताका पहला लक्षण है, ढेकित कार्यकों आरम्भ करनेके बाद 
उसे किसी तरह भी पार लगाता मनुष्य मात्रका कत्तंव्य है। 
गुजराती भारतमाताके सम्मानके न्यासी बने हें, प्रभु उन्हें दृढ़ता प्रदात करे। 
परिषद्ने विधान परिषदों, सरकारी स्कूलों और अदालतोंका बहिष्कार करनेका 
प्रस्ताव पास किया है। जिन व्यक्तियोंके पास पदवियाँ आदि हें परिषद्न उन व्यक्तियों- 
से पदवियाँ त्याग देनेका अनुरोध किया है। स्वदेशीको सम्पूर्णत: स्वीकार करते हुए 
परिषद्ने ब्रिटिश मालके बहिष्कारपर असहमति प्रकट की है। माननीय ड्यूक ऑफ कनॉट 
के आगमनप्र उनका अभिनन्दन करनेकी बातका विरोध किया है। लोगोंको मैसो- 
पोटामियाके लिए सिपाही, क्लर्क तथा मजदूरकी तरह भरती न होनेकी सलाह दी है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि: 


१. खिताबयाफ्ता छोगोंकों अपने खिताब आदि छोड़ देने चाहिए। 

२. वकीलोंको अदालतोंका धन्धा छोड़ देना चाहिए और निजी रूपसे झगड़ोंका 
निपटारा करनेकी व्यवस्था करनी चाहिए। 

३. माता-पिताकों ऐसे किसी भी स्कूलसे, जिसमें सरकारका तनिक भी हाथ 
हो, अपने बच्चोंकों उठा लेना चाहिए। 

४. मतदाताओंको विधान परिषदोंके किसी भी उम्मीदवारकों अपने मत नहीं 
देने चाहिए और उम्मीदवारोंकों अपने नाम वापस ले लेने चाहिए। 

५. प्रत्येक स्त्री-पुरष और बालकको सम्पूर्ण स्वदेशीका पालन करना चाहिए 
और उसके लिए घर-घर कातना व बुनना शुरू करना चाहिए। 


इससे आप' देख सकेंगे कि प्रजाने अपने सिरपर कोई कम जिम्मेदारी नहीं उठाई 
है। इतना होनपर भी इस जिम्मेदारीमें उपद्रवका भय नहीं है। मात्र लोगोंकी कायरता 
अथवा आहलूस्यका ही भय है। उपर्युक्त कार्यक्रममें पेंसेका नुकसान भी बहुत कम है। 

अदालतोंकी जगह कौनसी संस्थाएँ हों ? स्कूलोंकी एवजमें भी क्या होगा ? इन 
प्रदनोंके उत्तरमें परियदुन पंचोंकी मार्फत न्याय प्राप्त करनेकी योजनाका तथा नये स्कूल 
स्थापित करने अथवा चाल स्कूलोंकों राष्ट्रीय स्कूलोंमें बदछनका सुझाव दिया है। 

यह सब कहते हुए तो बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, लेकिन प्रचुर कार्यकर्त्ताओंके 
बिना कुछ नहीं हो सकता। कार्यकर्ता भी साहसी, नीतिमान, समझदार, विवेकी और 
घैयंवान होने चाहिए। ऐसे कार्यकर्त्ता यदि हमें मिल सकें तो गुजरात, जो आज गुलामी- 
के बन्धनोंमें जकड़ा हुआ है, करू ही स्वतंत्र हो जाये और उसके स्वतन्त्र होनेपर उस 
सीमातक भारतवर्षकों भी स्वतन्त्र माना जायेगा। 


२४३६ सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


तथापि में जानता हूँ कि कुछ-एक मुसलमान और हिन्दू इस तरहकी हिसाको पसन्द 
करते ह। आयरलंडमें होनेवाले ह॒त्याकांडको अनेक लोग बड़ी दिलचस्पीके साथ पढ़ 
रहे हैं। अनेक लोगोंकी यह मान्यता है कि यदि बम विस्फोट न होता तो बंगाल 
फिरसे एक न होता। कोई-कोई यह मानते हें कि ढींगरा द्वारा की गई ह॒त्यासे लाभ हुआ 
हैं। मेरी तो दृढ़ मान्यता है कि हिसासे कोई फायदा नहीं होता और इससे कभी-कभी 
क्षणिक लाभ होता दिखाई देता है किन्तु वह अन्ततः हानिकारक होता है। अंग्रेजों- 
की विजयकों में पराजय मानता हूँ, उनमें पापकी वृद्धि हुई है। लोभ, दम्भ, क्रोध, 
असत्य और अन्यायकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है; मदकी कोई सीमा नहीं है। 
जमंनोंके पास ऐसे अवगुणोंके विकासका अब अवकाश ही नहीं रह गया है। वे अन्याय 
[ करें तो | किसके प्रति करें ? उनके क्रोध करनेसे भी क्या लाभ होगा? 

जो छोग हिसाके प्िद्धान्तको माननवाले हें उनसे भी कमसे-कम में इतना अनुरोध 
तो अवश्य करूँगा कि वे दो घोड़ोंपर एक साथ संवार नहीं हो सकतें। या तो हम 
निःशस्त्र असहकार चलायें अथवा उसका पूर्णतया त्याग करें। 

यह सब लिखनेका मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि हमारे लिए असहकारको छोड़ने- 
का समय आ गया है; लेकिन में असहकार आन्दोलन चलानेवालोंको चेतावनी देना 
चाहता हूँ। वास्तविक भय कहाँ है यह बताना चाहता हूँ। श्री विछोबीका ह॒त्यारा 
तो कदाचित्‌ असहकार शब्दसे परिचित भी नहीं होगा; तथापि हमारी सफलताकी 
कुंजी हिन्दुस्तानके प्रत्येक व्यक्तिको नियन्त्रणमें रखनमें है। यदि हममें यदा-कदा की 
जानवाली ह॒त्याओंकों रोकनंकी शक्ति नहीं है तो हमारा संघर्ष कदापि आगे नहीं 
चल सकता। 

इनको हम किस तरह रोक सकते हैं? वातावरणमें परिवर्तत करनसे । और यह 
तभी संभव हो सकता है जब असहकार-आन्दोलन चलानेवाले लोग उसके स्वरूप और 
उसकी शर्तोंको अच्छी तरह समझ लें। उसकी पहली' शर्ते यह है कि हम प्रत्येक अंग्रेजके 
प्राणोंके रक्षक बनें, और अपने आसपासके लोगोंको दलीलोंसे, उदाहरणोंसे समझायें कि 
हमारी विजयका पूर्ण आधार हिसासे दूर रहनमें है। 

[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, ५-९-६९२० 


१३५. असहयोगका प्रस्ताव 


५ सितम्बर, १९२० 


चूंकि भारत सरकार और साम्राज्य सरकार दोनों खिलाफतके सवालप'र भारतके 
मुसलमानोंके प्रति अपना कत्तंव्य निभानेमें बिलकुल असफल रही हें और प्रधान मंत्रीने 
उन्हें शपथपूर्वक जो वचन दिया था उसे उन्होंने जान-बुझकर स्वयं ही' तोड़ डाला 
है और चूँकि हर गैरमुस्लिम भारतीयका यह कत्तंव्य है कि वह अपने मुसलमान 
भाइयोंको, उनके धर्मपर जो आपदा आ पड़ी है उसे दूर करनके उनके प्रयासमें, 
हर वध तरीकेसे मदद दे। 

और चूँकि १९१९ के अप्रैल मासमें जो-कुछ घटित हुआ उसमें उक्त दोनों सरकारोंने 
पंजाबके निर्दोष लोगोंकी रक्षा नहीं की, और उन लोगोंके प्रति अधिकारियोंके असे- 
निकोचित और बर्बर व्यवहारके लिए उन्हें दण्डित नहीं किया तथा उन सर माइकेल 
ओ'डायरको दोषमुक्त कर दिया है जिन्होंने अपनें-आपकों अधिकारियोंके अधिकांश 
अपराधोंके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे जिम्मेदार सिद्ध कर दिया है और साबित 
कर दिया है कि वे अपने प्रशासनके अधीन रहनवाले लोगोंके दुःखोंके प्रति कितने हृदय- 
हीन हैं; और चूँकि लाडे सभामें जो बहस हुई उससे भारतके लोगोंके प्रति सहानुभूतिका 
घोर अभाव प्रकट होता था और पंजाबमें जो योजनाबद्ध आतंक और त्रासकी नीति 
अपनाई गई उसके समर्थतवका भी आभास मिलता था; और चूंकि वाइसराय' महो- 
दयका पिछला भाषण इस बातका द्योतक है कि खिलाफत और पंजाबके मामलोंप'र 
स'रकारको कोई पदचात्ताप नहीं है। 

इसलिए इस कांग्रसका विचार है कि जबतक उपयुक्त दो अन्यायोंका निराकरण 
नहीं कर दिया जाता तबतक भारतमें तोषका कोई भाव नहीं हो सकता, और 
राष्ट्र: सम्मानकों प्रतिष्ठित करने तथा भविष्यमें ऐसे अन्यायोंकी पुनरावृत्तिको 
रोकनका एकमात्र प्रभावकारी उपाय स्वराज्य प्राप्त करना है। इस कांग्रेसका यह 
भी' विचार है कि भारतके लोगोंके सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं 
रह गया है कि वे क्रमिक अहिसक असहयोगकी नीतिका समर्थन करें और उसप'र 
तबतक चलते रहें जबतक कि उक्त दोनों अन्यायोंका निराकरण नहीं हो जाता 
और स्वराज्य' नहीं मिल जाता। 

और चूँकि जिन वर्गोने अबतक जनमतका पथ-प्रदर्शंत और प्रतिनिधित्व किया 
है, शुभारम्भ उन्हें ही करना है, और चूँकि लोगोंको दिये गये ओहदों और खिताबोंके 
जरिये, सरकारी नियन्त्रणमें चलनंवाले स्कूलोंके जरिये, अपने न्यायालयों और अपनी 
धारासभाओंके जरिय ही सरकार अपनी शक्ति बढ़ाती है और चूंकि इस आन्दोलनके 


१. यंग इंडियामें प्रकाशित इस छेखका उप-शीषेक था: “श्री गांघीका प्रस्ताव” । 


२४८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अनुष्ठानमें कमसे-कम खतरा उठाना और अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए जितने कम 
बलिदानसे काम चल सके उतना कम दलिदान करना वांछनीय है, इसलिए कांग्रेस 
लोगोंको आग्रहपूर्वक सलाह देती हैं कि : -- 

ईक) खिताबों और अवेतनिक पदोंका त्याग किया जाये और स्थानीय परिषदों- 
की नामजद सदस्यता भी' छोड़ दी जाये; 

(ख) सरकारी दरबारों और सरकारी अधिकारियों द्वारा या उनके सम्मानमें 
सरकारी या अधेसरकारी तौरपर आयोजित समारोहोंमें भाग न लिया जाये; 

(ग) सरकारके अधीन या उसके अनुदानपर अथवा उसके नियन्त्रणमें चलने- 
वाले स्कूलों और कालेजोंसे धीरे-धीरे लोग अपने बच्चे हटा लें और एसे स्कलों और 
कालेजोंके बदले विभिन्न प्रान्तोंम राष्ट्रीय स्कलों और कालेजोंकी स्थापना करें; 

(घ) वकील तथा वादी-प्रतिवादी छोग धीरे-धीरे ब्रिटिश न्‍्यायालयोंका बहिष्कार 
करें और इन छोगोंकी सहायतासे निजी झगड़ोंके निपटारेके लिए पंचायती अदालतें 
स्थापित की जायें; 

(ड) सेनिक, कक्‍लक और मजदूर-वर्गके लोग सरकारको मैसोपोटामियाके लिए 
अपनी सेवाएँ प्रदान न करें; 

(च) नई कॉसिलोंके चुनावके उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लें और 
अगर कोई कांग्रेसकी सलाहके बावजूद चुनावमें खड़ा हो तो मतदाता ऐसे उम्मीद- 
वारकों मत न दें; 

(छ) विदेशी मालका बहिष्कार। 

और चूंकि असहयोगकी कल्पना अनुशासन और आत्म-बलिदानकी शिक्षा देने- 
वाली चीजके रूपमें की गई है -- ऐसी शिक्षा जिसके अभावमें कोई भी राष्ट्र वास्तविक 
प्रगति नहीं कर सकता -- और चूंकि असहयोगके प्रथम चरणमें ही हर स्त्री-पुरुष और 

बच्चेको अनुशासन और आत्म-बलिदानकी शिक्षा प्राप्त करनेका अवसर देना चाहिए, 

इसलिए यह वस्त्रोंके मामलेमें बड़े पेमानेपर स्वदेशी अपनानेकी सलाह देती है; और 
चूंकि देशी पूंजीसे और देशी नियन्त्रणमें चलनवाली भारतकी मौजूदा मिलें, राष्ट्रकी माँग 
पूरी करमकी दृष्टिसे पर्याप्त सूत और पर्याप्त वस्त्र तैयार नहीं कर पातीं और न ऐसी 
सम्भावना है कि वे अभी' बहुत समयतक ऐसा कर पायेंगी, इसलिए यह कांग्रेस सलाह 
देती हैं कि तत्काल बहुत बड़ पंमानपर अधिक वस्त्र तैयार करनेके लिए लोगोंको 
उत्तजव दिया जाये। इसके लिए यह जरूरी है कि फिरसे घर-घरमें चरखेका प्रचलन 
हो और इत देशके जित लाखों बुनकरोंने उचित प्रोत्साहनके अभावमें अपना यह 
पुरावा और सम्मानित धन्धा छोड़ दिया है वे फिरसे इसे अपनायें। 

[ अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, १५-९-१९२० 


१३६. भाषण: विषय-समितिकी बेठकसें' 


५ सितम्बर, १९२० 


श्री गांधीन अपने प्रस्तावके' समर्थतर्में बोलते हुए नौकरशाहीके प्रति घोर अवि- 
इवास प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अमृतसर कांग्रेसके अवसरपर मेरे खयाल कुछ 
और थे; किन्तु चूँकि अंग्रेज लोग कूदठनीतिके बड़े उस्ताद हुआ करते हैं, इसलिए अब 
मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये सुधार एक बहुत ही खतरनाक ढंगका जाल है 
-“ एक परदा है, जिसके पीछे हमारे देशकों गुलामीमें बाँधनवाली सुनहरी जंजीरें 
छिपी हुई हैं। में आप सबको होशियार कर देता हूँ कि इस जारूमें कभी न फेसिए। 
अगर आप सच्ची भावतासे यह आन्दोरून प्रारम्भ-भर कर दें और मेरी इच्छाके अनुसार 
इसे चलायें तो में आपको भरोसा दिलाता हूँ --मुझे विश्वास है--कि आप एक 
वर्षके भीतर अपने देशकों पूरी आजादी दिल्व देंगे। श्री गांधीने यह भी बताया कि 
राजनीतिक कार्योमें जतसाधारण अब भी पिछड़ा हुआ है और निर्वाचन यन्त्र केसे काम 
करता है, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। मेरे विचारसे, यहाँके मतदाताओंमें 
उल्झे हुए राजनीतिक सवालोंपर सही निर्णय लेतेकी शक्ति नहीं है, और न उनमें 
अपने लक्ष्ययों ही समझनेकी क्षमता है, अतः इन सुधारोंके अधीन तो वे सिद्धान्तहीन 
लोगोंके हाथोंकी कठपुतलली बन जायेंगे। श्री गांधीने अन्तर्में कहा कि चुनावका बहिष्कार 
वह धुरी है जिसके चारों ओर, मेरे प्रस्तावमें जो कार्यक्रम रखा गया है, वह घमता 
है। इसलिए इस सम्बन्ध्में एकताके नामपर की गई कोई भी अपील में मंजर नहीं 
कर सकता। अगर श्री तिलक-जसे देशभक्त कॉौंसिलोंके सदस्य हो जाते तो उन्होंने 
जितना काम किया, उसका एक हिस्सा भी न कर पाते। में यह बात एक बार 
फिर कहता हूँ कि मुझे तरम दल वालोंके कौन्सिलोंसें प्रवेश पा जानेसे कोई भय 
नहीं है, और वे भले ही ऐसा मानते हों कि असहयोग एक खतरनाक चीज है, 
लेकिन में उनके संगलकी हो कामना करता हूँ। मेरा आन्दोलन एक धामिक आन्दोलन 
है, और भ्रत्यकक सच्चे मुसलमानके लिए असहयोग आन्दोलन, जिसमें कौंसिलोंका बहि- 
प्कार भी शासिल है, एक ऐसे धामिक आदेशकी तरह बन्धनकारी है जिसे वह कभी 
तोड़ नहीं सकता। मुसलूसान लोग इस सवालपर इतने उत्तेजित हैं कि शान्ति और 
सुव्यवस्थाके हितमें और अआत्त्व तथा एकताके हितमें भी, हमें उनके साथ सिलकर 
सरकारसे असहयोग करना चाहिए। श्री दासकी योजनासे काम नहों चलेगा। 


१. कलकत्ता काँग्रेसमें । 

२. असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव । 

३ चित्तर॑जन दास ( १८७०-१९२५ ); असिद्ध वकीर और कांग्रेसके नेता; वक्ता और लेखक; 
१९२१ में कांग्रेसके अध्यक्ष । 


२५० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इसके बाद अध्यक्षके सामने दोनों प्रस्तावोंमें बहुतते संशोधन पेश किये गये। 
संशोधनका प्रस्ताव पेश करनेवालोंमें श्री विजयराघवाचार्य, स्वामी शअ्रद्धानन्द , 
श्रीप्रकाश,' पंडित नेहरू तथा अन्य बहुतसे लोग भी शामिल थे। तदुपरान्त श्री जिल्नानें' 
लोगोंका ध्यान श्री दास और श्री गांधीके प्रस्तावोंके दो सिद्धान्तोंके बीच निर्णय करनमें 
उठनेवाले सुह्ोंकी ओर आक्ृष्ठ करते हुए प्रस्ताव और संशोधनोंपर आगे बहस करनेकी 
कार्यविधिके सम्बन्धर्मं जिज्ञासा प्रकट की। 
यहाँ आकर श्री गांधीने प्रस्तावनाके सम्बन्ध्सं सहमति प्रकट करते हुए कहा कि 
में श्री दासकी प्रस्तावनाको, जिसमें असहयोगका उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना 
बताया गया है, स्वीकार करनेके लिए तेयार हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू ६-९-१९२० 


१३७. भाषण : विषय-समितिकी बेठकसों 


७ सितम्बर, १९२० 


श्री गांधोने कहा कि में इस बातसे सहमत हो गया हूँ कि विद्यार्थो अपने स्कूल 
और वकील अपनी वकालत धीरे-धीरे छोड़ें। कारण यह है कि इस सम्बन्ध मुझे 
जो व्यावहारिक अनुभव हुए हें, उनका यही तकाजा है। असहयोग धीरे-धीरे जोर 
पकड़ता जा रहा है, लेकिन “धीरे-धीरे ” का सतलंब अनन्त काल नहीं है। में 
छुट सिर्फ उन्‍्हों वकीलोंकों दे रहा हूँ जो - - < और जो अपनी परिस्थितियोंसे 
विवश होकर, तत्काल अपनी वकालत बन्द करनमें असमर्थ हें। यही बात स्कलोंके 
सस्‍्बन्धर्म भी है। 

इसके बाद वफादारी और पूर्ण उत्तरदायी शासनकी चर्चा करते हुए उन्होंने 
कहा इस सम्बन्धर्मं अपनी स्थितिके बारेमें में हिन्दू और मुसलमान दोनोंके भ्रम दूर 


१, सी० विजपराघवाचाय ( १८०२-१९४३ ); प्रमुख वकीझ और सक्रिय कांग्रेसी; १९२० की 
नागपुर कांग्रेसके अध्यक्ष । 

२. महात्मा मुंशोराम (१८५६-१९२६ ) बादमें अद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध आयेसमाजके राष्टवादी 
नेता जिन्होंने दिल्ली और पंजाबकी कगतिविधियोंमें प्रमुख भाग लिया। 

३. सन्‌ १८९०-  ; कांग्रेसके नेता और स्वतन्ञता संग्रामके सेनानी; पाकिस्तानमें भारतके 
प्रथम उच्चायुक्त । 

४. मुद्ृम्भद अली जिन्‍ना (१८७६-१९४८); सुसलमान नेता; पाकिस्तानके जनक और प्रथम 
गवनेर जनरल । 

७५. यद भाषण कलकत्तामें आयोजित कांग्रेसकी विष्य-समितिकों बेठकमें दिया गया था । 

&« पहाँ मूलमें कुछ भंश कटा-फठा है । 


भाषण : विषय-समितिकी बेठकरमें २५१ 


कर देना चाहता हूँ । मेरे प्रस्तावपर जो पूर्ण स्वशासनसे सम्बन्धित संशोधन पेद्ा 
किया गया उसे यदि मेंन स्वीकार किया है, तो इसलिए नहीं कि खिलाफतका सवाल 
स्व॒राज्यके सवालसे कम महत्त्वपूर्ण है। मेरे लिए तो खिलाफत और पंजाबके सवाल 
स्व॒राज्यके सवालसे भी बड़े हें। मुझपर श्री पालका' संशोधन स्वीकार करनेके लिए भी 
दबाव डाला गया, लेकिन में इसी निष्कर्षपर पहुँचा कि अपनी अन्तरात्माकी खातिर 
ही नहीं बल्कि व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टिसे भी इसे अस्वीकार नहीं करना 
चाहिए। इसपर लोगोंन मुझसे कहा कि इस तरह तो में अपने-आपको कांग्रेसकी 
नोका डुबानवाला व्यक्ति सिद्ध कर दूँगा, और ऐसी ही दूसरी बातें भी कही गईं। 
लेकिन इन बातोंका मुझपर कोई असर नहीं पड़ता। अगर देशके हितके लिए कांग्रेसमें 
कभी दरार पड़ जाये तो में इसकी परवाह नहीं करता। अगर राष्ट्रवादियोंके बीच भी 
कोई भारी दरार पड़ जाये तो मुझे उसकी चिन्ता नहीं। कांग्रेस मेरी दृष्टिसें एक 
राष्ट्रीय संस्था है-- राष्ट्रवादी अथवा नरम दलीय संस्था नहीं। पहले कांग्रेसका 
सिद्धान्त और विधान ऐसा था कि उसके मंचपरः देशके सभी सतोंके लोगोंके लिए 
गुंजाइश थी। में तो यही समझता हूँ कि कांग्रेसकों अपना यह रूप कायम रखना 
चाहिए। इस सम्बन्धमें किसी भी व्यक्तिपर किसी तरहका दबाव डालना गलत है। 
श्री सो० विजयराघवाचायंन ऐसी बातें कही हें जिनका मतलब यह है कि में अपनो 
अतीतकी यद्य-प्रतिष्ठाका नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। 
उन्होंने कहा, में आपसे कहता हूँ कि कांग्रेसमें मेरे सम्बन्ध एक व्यावहारिक व्यक्ति- 
के रूपमें ही कोई धारणा बनाइए । मेरे संशोधनमें एक 'राजनीतिक सिद्धान्त भी 
समाहित है और एक धारमिक सिद्धान्त भी, क्‍योंकि सें समझता हूँ कि राजनीतिमें भी 
अन्तरात्मा और सदाशयतापूर्ण व्यवहार उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि व्यक्तिगत 
जीवनमें, हालाँकि इस क्षेत्रमें परिणामका खयाल रखकर चलना पड़ता है और इसका 
भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस उपायसे हम अपने रूक्ष्यतक पहुँच सकते हें। 
आप समस्त पूर्वग्रहोंकी छोड़कर इस संवाल्पर अपना मत दीजिए। परिणाम चाहे जो 
निकले, लेकिन मेरा विचार तो यही है कि अल्पसतकों कांग्रेससे अलग नहीं होना 
चाहिए, बल्कि उसमें बने रहकर अल्पसतकों बहुमतमें परिवर्तित करनके लिए पूरी 
कोशिश करनी चाहिए। अगर में हार जाऊं तो में कांग्रेससे अलग नहीं होऊँगा, और 
जबतक कांग्रेसके मंचसे सभी मतोंके लोगोंके हृदयतक अपनी बात पहुँचा सकनेकी गुंजा- 
इश देखूँगा तबतक में इसमें बना रहेँगा। लेकिन जब ऐसी गुंजाइश नहीं देखूँगा तो 
अवदय इससे अरूग हो जाऊँगा। मेरे विचारसे कांग्रेसका काम किसी बातपर स्वीकृति 
या अस्वीकृति देना और कारंवाई करना नहीं है। इसका काम तो जनताके निर्णयकों 
अभिव्यक्ति देना है। कांग्रेसके प्रस्तावके सम्बन्धर्में मेरी जो कल्पना है, उसके अनुसार 
वह कोई दलगत प्रस्ताव नहीं है, और में समझता हूँ, उसके प्रस्तावोंके प्रति अन्ध- 


१, विपिनचन्द्र पाल (१८५८-१९३२ ); बंगालके शिक्षा-शास्त्री, ओजस्वी वक्ता और राजनीतिक नेता। 


२५२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


श्रद्धा रखना भी ठीक नहीं है। केद्वरीय खिलाफत समितिकी तरह कांग्रेस कोई आदेश 
नहीं जारी कर रही है और इसीलिए मेंन प्रस्तावमें “सलाह देती है” शब्दोंका 
प्रयोग किया है। अगर दो महीत बाद कांग्रेसको ऐसा लगेगा कि वह अभी जो 
विचार व्यक्त कर रही है वह विचार देशका विचार नहीं है तो वह उसमें परिवत्तेन 
कर देगी। इसलिए इस मामलिमें अच्तरात्माकों घसोटने या उसकी दुहाई देनेका कोई 
कारण नहीं है। 

कॉसिलोंके बहिष्कारके सम्बन्धर्में श्री गांधीने अपना विचार दुहराते हुए कहा कि 
कॉंसिलें एक जालके समान हें, जिसमें आपको कभी नहीं फेसना चाहिए। वे 
मृत्यु-पाश हें। में यह स्वीकार करता हूँ कि श्री पालका प्रस्ताव श्री दासके प्रस्तावसे 
काफी अच्छा है, लेकिन' चुनावोंके बहिष्कारके सम्बन्धर्में मेरे विचार बिलकुल स्पष्ट 
हें। में तो हर मतदाताके पास जाकर यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब और खिला- 
फतके सवालोंपर सरकारने देशका जो अपमान किया है, उसका स्मरण करके आप 
लोग चुतावोंका बहिष्कार करें। में स्व॒राज्यके प्रस्तावके आधारपर उनसे कोई अनुरोध 
नहीं करूँगा। मेरे लिए तो स्वराज्य लक्ष्यतक पहुँचनका एक साधन-मात्र है, और 
में तो स्व॒राज्यके बदले कोई भी ऐसी शासन-प्रणाली स्वीकार करनेकों तेयार हूँ जिसे 
में देशके लिए हितकर समझ। 

जहाँतक मूल सिद्धान्तका सवाल है, मेरे विचार स्पष्ट हें। इस सम्बन्धमें मुझे 
हर बातमें श्री शौकत अलीका समर्थन करता चाहिए, और मुझे खुद भी ऐसा रूगता 
है कि हमें आज जिस परिस्थितिमें पहुँचा दिया गया है, उस परिस्थितिमें में सरकारके 
प्रति कोई वफादारी वहीं दिखा सकता। चाहे ब्रिटेनके साथ सम्बन्ध रखकर या जरू- 
रत हो तो उसके बिना भी में अपना लक्ष्य प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करनेकों तेयार 
हैँ । ध्यान सिर्फ इतता ही रखना है कि तरीके शान्तिपृर्ण हों और उद्देष्य देशका 
कल्याण हो । कमसे-कस सानसिक रूपसे तो ब्रिटिश सम्बन्धोंके प्रति मुझे कोई सोह 
नहीं रह गया है। अन्तमें श्री गांधीन श्रोताओंसे अनुरोध किया कि आप, चाहे इस ओर 
या उस ओर, अपना मत स्थिर कीजिए। में आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि आपको 
बेताब होकर, आपके लिए फेलाये गये इस मृत्यु-पाशमें नहीं फेस जाना चाहिए -- 
आपको होतानी शक्तियोंका शिकार होनेसे बचना चाहिए। में पछचात्य संसारके आधु- 
निक और नये आदशोमें विश्वास नहीं रखता । मेरा विदवास तो प्राच्य संसारके 
प्राचोन और श्ान्तियुर्ण आदशोमें है। कारण, में यह भली-भाँति जानता हूँ कि भारत- 
की पसन्द, भारतका श्रेय क्या है, और में आपसे दुनियाकों अपने प्राचीन आदर्शोपर 
आधारित एक नया सन्देश देनेका अनुरोध करता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 
हिन्दू, ८-९-१९२० 


१३८. असहयोग -- एक धार्मिक आन्दोलन 


में यंग इंडिया के पाठकोंका ध्यान कुमारी एन मेरी पीट्सनसे प्राप्त विचारपूर्ण 
पत्रकी' ओर दिलाता हूँ। कुमारी पीट्सन कुछ वर्षोसे भारतमें ही रह रही हें और वे 
भारतीय मामलोंका ध्यातपूर्वक अध्ययन करती रही हें। वे अपनको सच्ची राष्ट्रीय 
शिक्षाके कार्योमें लगानेके उद्देशय्से अपने मिशतसे अलग होने जा रही हें। 

मेने पूरा पत्र नहीं दिया है--सभी व्यक्तिगत बातें निकाल दी हैं। लेकिन 
उनकी दलील बिलकुल अछती छोड़ दी गई है। यह पत्र छपानके इरादेसे नहीं लिखा 
गया था। इसे मेरे वेल्लोरमें दिये गये भाषणके तुरन्त बाद लिखा गया था। लेकिन 
चूँकि यह वास्तवमें बहुत महत्त्वपूर्ण है, इसलिए मेंने कुमारी पीटर्सनसे इसे छापनकी 
अनुमति माँगी, और उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। 

इसे छापते हुए मुझे इस कारणसे और अधिक प्रसन्नता हो रही है कि इसके 
आधारपर में यह सिद्ध कर सकता हूँ कि असहयोग आन्दोलत न ईसाइयतके विरुद्ध है, 
न अंग्रेजोंके विरुद्ध है और न यूरोपीयोंके । यह तो धर्म और अधमं, प्रकाश और 
अन्धका रका संघर्ष है। 

मेरा यह दुढ़ विचार है कि आजके यूरोपका आचरण ईसाइयतकी भावनाका 
द्योतक नहीं बल्कि शैतानियतका द्योतक है। और जब शैतान अपने ओठोंपर ईदवर- 
का नाम लेकर सामने आता है उस समय वह सबसे अधिक सफल होता है। यूरोप 
आज केवल नाममात्रका ही ईसाई है। वास्तवमें वह पाथ्थिव समुद्धिके पीछे पागल है। 
ईसा मसीहने स्वयं कहा था: “ किसी ऊँटके लिए सूईके छेदमें से पार हो जाना आसान 
है, लेकिन किसी धनी आदमीके लिए ईरश्वरके साम्राज्यमें प्रवेश पाना असम्भव है।” 
आज उनके तथाकथित अनुयायी अपनी नतिक प्रगतिका अन्दाजा अपनी पाथिव सम्पत्ति- 
से लगाते हेँं। इंग्लेंडका राष्ट्रगान ही ईसाइयतके विरुद्ध पड़ता है। जिस ईसा मसीहने 
अपने अनुगामियोंकों अपने दुश्मनोंसे भी प्यार करनेका सन्देश दिया था, वे अपने 
दुश्मनोंके बारेमें कमी ऐस नहीं कह सकते थे: “ उसके शत्रुओंका मान-मर्देन हो, उन्तकी 
कूट योजनाएँ विफल हों।” डा० वेलेसने अपनी अन्तिम पुस्तकें अपना यह सुविचारित 
विश्वास प्रस्तुत किया है कि विज्ञानकी जिस प्रगतिपर इतना अधिक गये किया जाता 
है उसने यूरोपका नैतिक स्तर ऊपर उठानेमें रंच-मात्र भी सहयोग नहीं दिया है। लेकिन 
पिछले महायुद्धने, यूरोपमें जिस सम्यताका बोलबाला है, उसके शैतानी स्वरूपको इतना 
स्पष्ट कर दिया है जितना स्पष्ट वह पहले कभी नहीं हुआ था। विजेताओंन नतिकताके 
सारे बन्धन तोड़ डाले हें। घोरसे-घोर असत्य बोलनेसे भी वे बाज नहीं आये हैं। हर 
अपराधके पीछे उनका उद्देश्य धारमिक अथवा आध्यात्मिक नहीं बल्कि भयंकर रूपसे 
भौतिक रहा है। लेकिन जो मुसलमान और हिन्दू सरकारके विरुद्ध संघर्ष कर रहे 


१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 


र्प्‌४ सम्पूर्ण गांधी वाइडःमय 


हैं उनका उद्देश्य धर्मं और सम्मानकी रक्षा करता है। अभी हालमें देशको स्तब्ध 
कर देनेवाली जो भयंकर हत्या हुई हैं उसके पीछे भी धामिक उद्देश्य ही बताया जाता 
है। निःसन्देह धर्मको उसकी विक्ृृतियोंसे मुक्त करना आवश्यक है, लेकिन नेतिक उप- 
लब्धिकी तुलनामें पारथिव समृद्धिकों प्राथमिकता देनेवाले लछोगोंके झूठे नेतिक दावोंका 
खोखलापव दिखा देता भी उतना ही जरूरी है। किसी अज्ञानी धर्मान्ध व्यक्तिको 
गलत रास्तेंसे विमुख करता आसान है, लेकिन पक्‍के बदमाशकों बदमाशीसे हटाना 
आसान नहीं है। 

लेकिन हम व्यक्तियों अथवा राष्ट्रोंपर आरोप नहीं छगा रहे हैं। व्यक्तिगत 
तौरपर यूरोपमें भी हजारों छोग अपने परिवेशसे ऊपर उठ रहे हें। में तो यूरोपकी 
उस प्रवृत्तिके बारेमें लिख रहा हूँ जो उसके वर्तमान नेताओंमें दिखाई देती है। 
इंग्लेंड अपने नेताओं द्वारा भारतकी धामिक और राष्ट्रीय भावनाओंको अपने परों 
तले क्चले जा रहा है। वह आत्मनिर्णयके बहाने मेसोपोटामियाके तेल-क्षेत्रोंसे वाजायज 
फायदा उठानेकी कोशिश कर रहा है, हालाँकि अब शायद उसे वहाँसे हटना ही पड़े, 
क्योंकि उसके सामने और कोई विकल्प नहीं रह गया है। और फ्रांसके नतागण फ्रांसके 
नामपर आदमखोरोंकों सिपाहियोंके रूपमें प्रशिक्षित कर रहे हे और फ्रांस उनका हाथ 
नहीं रोकता। वह संरक्षक शक्तिके रूपमें अपने दायित्वकी बड़ी ही निर्लज्जताके साथ 
अवहेलना करता हुआ सीरियाके उत्साहको तोड़नेकी कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति 
विल्सनने अपनी मूल्यवान चौदह-सूत्री योजनाको कूड़के ढेरप्र फेंक दिया है। 

भारत अहिंसक असहयोगके जरिये दरअसल बुराईकी' इन्हीं सम्मिलित शक्तियोंके 
खिलाफ लड़ रहा है। और कोई चाहे ईसाई हो या यूरोपीय, अगर वह कुमारी 
पीटसेनकी तरह यह महसूस करता है कि इस अन्यायकों दूर करना ही' है, तो वह 
असहयोग आन्दोलनमें शामिल होकर ऐसा कर सकता है। इस्लामकी प्रतिष्ठाके साथ 
धर्मकी रक्षाका सवाल जूड़ा हुआ है और भारतके सम्मानके साथ ऐसे प्रत्येक 
राष्ट्रका सम्मान जुड़ा हुआ है जो कमजोर है। 

[ अंग्रेजी से | 
यंग इंडिया, ८-९-१९२० 


१. थेंमस बुड़ो विद्सन (१८०६-१९२४ ); संयुक्त राज्य अमरीकाके २८वें राष्ट्रपति । 


१३९. साम्राज्यके अछत 


गुजरातके अविस्मरणीय सम्मेलतन प्रवासी भारतीयोंके दर्जेसे सम्बन्धित अपने 
प्रस्तावमें यह विचार व्यक्त किया है कि यह सवाल भी असहयोग करनेंका एक और 
कारण बन सकता है। और वास्तवमें ऐसा हो सकता है। केनिया उपनिवेशन वहाँ- 
: के भारतीयोंकों उनके समस्त अधिकारोंसे वंचित कर देनका निर्णय किया है, और वहाँ- 
के गवर्नरने इस निलेज्जतापूर्ण निर्णयकी घोषणा की है। इस तरह खुले आम न्याय और 
औचित्यके नियमोंका गला घोट जाते त्तो और कहीं नहीं देखा गया। छॉर्ड मिलनरो 
और श्री मॉण्टग्यूने इस निर्णयका समर्थन किया है। और उनके भारतीय सहयोगी इस 
निर्णयसे सन्तुष्ट हेँ। पूर्व आफ्रिकाका निर्माण भारतीयोंन किया, वहाँ उनकी संख्या 
अंग्रेजोंसे अधिक है, लेकिन तब भी वे कौंसिलमें प्रतिनिधित्वके अधिकारसे लगभग वंचित 
हैं। अब उनका निवास ऐसे स्थानोंतकः सीमित किय जानेको है जहाँ अंग्रेज लोग नहीं 
रह सकते। उन्हें न कोई राजनीतिक सुविधा होगी और न भौतिक सुख-सुविधा ही। 
अपने परिश्रम, घन और बुद्धिसे उन्होंने जिस देशका निर्माण किया, उसी देशमें वे 
“अछूत ” बन जाववाले हैँ। वाइसरायने बस इतता कहकर सन्‍्तोष मान लिया कि उन्हें 
यह रेया पसन्द नहीं है और न्यायकी प्रतिष्ठाके लिए उन्हें कौनसे कदम उठाने चाहिए, 
इसपर वे विचार कर रहे हें। यह स्थिति उनके लिए कोई नई नहीं है। पूर्व आफ्रिकाके 
भारतीयोंने उन्हें भावी संकटकी चेतावनी दे दी थी। और अगर परमश्रेष्ठ अबतक 
राहत देनेका कोई उपाय नहीं ढूंढ़ पाये हें तो वे भविष्यमें ढूंढ लेंगे, ऐसी कोई 
सम्भावना दिखाई नहीं देती। में उनके भारतीय सहयोगियोंसे पूछना चाहता हूँ कि 
क्या वे अपने देशभाइयोंके अधिकारोंका यह अपहरण बरदाइत कर सकते हेँ। 

दक्षिण आफ्रिकामें भी स्थिति इससे कम चिन्ताजनक नहीं है। मेरी आशंकाएँ 
सत्य सिद्ध हो रही हैँ और भारतीयोंके स्वदेश लौटनकी बातके ऐच्छिक रहनके बजाय 
अनिवार्य हो जानकी ही अधिक सम्भावना है। यह एशियाई विरोधी आन्दोलनका 
परिणाम है, छ्षुब्ध भारतीयों को राहत देनके लिए उठाया गया कदम नहीं। यह बहुत- 
-कुछ असावधान भारतीयोंकों फेंसानेके लिए फैलाये गये जालके समान दिखता है। 
संघ-सरकार एक राहत देनवाले कानूनके एक खण्डसे गरकानूनी लाभ उठाती जान 
पड़ती है। इस कानूनका उद्देश्य, अब जिस उद्ृश्यको इसके साथ जोड़ दिया गया है, 
उससे बिलकुल भिन्न था। 

और जहाँतक फीजीकी बात है, स्पष्ठ है कि वहाँ मानवताके प्रति जो घोर 
अपराध किया गया है, उसे दबा दिया जायेगा। मुझे आशा है कि जबतक फीजीमें सैनिक 
शासनकी कारंबवाइयोंकी जाँच नहीं कराई जाती तबतक कोई भी भारतीय वहाँ 


१, अहमदाबादमें आयोजित गुजरात राजनीतिक परिषद्‌ । 
२, उपनिवेश मन्त्री; देखिए खण्ड ३ । 


२५६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जानेको तैयार नहीं होगा। लगता है भारत सरकारने ऐसा वचन दे दिया हैँ कि 
जो आयोग मौकेपर पहुँचकर स्थितिकी जाँच करनेके लिए जानेवाला था, उसको 
रिपोर्ट अगर अनुकूल हुई तो भारतसे फीजीको मजदूर भ्ज जायगे। 

ब्रिटिश गियानाके सम्बन्धमें वहाँसे प्राप्त अखबारोंसे मालम होता है कि वहाँ जो 
मिशन गया था, वह अभीसे यह घोषणा कर रहा है कि भारतसे मजदूर आयगे। 
मुझे तो दुनियाके उस हिस्सेमें भारतीयोंके लिए कुछ कर सकनेकी कोई सच्ची सम्भा- 
बना दिखाई नहीं देती। ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भी हिस्सेमें हमारी कोई जरूरत 
नहीं हैं। अगर जरूरत है तो सिर्फ अछूतों -- अन्त्यजों -- के रूपमें, ताकि हम वहाँके 
यूरोपीय उपनिवेशियोंके लिए मेहतरोंका काम किया करें। 

स्थिति स्पष्ट है। हम अपने ही घरमें अछूत बन हुए हैं। हमें वही चीज 
मिलती है जो सरकार देना चाहती है; वह नहीं मिलती जो हम माँगते हें और जो 
माँगनेका हमें अधिकार है। हमें पूरी रोटी कभी नहीं मिल सकती, जूठ टुकड़ भले 
मिल जायें। मेने तरह-तरहके व्यंजनोंसे सजी मेजसे ऐसे बड़े-बड़ और मन-लभावने 
टकडे फेंके जाते देख हैँ और मन देखा है कि अपनी टोकरीमें इन बड़-बड़ टकड़ोंको 
गिरते देखकर हमारे अछुत भाइयोंकी -- हिन्दुत्वपर कलंक लगानवाले इन लोगोंकी 
--आँखोंमें चमक आ गई है। लेकिन जो उच्चतर श्रेणीके हिन्दू हे, वे अपनी टोक- 
रियाँ एक खासी दूरीसे ही भरते हे, और जानते हैं कि ये टुकड़े उनके उपयोगके 
लायक नहीं हें। इसी तरह अपनी बारी आने पर हमें गवर्नरी आदिके ऐसे बड़-बड़ 
पद भी मिल सकते हें, जिनकी असली शासकोंको कोई जरूरत नहीं रह गई है या 
यों कहें कि जिन्हें अब वे अपने भौतिक हितोंकी सुरक्षाकी दृष्टिसे-- भारतपर 
अपना राजनीतिक और आशिक प्रभुत्त कायम रखनेके लिए--अपने पास नहीं 
रख सकते। वह घड़ी आन पहुँची है जब हमें अपनी सही स्थितिका एहसास 
होना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-९-१९२० 


१४०. स्वदेशी 


स्वदेशीका प्रचार कमोबेश संगठित रूपसे पिछड़े अठारह महीनोंसे चल रहा है। 
इसके कुछ परिणाम तो बड़ आश्चर्यजनक और सन्‍्तोषप्रद हें। पंजाब, मद्रास और 
बम्बईमें इसकी जड़ें काफी जम गई हें। देशके इन हिस्सोंमें हाथसे कताई और बुनाईका 
काम धीरे-धीरे निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। जिन घरोंकी स्त्रियाँ कभी कोई काम 
नहीं करती थीं, उन घरोंकी स्त्रियोंन भी इसके बलपर हजारों रुपये अजित किये 
हैं। और अगर इस ढंगका काम अभी इतना ही हो पाया है तो उसका कारण है 
कार्यकर्ताओंकी कमी। 


स्वदेशी २५७ 


लेकिन इस छेखका उद्देश्य इस प्रकारके उज्ज्वल पक्षकों प्रस्तुत करनेके बजाय 
अतीतकी भूलोंकों सामने रखना है। मेन जो-कुछ देखा है उससे में इसी निष्कर्षपर 
पहुँचा हूँ कि यद्यपि इन तीन ब्रतोंके! समारम्भ और स्वदेशी भण्डारोंके उद्घाटनके 
परिणामस्वरूप' स्वदेशीकी भावनाकों बड़ा उत्तंजन मिला है, हेकित यदि उसका व्या- 
वहारिक परिणाम इतना ही होता है कि उससे देशी मिलोंके कपड़की बिक्री बढ़ती 
है तब तो इन तीनोंमें से कोई भी ब्रत लेने या स्वदेशी भण्डार खोलनेकी हिमायत 
करना अब सम्भव नहीं रहा। इस प्रचारका परिणाम यह हुआ है कि सृत और 
कपड़ेका उत्पादन बढ़नेके बजाय कीमतें ही बढ़ती गई हे। स्पष्ट है कि जबतक सूत 
और कपड़के उत्पादनमें वृद्धि नहीं होती तबतक स्वदेशीका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 
इसलिए जो लाभ हुआ है वह आथिक नहीं, नंतिक ही है। छोग यह समझने हछगे 
हैं कि अगर देशके असली हितोंको आगे बढ़ाना है तो सिर्फ स्वदेशी वस्त्र पहनना 
ही वांछनीय है। 

लेकिन यह स्पष्ट है कि हमें स्वदेशी वस्त्रोंकी बढ़ती हुई माँगकों पूरा करनके 
लिए व्यावहारिक कदम उठाने हें। बेशक, इसका एक तरीका है मिलोंकी संख्यामें 
वृद्धि करना। लेकिन यह भी साफ है कि पूंजीपतियोंको जनताके प्रोत्साहनकी जरूरत 
नहीं है। वे जानते हे कि हमारी मिले जितना कपड़ा तेयार करती हें, भारतको 
उससे बहुत अधिक कपड़की जरूरत है। लेकिन मिलें झाड़-पातकी तरह बहुत आसानीसे 
नहीं उग आतीं। मजदूर प्राप्त करनेमें होनेवाली कठिनाईकी बात तो जाने दीजिये, 
इसमें बाहरसे मशीतने मँगवानकी बात भी है। और आखिरकार भारत आशिक 
दृष्टिसि और वास्तविक दृष्टिसे तबतक तो स्वतन्त्र नहीं हो सकता जबतक कि अपनी 
जरूरतका कपड़ा तैयार करनके लिए उसे बाहरसे मशीनें मँगवाते रहना पड़े। 

इसलिए स्वदेशीका विशुद्धतम और लोकप्रिय रूप है हाथ-कताई और बुनाईको 
बढ़ावा देना और इस तरह तैयार किये गये सूत और कपड़ेके समुचित वितरणका 
प्रबन्ध करना। थोड़ी-सी बुद्धिमानी और मेहनतसे यह काम किया जा सकता है। 
जिस तरह लोग बिना किसो कठिनाईके अपने घरमें ही अपना भोजन तैयार कर छेते 
है, उसी तरह वे अपने कपड़े भी अपने घरमें ही तैयार कर सकते हें। और जैसे हर घर- 
का अपना अछग रसोईघर होनेके बावजूद उपाहारगृह वगरह मजेमें चल रहे हें, वंसे 
ही हमारी अतिरिक्त आवश्यकताओंकी पूर्ति मिलें करती रहेंगी। लेकिन जेसे देव- 
योगसे सारे उपाहारगृहोंके बन्द हो जानंपर अपने घरेल रसोईघरकी बदौलत हमें 
भूखों नहीं रहना पड़ेगा, वेसे ही परिचिमी दुनियाकी नाकेबन्दीके परिणामस्वरूप अगर 
हमारी एक-एक मिल बन्द हो जाये, तो भी हम अपनी घरेलू कताई-बुनाईकी बदौलत 
कभी नंगे नहीं रहेंगे। अभी बहुत समय नहीं बीता जब हम अपनी आशिक स्वतन्त्रता- 
के इस रहस्यको समझते थे, और हम अब भी अगर थोड़ीसी मेहनत करें, थोड़ी 
संगठन-क्षमताका परिचय दें और जरा-सा त्याग करें तो यह स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त 
कर सकते हें। 

१, देखिए खण्ड १७ । 

१८-१७ 


२५८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


इसलिए सच्ची स्वदेशी इस बातमें निहित है कि प्रत्येक घरमें चरखेका प्रवेश 

हो और प्रत्यक परिवार अपना कपड़ा खुद तेयार करे। आज बहुत-सी पंजाबी स्त्रियाँ 
ऐसा कर रही हे। और भछ्े ही हम अपनी कपड़ेकी आवश्यकता सम्पूर्णतः पूरी न 
कर सकें, लेकिन इस तरह हम प्रति वर्ष करोड़ों रुपये बचायेंगे। जो भी हो, 
एकमात्र स्वदेशी यही है कि हाथसे कताई और बुताई करके कपड़का अधिक उत्पादन 
किया जाये। चाहे हम हाथसे कताई और बुनाईका काम करें या न करें, कमसे-कम 
इतना समझ लेता जरूरी हैं कि सच्ची स्वदेशी क्‍या है। 

[ अंग्रेजी से | 

यंग इंडिया, ८-९-१९२० 


१४१. लोकशाही बनाम भीड़शाही 


अगर ऊपरसे देखें तो भीड़शाही और लोकशाहीके बीच भेदकी रेखा बहुत क्षीण 
है। फिर भी, यह भेद सर्वथा पूर्ण है और सदा बना रहेगा। 

आज भारत बड़ी तेजीसे भीड़शाहीकी अवस्थासे गुजर रहा है। यहाँ मेने जिस 
क्रियाविशेषणका प्रयोग किया है, वह मेरी आशाका परिचायक है। दुर्भाग्यवश ऐसा 
भी हो सकता है कि हमें इस अवस्थासे वहुत धीरे-धीरे छुटकारा मिले। लेकिन बुद्धिमानी 
इसीमें है कि हम हर सम्भव उपायका सहारा छेकर इस अवस्थासे जल्दीसे-जल्दी 
छुटकारा पा लें। 

हममें भीड़के शासन-अ्रवाहमें बह जानेकी प्रवृत्ति बहुत अधिक है। १० अप्रैल, 
१९१९ को अमृतसरमें भीड़का ही शासन था। और वह दुर्भाग्यपूर्ण दित अहमदाबादसें 
भी भीड़के ही शासतका दिन था। यह शासन अनुशासनहीन विध्वंसलीलाके रूपमें 
प्रकट हुआ, और इसलिए वह विवेकशुन्य, लाभ-रहित, दुष्टतापूर्ण और हानिकर था। 
युद्ध योजनाबद्ध विध्व॑ंस है, और इसमें जितता रक्‍्तपात होता है उतना रक्‍्तपात आजतक 
किसी भीड़न नहीं किया होगा। किन्तु फिर भी हम युद्धकी चाहना करते हें, क्योंकि 
कुछ युद्धोंक जो अस्थायी किन्तु चमत्कृत कर देनेवाले परिणाम निकले हें उनको देखकर 
हम थोखेमें आ गये हैं। इसलिए अगर भारतको हिंसा द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है 
तो यह अनुशासित और (अगर हिंसाके साथ भी प्रतिष्ठा जोड़ी जा सकती हो तो) 
प्रतिष्ठित हिसा अर्थात्‌ युद्धके द्वारा ही प्राप्त करनी होगी। उस हालतमें यह भीड़- 
शाही नहीं, लोकशाहीका काम माना जायेगा। 

लेकिन आज मेरा उद्देश्य अहमदाबादके नमूनेकी भीड़शाहीके बारेमें लिखना नहीं 
है। में तो उस ढंगकी भीड़शाहीके सम्बन्धमें लिखया चाहता हैं जिससे मेरा अधिक 
परिचय है। कांग्रेत भीड़के प्रदर्शनका माध्यम है, और हालाँकि इसका संगठन विचार- 
वान्‌ स्त्री-पुरुष करते हें फिर भी इसे उस अर्थमें, और केवछ उसी अर्थमें, भीड़का 
प्रदर्शन कहा जा सकता है। हमारे सार्वजनिक प्रदर्शन भी निविवाद खूपसे भीड़की 


लोकशाही बनाम भीड़शाही २५९ 


भावनाओंके ही प्रदर्शन होते हें। खिलाफतके सवारूकों लेकर मेंने पंजाब, सिन्‍न्ध और 
मद्रासकी जो अविस्मरणीय यात्राकी उसमें मुझे ऐसे प्रदर्शोंकों देखलका बहुत अनुभव 
हुआ। रेलवे स्टेशनोंपर मुझे अक्सर यह देखकर लज्जा आई है कि प्रदर्शतकारियोंने 
अपने नेताओंके प्रति आदरके जोशमें हर चीज और हर एकको भूला दिया और 
अविचा रके कारण, हालाँकि अनजान ही, यात्रियोंके सामान आदिकों वरबाद कर डाला। 
ये प्रद्शनकारी बेसुरी और ककंश आवाज करते है, जिससे इनके नताओंको बड़ी परेशानी 
होती है। वे एक-दूसरेको रोंद डालते है। सभी एक ही साथ शान्ति और व्यवस्थाके 
पवित्र नामपर शोर मचान लगते ह। दस स्वयंसेवकोंकों एक साथ एक ही आदेश देते 
सुना गया है। स्वयंसेवक जनताके रक्षक बन रहनके बजाय, प्राय: स्वयं ही प्रदर्शन- 
कारी बन जाते हे। सभाओंमें स्वयंसेवकोंकी शंखला जहाँ-तहाँसे टट जाती है, और 
उन टटी खझूुंखलाओंके बीचसे होकर, सभा-मंचसे अपन लिए छाई गईं गाड़ीतक नताओंको 
पहुँचानका काम अक्सर खतरनाक होता है, और असुविधाजनक तो खर सदंव ही होता 
है। इस काममें उन्हें पाँच मितटसे अधिकका समय नहीं छगना चाहिए। लेकिन अक्सर 
ऐसा हुआ है कि एक-एक घंटा लग गया है। भीड़ पीछे खिसककर रास्ता देनके बजाय 
अपने प्यारे नेताओंकी ओर ही जाती है, और इसलिए उनकी सुरक्षाकी व्यवस्था करनी 
पढ़ती है। नेताओंके लिए लाई गई गाड़ीपर जो चाहता है, वही चढ़ जाता है, और 
यह अपराध सबसे अधिक स्वयंसेवक लोग ही करते हैं। नंताओंकी और गाड़ीपर बंठनके 
अधिकारी अन्य व्यक्तियोंकों इस प्रकार चढ़े हुए लोगोंकों समझाना पड़ता है कि उन्हें 
लायपराहीसे गाड़ीके पायदानपर नहीं चढ़ता चाहिए। प्रदर्शतकारी लोग गाड़ीके हुडको 
जसे-तंसे पकड़ लेते है जिससे उसको नकसान पहँचता है। एसे बहत कम अवसर आय 
है, जब मन देखा हो कि भीड़त गाड़ीके हुडको सही-सलामत रहन दिया हो। रास्तेम 
भीड़ सड़कके दोनों ओर कतार बाँवकर खड़ी होनेके बजाय गाड़ीके पीछे-पीछे चलने 
लगती है। परिणामत: बड़ी हुल्लडबाजी मच जाती है, हर क्षण दुर्घटनाकी आशंका 
रहती है और अगर ऐसे प्रदर्शनोंमे कोई दुर्घटना नहीं होती तो उसका कारण संयोजकोंका 
कौशल नहीं वल्कि यह है कि भीड़ सारे धक्‍कमधक्क्रे बरदाश्त करके पूरी तरह प्रसन्न 
रहनेको इतसंकल्प होती है। हर व्यक्ति दूसरोंकों धक्के देता है, लेकिन कोई भी 
अपनी बगलमें खड़ किसी व्यक्तिकों परेशान नहीं करता चाहता। और अन्‍्तमें आता 
है समभाका दृश्य, जो बराबर अविकाधिक चिन्ताका कारण बनता जा रहा है। वहाँ 
आपको जो-कुछ देखने और झेलनेको मिलता है वह है अव्यवस्था, कोलाहल, धकक्‍्कम- 
धक्का, चीख-पुकार। आखिरको जब कोई अच्छा वक्ता बोलने लगता है तब अलबत्ता 
ऐसी शान्ति कायम हो जाती है कि आप सुई गिरनंकी आवाज भी सुत सकते हें। 

लेकिन जो भी हो यह है भीइ्शाही ही। आप भीड़की दयापर निर्भर होते हें। 
जबतक आपके और भीड़के बीच परस्पर सहानूभूतिका भाव है तबतक सब-कुछ ठीक- 
ठीक चलता है। लेकिन जहाँ यह सहानूभूतिकी डोर टूटी कि स्थिति भयंकर हो 
जाती है। अहमदाबादके ढंगकी जो दुर्घटवनाएँ जब-तब होती रहती हैं, उतसे आप भीड़की 
प्रवृत्तियाँ समझ सकते हें। 


२६० सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


तो हमें अव्यवस्थामें से व्यवस्थाका निर्माण करना है। और मुझे इसमें तनिक भी 
सन्‍्देह नहीं कि इसका सबसे अच्छा और त्वरित उपाय है भीड़के शासनके स्थानपर 
जनताका शासन लागू करना। 
इस मार्गमें एक बाधा यह है कि हमने संगीतकी' उपेक्षा कर दी है। संगीतका 
मतलब है लय, व्यवस्था। इसका असर बिजलीके समान होता है। यह मनके उद्वेलनकों 
तुरन्त शान्‍्त करता है। यूरोपीय देशोंमें देखा है कि कोई-कोई सूझ-बूझवाला पुलिस 
सुर्परिटेंडेंट कोई लोकप्रिय धुन बजवाना शुरू करके भीड़की शरारती प्रवृत्तिपर बहुत 
आसानीसे काबू पा छेता है।' दुर्भाग्यवश हमारे शास्त्रोंकी तरह ही संगीत कुछ विशेष 
लोगोंकी सम्पत्ति बन गया है। उससे या तो वेश्याएँ अपनी रोजी कमाती हें या फिर 
उच्च कोटिके भक्‍तजन भगवद्भजनके लिए उसका उपयोग करते हें। आधुनिक अर्थोमें 
कभी भी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। अगर स्वयंसेवकों, बालचरों और सेवा 
समिति आदि संगठनोंपर मेरा कोई बस चले तो में समवेत स्वरमें राष्ट्रीय' गीतोंका 
तालबद्ध गायन अनिवायं कर दूँ। और इस उद्देश्यसे में हर कांग्रेस या सम्मेलनमें 
बड़े-बड़े संगीतज्ञोंको बुलाकर लोगोंको समूह-गानकी शिक्षा दिलाऊ। 
स्वयंसेवकोंसे बहुत अधिक अनुशासन, तौर-तरीके और ज्ञानकी अपेक्षा की जानी 
चाहिए; जिस-तिस अधकचरे व्यक्तिको स्वयंसेवकका पू'रा दर्जा नहीं दे देना चाहिए। 
ऐसे स्वयंसेवक सहायक होनके बजाय बाधक ही सिद्ध होते हें। आप एक ही 
अप्रशिक्षित सैनिकके किसी युद्ध-सेनामें प्रवेश पा जानके परिणामकी कल्पना कीजिए। 
वह क्षण-भरमें सारी सेनामें अव्यवस्था पेदा कर सकता है। मुझे असहयोगके सम्ब- 
न्धमें जो सबसे बड़ी चिन्ता है उसका कारण इसके प्रति नंताओंके उत्साहकी कमी 
नहीं; सदभावना अथवा दु्भावनासे प्रेरित आलोचना तो कदापि नहीं; और असह- 
योग आन्दोलनका दमन होनेकी, चाहे वह दमन कितना भी कठोर हो, तो कतई चिन्ता 
नहीं है। यह आन्दोलन इन बाधाओंपर तो विजय पा ही लेगा; बल्कि इनसे उसे बल 
भी मिलेगा। केकिन सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम अबतक भीड़शाहीकी' अवस्थासे 
नहीं निकल पाये है। और मेरे सन्‍्तोषका कारण यह है कि भीड़को प्रशिक्षित करनसे 
ज्यादद आसान काम और कोई नहीं है। कारण सिर्फ इतना ही है कि भीड़ विचार- 
शील नहीं होती और वह किसी विषयपर पहलेसे ही कोई धारणा नहीं बनाये रहती। 
वह तो आवेशके अतिरेकर्में कोई काम कर गुजरती है, और जल्दी ही' पश्चात्ताप भी 
करने लगती है। अलबत्ता हमारी सुसंगठित सरकार पश्चात्ताप नहीं करती --- जलियाँ- 
वाला, छाहौर, कसूर, अकाल्गढ़, रामनगर आदि स्थानोंपर किये गये अपने दुष्टता- 
पूर्ण अपराधोंके लिए खेद प्रकट नहीं करती। लेकितव गुजराँवालाकी पश्चात्ताप करती 
हुई भीड़की आँखोंमें मेने आँसू छा दिये हें और अन्यत्र भी में जहाँ कहीं गया, 
वहाँ अप्रैठके उस घटनापूर्ण महीनेमें भीड़में शामिल होकर शरारत करनेवाले लोगोंसे 
मेंने खुलेआम पर्चात्ताप करवाया है। इसलिए अब में असहयोगका उपयोग लोकतंत्रके 


१. पुल्सि सुपरिटेडेंट अलेक्जेंडरने इसी प्रकार १८९७ में डब॑नकी भीड़से गांधीजीकी रक्षा की थी। 
देखिए: आत्मकथा, भाग ३, अध्याय ३ । 


लोकशाही बनाम भीड़शाही २६१ 


विकासके लिए कर रहा हूँ। और में सभी शंकाल नेताओंसे सादर अनुरोध करता हूँ 
कि पहलेसे ही वे राष्ट्रीय शुद्धीकरण, प्रशिक्षण और बलिदानकी प्रक्रियाकी भत्सनासे 
अलग रहकर इस काममें सहायता दें। 

अगले सप्ताह में इस बातके कुछ दुष्टान्ता दूँगा कि किस प्रकार भीड़की 
अव्यवस्थाके भीतरसे व्यवस्था कायम कर दी गई। जनतापर मुझे अगाध विश्वास हैं, 
उसके स्वभावमें आइचर्यजनक' संवेदनशीलता होती है। नतागण उसमें अविश्वास न 
करें। असहयोगकी इस सामूहिक भत्संनाका अगर हम विश्लेषण करें तो उसका अर्थ 
यही होगा कि ये लोग जनताकी अपने-आपको नियन्त्रित रखनकी क्षमतामें अविश्वास 
कर रहे हें। यह लेख कुछ लम्बा हो गया है। इसलिए फिलहाल तो में मार्गदर्शतके 
लिए और तत्काल आचरण करनेके लिए कुछ नियम सुझाकर इसे समाप्त करूँगा। 

१. प्रदर्शोंके लिए अधकचरे स्वयंसेवक नियुक्त न किये जायें। इसलिए उनका 
सरगना उसीको बनाना चाहिए जो सबसे अधिक अनुभवी हो। 

२. प्रत्येक स्वयंसेवकके पपस' हिदायतोंकी एक पुस्तिका होनी चाहिए। 

३. प्रदरशनोंके समय स्वयंसेवकोंका मुआयना होना चाहिए और उन अवसरोपर 
उन्हें विशेष हिंदायतें देनी चाहिए। 

४. स्टशनोंपर स्वयंसेवकोंको एक ही स्थानपर, अर्थात्‌ जहाँ स्वागत-समितिके 
सदस्य खड़ हों वहीं, केन्द्रित नहीं रहता चाहिए। उन्हें भीड़में अलग-अलग स्थानोंपर 
तेतात करना चाहिए। 

५. स्टेशनके भीतर बहुत ज्यादा लोगोंकों प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनके 
प्रवेश करनेका यही परिणाम होगा कि लोगोंको आने-जानेमें असुविधा होगी। उनके 
बाहर रुके रहनमें भी उतना ही सम्मान है जितना भीतर प्रवेश करनेमें। 

६. स्वयंसेवकोंका पहला कत्तेव्य इस बातका ध्यान रखना होना चाहिए कि दूसरे 
यात्रियोंका सामान न रौंदा जाये। 

७. प्रदर्शनकारियोंकों ट्रेन आनेके सूचित समयसे बहुत पहले ही स्टेशनके भीतर 
प्रवेश नहीं करना चाहिए। 

८. गाड़ीके सामने यात्रियोंके लिए समुचित रास्ता छोड़ देता चाहिए। 

९. अगर सम्भव हो तो अपने प्यारे नेताके गुजरनेके लिए प्रदर्शनकारियोंके 
ठीक बीचों-बीच एक और रास्ता होना चाहिए। 

१०. स्वयंसेवकोंको शआंखलाबद्ध रूपमें खड़ नहीं रहना चाहिए। यह चीज 
अपमानजनक है। 

११. प्रदशनकारियोंकोी तबतक एक स्थानपर खड़ रहना चाहिए जबतक' 
सम्मानित नेता अपनी गाड़ीके पास न पहुँच जायें, या जबतक किसी प्राधिकृत 
स्वयंसेवक द्वारा पहलेसे ही निर्धारित किया गया संकेत उन्हें न मिल जाये। 

१२. राष्ट्रीय नारे निश्चित कर लेने चाहिए; और नारे जैसे-तंसे, जब-तब या 
हमेशा नहीं लगाने चाहिए। उनका घोष ट्रेनके आनेपर, सम्मानित नेताओंके अपनी 


१२, देखिए “ कुछ उदाहरण ”, २२-९-१९२० । 


२६२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


गाड़ीके पास पहुँचनेपर और रास्तेमें काफी अन्तराल देकर करना चाहिए। किसीको 
इस आधारपफ्र आपत्ति करनकी जरूरत नहीं कि इस तरह तो प्रदर्शन विलकुल यन्त्र- 
वत्‌ हो जायेगा और उसका स्वयंस्फू्त रूप समाप्त हो जायेगा। प्रदर्शत कितना स्वयं- 
स्फूर्त है, यह वार-बार और जोरोंसे तरह-तरहके नारे लगानपर नहीं बल्कि इस बात- 
प्र निर्भर करेगा कि प्रदर्शवरमें कितने लोग शामिल हैं और उनके चेहरेपर कैसा भाव 
है। किसी भी राष्ट्रके प्रदर्शनका स्वरूप बसा ही होता है जिस ढंगका उसे प्रशिक्षण 
दिया जाता हैं। मसजिदमें चुपचाप इबादत करनेवाले मुसलमानकों देखनंवाले के 
मंनपर उससे कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव मन्दिरमे जाकर अपनी 
आवाजसे या घंटों बजाकर अथवा दोनों तरहसे बहुत ही शोर मचाकर पूजा 
करनवाले हिन्दुका पड़ता है। 

१३. सड़कपर भीड़को कतार बाँधकर खड़े रहता चाहिए और नंताओंकी 
गाड़ियोंके पीछे-पीछे नहीं चल पड़ता चाहिए। अगर आगे बढ़ते हुए जुलूसमें पंदल 
चलनवाले लोग शामिल हों तो उन्हें चुपचाप सुव्यवस्थित ढंगसे अपने-अपने स्थान ले 
लेने चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब मर्जी हुई जुलसमें शामिल हो गये 
और जब मर्जी हुई उससे निकल गये। 

१४, भीड़कों अपने सम्मान्य नेताओंकी और नहीं बढ़ते जाना चाहिए बल्कि 
उन्हें स्थान देतके लिए उनसे जरा अलग हट जाता चाहिए। 

१५. जो लोग भीड़के कितारेपर हों उन्हें आगेकी ओर ठेलना नहीं चाहिए 
बल्कि जब उतकी ओर दबाव पड़ तो उन्हींको पीछे हटना चाहिए। 

१६. अगर भीइमें स्त्रियाँ हों तो उतकी विशेष रूपसे रक्षा की जानी चाहिए। 

१७. छोट बच्चोंको भीड़के बीच कभी नहीं लाना चाहिए। 

१८, सभाओंमें स्वयंसेवकोंकों भीड़के बीच यत्र-तत्र खड़ा कर देता चाहिए। 
उन्हें झंडे तथा बिगुलके संकेत सीख लेने चाहिए, ताकि जब आवाज देकर एकके 
लिए कोई हिदायत दूसरेतक पहुँचाना असम्भव हो जाये तो वह इन संकेतोंके द्वारा 
ऐसा कर सके। 

१९. व्यवस्था बताये रखता श्रोताओंका काम नहीं है। वे तो अपनी जगहपर 
चुपचाप बैठे रहकर ही व्यवस्था बताये रखनेमें मदद दे सकते हें। 

२०. और सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्तिको बिना कोई सवाल-जवाब 
किये स्वयंसेवकोंकी हिंदायतें मान लेनी चाहिए। 

यह कोई सब दृष्टिसे पूर्ण सूची नहीं है। यह तो मात्र उदाहरणस्वरूप पेश कर 
दी गई है, और इसका उद्देश्य छोगोंकों सोचने और आपसमें विचार-विमशं करने- 
की प्रेरणा देता है। आशा है देशी भाषाओंके सभी अखबार इस लेखका अनुवाद 
प्रस्तुत करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-९-१९२० 


१४२. तीन राष्ट्रीय नारे 


मद्रासके दौरेके सिलसिलेमें बेजवाड़ामें मेंने राष्ट्रीय नारोंके सम्बन्धर्म कुछ बातें 
कही थीं और लोगोंकों सुझाव दिया था कि व्यक्ति विशेषकी अपेक्षा आदर्शोंकी जयके 
तारे लगाता ज्यादा अच्छा होगा। मेन श्रोताओंसे “महात्मा गांधीकी जय” और 
“ मुहम्मद अछी शौकत अछीकी जय 'के बदले ४ हिन्दू-मुसलूमानोंकी जय का नारा 
लगानको कहा था। मेरे बाद भाई जौकत अली बोले थे। उन्होंने तो इस सम्बन्ध 
नियम ही निश्चित कर दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दू-म्स्लिम एकताके बावजूद 
में देखता हूँ कि अगर हिन्दू / वन्देमातरम्‌ का नारा लगाते हें तो मुसलमान / अल्लाह 
ओ अकवर “की आवाज बुलन्द करते हें और इसी तरह अगर मुसलमान / अल्लाह 
ओ अकबर” कहते हैं तो हिन्दू “वन्देमातरम्‌ “की आवाज लगाते हें। भाई अलीन 
ठीक ही' कहा कि यह चीज कानोंकों बहुत कड़वी रूगती है और इससे प्रकट होता 
है कि लोग अब भी एक मनसे काम नहीं कर रहे ह। इसलिए केवल तीन ही नारे 
स्वीकार किये जाने चाहिए। एक तो “अल्लाह ओ अकबर ” का नारा हिन्दू और 
मुसलमान दोनोंको उल्लासके साथ रूगाना चाहिए और इस तरह अपना यह विश्वास 
प्रकट करता चाहिए कि ईश्वर ही महान्‌ है और कोई नहीं। दूसरा नारा होता चाहिए 
“४ बन्देमातरम्‌ / या  भारतमाताकी जय ”। तीसरा होता चाहिए / हिन्दू-मुसलमान- 
की जय ”, जिसके बिना भारतकों जय नहीं मिल सकती और न लोग अपने इस 
विश्वासको सच्ची अभिव्यक्ति ही दे सकते हे कि ईश्वर सबसे महान्‌ है। बेशक में चाहता 
हूँ कि अखवारों और सार्वजनिक कार्य करतवाले लोग मौलाना साहबका सुझाव अपनायें 
और जनताकों केवल ये तीन नारे छगानेकी प्रेरणा दें। इन तीनोंमें बहुत अर्थ 
भराहुआ है। पहला नारा एक प्राथंता, और अपनी लघुताक्ी आत्म-स्वीकृति है और 
इस तरह यह विनयश्ोलूताका द्योतक है। यह नारा सभी हिन्दुओं और मुसलरूमानोंकों 
श्रद्धा और भवितिसे लगाना चाहिए। हिन्दुओंको ऐसे अरबी शब्दोंका प्रयोग करनेसे 
कत'रानेकी जरूरत नहीं जिनमें न केवछ आपत्तिके लायक कोई बात नहीं है बल्कि 
जो हमें ऊपर उठानेवाले हैँ। ऐसी बात नहीं है कि ईहइ्वरकों कोई खास जबान ज्यादा 
पसन्द है। वन्देमातरम्‌ ” के साथ जिन अद्भुत वातोंकी स्मृति जुड़ी हुई है वह तो 
है ही; इसके अलावा यह एक राष्ट्रीय आकांक्षा, अर्थात्‌ भारत पूरी ऊँचाईतक उठे, 
की अभिव्यक्ति है। और में “भारतमाताकी जय “की अपेक्षा “ वन्देमातरम्‌ ” को 
ज्यादा पसन्द करूँगा, क्योंकि यह उदारतापूर्वक बंगालकी बौद्धिक और भावात्मक 
उच्चताकों स्वीकार करना होगा। चूँकि हिन्दुओं और मुसलमानोंके हृदयोंके मिलनके 
बिता भारत कुछ रह नहीं जाता, इसलिए “हिन्दू-नुसलभा[नकी जय” एक ऐसा नारा 
है जिसे हमें कभी भूलता नहीं चाहिए। 

इन नारोंके सम्बन्धर्में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जेसे ही कोई व्यक्ति 
' इनमेंसे कोई तारा शुरू करे, सभी लोगोंको अपना-अपना प्रिय नारा बुलन्द करनके 


२६४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बजाय उसी नारेकों दृहराना चाहिए। जो इसमें शामिल न होता चाहें वे इससे 
अलग रह सकते हे, लछेकित उन्हें समझना चाहिए कि जब एक नारा शुरू किया जा 
चुका हो तब बीचमें ही' अपना नारा उठाना शिष्टाचारका उल्लंघन करता है। 
अगर तीनों नारे, जिस ऋ्रममें उन्हें रखा गया है, उसी क्रममें लगाये जायें तो ज्यादा 
अच्छा होगा। साथ ही' नारे लगातार बहुत देरतक नहीं लगाने चाहिए। जब कोई 
प्रिय नेता किसी स्टेशनसे गुजरता है तो अक्सर लोगोंको बहुत देरतक नारे छगाते 
सुना जाता है। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह लगातार चीखनेसे राष्ट्रका तनिक 
भी हित होता है, अलबत्ता चीखनेवालोंके फेफड़ोंकी अनजाने ही कुछ कसरत जरूर 
हो जाती है। इसके अलावा हम जिसके प्रति अपने मनका उद्गार व्यक्त करनेके 
लिए इस तरह लगातार चीखते जाते हें, उसके घैर्ये और समयका भी हमें खयाल 
रखना चाहिए। यह राष्ट्रीय शक्तिका अपव्यय है कि अपने नंताकी प्रशंसामें य| किसी 
और बातपर पूरे तीस-तीस' मिनटतक नारे लगाते रहें और इस तरह उस व्यक्तिके 
लिए भी इसके अलावा और कोई रास्ता न छोड़ें कि वह भीड़कों चुपचाप ताकता 
रहे। हमें उचित-अनुचितका ध्यान रखना सीखना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ८-९-१९२० 


१४३. भाषण : कलकत्तेकी विद्येष कांग्रेसमें' 


८ सितम्बर, १९२० 


में अच्छी तरह जानता हूँ कि इस महान्‌ सम्मेलनके समक्ष यह प्रस्ताव रखनेका 
जो अवसर मूझे दिया गया है उससे मेरे कंधोंपर कितनी गम्भीर जिम्मेदारी आ पड़ी 
है। में यह भी समझता हूँ कि आप' यह प्रस्ताव मंजूर कर छेंगे तो मेरी अपनी और 
आपकी भी मुश्किलोंमें कितनी वृद्धि हो जायेगी। मेरा प्रस्ताव आप मंजूर करें, इसका 
यही अर्थ होगा कि अबतक जनता अपने हक और सम्मानकी रक्षाके लिए जो नीति 
अपनाती रही, उसे हम बिलकुल बदल रहे हे। में पूरी तरह जानता हूँ कि हमारे 
बहुतसे नेता इसके विरुद्ध हें--ऐसे नेता जिन्होंने मातृभूमिकी सेवामें मेरी अपेक्षा कहीं 
अधिक समय और शक्ति लगाई है। चाहे जिस कीमतपर भी सरकारकी शासन- 
नीतिमें ऋ्ति कर डालनेको कहनतवाली इस नीतिका विरोध करना उन्हें अपना कत्तंव्य 
प्रतीत होता है। यह सब पूरी तरह समझकर में आपके सामने खड़ा हूँ। में यह 
प्रस्ताव परमेश्वरसे डरते हुए और स्वदेशके प्रति अपने धर्मके भानसे प्रेरित होकर 
पेश कर रहा हूँ। में चाहता हूँ कि आप उसका स्वागत करें। 


१. गांचीजीने असद्योग सम्बन्धी अपना अस्ताव इस सापणंके साथ पेश किया था | इसका मिलान 
यंग इंडिया, १७५-९-१९२० में प्रकाशित विवरणसे भी कर लिया गया है। 


भाषण : कलकत्तेकी विशेष कांग्रेसमें २६५ 
गांधीका खयाल छोड़ दो 


आप घड़ी-भरके लिए मुझे भल जाइये; मुझपर ये आरोप हें कि में बड़ा 
“महात्मा' हैँ और तानाशाही चलाना चाहता हूँ। में साहसपूर्वक कहता हूं कि में 
आपके पास “महात्मा” बनकर नहीं आया और न हुकूमत करनेकी आकांक्षासे आया 
हँ। में तो आपके सामने अपने अनेक वर्षोके आचरणमें असहयोगका जो अनूभव मुझ 
हुआ, उसे उपस्थित करने खड़ा हुआ हूँ। में इस बातकों माननसे इनकार करता हू 
कि असहयोग देशके लिए बिलकुल नयी चीज है। हजारोंकी भीड़वाली सैकड़ों सभाओंने 
असहयोगको स्वीकार किया है और मसलूमानोंने तो पहली अगस्तसे उसे आचरणम 
लाने लायक स्वरूप भी दे दिया है। निश्चित किये हुए कार्यक्रमकी अधिकांश बात 
थोड़-बहुत जोशके साथ अमलमें आती जा रही हें। में फिर आपसे प्रार्थना करता हूं 
कि आप इस महत्त्वके प्रश्वपर विचार करनमें आदमियोंकी बात मत सोचिए, परन्तु 
धीरज और शास्तिसे प्रस्तावके गृण-दोषोंपर अपना मत निश्चित कीजिये। 


सहनदाक्तिकी तालीम 


लेकिन प्रस्तावकों महज मंजूर कर छेनेसे आप छूट नहीं जायेंगे। प्रत्येकपर 
प्रस्तावकी जो-जो धारा लागू होती हो, उस हृदतक उसपर अमल शुरू कर देना 
पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि आप धीरज रखकर मेरा कहना सु लीजिये। तालियाँ 
भी न बजाइये और आवाजकशी भी मत कीजिये। मेरे अपने लिए तो आप ऐसा करें, 
तो भी मुझपर बहुत असर नहीं होगा। परन्तु ताल्योंसे विचारोंका प्रवाह रुकता है 
और आवाजकशी करनेसे बोलने और सुननेवालोंके बीच जुड़ा हुआ तार टूट जाता है। 
इसलिए आपका अपना रवेया कुछ भी हो, फिर भी किसी वक्‍ताका मजाक छउड़ाकर 
आप उसे बिठा न दीजिये। असहयोगमें तो अनुशासन और त्यागकी साधनाकी बात है 
और विरोधी पक्षके मतकों धीरज और शान्तिसे' समझ लेना असहयोगका लक्षण है। 
बिलकुल ही विरुद्ध विचारोंको भी आपसमें सह लेनेकी वृत्ति जबतक हम पंदा नहीं 
कर लेंगे, तबतक असहयोग असम्भव है। क्रोधके वातावरणमें असहयोग चल ही नहीं 
सकता। में कड़वे अनुभवसे एक बहुत महत्त्वका पाठ सीखा हूँ कि क्रोधकों दबा दिया 
जाये। जैसे दबाकर रखी गई उष्णतामें से शक्ति उत्पन्न होती है वेसे ही संयमर्में रखे 
गये क्रोधसे भी ऐसा बल पेदा किया जा सकता है कि सारे संध्षारमें हलचल मचा 
दे। कांग्रेसमें आनवालों से में एक ही सेनाके सैनिक-मित्रके नाते पूछता हूँ कि हम 
मत-विरोधके बावजूद एक-दूसरेको सहन करना सीख लें तो इससे अधिक अनुशासन 
और क्या हो सकता है! 


कांग्रस और अल्पभत 


मुझसे कहा गया है कि में तो बस विनाशका ही कार्य करता रहता हूँ अपने 
प्रत्तावसे में देशके राजनेंतिक जीवनमें दरार डाल रहा हूँ। कांग्रेस किसी खास दलूकी 
संस्था नहीं है। प्रत्येक मत-मतान्तरके लिए कांग्रेसका मंच खुला होना चाहिए। उसकी 


२६६ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


संख्या थोड़ी है, इसीलिए किसी दलको कांग्रेस छोड़कर चले जातेकी जरूरत नहीं । उन्हें 
समय पाकर देशके लिए अपना मत रुचिकर बनाकर अपना ही बहुमत बना लेनकी 
आशा रखनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस द्वारा निन्दित किसी भी नीतिको कांग्रेसके नामसे 
कोई अख्तियार नहीं कर सकता। आप मेरा ढंग नापसन्द करेंगे तो में कोई कांग्रेस 
छोड़कर नहीं चला जाऊँगा। आज मेरे विचारोंका अल्पमत हो, तो जबतक वह बदल- 
कर बहुमत नहीं बन जायेगा, तबतक में कांग्रेसको समझाता ही रहेंगा। 


एकमात्र उपाय -- अंसहयोग 


खिलाफतके सम्बन्धमें अन्याय हुआ है, इस बारेमें दो मत हैं ही नहीं। जो भी 
कुर्वानी करनी पड़े उसे करके यदि मुसलमान इस समय अपनी इज्जतकी रक्षा नहीं 
करेंगे तो वे इज्जतके साथ रह नहीं सकेंगे और अपने हजरत पंगम्बरके घर्मका पालन 
नहीं कर सकेंगे। पंजाबपर सितम ढाये गये; और यह समझ लीजिये कि जिस दिन 
एक भी पंजाबीकों पेटके बल चलना पड़ा, उस दिन सारा भारत पेटके बल चला। 
यदि हम भारतकी योग्य संन्‍्तान हें तो हमें यह कछूंकका टीका मिठा हीं डालता 
होगा। इन दो जुल्मोंका न्याय करानके लिए हम महीनोंसे जूझ रहे हैं, परन्तु अभी- 
तक हम ब्रिटिश सरकारको रास्तेपर नहीं छा सके। क्या लोग अबतक, इतना सब-कुछ 
करनके बाद, इतना जोश और लगाव प्रकट करनेके बाद केवल अपनी क्रोधकी भावनाका 
थोथा प्रदर्शन करके ही बेठ रहना पसन्द करेंगे। अध्यक्ष महोदयन अपने अध्यक्षीय' 
भाषणमें पंजाबके जुल्मोंकी जो भरत्सना की है उससे जोरदार भरत्संना आपने शायद ही' 
सुनी हो। अगर कांग्रेस अतिच्छुक्त अधिकारियोंकों न्याय करनके लिए विवश नहीं कर 
पाती तो फिर वह अपने अस्तित्वकी साथंकता कंसे सिद्ध करेगी? अपने सम्मानकी 
रक्षा कैसे करेंगी? और उनके खूनसे सने हुए हाथोंसे कोई मेहरवानी स्वीकार 
करनसे पहले यदि वह उनसे अपने कियपर पश्चात्ताप नहीं प्रकट करा पाती तो यह 
कैसे कहा जा सकता है कि उतने न्याय प्राप्त कर लिया या अपने सम्प्रानकी रक्षा 
कर ली ? 


असहयोगकी सर्वोत्तम योजना 


इसी कारण में अपनी अपहयोगकी योजना आपके सामने रख रहा हेँ और आपसे 
आग्रह कर रहा हूँ कि इसकी जगह किसी भी दूपरी योजनाकों आप मंजूर न करें। 
में आपसे यह इसलिए नहीं कहता कि मुझे अपनी योजनाका आग्रह है। मेरे कहने- 
का मतलब यह है कि आप मेरी योजवाकों तभी मंजूर कौजिय जब खूब विचार 
करके देख लेनपर और कोई योजना इससे बढ़कर मालम न हो। में यह दावा करता 
हूँ कि इस योजवाको लोगोंकी ओरसे काफी मात्रा्मे समर्थन मिला है और में आपसे फिर 
यह कहनकी हिम्मत करता हूँ कि इसपर आप अमल करें तो एक ही वर्यमें स्वराज्य' 
ले सकते हेँ। यह विराट समाज इस प्रस्तावको केवल पास कर दे, इतना ही काफी नहीं, 
परन्तु लोग देशकी मोजूदा हालतको ध्यानमें रखकर दिन-दिन अधिक जोशके साथ उसपर 
अमल करें, तभी वह फलदायी हो सकता है। 


भाषण : कलकत्तेकी विशेष कांग्रेसमें २६७ 
त्याग और अनुशासनकी शिक्षा 


असहयोगके सिवा एक और मार्ग लोगोंके सामने था और वह था तलवार 
उठानका। परन्तु भारतके पास इस समय तलवार नहीं है। यदि उसके पास तलवार 
होती तो में जानता हूँ कि वह असहयोगकी इस सलाहको सुनता तक नहीं, परच्तु में 
तो आपको यह बता देवा चाहता हूँ कि आप अनिच्छुक शासकोंके हाथों रक्तपातके मार्ग 
द्वारा जबरन न्याय प्राप्त करता चाहते हों, तो उस मार्गमें भी आवश्यक अनुशासन 
और त्यागके विवा आपका काम नहीं चलेगा। मेंने आजतक नहीं सुता कि जिसमें कोई 
तालमेल न हो ऐसी किसी भीड़न कभी लड़ाई जीती हो। परन्तु कवायदी सेनाको 
लड़ाई जीतते मेने और आपने भी देखा है। आपको ब्रिटिश सरकार या यूरोपकी 
सम्मिलित ताकतसे लोहा लेवा हो तो हमें अनुशासन और त्याग पद करना ही होगा। 
में लोगोंकों उस अनुशासन और त्थागक्ी स्थितिमें पहुँचा हुआ देखनको उत्सुक हूँ। 
उस स्थितिको देखनकों में उतावलरा हँ। वुद्धिललमें हम पिछड़ हुए नहीं हें। परन्तु 


में देखता हूँ कि राष्ट्रीय पैमानेफ्र अभीतक हममें त्याग और अनुशासन नहीं आया 
है। कौटुम्विक क्षेत्रमं तो हमने अनुशासन और त्यागका जितना विकास किया है 
उतना संतारके और किसी राष्ट्रन नहीं किपा। उसी वृत्तिको राष्ट्रीय व्यवहारमें भी 


दिखानका इस समय में आपसे अनूरोध कर रहा हूँ। 
विजयके मूलाक्षर 


में भारतके एक तिरेसे दूपरे सिरेतक इसी बातका पता लगाता घूम रहा हूं कि 
लोगोंगें सच्ची राष्ट्रीय भावता आईं या नहीं, लोग राष्ट्रकी वेदीपर अपना धन, 
अपनी सन्‍्तान और अपना सर्वस्व बलिदान करनेको तेयार हैं या नहीं? और यदि 
लोग कुछ भी बाकी रखे वर अपतवा सब-कुछ होम देतेको आज तेयार हों तो इसी 
क्षण में स्व॒राज्य आपके हाथमें रखवा देवकों तेयार हूँ। इतता त्याग करनको लोग 
तैयार हैं? पदवीवारी अपनी पदविय्रां और सम्मानके पदोंको छोड़ देनको लेयार हें? 
माँ-बाप देशकी लड़ाई लड़तके लिए अपने बच्चोंकी किताबी शिक्षाका बलिदान करनेको 
तेयार हैं? में तो कहता हैँ कि जबतक हम यह मानते रहेंगे कि जो स्कूल-कालेज 
सरकारके लिए क्लके बतानके कारखान मात्र हें, उनमें बच्चोंको न भेजनेसे हम 
बच्चोंकी शिक्षाका बलिदान करते हें, तबतक स्वराज्य हमसे सेकड़ों कोस दूर है। 
अन्य राष्ट्रोंके हाथों दबी हुई कोई भी जनता एक तरफ उसकी मेहरबानी स्वीकार 
करती रहे और दूसरी ओर शासक जनतापर जो बोझ और जिम्मेदारी डाल उन्हें 
वह हटाती रहे, यह नहीं हो सकता। विजेताओंकी तरफसे होनेवाली कोई मेहरबानी 
विजित जातिके कल्याणके लिए नहीं परन्तु शासकोंके लाभके लिए ही होती है, 
यह बात जिस क्षण किसी भी पराधीन जातिको सूझ जाती है, उसी क्षणसे वह जाति 
शासकोंको हर प्रकारकी स्वेच्छापूर्ण सहायता देवा बन्द कर देती है और उस प्रकारकी 
सहायता लेनसे साफ इनकार कर देती है। हमारी आजादीकी लड़ाईकी जीतके ये 
मूलाक्षर हें। फिर भले ही वह आजादी साम्राज्यके भीतर हो या बाहर। 


२६८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
इज्जत-आबरूके लिए 


में चाहता हूँ कि मेरे देशबन्धु मेरी यह बात अच्छी तरह समझ लें; और यदि 
यह बात उतके गले न उत्तरी हो तो मेरा प्रस्ताव नामंजूर कर देता ही उनका कत्तेव्य 
होगा। हिन्दू-मुसछमानके बीच सच्ची एकताको में ब्रिटिश सम्बन्धसे हजारों गुता अधिक 
मूल्यवान्‌ मानता हूँ और यदि उस सम्बन्ध और हिन्दू-मुस्लिम एकता, इन दोनोंमें से 
किसी एकको ही चुतनेकी नौबत आ जाय, तो में हिन्दू-मुस्लिम एकताकों ही पसन्द करूँगा 
और ब्रिटिश सम्बन्धकों छोड़ दूंगा। इसी प्रकार एक तरफ पंजाब और सारे भारतकी 
इज्जत और दूसरी ओर भारतमें कुछ समयतक अन्धेर, लड़कोंकी शिक्षाकी बर्बादी, 
अदालतों और धारा सभाओंकी बन्दी और ब्रिटिश सम्बन्धका त्याग ---इनके बीच 
चुनाव करता पड़े, तो भी पंजाब और भारतका सम्मान और उसके साथ आनेवाली 
अराजकता और स्कूलों, अदालतों वगरहके बन्द होने और इनके साथ जुड़ी हुई तमाम 
अव्यवस्थाका में जरा भी आताकानी किये बिना स्वागत करूँगा। आपका जी भी उतना 
ही जल रहा हो, आप भी इस्लामकी इज्जत अक्षुण्ण रखनको मेरे जितने ही उत्सुक 
हों, पंजाबकी इज्जत निष्कलंक करनको तड़प रहे हों तो बिना संकोचके आपको 
यह प्रस्ताव मंजूर कर लेता चाहिए। 


धारा सभाओंका बहिष्कार 


परन्तु इतना ही काफी नहीं है। मुद्ेकी असल बातपर तो अभीतक में आया ही 
नहीं। वह बात यह है कि धारा सभाओंका, उम्मीदवार तथा मतदाता पूर्ण बहिष्कार 
करें। इस समय यही मुद्देका प्रदन हो गया है, और में जानता हूँ कि अन्य छोटी- 
मोटी बातोंमें समझौता हो जायेगा; यदि इस' सभाका मत-विभाजन होगा तो वह 
इसी बातपर होगा। धारा सभाओं द्वारा स्व॒राज्य' मिलेगा या घारा सभाओंका त्याग 
करके ? क्‍या सचमुच धारा सभाओं द्वारा स्वराज्य लेनेकी बातमें लोगोंको विश्वास 
है? इस' सम्बन्धमें में इस समय अधिक बहस नहीं करूँगा। धारा सभाओंका बहिष्कार 
ने करनेके पक्षमें जो-जो दलीलें पेश होंगी, उनका जवाब में बाद में दूगा। अभी तो 
इतना ही कहूँगा कि यदि ब्रिटिश सरकार और उसके मौजूदा अधिकारियोंपर से हमारा 
विश्वास बिलकुल ही उठ गया हो, यदि हम यह मानते हों कि ब्रिटिश सरकारको 
अपन दुष्कृत्योंके लिए किसी भी तरहका पश्चात्ताप नहीं हुआ तो आप यह मान ही 
केसे सकते हैँ कि इन सुधारोंके जरिये अन्तमें स्व॒राज्य मिल जायेगा? 


स्वदेदी 


में यह अवश्य चाहता हूँ कि लोग विदेशी मालका बहिष्कार करें परन्तु में यह 
भी जानता हूँ कि इस समय यह बात नहीं हो सकती। जबतक हमें सूई-काँटेके लिए 
भी विदेशोंका मुंह ताकना पड़ता हैं, तबतक विदेशी मालका बहिष्कार असम्भव 
है। परन्तु यदि आप लक्ष्यतक पहुँचनकों अधीर हो गये हों और कोई भी कुर्बानी 
करनेको तैयार हों, तो में स्वीकार करता हूँ कि विदेशी मालका बहिष्कार करते 
ही पलक मारते भारत अपनी आजादी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेने आनाकानी' 


भाषण : असहयोग प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें २६९ 


किये बिता अपने प्रस्तावमें किया गया संशोधन स्वीकार कर लिया। इतनी ही बात 
है कि वह मेरे प्रस्तावकी सुन्दरताकों जरा बिगाड़ देता है। मेरे नम्न मतानुसार प्रस्ताव- 
के बहिष्कार सम्बन्धी वे शब्द कार्यक्रमके सन्तुलनकों अवश्य बिगाड़ते हें। परन्तु यहाँ में 
साँचेमें ढले हुए कार्यक्रकी वकालत करने खड़ा नहीं हुआ हूँ। मुझे तो छोगोंके आगे 
व्यावहारिक कार्यक्रम रखना है और में सहज ही स्वीकार कर लेता हूँ कि यदि हमसे 
विदेशी मालका बहिष्कार हो सके तो वह जबरदस्त चीज है। ऐसा बहिष्कार और 
स्वराज्य दोनों आपको पसन्द हों तो प्रस्तावके अन्तिम परेमें उनका उल्लेख है। 


परिश्रमपूर्वक तेयार किया हुआ कार्यक्रम 


अन्तमें में आपसे इस मामलेपर खूब गहरा विचार करके मत देनेका अनुरोध 
करता हँ। उसमें आप मेरा खयारू न करें। मेंने देशकी सेवाएँ की हों तो उत्तका 
खयाल बीचमें न आने दीजिये। यहाँ उनका मूल्य नहीं हो सकता। मेरा यह जरा 
भी दावा नहीं है कि में जो कार्यक्रम देशके सामने रखूँ, वह भूल-रहित ही होगा। में 
इतना ही दावा करता हूँ कि मेंने यह कार्यक्रम तैयार करनमें बहुत ही मेहनत की है, 
खूब विचार किया हैं और इसी निश्चवपर पहुँचा हूँ कि जो व्यावहारिक हो वही 
कार्यक्रम तैयार किया जाये। इन दो बातोंका आप अवश्य ध्यान रखें। आपके पास 
काम करनेवाली संस्था भी मौजूद है। फिलहाल यह तरीका तय करते हुए, विचार 
करनेके लिए ही सही, कार्यक्रमको प्रत्यक्ष स्वीकार करनेवाले हजारों अनुयायी 
आपके साथ खड़ हें। 

[गुजरातीसे | 


तवजीवन, १९-९--१९२० 


१४४. भाषण : असहयोग प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें' 


८ सितम्बर, १९२० 

में जानता हूँ कि मुझे आपके प्रति अपना एक कत्तेव्य निभाना है; असहयोग 
प्रस्तावके मुद्दोंपर जो आपत्तियाँ उठाई गई है, उनमें से कुछका उत्तर देना है। आपते 
अबतक एकके अछावा और सभी भाषण पूरे सम्मान और मनोयोगके साथ सुने हैं। 
मुझे इस बातका बड़ा दु:ख है कि आपने श्रो जमवादास द्वारकादासका' भाषण सुनने- 
से इनकार कर दिया। आपने पण्डित मालवीय, श्री जिच्ना और श्रीमती बेसेंटके 
भाषण सुने --और ये तीन व्यक्ति ही अपने महत्त्वके कारण हजारके बराबर हें। 


१, उक्त असहयोग प्रस्ताव कांग्रेसके कलकत्ता अधिवेशनमें पेश किया गया था । विरोधियों द्वारा 
प्रस्तावकी आलोचनाका उत्तर देते इुए गांधीजीने यह भाषण दिया था । 
२, होमरूल लीगके एक प्रमुख सदस्य । 


२७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आपने श्रीमती बेसेंट और अन्य अनेक वक्‍ताओंकी दलीलें सुनीं। इन सबने देशकी 
बड़ी सेवा की है। वे वर्षोत्ते कांग्रेसका नेतृत्व कर रहे हे, और उन्होंने अपनी शक्ति- 
भर आपकी सेवा की है। में जानता हूँ कि आप मेरे प्रस्तावके विरुद्ध पेश की गई 
उनकी दलीलोंपर पूरा ध्यान देंगे, और वे इस लायक हें भी। लेकित साथ ही, 
हाँ में आपसे यह भी कह देवा चाहूगा कि में इस बातके लिए बहुत उत्सुक था कि ये 
लोग मुझे समझा दें कि मेंने निर्णय करनेसें कहाँ भूल की या अन्य कोई भूलछ 
हुई है। लेकिन अपने भाषणोंसे वे मुझे ऐसा-कुछ नहीं समझा पाये। 
श्री दास और श्री जिन्नाका कहना है कि यह कार्य अव्यावहारिक है। क्‍या इसे 
कार्यान्वित नहीं किया जा सकता ? में तो आपसे कहूँगा कि इस कार्यक्रमकी जो बात 
जिस व्यक्तिसे सम्बन्धित है, उसको वह व्यक्ति आज ही कार्यरूप दे सकता है। 
प्रस्तावमें एक क्रियाविशेषणका प्रयोग किया गया है-- धीरे-धीरे ”। श्री दासने 
इस दाव्दपर काफी जोर दिया है और उतका जोर देता बिलकुल ठीक ही था। 
इसमें उनका मंशा यह दिखाना था कि इस तरह कमतें-कम -- स्कूलों और अदलतोंके 
-- दो मामलोंमें कार्यक्रमकी अव्यग्वहारिकता स्वीकार की गईं है। में नम्रतापूर्वक 
उनसे असहमति प्रकट करता हूँ। इस क्रियाविशेषणकों स्थाव देनतेका मतलूब है अपनी 
कमजो रोके लिए गुंजाइश रखता और इस बातको स्वीकार करना कि हम अभी पूरी 
तरहसे तैयार नहीं हूँ। में मानता हूँ कि इसके कारण ये दो विषय बिलकुल ठप हो 
जा सकते हैं। यह बात बहुत हृदतक इसपर निर्भर करेगी कि राष्ट्रके भीतर सचमुच 
कितनी क्षोभकी भावना जगी है, और उससे भी अधिक इसपर कि सच्चे कार्यकर्ता इस 
कार्यक्रमके लिए कितता काम करते हे। लेकिन आप इतना तो समझ ही रखिए कि 
जवतक केद्रोँ खिडाफत समिति द्वारा स्वापित अवहयोग समितिका अस्तित्व बना 
हुआ है, तवतक ये और ऐसे ही अन्य बहुत-से विषय. आपकी स्वीकृतिके छिए आपके 
सामने रखे जाते रहेंगे; आपको आ्थिक नहीं बल्कि राष्ट्र-हित, केवल राष्ट्र-हितसे 
सम्बन्धित, हर तरहके प्रोभन दिये जाते रहेंगे; और आपकी देशभक्तिको झक- 
झोरने के लिए हर तरहकी कोशिशें जारी रहेंगी, ताकि आपको करके लिए प्रेरणा 
मिले। अपने सिर्फ डेढ़ महीतके ही अनुभवके बाद मुझे इस बातमें तनिक भी सन्देह 
नहीं रह गया है कि हमें देशका पुरा सहयोग मिलेगा। में मानता हूँ कि यह कायें- 
क्रम अव्यावहारिक नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इसमें निहित बातों को कार्याच्वित 
करता चाहेगा, आज ही कर सकता है। एसा नहीं कि यह बात बिलकुल 
असम्भव है, क्योंकि अगर कोई विदेशी माऊलका पूरा बहिष्कार करना चाहे तो वह 
ऐसा कर सकता है। 
लेकित मेरी नम्न सम्मतिर्मे, अन्य विषयोंसे भिन्न, यह विषय लगभग असम्भव 
अवश्य है। वेसे यह चीज सिद्धान्ततः: बिलकुल सही है, लेकिन मेंने अपने कार्य्रममें 
इस विषयकों शामिल करनके कारण आपको बता दिये हें। मेरी बड़ी इच्छा थी 
कि में राष्ट्रके सामने केवल वे ही विषय रखूं जिन्हें, अगर राष्ट्र चाहे और इसके 
लिए वह तैयार हो तो, आज ही व्यावहारिक रूप दिया जा सके। 


भाषण : असहयोग प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें २७१ 


एक बहुत महत्त्वपूर्ण वात है, जिसे आपके सामने स्पष्ट कर देता चाहिए। मेरा 
कहना है कि मेंने अस॒हयोगका जैसा कार्यक्रम तेयार किया है अगर आप' उसे कार्या- 
न्वित करता चाहते हों तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि यदि तनिक भी सम्भव हो 
तो आप कलर ही अपने बच्चोंकों स्कूलोंश्रे हुटा लें और वकील छोग कलसे ही अपनी 
वकालत बन्द कर दें। आप हमारे अभियानके क्रममे देखेंगे कि हम यह अनुरोध 
आपसे बार-बार करेंगे-- यह आवाज आपके कानोंतक बार-बार पहुँचायेगे। लेकिन 
जैसा मेने कहा है, अगर आप इस कामके लिए तत्काल तैयार न हों तो मेने प्रस्ताव- 
में जिस क्रियाविशेषणका प्रयोग किया है उसके अनुसार आपको सोचनके लिए 
पर्याप्त समय्र मिल जाता है। श्रोताओंमें से कुछ लोगोंन इन दो बातोंका जो अर्थ 
लगाया है, उसे में स्वीकार नहीं करता। उनका कहना है कि क्या यह ठीक नहीं 
होगा कि वच्चोंकरों राष्ट्रीय शालाओंकी स्थापनाके बाद ही स्कूलोंसे हटाया जाये और 
वकील पंचायती अदालतें कायम होनके बाद ही वकालत बन्द करें। यह तो मेरे 
विवारते, बिता बुनियादके इमारत खड़ी करने-जैसी बात है। जबतक हमें राष्ट्रीय 
शालाओंमें पढ़नके लिए पर्याप्त विद्यार्थी नही मिल जाते तबतक में स्कली-इमा रतोंकी 
सुन्दर कतार या फूसकी कुटिया तक खड़ी नहीं कर सकता। जब कोई देश युद्ध-रत 
रहता है-- चाहे वह युद्ध हिसात्मक हो या अहिसात्मक--तो उसके लिए यह एक 
अनिवाये स्थिति होती हैं कि वह अपने स्कूल और अदालतें बन्द कर दे। मेने दो 
युद्ध तो स्वयं ही झेले है। इन दोनों युद्धोके दौरान सम्बन्धित देशोंके सभी स्कूल बन्द 
रहे और यही बात अदालतोंके सम्बन्धर्मं भी हुई। कारण शायद यही था कि वादियों- 
प्रतिवादियोंके पास अपने निजी झगड़ोंके बारेमें सोचनका समय नहीं था और बच्चोंके 
माता-पिता इस निष्कर्षपर पहुँचे कि राष्ट्रके इतिहासके इस नाजुक दौरमें उनके लिए 
उत्तम शिक्षा यही होगी' कि उस संकट-कालमें शिक्षा जारी रखनंकी बुराईके बजाय कुछ 
समयतक वह स्थगित रहे। ये दोनों बातें इस सम्बन्धर्मं हमारी भावनाकी तीकब्रता 
की कसौठी हैं, और अगर राष्ट्रकी भावना तीजत्र है तो वह इन दोनोंकों अवश्य' ही 
कार्यान्वित करेगा। 

इस बातपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि यह कार्यक्रम प्रारम्भ करनंके 
लिए सूचना बहुत कम समय की दी गई है। अगर तथ्य वसे ही होते जेसा लोग मानते 
हैं, तो मेरे खयालसे यह दलील बहुत ठोस होती। लेकिन यह बात श्री पार और श्री 
जिन्नाके ध्यानसे भी शायद उतर गई है कि पूव-सूचनाका सवाल तो, दरअसल कार्यक्रम- 
में कुछ नई बातें -- अर्थात्‌ स्व॒राज्यकी माँग आदि--झामिल करनेसे ही उठा है। 
अगर हम स्वराज्यकी नई माँग करते तो यह दलील निर्णायक होती। एक सम्माननीय 
और शालीन राष्ट्रके नाते हमें ब्रिटिश लोगोंको बहुत स्पष्ट और जोरदार दब्दोंमें 
इस वातकी सूचना पहले ही दे देवी चाहिए, लेकिन मेरे कार्यक्रममें यह बात इस रूपमें 
नहीं रखी गई है। मेने यह कहा है कि स्वराज्यके बिना पंजाबके ढंगके अन्यायोंकी 
पुनरावृत्ति रोक पाना असम्भव है, इसलिए इस कार्यत्रममें स्वराज्यकी माँग कोई 
स्वतन्त्र माँग नहीं है। यह माँग इसलिए की गई है कि कांग्रेसके विचारसे, भविष्यमें 


२७२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


ऐसी परिस्थितियोंसे बचनेके लिए स्वराज्य आवश्यक है। मेरी नम्र सम्मतिमें इसमें 
कोई बुराई नहीं है। छेकिन में इससे भी आगे कहूँगा कि श्री जिन्ना और श्री मालवीय, 
दोनोंने श्री पालका कार्यक्रम स्वीकार किया है। उसमें आप देखेंगे कि कुछ बातोंको 
तो कलसे ही कार्यान्वित करता है, और संशोधनमें यह कहा गया है कि दूसरी 
बातोंकों बादमें कार्य-रूप दिया जायगा, और जब हमारा दर्ला अपना काम कर रहा 
है, इस बीच भारतकी जनताकों असहयोग कार्यक्रमकी कुछ बात्तोंपर अमल करना 
है। मेरा खयाल है कि कांग्रेस इस पूर्व-सूचनाकों, समस्त राष्ट्रकी प्रतिष्ठामें किसी 
तरहका बट्टा लगाये बिना, अपने उद्देश्यके लिए बखूबी समझ सकती है; और ये 
दोनों शब्द-पद अर्थात्‌ कांग्रेसका उद्देश्य और राष्ट्रकी प्रतिष्ठा परस्पर पर्यायवाची हें। 

अब में अपने कार्यक्रमके अन्तिम महत्त्वपूर्ण मुह्े अर्थात्‌ कौंसिलोंके बहिष्कार- 
पर आता हूँ। इस सम्बन्धर्मं सबसे पहले तो यह स्वीकार करना चाहिए कि अबतक 
मेंने कौंसिलोंमें प्रवेश करनके पक्षमें एक भी दलील नहीं सुनी है। इसके पक्षमें जो- 
कुछ कहा गया है वह बस इतना ही कि गत ३५ वर्षोमें हमने इन कौंसिलोंके माध्यम- 
से थोड़ा-बहुत काम किया हैं; नई कौंसिलें दरअसल हमारे आन्दोलनके परिणामस्वरूप 
ही बनाई गई हें। में स्वीकार करता हूँ कि बात ऐसी ही है। और चूँकि मतदाताओं- 
को प्रभावित करके हम कौंसिलोंमें बहुमत प्राप्त कर सकते हें इसलिए अब रोध-अवरोध- 
की नीतिके लिए ज्यादा गुंजाइश है --- और में इस बातसे भी सहमत हूँ। अतः उनका 
कहना हैं कि अब हम कॉौंसिलोंमें जाकर सरकार अथवा प्रशासनकों--जब जैसा 
प्रसंग हो--ठप कर दे सकते हें। में इन लोगोंसे नम्नतापूर्वक कहूगा कि इंग्लेंडके 
इतिहासका मेंने जो अध्ययन किया है, उससे में इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि हर 
संस्था रोध-अवरोधके बलपर ही फूलती-फलती है, और अंग्रेजोंके सावंजनिक जीवनमें 
तो यह बात एक व्यावहारिक सूत्र-सी बन गईं है। आप निश्चित मानिए कि जब 
हम कौंसिलोंके लिए चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रवादियोंके कौंसिलोंमें प्रवेश न पानेसे सर- 
कारको हषष नहीं होगा। सरकार आज राष्ट्रवादियोंके कौंसिलोंमें प्रवेशके लिए बहुत 
उत्सुक है। में आपके सामने जो साक्ष्य पेश करने जा रहा हूँ, उसे आप उतना ही महत्त्व 
दीजिए जितने महत्त्वके लायक वह है। हो सकता है यह कोई ठीक साक्ष्य न हो 
लेकिन जैसा भी है, सामने है। मेरा यह निश्चित मत है कि लोकसेवी जन जो 
भी सेवा करना चाहते हे, वह कौंसिलोंमें प्रवेश करनेके बजाय कौंसिलोंसे बाहर रहकर 
भी कर सकते हें, और इस तरह वे जो सेवा करेंगे, वह उस सेवासे बहुत अधिक 
मूल्यवान होगी जो वे कौंसिलोंमें रहकर करेंगे। देशके एकमात्र लोकमान्य व्यक्ति 
स्वर्गीय तिलककी महान्‌ शक्तिका रहस्य क्‍या था? क्‍या आप मानते हें कि अगर वे 
कौंसिलोंमें जाते तो भारतके करोड़ों लोगोंके हृदयोंपर उन्होंने जैसा अद्वितीय प्रभाव 
डाला, वसा प्रभाव डाल सकते ? 

लोगोंने आपके सामने उनके विचारके सम्बन्धमें साक्ष्य प्रस्तुत किये हें। लेकिन 
मुझे बड़ा दुःख हैं कि आपके सामने इस सम्बन्ध कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया 


१, खिलाफत समितिका । 


भाषण : असहयोग प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें रछ३े 


कि इस कार्यक्रमके बारेमें वे क्‍या सोचते थे। लेकिन चूँकि मामला आपके सामने पेश 
कर दिया गया है, इसलिए मुझे इस कष्टकर कत्तंव्यका पालन करना ही पड़गा कि 
मेरे पास भी जो साक्ष्य हें, वे आपके सामने पेश कर दूँ। उनकी इच्छाके अनुसार 
उनके स्वर्गंवाससे पद्धह दिन पहले में श्री शौकत अलीके साथ उनसे मिलने गया था। 
उस अवसरपर उन्होंने कहा था कि “व्यक्तिश: में तो मानता हूँ कि कौंसिलोंमें जाकर 
जहाँ जरूरी लगे वहाँ प्रतिरोध पद करता और जहाँ जरूरी लगे वहाँ सहयोग करना 
अच्छा रहेगा।” लेकिन जब श्री शौकत अलीन उनसे कहा कि “लेकिन तब दिल्लीमें 
मुसलमानोंको आपने जो वचन दिया था उसका क्‍या होगा ? ” दिल्‍्लीमें उक्त अवसरपर 
में भी मौजूद था। श्री तिलकने श्री शौकत अलीकी बात सुनते ही कहा, “ अरे, हाँ ! 
अगर मुसलमान यह काम करते हें तो!” वे अपने वाक्यपर बहुत जोर देकर बोले, 
उन्होंने सिर्फ कौंसिलोंके बहिष्कारकी ही चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा “में आपको 
वचन देता हूँ कि उस हालतमें मेरी पार्टी आपके साथ होगी।” में नहीं चाहता 
कि आप' इस साक्ष्यके महत्त्वको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर आँकें। में जानता हूँ कि उनका 
नाम सुनते ही लोग मन्त्र-मुग्ध से रह जाते हैं; और हममें से बहुत छोग मानते हें 
कि स्वराज्य प्राप्त करनके लिए वे जिस' तरह अनवरत प्रयत्न करते रहे, वह बेजोड़ 
है और जो एसा मानते हें उत्तके लिए उनके विचारका बहुत अधिक महत्त्व होगा 
ही। इन बातोंकों देखते हुए, जिस विचारकों उनका विचार बताकर पेश किया 
जायेगा उससे लोगोंका बहुत अधिक प्रभावित होना स्वाभाविक है। 

इत कौंसिलोंका मतलब क्या है? में आपके और नेताओंके सामने भी एक 
सीधी-सी कसौटी रखता हूँ कि हम जिन दो अन्यायोंपर विचार करनके लिए यहाँ 
एकत्र हुए हें, वे हें खिलाफत और पंजाबके सम्बन्धमें किये गये अन्याय। क्‍या आप 
यह मानते हें कि कौंसिलोंमें जाकर बहस-मुबाहसा करके आप ब्रिठिश मन्त्रियोंपर कोई 
सीधा प्रभाव डाल सकते हें और टर्कीके बारेमें हुई सन्धिकी शर्तोर्में परिवर्तत और 
पंजाबके मामलेपर पश्चात्ताप करनके लिए उन्हें मजबूर कर सकते हें ? हमारे आदरणीय 
भाई और नेता पण्डित मालवीयजीन कहा है कि कांग्रेस उप-समितिने जो माँगें की हें, 
वे सब अब शीघ्र ही स्वीकार कर ली' जायेंगी, क्योंकि कुछ या अधिकांश अधिकारी जा 
चुके हें या जल्द ही चले जायेंगे और अप्रैलमें वाइसराय भी चले जायेंगे। में नम्रतापूर्वक 
कहना चाहँँगा कि जब में वह रिपोर्ट लिखने बठा तो उसमें कमसे-कम मेरा तो 
ऐसा कोई मंशा नहीं था। मेने स्पष्ट कहा, और हमारे बीच जो बहस हुई उसके 
दौरान भी कहा, कि अधिकारियोंकी बरखास्तगी उत्का कार्यकाल समाप्त होनके 
कारण नहीं, बल्कि वे जिस अयोग्यता और बबरताके अपराधी पाये गये हें, उसके 
कारण होनी चाहिए; और वाइसराय' अगर अपने पदकी अवधिसे पूर्व त्यागपत्र 
नहीं देते तो उन्हें पेंशत लेनेपर मजबूर कर दिया जायें। वाइसरायके अपना कायें- 
काल समाप्त हो जानके कारण जानेसे मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता; और यही बात 
अधिका रियोंपर भी लागू होती है और अगर अधिकारियोंको जबरन पेंशन लेनेपर मज- 
बूर भी कर दिया जाता है, छेकित इन विशेष कारणोंके आधारपर नहीं, तो भी मेरा 

१८-१८ 


२७४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय' 


उद्देश्य प्रा नहीं होगा। में चाहता हूँ कि सरकार पश्चात्ताप करके अपना हृदय शुद्ध 
करे, उसका हृदय परिवर्तन हो; लेकिन मुझे पद्रचात्तापका, हृदय परिवर्ततका और 
मैत्री-भावका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। अमृतसर कांग्रेसके समय मेंने सोचा 
था कि सरकारने हमारे प्रति मेत्रीका हाथ बढ़ाया है, और यही कारण था कि मेने 
उस समय सरकारसे सहयोग करनका सुझाव दिया था, लेकिन बादमें जब खिलाफत 
और पंजाब-सम्बन्धी अन्यायोंके बारेमें कोई राहत मिलती नहीं देखी तब यह दुःखद बात 
मेरी समझमें आई कि ब्रिटिश मन्त्रियों और भारत सरकारका मंशा भारतीय जनताके 
प्रति कभी भी सदाशयतापूर्ण नहीं रहा है। पश्चात्ताप करनेके बदले भारतको एक 
चुनौती दी गई है कि अगर आपको ब्रिटिश शासनके अधीन रहना है तो उसकी 
कीमत है आतंकवाद । इसलिए में इस आतंकवादी शासकदलसे' कह देना चाहता हूँ 
कि आपकी अदालतें आपको मुबारक हों और अगर हम अपने बच्चोंकों राष्ट्रीय 
स्कूलोंमें नहीं ला सकते तो आपने उनकी शिक्षाकी जो व्यवस्था की है, वह भी 
आपको मुबारक हो। 

लेकिन निरंचय ही में इन स्कूलोंकी स्थापनाके लिए प्रतीक्षा करनेको तेयार 
नहीं हूँ। आवश्यकता आविष्कारकी जननी है। जब हमारे बच्चोंके लिए कोई स्कूल 
नहीं रह जायेगा तो में आपको विद्वास' दिलाता हूँ कि हमारे सम्माननीय नेता पण्डित 
मालवीयजी स्वयं ही जगह-जगह जाकर राष्ट्रीय स्कूलोंके लिए चन्दा करेंगे। में भार- 
तीयोंको मानसिक तौरपर भूखा नहीं रखना चाहता। में चाहता हूँ कि हर भारतीय- 
को उचित शिक्षा दी जाये, अपने राष्ट्रकी गरिसाकों पहचानने और यह समझनेकी 
शिक्षा दी जाये कि जो शिक्षा उसे दासताका पाठ पढ़ाती है, वेसी शिक्षा वह न ले। 

बहुत-सी दूसरी बातें भी हें, लेकिन में दो बातें फिरसे कहना चाहूगा। हम जो 
सूक्ष्म भेद करते हैं, जनता उसे नहीं समझ पायेगी। वह तो यही समझेगी कि असहयोग- 
का श्रीगणेश चोटीसे अर्थात्‌ नई कौंसिलके बहिष्कारसे हो, जिसे गलतीसे' प्रातिनिधिक 
संस्था कहा गया है; और अगर देशके सबसे अधिक समझदार और विचारशील 
व्यक्ति सरकारके साथ सहयोग करना बन्द कर देंगे तो में आपको विश्वास दिलाता 
हूँ कि सरकारकी आँखें खुल जायेंगी। शर्ते यही हैं कि जो सहयोग करना बन्द करें 
वे चादर तानकर सो न जायें, बल्कि देशके एक छोरसे दूसरे छोरतक' घृम-घूमकर 
हर शिकायतकी ओर सरकारका नहीं बल्कि जनताका ध्यान आदक्ृष्ट करें। मेरा 
विश्वास है कि अगर मेरे कार्यक्रमको कार्यान्वित किया जाता है तो कांग्रेस वर्ष-प्रति- 
वर्ष विकसित होती चली जायेगी और उत्त शिकायतोंकी सावेजनिक अभिव्यक्तिका 
असली मंच बन जायेगी। इस तरह सरकारके अधिकाधिक अन्याय जनताके सामने 
आते जायेंगे और इन अन्यायोंकी ठीक अनुभूति होनेप्र इस महान्‌ राष्ट्रका मानस 
प्रज्जलित हो उठंगा। अपन क्षोभमकों इस तरह केन्द्रीमूत और संयमित करके राष्ट्र 
उससे ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकेगा, जो अदम्य होगी। 

कृपया इस बुनियादी और निश्चित तथ्यकी ओर ध्यान दीजिए कि मुस्लिम 
लीगने प्रस्ताव पास किया हैड़े कि व कौंसिलोंका पूरा बहिष्कार करेगी। क्‍या आप 


भाषण : असहयोग प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें २७५ 


यह ठीक' मानते हैं कि हमारे शरीरका एक चौथाई हिस्सा एक ओरको शक्ति छगाये 
और तीन चौथाई दूसरी ओरको? अगर वे समानान्तर चलें तो में इसे तो समझ्न 
सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो वे एक-दूसरेकी विपरीत दिशाओंमें जोर छलगायेंगे और क्‍या 
यह ठीक होगा कि वे ऐसा करें? अगर मुसलमान लोग कौंसिलोंको पाप मानकर 
उससे अलग रहें तो क्या हिन्दू रोध-अवरोधकी नीतिसे भी कुछ पा सकते हूँ? इस्लाममें 
धर्मकी' स्थिति यही है। वे मानते हें कि कौंसिलोंमें जाकर वफादारीकी शपथ लेना 
पाप है। भारतके व्यावहारिक लोगों और राजनीतिज्ञोंकी इस निश्चित तथ्यकी ओरसे 
अपनी आँखें बन्द नहीं कर लेनी चाहिए। अगर वे सोचते हों कि वे मृसलमानोंके 
दिमागको बदल देंगे और मुसलमानोंके ये संकल्प एक सदेच्छा-मात्र है तब तो निश्चय 
ही मेरी इन दलीलोंमें कोई दम नहीं है। लेकिन अगर आप मानते हों कि मुसलमान 
यह सब कर गृजरनेको व्यग्न हें, वे इस अन्यायका अनुभव करते हें, और जैसे-जैसे 
समय बीतता जायेगा, इस अन्यायका असर मिटने और इसे भुला दिये जानके बजाय 
यह प्रति दिन और भी तीत्र होता चला जायेगा, तो आप समझ जायेंगे कि समयके 
साथ-साथ मुसलमानोंकी शक्ति बढ़ती चली जायेगी --चाहे हिन्दू उनकी मदद करें या 
न करें। अब यही वह सवार है, जिसपर कांग्रेसको निर्णय करना है। इसलिए मेरा 
नम्र निवेदन है कि मेने ये कदम पूरी तरह विचार करके ही उठाये हैँ, और भेरे 
लिए यह कोई आनन्द और प्रसन्नताकी बात नहीं है कि में--एक मामूली और 
अकेला व्यक्ति जिससे हर क्षण भूल होनेकी सम्भावना है--देशके अच्छेसे-अच्छे 
नेताओंके विरुद्ध खड़ा होऊँ। लेकिन यहाँ सवाल कत्तव्य-पालनका है। में स्पष्ट देख रहा 
हूँ अगर हम हिन्दुओं और मुसलूमानोंके सम्बन्ध सुदृढ़ा और स्थायी बनाना चाहते हें 
तो जबतक वे सही मार्गपर हों, जबतक वे शुद्ध तथा सच्चे साधनोंका सहारा लेकर 
चल रहे हों, जबतक वे ऐसी माँगें न कर रहे हों जो उनके बूतेके बाहर हों, और 
जबतक वे हिसापर उतारू न हों तबतक उनके साथ पूरा सहयोग करनेके अलावा 
और कोई रास्ता नहीं है। 

और भी बहुत-सी बातें कही गई हें, जिनका जवाब में दे सकता था। लेकिन 
अबतक आपके धैयकी बहुत ज्यादा परीक्षा ले चुका हूँ इस प्रस्तावके पक्ष-पोषकके रूपमें 
नहीं, बल्कि मेंने स्वंथा निरपेक्ष भावसे आपके सामने एक-एक दलील पेश कर दी 
है, और यहीं मेरा कत्तंव्य समाप्त हो जाता है। में आपको विश्वास दिलाता हैं मेंने 
आपके सामने एक निर्णायककी तरह सारी दलील बहुत ही सीधे और सही ढंगसे 
पेश करनकी कोशिश की है, और अगर मेरे लिए एक निर्णायककी निरपेक्षतासे बोलना 
तनिक भी सम्भव हो पाया है तो उसके लिए में पण्डित मालवीयका बहुत ऋणी हूं। 
उनके साथ मेरा जो सम्बन्ध है, वह देशकों मालम नहीं है। उन्हें सन्तुष्ठ करनेके 
लिए, उन्हें प्रसन्न करनेके लिए में अपने प्राणतक उत्सर्ग कर सकता हूँ और उनका 
अनृगमन करूँगा। लेकिन जब सवार पवित्र कत्तंव्य और विश्वासका हो जाता है तो 
में अन्य सभी दायित्वोंसे मुक्त हो जाता हूँ। सच तो यह हैं कि ऐसी स्थितिमें स्वयं 
वे ही मुझे अपना अनुगमन करनेके दायित्वसे मुक्त कर देते हें; और अपने इस पूज्य 


२७६ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


्क 


पुरुषसे भिन्न भार्ग अपनाते हुए जब में आपसे यह कहता हूँ कि आप स्वयं अपनी 
विवेक-बुद्धितें काम लीजिए और अपने मनमें मेरे व्यक्तित्वका तनिक भी खयाल न 
रखिए तो आप विश्वास करें कि में यह बात पूरी गम्भीरता और ईमानदारीके साथ 
कह रहा हँ। अन्तमें में आपसे कहँगा कि अगर आप यह प्रस्ताव पास करते हें तो 
स्वयं ही सोच-समझकर बसा कीजिए। अगर आए सोचते हों कि आपमें से प्रत्येक 
व्यक्ति राष्ट्रके नामपर, राष्ट्रके नामके लिए और मुसलरूमानोंकी स्थायी मंत्री प्राप्त 
करनेके लिए यह थोड़ा-सा बलिदान कर सकता है तो आप' यह प्रस्ताव स्वीकार करनेमें 
तनिक भी नहीं हिचकिचायेंगे; लेकिन अगर आप ये झा्तें प्री नहीं कर सकते तो 
इसे अस्वीकार करनमें भी कोई संक्रोच-विकोच नहीं दिखायेंगे। (हफे-ध्वनि) 

| अंग्रेजीसे 

हिन्दू, ११-९-१९२० 


१४५. भेंट: प्रवासी भारतीयोंके प्रइनपर 


[९ सितम्बर, १९२० [* 


श्री गांधीन प्रवासी भारतोयोंके सवालोंपर भेंट देते हुए अपने विचार बहुत स्पष्ट 
दब्दोंमें व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि फीजीके गवर्नरका खरीता एकपक्षीय है और 
उसका उद्देद्य सरकारी अपराधोंकी लीपा-पोती करना है। उन्होंने कहा कि मजदूरोंकी 
स्थितिका अध्ययन करनके लिए फीजोको कोई ऐसा! आयोग भेजनका विचार मुझे 
नापसन्द है, जिसे अज्ञान्तिके कारणोंकी जाँच करनंका अधिकार न हो। फीजी प्रवासके 
किसी भी प्रयत्नका में विरोध करूँगा और फीजीके भारतीयोंकों भारत वापस चले 
जानकी सलाह देना चाहूँगा। 

पुवे आफ्रिकाके सम्बन्धर्में श्री गांधीन कहा कि वहाँकी सरकारमें पू्ंग्रह है, 
वह गोरोंकी पक्षपाती और एशियाइयोंकी विरोधी है । पूर्व आफ़िकार्मे भारतीयोंकी 
संख्या काफी है और वे प्रभावशाली भी हूँ। उन्हें संगठित होना चाहिए। उनमें गोरे 
निवासियोंका प्रभाव रोकनेकी पर्याप्त साम्थ्य है। 

श्री गांधीने बताया कि सें अब एक भी भारतीय मजदूरके ब्रिटिश गियाना 
जानेके पक्षमें नहीं हूँ। यह पुछनेपर कि अब जब कि आपने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ 
कर दिया है, प्रवासी भारतोयोंके लिए आप किस तरह काम करनेकी बात सोचते 
हैं, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राजनयिकोंमें मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। जबतक 
हम पूर्ण उत्तरदायी सरकार नहीं प्राप्त कर लेते तबतक हम भारतीय जनताके सामने 
उसके प्रवासी भाइयोंकी शिकायतें पहलेसे भी अधिक उभारकर पेश करते रहेंगे, और 


१, देखिए “ फीजीमें आतंक”, २२-९-१९२० । 


भाषण : अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी' बैठकमें २७७ 


इस तरह देशमें क्षोभकी भावना इतनी तीन हो जायेगी कि उसके दबावकों सरकार 
झेल नहीं पायंगी, और उसे इस सम्बन्धर्मं कोई कारगर कदस उठाता ही पड़ेगा, क्योंकि 
जनताके ध्यानमें जो भी अन्याय लाया जायंगा, उससे असहयोगकी गति तेज हो उठेगी 
और उसी हृदतक -- आज भारत सरकार और साम्राज्य सरकारमें अराजकता, अन्याय 
और शोषणकी जिन ताकतोंका बोलबाला है--वे ताकतें बिखर जायेंगी। हम सादवे- 
जनिक सभाएँ बुलाकर विरोध करना जारी रखेंगे, परन्तु यह सब अपने-आपको ऐसी 
ताकतसे रूस करनके लिए होगा जो सरकारको यह कत्तंव्य करनेके लिए बाधित करे। 

[ अंग्रेजी से | 

यंग इंडिया, १५-९-१९२० 


१४६. भाषण : अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बेठकसें* 


९, सितम्बर, १९२० 


बेठककी कारंवाई समाप्त करते हुए पण्डित मालवीयन कहा. - - कि यद्यपि 
मेरे मनमें श्री गांधीके प्रति अत्यन्त आदर और प्रेम है, फिर भी मुझे कत्तेव्यवश बड़े 
दुःखके साथ कांग्रेसके असहयोग-सम्बन्धी प्रस्तावके बारेमें उनसे अपना पूर्ण मतभेद प्रकट 
करना पड़ रहा है . - - इसलिए मेंने निश्चय कर लिया है कि . : में कांग्रेस द्वारा 
ग्रहण किय हुए मार्गसे भिन्न सार्ग अपनाऊँगा . . - कांग्रेसमें भी रहँगा और साथ ही 
विधान परिबद्के लिए चुनाव भी लड़ंगा। 

श्री कस्तुरी रंगा आयंगरने कहा कि मुझे पण्डितजीका वक्‍तव्य सुनकर सान्त्वना 
मिली है, क्‍योंकि कुछ कांग्रेसी मित्रोंको, जो कौंसिलोंके उम्मीदवार हें, इस सम्बन्धमें 
सन्‍्देह था कि वे चुनाव लड़ते हुए कांग्रेसके सदस्य रह सकते हूं या नहीं। . « - पण्डित- 
जीका आचरण उनके लिए उदाहरणस्वरूप होगा और इस प्रस्तावके सम्बन्धर्मं जिन 
अन्य लोगोंकी स्थिति ऐसी ही है, वे उनके उदाहरणका अनुकरण कर सकते हैं ।. . « 
सदस्यगण इस मसामलेसें श्री गांधीके विचार सुनना चाहेंगे। 

श्री गांधोने कहा, जेसा कि सें अखबारोंमें, विषय-समितिर्में और अन्य स्थानोंमें 
भी बता चुका हूँ, आपसे फिर कहूँगा कि अल्पसंख्यक पक्षके सदस्पोंको कांग्रेसका सदस्य 
बने रहनेका पुरा अधिकार है और वे अपने विदवास और अन्तरात्माके आदेशके अनु- 
सार इस प्रस्तावके मुताबिक आचरण करने या न करनको स्वतन्त्र हें। इस मामलेमें 
श्री मालवीयजीन जो रुख अपनाया है, उससे में सहमत हेँ। 


१. इसके बादके शब्द १३-९-१९२० के हिन्दूसे हैं । 
२. कलकत्तामें । 


२७८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


०-१] 


श्रीमती बेसेंटने कहा, चूँकि में असहयोगके बिलकुल विरुद्ध हैँ, इसलिए कांग्रेस 
महासमितिकी सदस्थाके रूपमें यह अनुभव करती हूँ कि मुझे समितिमें रहकर कार्य 
ने करना चाहिए और में महासमितिकी अगली बेठकोंम अगले कांग्रेस अधिवेशनतक 
सम्मिलित नहीं होऊंगी। 
लेकित श्री मालवीयन कहा कि समितिके पदेन संदस्थके रूपमें सें समितिकी 
बेठकर्म तबतक भाग लेता रहेगा जबतक कि मुझे उसे छोड़तके लिए सजबूर न कर 
दिया जाये। - « « 
अन्तमें श्री मालवीयन सभी उपस्थित लोगोंसे प्रार्थता की कि वे उतावलोमें कोई 
कदस न उठायें। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋनिकल, १४-९-१९२० 


१४७, भेंट; मोतीलाल घोषसे' 


१० सितम्बर, १९२० 


महात्मा गांधीके साथ बाबू गिरधारीलाल, श्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती 
सरलादेवी थीं। परस्पर अभिवादनके बाद महात्मा गांधीन बातचोत इस प्रइनसे शुरू 
की कि क्‍या यह सच है कि बाबू मोतीलालने विशेष कांग्रेसके अध्यक्षकों कौंसिलोंके 
बहिष्कारका विरोध करते हुए पत्र लिखा। 

सोतीबाबू: यह सच नहीं है। मेंन कांग्रेस और उसकी विषय-समितिकों 
अध्यक्षकी सार्फत केवल एक सन्देश भेजा था, जिसमें सुझाव दिया था कि असहयोग 
प्रस्तावपर जल्दबाजीमें निर्णय न लिया जाये, बल्कि नागपुर कांग्रेसतक इसपर विचार 
करना मुल्तवी रखा जाये। 

महात्मा : कौसिलोंके बहिष्का रके सम्बन्धर्में तथा कांग्रेसन जो प्रस्ताव पास किया 
उसकी अन्य बातोंके बारेमें आपकी क्‍या राय' है? 

में पिछले पचास वर्षोसे असहयोगी रहा हूँ। कौंसिलोंकों मेंने हमेशा एक ढको- 
सला, एक धोखा और जाल माना है। मेंने स्वयं इनमें से किसीमें प्रवेश करनकी कोशिद 
नहीं की है और अपने नताओंकों भी हमेशा ऐसा ही करनेकी सलाह देता रहा। परन्तु 
में इतता अवद्य कहूँगा कि इस बातका तथा प्रस्तावकी अन्य बातोंका सम्बन्ध बहुत 
ही थोड़े लोगोंसे है। मुदठी-भर खिताबयाफ्ता लोग अपने खिताब छोड़ें या न छोड़ें, 


१, कलकताकी अम्ृतबाजार पत्रिकाके सम्पादक । 
२, छाछा गिरधारीलाछ; पंजाब वाणिज्य मण्डलके उपाध्यक्ष; अमृतसर फ्लोर ऐंड जनरकू मिद्सके 
प्रबन्ध निदेशक | 


भेंट : मोतीलाल घोषसे २७९ 


या थोड़े-से लोग, जो कौंसिल जाते हें, जायें या न जायें -- इससे कुछ फरके नहीं पड़ता । 
सबसे महत्त्वपुर्ण प्रशत तो यह है कि जनसाधारणको कंसे जगाया जाये। आपको ऐसी 
आवाज बुलन्द करनी चाहिए जिसे जनता समझ सके। 

क्या आप यह बात जरा और स्पष्ट रूपसे समझानेकी' क्रपा करेंगे? 

में दो दृष्ठटान्त देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करूँगा। सन्‌ १८६६ में बंग[लसे बागान- 
सालिकोंकों भागनके लिए यहाँके किसानोंके उस जबरदस्त संगठनके बारेमें तो आपने 
सुना ही होगा ? 

हाँ, जरूर। 

और क्‍या आप जानते हें कि यह सब, छः महीनेंमें छः लाख लोगोंका एका, 
संगठन, जिसकी कोई सिसाल संसारके किसी भी देशके इतिहासमें प्राप्त नहीं है, कसे 
किया गया ? यह सिर्फ उस अन्यायके विरुद्ध एक जबरदस्त आवाज उठाकर किया गया, 
जिस अन्यायकों एक-एक किसान समान रुूपसे महसूस कर रहा था। जंसे ही यह 
आवाज उठाई गई, वह सीबे सभी लोगोंके दिलोंमें जाकर बेठ गई। 

हाँ, मेने उसके बारेमें सुना है। 

यह सब इस तरह हुआ। बागान-सालिकोंके अत्याचारसे किसान लोग कराह रहे 
थे। उन्होंने देखा कि उन्तका निस्तार नीलकी खेती न करनेसें ही है। इसलिए उनमें से 
कुछ बुद्धिमान छोगोंने किसी पवित्र स्थानपर शपथ ली कि नौलकी खेतीसे वे 
कुछ भी सरोकार नहों रखेंगे । उसके बाद उन्होंने और लोगोंकों भी वही शपथ 
लेनेको राजी किया। उनका नारा था “कोई भी किसान नीलको हाथ नहीं रूगायें 
“- भले ही उसे इतनी यातना दी जाये कि उसकी मुत्यु हो जाये।” और यद्यपि 
उनपर साहबोंन अत्यन्त पाशविक अत्याचार किये, किन्तु वे झुके नहीं। जब साहब 
लोग हार गये, तो अधिकारियोंन हस्तक्षेप किया और उन्हें डरा-धमकाकर और 
आरजू-मिन्नत करके भी दबानकी कोशिश की। वे चट्टानकी तरह दृढ़ रहे; क्या --- 
४ साहब, आप कहते हें कि आप हमें जलमें डाल देंगे। डाल वीजिए, किन्तु ये हाथ 
अब नील नहीं छुऐंगे। -- “ केवछ इस फसल-भर बुवाई कर लो और उसके बाद 
तुम जो-कुछ करना चाहो करनको स्वतन्त्र रहोगे।” --* साहब, हमने भगवानके 
नामपर कसम खाई है। हम इसे कभी नहीं तोड़ सकते। ” यह था दलित और अनपढ़ 
किसानोंका साहस और दविलेरीसे भरा जवाब। 

मोतीबाब॒न इसके बाद आयरलेंडके “जमीन ” के नारेका उल्लेख किया, जो 
आइरिश लोगोंमें एकता पेदा करनेके लिए बुलन्द किया गया था। उन्होंने कहा-- 
“४ आप जानते ही हें कि आइरिश नेता जनताकों जगानमें तबतक असफल रहे जबतक 
कि पार्नेलने जमीन का वह नारा नहीं बुलन्द किया जिसने प्रत्येक आइरिशपर असर 
डाला। आइरिश छलोगोंन उसे समझा, क्योंकि जमीनकी शिकायत सभीकी शिकायत 


२८० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


थी। परिणामस्वरूप “लेड लोग का संगठन हुआ, जो आइरिश राष्ट्रीयताका उद्गस- 
केन्द्र बन गया। 

समोतीबाबून महात्माजीको सम्बोधित करते हुए कहा -- तो मेरे भाई, आपको 
जनसाधारणके लिए एक सामान्य नारेके बारेमें सोचना चाहिए, जो उनके दिलरूपर 
सीधा असर कर सके। मुझे लगता है कि दो चोजें हें, जिन्होंन आम जनता तथा 
शिक्षित-वर्गं, दोनोंकों एक भयात्रक दुःस्वप्नगी तरह त्रस्त कर रखा है। एक तो है 
पुलिसका जुल्म, ओर दूसरा है इस अपराधी प्रशासनका निष्ठरतापूर्ण स्वरूप। क्‍या 
इन दोनों बातोंकों लेकर सबको प्रभावित करनेवाले एक नारेकों जन्म नहीं दिया जा 
सकता ? ” महात्मा गांधीन कहा कि सें इस सामलेपर विचार करूँगा। 

इसके बाद महात्मा गांधीन कौंसिलोंके बहिष्कारपर अपने विचार स्पष्ट किये ? 
उन्होंने कहा कि जो लोग कौंसिलोंमें जाते हेँ उनमें से अधिकांशका नेतिक बल टूट 
जाता है। हमारे ये प्रतिनिधि छोग जितनी सेवा कौंसिलोंमें रहकर कर सकते हें, 
उससे कहीं अधिक सेवा वे कौंसिलोंसे बाहर रहकर कर सकते हेँ। मोतीबाब्‌ इस बातसे 
सहमत थ। 

इसके बाद ब्रिटिश न्यायारूयोंके बहिष्कारका प्रशइ्त आया। महात्मा गांधीने कहा 
कि ये न्यायालय हमारे देशवासियोंको नेतिक और बौद्धिक दासतामें रखनके उतने ही 
बड़े साधन हें, जितने बड़े साधन कौंसिलें हें। हमें इन बुराइयोंसे हर हालतमें छुटकारा 
पाता हे। 

भोतीबाबूका उत्तर था कि में आपकी बातसे सहमत हूँ, परन्तु चोट तो बुराईकी' 
जड़पर करनी चाहिए। अधिकांश वकील अपनी वकालत नही छोड़ेंगे, क्योंकि इसीके 
बलपर तो वे भसोटरगाड़ियाँ आदि रख पाते हें और अन्य ऐश कर सकते हैं। आप 
जनताके बीच जाकर उसे समझाइए कि लोग मुकदमेबाजी छोड़ दें। महात्मा गांधीन 
जवाब दिया कि में ऐसे बहुत-से वकोलोंको जानता हूँ जो अपनी वकालत छोड़नेकों 
तयार हैँं। मोतीबाबूने कहा कि इसपर विश्वास करना मेरे लिए बड़ा कठिन है। 
तथापि यदि कुछ वकील ऐसा करनको राजी भी हों, तो अधिकांश तो राजी नहीं ही 
होंगे। हमें बुराईकी जड़पर ही प्रहार करना चाहिए। 

बच्चोंकों स्कूलोंसे हटानके प्रदनपर महात्मा गांधीने कहा कि बच्चोंकी मानसिक 
वृत्तियाँ स्कूलोंमें ही ढलतों हें। जब महात्मा गांधीसे यह बतानेका आग्रह किया गया 
कि यदि बच्चे स्कूलोंसे हटा लिय जाते हें तो वे क्‍या करेंगे, तब उन्होंने कहा कि 
उस हालतमें नये स्कूल खोले जायेंगे। जबतक देशके भविष्यके निर्माता ये बच्चे अपने 
बोद्धिक पोषणके लिए इन स्कूलोंपर निर्भर रहेंगे तबतक इस देशकी किस्मत सुधरनेकी 
कोई आज्ञा नहीं है। 

बाबू मोतीलालन जवाब दिया कि वतंमान स्कूल और कालेज चूँकि हमारे पैसेसे 
चलाये जा रहे हें, न कि इंग्लेंडके पेसेसे, इसलिए में नहीं समझता कि हमारे बच्चे 


कांग्रेस २८१ 


उन संस्थाओंसें दी जानंवाली शिक्षाका लाभ तबतक क्‍यों न उठाये जबतक कि हम 
अपनी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित न कर लें । हाँ, हमें यह सावधानी जरूर 
बरतनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों और कालेजोंमें हमारे बच्चोंके नतिक बलपर कोई 
आँच न आये। 
चर्चाका अन्तिम विषय था बाबू विपिनचद्व पालके संशोधनके उस अंशका 
हटाया जाना, जिसमें उन्होंने लोकमान्य तिलकके नामपर एक कोष संग्रह करनेकी 
बात कही थी। बाबू मोतीलालने इस बातपर दुःख प्रकट किया कि यह अंश हटा 
दिया गया और श्री गांधीके प्रस्तावमें जोड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा कि अब हम सबसे 
पहले जो बात चाहते हैं वह यह है कि सिर्फ़ इसी देशमें नहीं, बल्कि इंग्लेंड और 
अमरीका भी हमारा प्रचार हो। हमें राष्ट्रीय स्कूल और कालेज तथा पंचायती 
अदालतें स्थापित करनेके लिए पेसेकी भी जरूरत है। बाबू मोतीलालन महात्माजीसे 
अपील की कि वे ऐसा एक कोष नागपुर कांग्रेसमें प्रारम्भ करें। 
भेंटके अन्तमें मोतीबाबून श्री गांधीका आलिगन किया और उन्हें आशीर्वाद 
दिया । 
[ अंग्रेजी से | 
अमृतबाजार पत्रिका, १७-९-१९२० 


१४८, कांग्रेस 


लाला लाजपतरायकी अध्यक्षतामें हुए विशेष अधिवेशनमें कांग्रेसको जैसे महत्त्वपूर्ण 
सवालपर'र निर्णय लेवा पड़ा, वैसे महत्त्वपूर्ण सवाल्पर निर्णय लेनेका अवसर उसके सामने 
पहले कभी नहीं आया था। जैसे तीत्र विरोधका सामना उसे असहयोगके प्रस्तावपर 
करना पड़ा, वसे विरोधका सामता पहले कभी नहीं करना पड़ा था। और तब भो 
कांग्रेसका मेरा जो अनूभव है उसमें मेंने उसके एक निश्चित बहुमतकों अल्पमतकी 
बातको इतने ध्यानसे सुनते और इतना महत्त्व देते कभी नहीं देखा है जितन ध्यानसे 
उसने पिछले अधिवेशनमें उसकी बात सुनी और जितना महत्त्व उसकी बातकों दिया। 
फिर विषय-समितिके किसी प्रस्तावका जननेताओं द्वारा इतना संगठित विरोध किये 
जाते भी मेन कभी नहीं देखा। 

श्रीमती बेसेंटन भारतकी बड़ी शानदार सेवा की है। और पण्डित मंदतमोहन 
मालवीय --- यह नाम ही ऐसा है कि जिसे सुनकर मन विस्मय-विभोर हो उठता है। 
वे वर्षोंसे निरन्तर देशकी शानदार सेवा करते आये हें और उनका चरित्र स्वथा 
निष्कलंक, उज्ज्वल है। श्री दास एक ऐसे दलके नेता हें जिसका प्रभाव और शक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती' ही जा रही है। इस अवसरपर मुझे स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर 
तिलककी अनुपस्थिति बहुत खटकी। श्री बेप्टिस्टा दक्षिणका नेतृत्व कर रहे थे। 


२८२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


“ हिन्दू ” के प्रतिभाशाली सम्पादक श्री' कस्तूरी रंगा आयंगर मद्रासके राष्ट्रवादी दलका 
नेतृत्व कर रहे थे। अन्य अनेक नेताओंके साथ इन सबने असहयोगके प्रस्तावका बड़ा 
जबरदस्त विरोध किया। वहाँ जो विश्ञाल श्रोतृसमूह उपस्थित था उसे मेंने आगाह 
कर दिया कि जबतक आप कबष्ट-सहनके लिए तेयार नहीं होते और आपको इस 
बातकी पूरी प्रतीति न हो जाये कि सच्चा असहयोग मेरे द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमके 
अनुसार चलनपर ही' सम्भव है, तबतक आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार न करें। लेकिन 
श्रोतृसमूह तो कर्मके लिए उद्यत था, वह कष्ट-सहन करना चाहता था। मंतदानकी 
क्रिया सांगोपांग सम्पन्न कराई गई। कांग्रेस पंडालकों मतदानके लिए बिलकुल खाली 
करा दिया गया। लाला लाजपतरायन स्वयं अपन निरीक्षणमें मतदान करवाया। मतदान- 
की कार्यवाहीमें छः घंटे लगे। मध्य' प्रान्त और बरारके अलावा अन्य सभी प्रास्तोंने 
प्रस्तावके पक्षमें मत दिये। मध्य प्रान्तने मेरे प्रस्तावके पक्षमें ३० मत दिये, जब कि 
बाबू विपिनचन्द्र पालके प्रस्तावके पक्षमें ३३। में आँकड़ नीचे दे रहा हैँ: 








प्रस्तावके पक्षमें संशोधनके पक्षमें 

बम्बई २४३ ९3 
सद्रास १६१ १३५ 
बंगाल हर ३९५ 
संयुक्त प्रान्त न २८ 
पंजाब र्‌प्‌४ ९२ 
आमन्ध्र & 8 8 
सिन्ध ३६ १६ 
दिल्ली ५९, हर 
बिहार १८४ २८ 
बर्मा ! १४ है 
मध्य प्रान्त ३० ३३ 
बरार प्‌ २८ 

१,८५५ ८७२३ 


मेरे प्रस्तावमें सम्पर्ण खिलाफत कार्यक्रमके आधारभूत सिद्धान्तको, यहाँ तक कि 
कर-बन्दीको भी, स्वीकार किया गया और उसमें खिताबों और अवतनिक पदों, न्‍्याया- 
लयों, स्कूलों और कालेजों तथा नई कौंसिलोंके बहिष्कारके कार्यक्रमको तत्काल स्वीकार 
कर छेवेकी सलाह दी गई थी। बाबू विपिनचन्द्र पालने यह सुझाव रखा कि हमारी 
माँगें प्रस्तुत करनके लिए एक प्रतिनिधिमण्डल इंग्लेंड भेजा जाये और इस बीच राष्ट्रीय 
स्कूलोंकी स्थापना की जाये, पंचायती अदालतें गठित की जायें और नई कौंसिलोंका 
बहिष्कार न किया जाये। उनके प्रस्तावका मतलब परिणामरूपमें यह होता कि 
कौंसिलोंके लिए चुनाव लड़ा जाये और फिर शायद कौंसिलोंमें प्रवेश करके रोध-अव- 


रे 


२८४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अपनानेके लिए स्वयं तैयार हो जायेंगे। इसलिए हमें सिफे इस कारण अल्पमतके 
प्रति अवैये दिखानकी जरूरत नहीं कि वह अभी हमारी बातोंसे सहमत नहीं है। 

अल्पमतसे में यह कहेंगा कि उन लोगोंने एक खरी लड़ाईमें हार खाई है। 
इसलिए अगर यह बात उनकी अन्‍्तरात्माके विरुद्ध न हो तो उन्हें असहयोगके कार्यक्रम- 
पर पूरे जोरसे अमल करनेके लिए आगे आना चाहिए। जो लोग एसा मानते हूँ कि 
बहुमतन बहुत बड़ी भूल की है, उन्हें निःसन्‍्देह यह अधिकार है कि वे बहुमतसे अपनी 
बात स्वीकार करानके लिए, उन्हें समझान-बुझानका काम शुरू करें। लेकिन अल्पमत- 
वालोंमें से बहुत ज्यादा लोगोंने निजी पंचायती अदालतें और राष्ट्रीय स्कूल स्थापित 
करनंकी बात स्वीकार कर ली है। वे सिर्फ कौंसिलोंके बहिष्कारके सम्बन्धर्में विचार 
करना स्थगित रखना चाहते थे। में उन्हें सुझाव दूंगा कि अब चूँकि बहुमत शीक्रता 
करनेके पक्षमें निर्णय ले चुका है, इसलिए अल्पमतकों उसका निर्णय स्वीकार करके 
इस कार्यक्रमकको सफल बतानमें सहायता देनी चाहिए। 

मेरे प्रस्तावमें विदेशी मालके बहिष्कारकों भी स्थान मिल गया। मुझे इसके 
लिए दुःख है। में यह नहीं बताऊंँगा कि इसे मेरे प्रस्तावमें कंसे स्थान मिल गया। 
लेकिन चूंकि यह चीज मेरी अन्तरात्माके विरुद्ध नहीं थी और में यह दिखाना चाहता 
था कि किसी भी बातपर में कोई दूराग्रह नहीं रखता, इसीलिए मेने यह प्रस्ताव 
पेश करनेका जिम्मा ले लिया, हालाँकि एक गलत स्वरके कारण इसकी लूयमें कुछ 
गड़बड़ी पंदा हो गई थी। स्त्रदेशीमें विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार शामिल है। दूसरे 
सभी विदेशी मालोंका बहिष्कार करना एक निरथंक चीज है --भले ही उसका 
कारण सिर्फ यही हो कि यह चीज' लगभग असम्भव है। लेकिन अगर इस परिशिष्टको 
प्रस्तावमें शामिल कर देवसे हमें अपनी विलासिताकी आदतों और बेकारकी चीजोंके 
प्रति मोहसे छुटकारा पानेकी प्रेरणा मिलती है, तो इससे एक सदुद्देश्यकी सिद्धि होगी। 
निःसन्देह हमें यह अधिकार है, हमारा यह कत्तेव्य है कि हम गैर-जरूरी विदेशी 
चीजोंका, और ऐसी जरूरी विदेशी चीजोंका भी, जिन्हें हम अपने देशमें ही पैदा 
या तंयार कर सकते हें, बहिष्कार करें। 

| अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, १५-९-१९२० 


१४९, पतन्न : एन० सी० सिन्‍्हाकों 


बोलपुर 
[१७ सितम्बर, १९२० के पूव] 
प्रिय श्री सिन्हा, 


आपने वकीलोंके बारेमें लिखा, इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुईं। हम कोई खतरा 
उठाये बिना और सामान्य जीवनमें थोड़ा-बहुत व्यतिक्रम उत्पन्न किये बिना स्व॒राज्य 
नहीं प्राप्त कर पायेंगे। में आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि हम वकील लोग मजि- 
स्ट्रेटेंकी आँखकी किरकिरी रहे हैँ; छेकिन ऐसा तब था जब हम उनकी रायमें उन्हें 
सबसे ज्यादा परेशान करते थ्‌। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम खुद ही अदालतोंका 
त्याग कर देंगे तो नौकरशाही इस चीजको पसन्द नहीं करेगी। वकीलोंन अभी हालमें 
संथाल परगना और अन्य जिलोंको जो सहायता देनी शुरू की है, उससे अगर वे 
फिलहाल वंचित भी हो जाते हें तो उससे क्या बने-बिगड़ंगा? और वेसे भी, मुझे 
उनकी सहायता करनेके सैकड़ों तरीके दिखाई देते हैं, इसलिए पूर्वग्रहसे ग्रस्त या मूढ़ 
मजिस्ट्रेटोंके सामने उनके मामछेकी वकालत किये बिना भी काम चल सकता है। आज 
वकील ही' जनमतका दिशा-निर्देश और राजनीतिक गति-विधियोंका संचालन करते हें। 
और यह काम वे टेनिस और बिलियर्ड खलनके बाद जो थोड़ा समय उन्हें मिलता 
है, उसीके दौरान करते हैं। में तो एसी अपेक्षा नहीं रखता कि वकील लोग इस तरह 
अपने अवकाशका समय' बिलियर्ड और राजनीतिमें लगाकर हमें स्व॒राज्य दिलान में कोई 
खास मदद कर सकेंगे। में चाहता हूँ कि उनमें जो लोक-सेवी लोग हों, कमसे-कम 
वे अपना पूरा समय' लछोक-कार्यमें ही रूगायें, और जब ऐसा दिन आयंगा कि वे वसा 
करने छगेंगे तो में विश्वास दिलाता हूँ कि देशका भविष्य कुछ और ही होगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांघी 
[ अंग्रजीसे | 
हिन्दू, २९--९-१९२० 


१. श्री सिन्हाने वकीलेकि वकालत बन्द करनेके सवालूपर एक पत्र लिखा था। यह उसीके उत्तरमें 
लिखा गया था । 

२. गांधीजी १३ से १७ सितम्बर, १९२० तक शान्तिनिकेतनमें झदरे थे । 

३. पटना डच्च-न्यायाल्यके एक वकील । 


१५०. भाषण : दान्तिनिकेतनमें 
[ १७ सितम्बर, १९२०] 


भाइयो और बहनों, 

आपके साथ थोड़े दितके सहवासका जो आनब्दका मिला, वह तो अवर्णनीय है। 
में अपनी गिरी हुई तन्‍्दुरुस्‍्ती सुधारन यहाँ आया था और आपको यह जानकर 
आनन्द होगा कि में बिलकुल स्वस्थ होकर नहीं, तो भी पहलेसे काफी अच्छी सेहत 
लेकर जरूर जाऊगा। 

मुझ यह बुरा लग रहा है कि आपके साथ बेंगलामें बात नहीं कर सकता। 
मेरे खयालसे किसी दिन आपके साथ बेंगलामें बात करनेकी मेरी आशा चाहे पूरी न 
हो, तो भी मेरी यह आशा तो हरगिज अनुचित नहीं कि आप मेरी हिन्दुस्तानी समझ 
सकेंगे। जबतक आपके स्कूलमें हिन्दुस्तानी अनिवाय्य विषय न हो जाये और आप उसे 
सीख न लें, तबतक आपकी शिक्षा सम्पूर्ण नहीं कही जा सकती। और एक बात में 
आपसे छिपाना नहीं चाहता कि में आपकी पाठ्शालाको, धीरे-धीरे ही सही, अत्यन्त 
उद्यमी मधुमक्षिकाओंसे भरा हुआ सुन्दर छत्ता बना हुआ देखनकी आशा रखता हूँ। 
जबतक हमारे हृदयके साथ हमारे हाथोंका सुन्दर सहयोग न हो तबतक हमारा 
जीवन सच्चा जीवन नहीं बनगा। 

मुझे लगता है कि में अभीतक जिस काममें लगा रहा हूँ, उसका रहस्य छोटे 
बच्चोंके सामने भी रखा जा सकता है। फिर भी में जो कहनेवाला हूँ, वह केवल 
बालकोंके लिए नहीं है। मेंने अपन बच्चोंसे और दक्षिण आफ़िकार्मे जिन्हें मैंने अपने 
ही बच्चे मान लिया था उनसे कभी कोई बात छिपा नहीं रखी। 

मेरे लिए तो केवल एक धर्म हैं। वह है हिन्दू धर्म। में अपनेको हिन्दू कहता हूं 
और उसमें गवंका अनुभव करता हूँ, मगर में कोई कट्टर कर्मकाण्डी हिन्दू नहीं हूँ। में 
हिन्दू धर्मको जिस प्रकार समझता हूँ, तदनुसार वह अत्यन्त व्यापक है। उसमें अन्य 
सव धर्मोके लिए समभाव है, आदर है। इसलिए में अपने धर्मकी रक्षाके लिए जितने 
उत्साह और वेगसे प्रयत्न करूँगा, उतन ही उत्साह और वेगसे इस्लामकी रक्षा करते 
हुए आप मुझे देखते हें। इस्लामका बचाव करनेमें मुझे बेहद प्रसन्नता होती है, क्योंकि 
मुझे लगता हैं कि ऐसा करके में अपने धर्मका बचाव करनेकी योग्यता प्राप्त कर रहा 
हूँ। पशुबलपर आधार रखनवाले यूरोपके शक्तिशाली देशोंका खतरा जितना इस्लामपर 
मेंडरा रहा है, उतना ही हिन्दू धर्मपर मंडरा रहा है। आज इस्लामकी बारी है, कल 
हिन्दू धर्मकी बारी आ सकती है। मेरे विचारसे हिन्दू धर्मपर खतरा तो तभीसे है जबसे 
ब्रिटिश हुकूमत इस मुल्कमें आई है। यह खतरा बहुत सुक्ष्म रूपमें रहा है। मेंने देखा है 
कि हमारे विचारोंकी जड़े पाइचात्य प्रभावसे हिल उठी हैँं। पाइचात्य सभ्यता शैतानकी 
रचना है। अनेक वर्षोंसे हम | उसकी | अजीब मायाके भुलावेमें पड़े हुए हें। 


भाषण : शान्तिनिकेतनमें २८७ 


मेरी आँखें तो दरअसल पिछले साल ही खुलीं। मित्र-राष्ट्र यूद्धमें शरीक हुए, 
तब उनका प्रगट उदय तो निर्वेक्त राष्ट्रोंकी रक्षा करना था, परन्तु इस उद्देश्यकी 
आड़में उन्होंने अनेक छल-कपटके प्रयोग किये। फिर भी पिछली अमृतसर-कांग्रेसके समय 
स'रकारके साथ सहयोग करनेके लिए मन देशसे अत्यन्त आग्रहपृवक और सच्चे दिलसे 
अनूरोध किया, क्योंकि मुझे उस्त वक्‍ततक भरोसा था कि ब्रिटिश प्रजा अपने पापोंके 
लिए पदचात्ताप करेगी और ब्रिटिश [ प्रधान | मन्त्री अपने वचनोंका पालन करेंगे। 
परन्तु पंजाबके काण्डको जिस तरह निपटाया गया, उसे देखकर और टर्कीकी सुरलूह- 
की शर्तें प्रकट होनेपर मेरा वह सारा विश्वास जाता रहा। में इस नतीजेपर पहुंचा 
कि मनुष्यके जीवनर्में एक बार ऐसा अवसर अवश्य आता है, जब उसे खुदा या शैतान 
दोनोंमें से एकको चुनना पड़ता है। ब्रिटिश राजसत्ताके साथ इतने वर्षोके सहयोगके 
परिणामस्वरूप मेन यह देखा कि इन सत्ताधारियोंके साथ जिसका पाला पड़ता है, 
उसकी अवनति होती है। मुझे निश्चित प्रतीति हो गई है कि जबतक भारत अपना 
आदर्श समझ न जाये और हमारी सारी जनताकों यह भान न हो जाये कि इंग्लेंडके 
लोगोंके साथ उनका नाता बराबरीका है तबतक ब्रिटिश सम्बन्ध जारी रहनेसे हमारी 
अवनति होती ही रहेगी। मेन यह भी देखा है कि मुसलमानोंके साथ हमारी एकता 
बनाये रखता ब्रिटिश सम्बन्ध कायम रखतेकी अवेक्षा कई गुना अधिक कीमती है 
और यदि मुसलभानोंकों हम उनके इस नाजुक समयमें मदद न दें, तो यह एकता 
टिकाये रखना मुश्किल हैं। इसके सिवा, यदि राष्ट्र-शरीरका चौथाई भाग इस तरह 
पंगु हो जाये तो जनतामें स्वदेशाभिमानका विकास होना अशक्य है। 

इसलिए मेने शौकत अलीके साथ दोस्ती की और उन्हें अपता भाई बताया। 
उनके साथका अपना सम्पर्क मेरे लिए आनन्द और अभिमानकी बात है। कुछ बातोंमें 
मेरा उतका मतभेद है। में अहिसा-धर्मको माननवाला हूँ। वे हिसा-धर्मको मानते मालूस 
होते हैं। वे यह मानते हे कि कुछ परिस्थितियोंमें मनुष्य-मनुष्यका शत्रु हो सकता है, 
और  दुश्मनोंको कत्छ किया जा सकता है। परन्तु फिर भी में उतके साथ काम कर 
रहा हूँ, तो उसका कारण यह है कि मेंने उन्तमें कुछ भव्य गुण देखे। वे वचनके 
पक्के हैं, अत्यन्त वफादार मित्र हें, अत्यन्त शूरवीर हें। उन्हें ईइवरपर भारी श्रद्धा 
है। मुझे तुरन्त लगा कि इतने गुण तो धारमिक मनुष्यम ही हो सकते हैँ। उनकी 
पर्म-निष्ठापर मुग्ध होकर ही मेंने उतका साथ किया और मेन तो सदा ही विश्वास 
रखा है कि मेरे अहिसाके सफल प्रयोगसे वे अहिसाकी खूबी समझ सकेंगे। 

अंग्रेजी शब्द 'इनोसेंस में अहिसा शब्दके जितने भाव आते हैं, उतन किसी अन्य 
दब्दमें नहीं आते। इसलिए अहिसा और इनोसेंस” शब्द लगभग समानार्थी कहे जा 
सकते हें। मेरा विश्वास हैं कि अहिसाके मार्गपर चलनेवाले की सभी तरह कुशल है। 
अहिसाके मार्गपर चलनवालेकों जो दास्त्र प्राप्य हे, वे हिंसामार्गीकों मिल सकनेवाले 
शस्त्रोंसि अधिक जोरदार हैं। दिसाकी योजनाको में एक जंगली योजना कह सकता हूँ । 
उसमें पाशविकता अवश्य रहती है। अहिसा-धर्मका सम्पूर्ण पालन करनेवाला ही प्री 
मर्दानगी दिखा सकता है। एक आदमी भी पूरी तरह अहिसामय जीवन बितानेको 


२८८ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


तैयार हो, तो संसारको वें कर सकेगा। में नम्नतासे कहुँगा कि आज अपने इस 
जजेर शरीरसे भी इतनी भारी लड़ाई छेड़नेकी मुझमें जो शक्ति है, तो वह भेरे 
अहिंसा-धर्मके पालनके कारण ही है। और हिन्दू अपना धर्म पहचानकर उसका पालन 
करें तो दुनियापर अपना असर जरूर डाल सकेंगे। जिस दित भारत हिसा-धर्मको 
प्रधावता देगा, उसी दिन मेरा जीवन शुन्यरूप हो जायेगा। 
परन्तु मेरा विश्वास अब भी अडिग है। और यदि आप हिन्दू माता-पिताकी 

सन्‍तान यह समझ लें कि हिन्दूके नाते विद्वके प्रति आपका कत्तेव्य क्या हैं, तो आप 
कभी अन्यायी और दुर्जतके साथ सहयोग नहीं करेंगे। दुर्जनोंका संग न करनेके बारेमें 
तुलसीदासजीन जो अमर दोहे लिखे हैँ उनके सौन्दर्यकी तुलना नहीं हो सकती। ब्रिटिश 
राज्य इस समय जिस प्रकारका है, उससे भारतको किसी शुभकी आशा रखना ऐसा 
ही है जैसा आकाशकों बाहुपाशमें बाँवनेकी कोशिश करना। मेंने तो इस राज्यके साथ 
कई वर्षतक घनिष्ठ सहयोग किया है और उस सहयोगके अन्‍्तमें मुझे कुछ जबरदस्त 
अनुभव हुए हैं। उत अवुभवोंके परिणामस्वरूप ही मेंने यह भयंकर किन्तु उदात्त और 
तेजस्वी युद्ध छेड़ा है और आप सबको उसमें सम्मिलित करनेके लिए खप रहा हूँ। 
इस धर्म-मन्दिरमें में आपसे इतता ही माँगता हूँ कि आप यह प्रार्थता करें कि आत्म- 
विकासके इस युद्धमें ईद्वर मुझे आरोग्य और सनन्‍्मति दे और दोष तथा कातरतासे 
सदा ही दूर रखे। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, २६-९-६१९२० 


१५१. शुद्ध स्वदेशी 


दिन-प्रतिदिन मुझे विद्वास होता जाता है कि स्वदेशीका अर्थ एक ही हो 
सकता है। मेन स्वदेशी-भण्डारोंका उद्घाटन किया है; स्वदेशी-ब्रतोंकी रचना की है; 
इससे भछे ही थोड़ा-बहुत लाभ हुआ हो, स्वदेशी-भावनाको प्रोत्साहन मिला हो लेकिन 
में मानता हूँ कि इससे हिन्दुस्तानकों कुछ आशिक प्राप्ति नहीं हुईं। स्वदेशीकी 
प्रवत्तकों उतना ही छाभ हुआ है जितना कि हाथसे कते-बुने सूृतके कपड़ेके प्रचारका 
हुआ है। 

मिलोंको बढ़ावा देनकी जरूरत नहीं है। मिलें अपना सब माल बेच सकती 
हैं। मिलें अपनी आवश्यकताका सूत कदाचित्‌ ही कात सकती हें। ऐसी स्थितिमें मिलोंके 
सूतसे हाथसे कपड़ा बुननमें देशकों लाभ नहीं है बल्कि उससे गरीबोंपर बोझ बढ़ता 
है। इससे एक नुकसान तो यह है कि इस तरह सूत तथा कपड़का दाम बढ़ता है 
और दूसरा नुकसान यह है कि गरीब लोग, जो फिलहाल हमारी मिलोंमें तेयार हुए 
कपड़ेकी पहनकर सन्तोष मानते हें, विदेशी कपड़ा पहनने लगेंगे। यह चीज अधिक 
नुकसानदेह है क्योंकि यदि एक बार गरीबोंको विदेशी कपड़े पहननेकी आदत पड़ 


शुद्ध स्वदेशी २८९ 


|] 


गई तो बादमें स्वदेशी कपड़े पहनतेकी आदत डालतेमें मुहिकक पड़ेगी। फलत: में 
यहाँ स्वदेशी-अन्दोलनके कुछ नियमों तथा तत्त्वोंकों प्रस्तुत कर रहा हूँ: 
१, हाथसे कते-बुने कपड़को ही इस्तेमाल करें। 
२. हाथसे सूत कतवान और उसे बुनवानंका जबरदस्त प्रयत्न करें। 
३. सूत कातने और हथबुनाईके यन्त्रोंमें जितना बन सके उतना सुधार करवायें। 
४. इस समय हाथसे कहाँ-कहाँ कताई-बुनाई होती है, इसकी खोजबीन करें। 
५. उससे तेयार किया गया कपड़ा ही खादी है; उसका प्रचार करें। 
६. ऐसे उपायोंकी योजना करें जिससे लोगोंमें सादगीकी रुचि बढ़े। 
७. और हाथसे कते सूत तथा उससे बुने कपड़ोंकों बेचनके लिए भण्डार खोलें। 


अपनी यात्राके दौरान मेंने देखा है कि अनेक स्थानोंपर शान्तिके साथ दढ़ता- 
पृवक इस तरह स्वदेशीका प्रचार होता रहता है। मद्रासके एक गाँवमें भारत सेवक 
समाजवाले श्री हनुमन्तराव मित्रोंढी मददसे बहुत काम कर रहे हैं। एक विधवा 
महिला पैसे और प्रिश्रमसे उतकी मदद कर रही है; उनकी पत्नी भी इस प्रयासमें 
उनके साथ हैं। मछलीपद्वममें जो कलाशाला है वहाँ भी वह काम चाल है। मेंने 
कुछ सूत देखा, और वह मुझे गुजरातमें तेयार होनेवाले श्ृतकी अपेक्षा बहुत अधिक 
बारीक रूगा; बुनाई भी सुन्दर जान पड़ी। बारीक सूत तो धनिक स्त्रियोंने शौकसे 
काता था। उस्की बनी हुई धोतियाँ भी मेंने देखीं। स्वदेशी रंगका भी ठीक उपयोग 
किया जाता है। इस तरह देशके एक कोनमें बिना किसी पूँजीके यह उपक्रम चल 
रहा है। 

खादी भण्डार प्रारम्भ करनमें कदाचित्‌ पाँच सौ रुपयेसे काम चल जाता है। 
इसके लिए एक ही व्यक्ति, यदि वह परिश्रमी हो तो, पर्याप्त होता है। वह स्वयं जितना 
माल लेकर रख सके उसीके अनुसार छोटी दुकान रखें। जबतक दुकानपर आकर 
खरीदनवालोंकी संख्या काफी न हो जाये तबतक वह फेरी लगाकर खादी बंचे। इस 
तरह थोड़ी-सी पूंजीसे वहुतसे व्यक्तियोंका निर्वाह हो सकता है और शुद्ध स्वदेशीका 
प्रचार हो सकता है। लेकित इस लेखका मुख्य उद्देश्य तो मिलका कपड़ा पहननेका 
व्रत लेतेवालों तथा उक्त कपड़ेकी दुकात खोलनवाले व्यक्तियोंकों चेतावनी देना है। 
मिलके कपड़की वर्तमान दुकानोंकों बन्द करना आवश्यक नहीं है; आवश्यकता इस 
बातकी है कि वे धीरे-धीरे अपनी दुकानमें उसकी जगह खादी रखते चले जायें। यदि 
वे अपनी दुकानमें कपड़के अतिरिक्त अन्य स्वदेशी वस्तुएँ रखनमें भी पूँजी लगाना 
चाहते हों तो लूगायें। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि मिलोंका अथवा मिलोंके घृतसे 
हाथका बुता कपड़ा इकट्ठा करनेसे देशको कोई लाभ नहीं होगा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १९-९-१९२० 


१८-१६ 


१५२, टिप्पणियाँ 


रेलोंमें होनेवाली चोरियाँ 


मुझे गरीब व्यक्तियोंकी ओरसे शिकायतें मिलती रहती हें कि रेलों द्वारा भेजा 
गया उनका माल प्राय: चोरी हो जाता है। किसीने सूत भेजा वह चुरा लिया गया। 
फलोंकी चोरियोंकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इसमें किसका दोष है? सरकारका 
तो नहीं ही हैं। हममें ईमावदारीके प्रति कोई लगाव नहीं है, और न बेईमानीके 
प्रति तिरस्कारका भाव ही है। में नहीं जानता कि रेलवेके नौकरोंमें  नवजीवन 
का कितना प्रचार है। तथापि जो पढ़ते हे उनसे मेरी प्रार्थना हैं कि दूसरोंको यह 
लेख अवदय पढ़वायें। रेल-कर्मंचारी जनताके नौकर हे -- ऐसा उन्हें समझना चाहिए। 
उन्हें चोरी करनी ही नहीं चाहिए। यदि उन्हें पेट भरने योग्य वेतन नहीं मिलता 
तो उन्हें वेतन बढ़वानेके प्रयत्न करने चाहिए; लेकिन चोरी कदापि नहीं करनी 
जाहिए। 

रेल-कर्मेंचारियोंके अपने संघ हें। उनके नेताओंको में सुझाव देता हूँ कि उनका 
जितना कत्तंव्य वेतनके सम्बन्धमें हुलचल करनेका है उतना ही आन्तरिक सुधार करनेका 
भी है। यदि हम केवल अधिकारोंकी ही माँग करेंगे तथा अपने कत्तंव्यका पालन 
नहीं करेंगे तो हम प्राप्त अधिकारोंकों भी खो बैठेंगे। यहाँ प्रामाणिकताके सूक्ष्म 
सिद्धान्तका प्रदन नहीं हैं। सामान्य व्यावहारिक प्रामाणिकतासे भी यदि हम वंचित रहें 
तो जनताका कारोबार ही न चले। में रेल-कर्मचारियोंके सम्मुख एक अत्यन्त सरल 
विचार प्रस्तुत करता हूँ; आप भी राष्ट्रके आन्दोलनमें दिलचस्पी लेते हे, आप भी 
अंग्रेजी राज्यके अन्यायके विरुद्ध आवाज उठाते हैं; यदि आप ही जनताके मालकी 
चोरी करेंगे तो उसके अन्यायके विरुद्ध कौन आवाज उठायेंगा ? क्‍या अन्यायीको न्याय 
माँगनेका हुक हो सकता हैं? जिस हृदतक आप बेईमान बनेंगे उस हृदतक आप अंग्रेजी 
सत्ताकी जड़ें अधिक मजबूत करेंगे। आप [ अर्थात्‌ अपने देश भाइयों | परसे लोगोंका 
विश्वास उठ जायेगा और आप अपने आचरणसे उन्हें यह कहनेको विवश करेंगे कि 
“अंग्रेजी! शासन-व्यवस्था कसी भी क्‍यों न हो, अच्छी है।” पराधीन लोग जबतक 
अपने शासकोंसें नेतिक बलमें आगे नहीं बढ़ते तबतक वे गुलामीके बन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकते। इसलिये यदि रेल-कर्मंचारी अपना और जनताका भला चाहते हों तो उन्हें 
चोरी रूपी अनीतिको तुरन्त छोड़ देतका निइवय कर लेता चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 


नंवजीवन, १९-९-१९२० 


१५३, तार: शोकत अलीको" 


[२१ सितम्बर, १९२० या उसके बाद | 


जफर अली खाँ वकील द्वारा कतई बचाव न करें। वे केवल वक्तव्य दे सकते 
हैं। मेरा दृढ़ मत है कि वकील द्वारा बचाव की कोई गुंजाइश नहीं। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२६२) की फोटो-तकलसे। 


१५४. तार: आगा सफदरको 


[२१ सितम्बर, १९२० या उसके बाद |' 


आगा सफदर 
माफंत -  जमींदार ' 
लाहौर 


वहाँ में तुरत्त आना अनावश्यक मानता हूँ। मेरा दुढ़ मत है कि जफर 
अली खाँ जो आरोप सच्चे हें उन्हें स्वीकार करते हुए एक स्पष्ट 
वक्तव्य. दें और खुशी-खशी सजा भोग लें। किसी भी वकीलकी उपस्थिति 
आवदयक नहीं।' 
गांधों 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२६३) की फोटो-नकलसे। 


१०५७, एक सालमें स्वराज्य 


मेंने कलकत्ताके कांग्रेस अधिवेशनमें कहा था कि यदि मेरे असहयोग कार्यक्रमके 
प्रति लोगोंने अच्छा उत्साह दिखाया तो एक सालमें स्वराज्य प्राप्त हो जायगा। इस 
बातके लिए मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया है। कुछ लोगोंने इस कारणसे मेरी शतंकी 
उपेक्षा कर दी है और मुझपर हँसे हे कि एक सालके अन्दर किसी भी तरहसे स्व॒राज्य 
असम्भव है। कुछ दूसरे लोगोंन “यदि ”पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और कहा है 
कि अगर दलीलमें इस तरहसे यदि को शामिल किया जाये तब तो किसी भी 


१, शौकत भछलीने एक तार भेजा था जिसमें बताया था कि जमींदारके सम्पादक जफर गली खाँके 
मुकदमेकी सुनवाई २७ तारीखको होगी । उन्होंने गांघीजीसे बचावके सम्बन्धमें भी सलाह माँगी थी । 
यह तार उसीके उत्तरमें भेजा गया था । 

२, देखिए पिछछा शीषेक । 

३. मसविदा गांधीजीके स्वाक्षरमें है । 


२९२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


बकवासकों एक सम्भव बात सिद्ध किया जा सकता हैं। किन्तु मेरी मान्यता गणितके 
हिसाबपर आधारित है। और में कहूगा कि मेरी शर्तोपर सही अमल किये बिना सच्चा 
स्व॒राज्य लगभग असम्भव है। स्वराज्यका मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें हम अंग्रेजोंकी 
उपस्थितिके बिना अपना पृथक अस्तित्व कायम रख सकें। यदि साझेदारी होनी हो 
तो स्वेच्छा-प्रेरित साझेदारी हो। जबतक हम अंग्रेजोंकी बराबरीका दर्जा नहीं पा लेते 
और अपने-आपको उनके बराबर नहीं मानते तबतक स्वराज्य हो ही नहीं सकता। 
आज हम महसूस करते हें कि अपनी आन्तरिक और बाह्य सुरक्षाके लिए, हिन्दुओं 
और मुसलमानोंके बीच शस्त्र-बकूपर आधारित शान्तिके लिए, अपनी शिक्षाके लिए, 
और रोज-ब-रोजकी जहूरतें पूरी करनेके लिए ही नहीं बल्कि अपने धार्मिक बखेड़े सुल- 
झानके लिए भी अंग्रेजोंके आश्रित हैं। राजा लोग अपनी दरक्तिके लिए और लखपती' 
लोग अपने छाखों रुपयोंके लिए अंग्रेजोंपर निर्भर हैें। अंग्रेज हमारी असहायावस्था 
जानते है और सर टॉमस हॉलेंडका असहयोगियोंका मजाक उड़ाना वाजिब ही है। तो 
स्व॒राज्य पानेका मतलब है अपनी असहायावस्थासे मुक्ति पाता। समस्या निसस्‍्सन्‍्देह 
बहुत बड़ी है, और हमारी स्थिति ठीक उस शेर-जैसी है जिसका पालन-पोषण 
बकरियोंके बीच हुआ हो और इसी कारण उसके लिए यह समझ पाना कठिन हो 
गया है कि वह वास्तवमें बकरी नहीं, शेर है। जैसा कि टॉल्स्टॉयन कहा था, आदमी 
बहुधा सम्मोहनके वशीभूत होकर काम करता हैं। इसके जादूके असरसे हम बराबर 
असहायावस्था महसूस करते हें। स्वयं अंग्रेजोंसे ऐसी' आशा नहीं की जा सकती कि वे 
हमें इससे छुटकारा पानेमें मदद देंगे। इसके विपरीत, वे बराबर हमारे कानोंमें यही 
आवाज पहुँचाते रहते हे कि हम धीरे-धीरे प्रशिक्षणकी विधि द्वारा ही स्वशासनके 
योग्य बन सकते हें। टाइम्स का कहना है कि यदि हम कौंसिलोंका बहिष्कार करेंगे 
तो हम स्व॒राज्यके लिए प्रशिक्षणका एक अवसर खो देंगे। मुझे जरा भी सन्देह नहीं 
कि बहुतसे लोग टाइम्स'न जैसा कहा है, वेसा मानते हैं। उसने तो एक झूठका भी 
सहारा लिया है। वह बेधघड़क कहता है कि लॉड्ड मिलनरके मिशनने मिस्रवासियोंकी 
बात तभी सुनी जब वे मिश्नी कौंसिलोंका बहिष्कार बन्द कर देनेको तैयार हो 
गये। मेरे विचारसे स्वराज्यके सम्बन्धरमोें हमें केवल एक' ही बातका प्रशिक्षण लेनेकी 
आवश्यकता है; अर्थात्‌ इस बातका कि हम पूरे संसारके विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकें 
और पूरी स्वतन्त्रताके साथ अपना स्वाभाविक जीवन जी सकें, चाहे उस जीवमनमें 
कितने भी दोष हों। अच्छा शासन स्व-शासनका स्थान नहीं ले सकता। अफगानोंकी 
सरकार बुरी है, परन्तु उतकी अपनी है। मुझे उनके भाग्यसे ईर्ष्या है। जापानियोंने 
स्वशासतकी कला खूनकी नदियाँ बहाकर सीखी। और यदि आज हम पशुबलरूमें 
अंग्रेजोंसे बढ़े-चढ़े होते और उन्हें उसके सहारे यहाँसे निकाल बाहर कर देते तो हम 
उनसे श्रेष्ठ गिने जाते और कौंसिलोंकी मेजपर बहस करने या शासकीय पदोंकी जिम्मे- 
दारी तिभानेका कोई अनुभव न होनेके बावजूद हम स्वशासनके योग्य माने जातें। 
कारण यह है कि पाइचात्य संसारते अबतक केवल पशुबलकी कसौटीको ही स्वीकारा 
है। जमेंतर लोग यदि पराजित हुए तो इसलिए नहीं कि वे निरिचत रूपसे गलतीपर 


एक सालमें स्वराज्य २९३ 


थे, वरन्‌ इसलिए कि मित्र-राष्ट्र पशुवलमें जर्मन गुटसे श्रेष्ठ साबित हुए। तो अन्तमें 
निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत या तो युद्धकला सीखे, और यह कला अंग्रेज उसे 
नहीं सिखायेंगे, या फिर वह अतहयोग द्वारा अनुशासन और आत्म-बलिदानके अपने 
मार्गका अनुस'रण करे। यह बात जितनी अपमानजनक है उतनी ही आश्चर्यजनक भी 
कि एक लाखसे भी कम अंग्रेज साढ़े इकत्तीस करोड़ भारतीयोंपर शासन करें। निस्सन्देह 
वे ऐसा उसी हृदतक ताकतके बलसे करते हें, परन्तु इससे ज्यादा हजारों तरहसे हमारा 
सहयोग प्राप्त करके और जैते-जैसे समय बीतता जाता है हमें अधिकाधिक अस॒हाय और 
अपने ऊपर निर्भर बताकर करते हें। हमें नई कौंसिलों, अधिक अदालतों बल्कि गवनंरी 
तककी' भेंटकों भी भ्रमवश सच्ची स्वतन्त्रता या शक्ति नहीं समझ बैठना चाहिए। 
वे तो हमें केवल पुसंत्वहीन बनानेके गूढ़तर उपाय हैं। अंग्रेज लोग केवल पशुबलसे हमपर 
शासन नहीं कर सकतें। और इसलिए वे मारतपर अपना प्रभुत्व बताये रखनके लिए 
अच्छे-बुरे सभी उपायोंका सहारा लेते हें। वे अपनी साम्राज्यवादी बुभुक्षा मिटानेके 
लिए भारतसे सेना-चाँदी और जनशक्ति प्राप्त करते रहना चाहते हें। यदि हम उन्हें 
धन-जन मुहैया करनसे इनकार कर दें तो उसका मतलब होगा कि हमने अपना लक्ष्य 
अथवा स्वराज्य, समानता ओर पुसंत्व प्राप्त कर लिया। 

वाइसरायकी कॉोंसिलकी बेठकर्मं अन्तिम दृश्योंमें जो-कुछ हुआ उसने हमारे अप- 
सानका प्याल्ा भर दिया। उस समय श्री शास्त्री पंजाबपर अपना प्रस्ताव नहीं पेश 
कर सके। जलियाँवालाकी बर्वरताके शिकार भारतीयोंको सिफे १,२५० रुपये मिले, जब 
कि भीड़की उत्तेजनाके शिकार अंग्रेजोंको छाखों मिलि। अफसर लोग जनताके सेवक 
होते हैँ। लेकित जिन अधिकारियोंने अपनी स्वामिनी, अर्थात्‌ जनताके विरुद्ध अपराध 
किया था, उन्हें डॉट-फटकार बताकर ही बख्श दिया गया। और कौंसिलके सदस्य 
इतनसे ही सन्तुष्ट हो गये। यदि भारत सशक्त होता तो वह अपने घावपर इस तरह 
नमक छिड़का जाना बरदाइत न करता। 

में अंग्रेजोंकी दोष नहीं देता। यदि हम उतकी तरह संख्यामें कम होते तो हम 
भी उन्हीं उपायोंका सहारा लेते जिनका सहारा आज वे हे रहे हैें। आतंक और 
छल, बलवानके नहीं कमजोरके अस्त्र हेँ। अंग्रेज संख्यामें कम हे, हम अपनी भारी 
संख्याके बावजूद कमजोर हें। परिणाम यह है कि दोनों एक-दूसरेको गिरानकी कोशिश 
कर रहे है । ऐसा आम तौरपर देखा गया है कि अंग्रेज भारतमें रहनके बाद चरित्रसे 
कमजोर हो जाते हें और भारतीय लोग अंग्रेजोंके सम्पकंसे साहस और पौरुष खो 
देते हें। यह कमजोर होतें जानंका सिलसिला न हम दोनों राष्ट्रोंके लिए अच्छा है 
और न संसारके लिए ही। 

परन्तु यदि हम भारतीय अपना खयाल स्वयं करें तो अंग्रेज और शेष संसार 
भी अपना खयाल स्वयं करेगा। इसलिए संस्ारकी प्रगतिर्में हमारा सच्चा योगदान 
यही होगा कि हम अपना घर दुरुस्त करें। 

फिलहाल झशस्त्रोंका प्रशिक्षण लेनेका सवाल नहीं उठता। में एक कदम आगे 
बढ़कर सोचता हूँ कि भारतको संसारको एक उच्चतर सन्देश देना है। उसमें यह दिखा 


२९४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


देनेकी क्षमता है कि वह शुद्ध आत्म-बलिदान अर्थात्‌ आत्मशुद्धि द्वारा अपना लक्ष्य 
प्राप्त कर सकता हैं। यह केवल असहयोग द्वारा किया जा सकता हैं और असहयोग 
तभी संभव है जब ये लोग, जिन्होंने सहयोग देता शुरू किया था, सहयोग देना बन्द 
करने लगें। अगर हम सिफ़े सरकारकी तिहरी माया -- अर्थात सरकारके नियन्त्रणमें 
चलनेवाड़े स्कूछों, सरकारी अदालतों और विधान परिषदों --- से छुटकारा पा लें और 
सच्चे अर्थोर्में अपनी शिक्षाकों अपने नियन्त्रणमें ले लें, अपने झगड़ोंका निपटारा आप 
करने छगें और सरकारके कानूनोंके प्रति उदासीन हो जायें तो समझना चाहिए कि 
हम स्वशासनके लायक हो गये हैें। और इस सबके बाद ही हम सरकारी नौकरोंसे --- 
चाहे वे अपैनिक सेवामें हों या सैनिक सेवामें -- त्यागपत्र देनेको और करदाताओंसे 
कर-बन्दी करनेकों कह सकते हूँ। 

और अगर हम अपेक्षा करें कि माता-पिता अप& बच्चोंकों सरकारी स्कूलों और 
कालेजोंसे निकालकर स्वयं अपनी शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित करें, या अगर हम वकीलोंसे 
कहें कि वे जहाँ जरूरी हो वहाँ जीवन-निर्वाहके लिए पैसे लेकर, वे अपना पूरा 
समय और ध्यान राष्ट्रसेवार्में लगायें, या अगर कौंसिलोंके उम्मीदवारोंसे कहें कि वे 
कॉसिलोंमें प्रवेश व करें और जिस विधायक-यंत्रके माध्यमसे सरकार अपने नियन्त्रणका 
प्रयोग करती है, उस यंत्रके संचालनमें सक्रिय या निष्किय, किसी तरहकी सहायता 
न करें तो कया यह सब बहुत ज्यादा माना जायेगा? असहयोग आन्दोलन और कुछ 
नहीं, शासकोंके पशुबलको, जिन आकर्षक आवरणोंसे वह ढका हुआ है, हटाकर सुस्पष्ट 
कर देनेका और यह सिद्ध कर देनेका ही एक प्रयास हैं कि उसके जरिये अंग्रेज लोग 
भारतपर एक क्षण भी अपना प्रभुत्त कायम नहीं रख सकेंगे। 

परल्तु में स्पष्टत: स्वीकार करता हूँ कि जबतक मेरी कही तीनों शर्तें पूरी 
नहीं होतीं, तबतक स्वराज्य नहीं होंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ओर तो हम 
कालेजकी डिग्रियाँ लेते जायें, मुवक्किलोंसे ऐसे मामलोंके लिए जिन्हें पाँच मिनटमें 
निबटाया जा सकता है, हजारों रपये महीना लेते रहें और कौंसिल-भवनमें खुशी-खुशी 
राष्ट्रके समयका दुरुपयोग करें, और दूसरी ओर, राष्ट्रीय आत्म-सम्मान प्राप्त करनकी 
भी आशा करें। 

इस मायाके अच्तिम किन्तु महत्त्वपूर्ण हिस्सेपर विचार करना अभी शेष है। इस 
हिस्सेका सम्बन्ध स्वदेशीसे है। यदि हमने स्वदेशीका त्याग न किया होता तो आज 
हमारी इतनी अधोगति न होती। यदि हम आशिक गुलामीसे मुक्ति पाना चाहते हों 
तो हमें अपनी जरूरत-भर कपड़ेका उत्पादन खुद करना चाहिए। और फिलहाल यह 
काम केवल हाथसे कताई और बुनाई करके ही किया जा सकता है। 

इस सबका सतलब है अनुशासन, आत्म-त्याग, आत्म-बलिदान, संगठनशक्ति, आत्म- 
विश्वास और साहस। समाजमें आज जिन वर्गोका प्रभाव और महत्त्व है, वे वगे अगर 
इन सारे गुणोंका परिचय एक सालमें ही दें और इस तरह जनमतका निर्माण करें 
तो निश्चय ही हमें एक ही सालमें स्वराज्य मिल जायेगा। और यदि मुझसे यह कहा 
जाये कि हम जो भारतका नतृत्व करते हें, उनमें भी ये गुण नहीं है, तो भारतको 


कुछ उदाहरण २९५ 


कभी स्वराज्य नहीं मिलेगा; लेकिन तब हमें अंग्रेजोंको, वे जो-कुछ कर रहे हे, उसके 
लिए दोष देनेका कोई अधिकार नहीं होगा। हमारी मुक्ति और उसका समय पूरी 
तरह हमपर निर्भर करता है। 

| अंग्रेजी से | 

यंग इंडिया, २२-९-१९२० 


१०६. कुछ उदाहरण 


अपने “लोकशाही बनाम भीड़शाही ” शीर्षक लेखमें मेंने अपना आशय समझानेके 
लिए अपने अनुभवसे कुछ दृष्टान्त देनेका वादा किया था। पिछले सप्ताह कांग्रेसकी 
लम्बी कार्यवाहीमें व्यस्त रहनेके कारण वे दृष्टान्त नहीं दे पाया। अब दे रहा हूँ। 
जब हम मद्रास पहुँचे, उस समय एक विशाल भीड़ स्टेशनपर हमारी प्रतीक्षा कर रही 
थी। हमारा डिब्बा काट दिया गया और सौभाग्यसे वह एक आरक्षित प्क्रेटफामेके सामने 
लगा दिया गया। यदि हमें अन्य यात्रियोंके साथ उतरना पड़ता तो क्‍या होता, यह 
कल्पना करनकी ही चीज है। परन्तु आरक्षित प्लेटफामंपर भी हम कुछ समयतक 
उतर नहीं सके। स्वयंसेवक रास्तेमें खड़ थे। स्वयं भीड़में यत्र-तत्र खड़े होकर उसे 
पीछे रखतके बजाय, जैसा उनका खयाल था, वे हमारा सम्मान करनेके लिए एक 
स्थानपर एकत्र हो गये थे। परिणाम यह हुआ कि भीड़का सारा दबाव जहाँ वे 
स्वयंसेवक और हम खड़े थे, उस ओर ही हो गया। और “घेरा बना लो ” --- यह तो 
एक आम आदेश-वाक्य हो गया है। यह घेरा बनानेका दृश्य बड़ा अपमानजनक लगता 
है, फिर भी यह एक ऐसा रिवाज बन गया है कि जब स्वयंसेवकोंके अलावा और 
कोई नहीं होता तब भी जिस नेताका “सम्मान” करता होता है, उसके चारों 
ओर “घेरा” बना लिया जाता है। 

हाँ, तो में कह रहा था कि भीड़ बहुत अधिक थीं, वह इतना ज्यादा शोर मचा 
रही थी कि स्वयंसेवकों द्वारा दिये गये निर्देश बिलकुल सुनाई नहीं देते थे। सर्वेत्र अव्य- 
वस्था ही अव्यवस्था थीं। मेरे पंजोंके कुचलकर भुरता हो जानेका खतरा बराबर 
बना रहा। जो स्वयंसेवक मेरी रक्षाकी कोशिश कर रहे थे, उन्हींके धककोंसे कई बार 
में गिरने-गिरनकों हो गया। वे बहुत सावधानीसे मेरा बचाव कर रहे थे और दीघें- 
काय मौलाना शौकत अली उनकी मदद कर रहे थे। अगर यह-सब न होता तो 
मेरी स्थिति और भी बरी होती। वातावरण दम घोटनेवाला था। इस तरह धककम- 
धक्केके बीचसे गुजरते हुए मोटर गाड़ीतक पहुँचनमें हमें पौत घंटा लग गया, जब 
कि साधारण तौरपर स्टेशनसे पोचंतक चलकर पहुँचनेमें तीन मिनट भी नहीं लगने 
चाहिए थे। गाड़ीके पास पहुँचकर भी उसमें घुस पाना आसान काम नहीं था। मुझे 
ढकेलकर ही गाड़ीके भीतर पहुँचाया गया, हालाँकि इस काममें उन्होंने अधिकसे- 


१, ८ सितम्बर, १९२० के छेखमें । 


२९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अधिक सावधानी वरती। निश्चय ही जब मेने अपनेको कारके अन्दर पाया तो 
चेनकी साँस ली और सोचा कि मौलाना और में, दोनों जिस खतरनाक कसरतसे 
गुजरे हैं, उसके बाद भीड़का जय-जयकार करता उचित ही हैं--हम उसके असली 
पात्र हैं। पहलेसे ही तनिक सोच-विचा रसे काम लिया जाता तो इस भीडशाहीकों --- 
यह सचमुच मीड़शाही ही थी--एक बहुतही' शानदार, व्यवस्थित और शिक्षाप्रद 
प्रदर्शतका रूप दिया जा सकता था, और उसमें किसीकी जानकों कोई खतरा नहीं 
रह जाता। मद्रासका अनुभव अन्य अनेक अनुभवों-जैसा ही था। सेलम जाते हुए 
एरोडमें हमें एक असाधारण अनूभव हुआ। में काफी थका हुआ था। मेरी आवाज 
ज्यादा बोलनेके कारण फट-सी गई थोी। अन्य अनेक स्टेशनोंकी तरह ही यहाँ भी 
भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। वह पूरी तरह अव्यवस्थित थी, हालाँकि अन्य स्थानोंकी 
तरह ही संपूर्णतः प्रसन्न और श्रद्धायुक्त थी। मेने उनसे कहा, आप लोग तरह-तरहकी 
बंसुरी आवाजें न करें, और चूँकि आप हमें देख चुके हें इसलिए अब शात्तिपूर्वक 
चले जाइए। मेने उनसे यह भी कहा कि यदि आप खिलाफत और पंजाब-सम्बन्धी 
संबर्षमें अपवा हिस्सा अदा करना चाहते हें तो आपसे अनुशासन सीखनेकी अपेक्षा की 
जाती है। उनमें से सबसे समझदार लोगोंको में अपनी बात समझा सका। मेंने सुझाव 
दिया कि वे धीरेसे उठ, स्टेशनके प्रवेश-द्वारकी ओर मड़ें और बिना शोरगल किये वापस 
चले जायें। उन्होंने मेरी बात मान ली और बाकी लोगोंने उनका अनगमन किया। 
स्टंशन दो मिनटमें खाली हो गया। जिन दोस्तोंन मेरी बात मान ली, वे अगर बक- 
झक और आपत्ति करने लगते, वहाँ रुके रहते और शोरगूल करनेका आग्रह करते 
तो पूरी भीड़ वसा ही करती और जबतक ट्रेन वहाँ रुकी रहती, तबतक वहाँ चिल्ल-पों 
और अव्यवस्था बनी रहती। 

में इस विवरणकों जालारपेटका अपना अनुभव बताकर समाप्त करूँगा, जो उक्त 
अनुभवसे ठीक उल्टा था। हम बंगलौरसे रातकी गाड़ीसे मद्रास जा रहे थे। दिनमें 
हम सेलमर्मे सभाएँ करते रहे थे, फिर सेलमसे मोटर द्वारा १२५ मील दूर बंगलौर गये थे 
और वहाँपर मूसलाधार वर्षामें एक सभा की थी और इसके बाद हमें ट्रेन पकड़नी 
पड़ी थी। हमें रातमें आरामकी' जरूरत थी, परन्तु यह हमारे नसीबमें नहीं था। लगभग 
प्रयक बड़ स्टशनपर हमारा स्वागत करनके लिए भारी भीड़ जमा थी। आधी. 
रातके करीब हम जालारपेट जंकशन पहुँचे। ट्रेनको वहाँ लगभग ४० मिनट रुकना 
था या शायद हमारे दुर्भाग्यसे वह वहाँ इतनी देरतक रुकी रही। मौलाना शौकत अलीने 
भीड़से चले जानंका अनुरोध किया। परन्तु वे जितना ही आग्रह करते थे, उतना ही 
भीड़ चिल्लाती जाती थी-- “मौलाना शौकत अलीकी जय। ” स्पष्ट ही लोगोंका 
खयाल था कि मौलाना जो-कुछ कह रहे हैं, उनका अभिप्रायः ठीक वह नहीं' है। 
वे बीस मीलकी दूरीसे आये थे, वहाँ घंटों पहलेप्ते इल्तजार कर रहे थे और अपने 
मनको पूरी तरह तुष्ट किये बिता वहाँसे टलनेवाले नहीं थे। आखिर मौलानाने भी 
हारकर सोनेका बहाना किया। इसपर मौलानाके स्नेही भक्तगण उनके दर्शन पानेके 
लिए डिब्बेके पायदानपर चढ़ गये। चूँकि हमारे डिब्बेकी रोशनी बुझा दी गई थी, 


स्वदेशी भण्डार २९७ 


इसलिए वे लालठेनें ले आये। आखिरकार मेंने सोचा कि में ही कोशिश कहूँ। में 
उठकर दरवाजके पास गया। मेरा दरवाजेके पास जाना था कि लोग प्रचण्ड हर्षनाद 
कर उठे। इस आवाजसे मेरा तो सिर भन्मा गया। इतना थका हुआ था में। अन्‍्तमें 
मेरी सारी अनुनय-विनय व्यर्थ गई। वे एक क्षणकों रुकतें और फिर हषषेनाद कर 
उठते। मेंने खिड़कियाँ बन्द कर छीं। परन्तु भीड़ विचलित होनेवाली नहीं थी। 
उसने बाहरसे खिड़कियाँ खोलनेका प्रयत्न किया। वह तो हम दोनोंको देखकर ही मानने- 
वाली थी। यह कशमकश' इसी तरह चलती रही, और आखिर मेरा लड़का बीचमें 
पड़ा। उसने उनके सामने जोरदार तकरीर की, अन्य यात्रियोंकी सुविधाके नामप्र 
उसने आरजू-मिन्नत की। उसका कुछ असर हुआ और शोर कुछ कम हो गया। फिर 
भी डिब्बमें झाँकता अन्तिम क्षणतक जारी रहा। लोग यह सब अच्छे इरादेसे ही 
कर रहे थे, यह उनके असीम स्नहका प्रदर्शन था, फिर भी कितना निर्मम, कितना 
असंगत। यह एक विचारहीन भीड़ थी। उसमें कोई भी प्रभावशाली, समझदार आदमी 
नहीं था और इसलिए किसीने किसीकी नहीं सुनी। 

सच्ची प्रगति करनके लिए हमें इन जन-समुदायोंको प्रशिक्षित करना होगा। इतका 
दिल सोनेका होता है, ये देशके लिए सोचते हैं, ये आपसे कुछ सीखनेको उत्सुक हें, 
आपका नेतृत्व चाहते हें। आवश्यकता सिर्फ थोड़ेसे समझदार और ईमानदार स्थानीय 
कार्यकर्त्ताओंकी है। अगर ऐसे कार्यकर्ता मिल जायें तो सारा राष्ट्र इस तरह संगठित 
किया जा सकता है कि वह समझदारीसे काम कर सके और भीड़शाहीमें से छोकशाही 
विकसित की जा सकती है। यह विकास वास्तवमें सफल राष्ट्रीय असहयोगका प्रथम 
चरण है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २२९-९-१९२० 


१५७. स्वदेशी भण्डार 


पहलेके एक अंकर्मों मेंने यह दिखानकी कोशिश की थी कि किस तरह मिलके 
उत्पादनोंकी बिक्रीके लिए खोले गये भण्डारोंसे स्वदेशीको किसी भी रूपमें बढ़ावा नहीं 
मिलता, वरन्‌ इसके विपरीत इससे कपड़की कीमत बढ़ जाती है। में इस छेखमें यह 
दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह छोटी पूंजीसे सच्ची स्वदेशीको आगे बढ़ाया जा 
सकता है और सादा जीवन बिताने लायक कमाई भी की जा सकती है। 

मान लीजिए कि एक कुटुम्ब है, जिसमें पति, पत्नी और दो बच्चे हें -- वच्चोंमें 
से एककी उम्र दस वर्ष है और दूसरेकी पाँच वर्ष! यदि उनके पास ५०० रुपयेकी 
पूंजी है तो वे छोटे पेमानेपर एक खट्दर भण्डार चला सकते हें। उदाहरणके तौरपर वे 
२०,००० की आबादीवाले छोटे-से स्थानमें १० रुपये महीने किरायेपर एक दुकान ले 


१. देखिए “ स्वदेशी ”, ८-९-१९२० । 


२९८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सकते हैं, जिसमें रिहायशी कमरे साथमें हों। यदि वे सारा माल १० प्रतिशत मुनाफे- 
पर बेच दें तो वे ५० रुपये प्रति मास कमा सकते हैं। उनके कोई नौकर नहीं है। 
बीवी-बच्चे अपने फालत्‌ समयमें दुकालकी सफाईमें मदद कर सकते हें, और जब 
पति बाहर हो तो वे उसकी देखभाल भी कर सकते हूं। बीवी-बच्चे अपना फालतृ 
समय कताईमें भी लगा सकते हें। ह 

शुरू-शुरूमें खहर शायद दुकानपर न बिके। बसी हालतमें पतिको द्वार-<ढ्वार- 
पर खद्रकी फेरी लगानी होगी और उसे लोकप्रिय बनाना होगा। शीघ्र ही उसको 
ग्राहक मिल जायेंगे। 

पाठक मेरे दस प्रतिशतके मुनाफेके सुझावपर आहइचये न करें। खहर भंडार 
सबसे गरीब वर्गके लोगोंके लिए नहीं बने हें। खहरका प्रयोग कपड़पर होनवाले 
ख्चका कमसें-कम आधा हिस्सा तो बचा ही देता हैं। इसका कारण सिफ्फ यही नहीं 
है कि खहुर अधिक टिकाऊ होता है (यद्यपि वह अधिक टिकाऊ तो होता ही है), 
वरन्‌ यह कि उप्तका प्रयोग हमारी रुचियोंकों बिलकुल बदल देता है। में ही जानता 
हँ कि खददरके उपयोगके कारण में कितना पेसा बचा सका हूँ। जो छोग मात्र देशभक्तिसे 
प्रेरित होकर खहर खरीदते हें, वें खहरप्र १० प्रतिशत मुनाफा आसानीसे दे सकते 
हैं। अन्तिम बात यह कि खद्रकों लोकप्रिय बतानेके लिए बहुत सावधानी, लगन और 
श्रमकी जरूरत है। और भंडारका मालिक किसी थोक विक्रेतासे खहर नहीं खरीदता, 
वरन्‌ सबसे अच्छा खहर पानेके लिए उसे घुम-घुृमकर स्थानीय बुनकरोंसे मिलता 
पड़ता दै और उन्हें हाथके कते वागेसे वस्त्र बुननंकों प्रोत्साहित करना पड़ता है। 
उसे खुद अपने जिलेमें वहाँकी औरतोंमें हाथसे कताईका प्रचार करना पड़ता है। 
उसे धुनियोंके सम्पर्कमें भी आना पड़ता है और उनसे रुई धुनवानी पड़ती है। इस 
सबके लिए बहुत समझदारी, संगठनशक्ति और योग्यताकी' जरूरत होती है। जो आदमी 
इतने गुणोंका प्रद्शत कर सकता है, वह १० प्रतिशत मुनाफा छेनेका हकदार है। 
और इस ढंगसे चलाया जानेवाला स्वदेशी भंडार स्वदेशी-सम्बन्धी गति-विधियोंका सच्चा 
केन्द्र बन जाता है। जो स्वदेशी भण्डार पहलेसे ही चल रहे हें उनके प्रबन्धकोंका ध्यान 
में इन बातोंकी ओर आक्रृष्ट करता हूँ। वे चाहे अपने तरीकोंमें तुरन्त आमूल 
परिवर्तेन न करें, परत्तु मुझे जरा भी सन्‍्देह नहीं कि जितनी खादी वे बेचेंगे उस 
हृदतक वे स्वदेशीको आगे बढ़ायेंगे। 

| अंग्रेजी से ] 
यंग इंडिया, २२-९-१९२० 


१५८. पुरीर्मे संकट 


में पाठकोंका ध्यान पुरीके संकटकी सबसे ताजा रिपोर्टकी ओर दिलाता हूँ। 

अबतक लोगोंन इसके प्रति जो उत्साह दिखाया है, वह काफी अच्छा रहा है, 
फिर भी इतना अच्छा नहीं कि संकटका पूरा-पूरा मुकाबला किया जा सके । संकटके 
लम्बे खिचते जानके कारण स्वयंसेवकोंकी कमी होती जा रही है। उनके स्थानपर 
अब वेतनभोगी कार्यंकर्त्ताओंकी नियुक्ति करनी है। कोषके अभावमें समितिको' राहत 
पानवालोंकी संख्या कम करनेको मजबूर हो जाना पड़ा, और बिहार तथा उड़ीसा- 
की सरकार आ्थिक संकट दूर करनेको तेयार नहीं है। समितिको कमसे-कम ५०,००० 
रुपयेकी जरूरत है। मुझे विश्वास है कि जो उदार पाठकगण इस अपीलको पढ़ेंग, 
वे मदद देनेमें देर नहीं करेंगे। एक आदमीने, जो इत्तफाकसे कलकत्तासे पुरी गया 
हुआ था, मुझे बताया कि उसने अपनी आँखोंके सामने एक आदमीकों भूखसे तड़प- 
तड़पकर मरतें देखा। जहाँ इन अकाल-पीड़ितोंको भोजन देनेकी व्यवस्था की गई 
थी, वहाँतक वह पैदल चलकर गया था। वह इतना पस्त हो चुका था कि राहतकी 
इस व्यवस्थाका लाभ उठानेकों भी जीवित नहीं रह सका। अभी पिछले ही दिन 
एक उड़ियाकों इस कारण आत्महत्याकी कोशिश करते देखा गया कि वह भूखको 
व्यथा नहीं सह सका। उसपर आत्महत्याके प्रयत्नका अभियोग लगाया गया। उस 
अदालतकी अध्यक्षता करनंवाले मजिस्ट्रेटन उसे लगभग रिहा कर दिया और निर्धघत 
कोषसे २० रुपये दिये। 

ये घटनाएँ हमें क्‍या शिक्षा देती हें? यह संकट देशमें बहुत समयसे चला आ 
रहा है। पुरीके इस संकटके बारेमें जो-कुछ खबरें सुनते हें वह इसलिए कि वहाँ 
इसने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया है। परन्तु भारतमें भोज-समारोहों और 
दादीकी दावतोंपर, तमाशों और अन्य एशो-आरामपर पैसे खर्चे करता तबतक अपराध 
माना जाना चाहिए जबतक कि छाखों लोग भूखे मर रहे हें। यदि किसी परिवार- 
का एक सदस्य भूखसे मरनेकी स्थितिमें हो तो उस परिवारके लोग दावत तो नहीं 
करेंगे। यदि भारत भी एक परिवार है तो उसके प्रति भी हममें वही भावना होनी 
चाहिए जो निजी परिवारके प्रति होती है। परन्तु हम प्रत्येक भारतीयके साथ 
आमतौर पर अपने परिवारके सदस्य-जेसा नाता रखें या न रखें, में यह आशा 
जरूर करूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति पुरीमें जो गंम्भीर संकट विद्यमान है, उसे दूर करनमें 
सहायता देगा। 

में यह भी आशा करता हूँ कि श्री कृष्णचन्द्र नायककी सपं-दंशसे मृत्यु-जेसी 
घटनाओंसे स्वयंसेवकोंका इस काममें मदद देनका उत्साह कम नहीं होगा। नायकने 
कत्तंव्यपालन करते हुए श्रेयस्कर मृत्यु पाई है। ऐसी मृत्यु रुण होकर मरनसे तो 


१, लोक अकाल पीड़ित सद्दायता समिति, पुरी । 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अच्छी है। भारतमें नितानत अज्ञानी व्यक्तिके लिए भी यह एक धामिक विश्वासकी 
बात है कि शरीरके साथ आत्माका नाश नहीं होता और वह कमंके अनुसार पुनः 
अपने लिए अच्छा या बुरा चोला प्राप्त कर लेती है; इसलिए मृत्युकी इतनी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए जितती कि लोग करते जान पड़ते हें। श्री नायक अपना यह 
कत्तव्य पूरा करतेके लिए और भी अच्छा चोला धारण करके पुनः धरतीपर आयेंगे। 
और इस विश्वासकों हृदयमें रखते हुए हमें उनकी मृत्युपर शोक नहीं करना चाहिए 
बल्कि आनन्द सनताना चाहिए कि उन्हें अपने मानव-भाइयोंका संकट दूर करनेका 
कत्तंव्य पूरा करते हुए मरनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

[ अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, २२-९-१९२० 


१५९. फीजीमें आतंक 


मेने जो उत्तर दिया, वह उत्तर देते समय मेरे ध्यानमें तीनों विकल्प थे। हमें 
आशा रखनी चाहिए कि भावी प्रवासकी सम्भावनाओंकी जाँच करनवाले इस प्रस्तावित 
आयोगका सदस्य बनकर कोई भी स्वाभिमानी भारतीय वहाँ नहीं जायेगा। अगर 
हम वहाँके भारतीयोंकी शिकायतोंकी जाँचके लिए अपनी ओरसे कोई स्वतन्त 
आयोग भेजें तो उसे काम नहीं करने दिया जायेगा। फीजीमें स्वयं कुछ गोरोंन श्री 
एन्ड्रयूजके साथ कैसा व्यवहार किया था ? हम पुस्तिकाएँ छपवा सकते हैं, और भारतमें 
उन्हें प्रचारित कर सकते हैं ; लेकिन उससे उन लोगोंकी वर्तमाव समस्या तो हल नहीं 
हो जायगी जो फीजीमें हैँ, और जो जेलमें हें या जेल भेज जा रहे हैं। यहाँ मामला 
तो साफ-साफ यह है कि फीजीके वर्तमान भारतीय बाशिन्दोंको आतंकित किया जा 
रहा है ताकि वे गोरे शोषकोंकी गुलामी स्वीकार कर ले। पत्रलेखक महाशय यह भूल 


१. यह यंग इंडियाके सम्पादकके नाम लिखे एक पत्रके उत्तरमें लिखा गया था। पत्रके सम्बन्धित 
अंश इस प्रकार थे: “आपने कलकत्तेमें ९ सितम्बरकों मुझे जो भेंट देनेकी कृपा की थी, उसमें 
कहा था कि अगर फीजीके भारतीयोंकों वहाँ अपनी सारी जायदाद बेच देनी पड़े तब भी आप उन्हें 
भारत लोट आनेकी ही सलाह देंगे. . . वहाँ उन्होंने अपने घर बनवाये हैं । हजारोंका जन्म ही फीजीमें 
हुआ है. . . निश्चय ही आप उन सभीसे भारत लौट जानेको नहीं कहेंगे ।. . -हम उन ७५० हजार 
भारतीयोंके लिए कौन-सी व्यवस्था करेंगे. . . में आपसे तीन बातोंपर विचार करनेका अनुरोध करूंगा: 
(१) हमें यहाँक्री जनताके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जब भारत सरकारसे फीजीकी 
दुःखद घटनाओंकी स्वतन्त्र जाँच करवानेकों कहा गया तव तो उसने इनकार कर दिया, और अब वह 
फीजीमें मजदूरोंकी स्थितिका अध्ययत करनेके लिए वहाँ एक भायोग भेजने जा रही है । यह जलेपर 
नमक छिंडकने-जेसा है। किसी भो स्वदेशासिमानी भारतीयकों मारत सरकारके इस आधोगकी सदस्यता 
स्वीकार नहीं करनी चाहिए । (२) हमें फीजीके हालके उपद्रवोके कारणों और परिणार्मोकी जाँच करनेके 
लिए अपनी ओरसे एक आयोग भेजना चाहिए | (३) हमें फीजीकी दुःखद घटनाओंके बारैमें भारतीय 
भाषाओमें, विशेषकर हिन्दी और तमिलमें कुछ पर्चे छप्वाकर देशमें बाँग्ने चाहिए ।”” 


कांग्रेस-संगठनोंके लिए हिदायतोंके मसविदेपर रिपोर्ट ३०१ 


गये हूँ कि ये लोग फीजीमें बन्द करके रखे गये हें। उन्हें भारत वापस आनंकी कोई 
सुविवा नहीं है। में यह स्मरण दिला दूं कि दक्षिण आफ़िका या पूर्व आफ्रिकाकी तरह 
गोरे छोग भारतीयोंकों फीजीसे निकाल बाहर नहीं करना चाहतें। फीजीके गोरे, 
अभी वहाँ जो भारतीय हे, उन्हें वहीं रखना चाहते हैँ तथा और भी भारतीयोंकों 
वहाँ बुलाना चाहते हें। इसलिए स्पष्ट ही हमारा पहला कत्तंव्य यह है कि इन थके- 
हारे और भारसे दब लोगोंको बता दें कि वे अपने ख्चेसे भारत लौट आपनेको स्वतन्त्र 
है, क्योंकि स्वयं मणिलाह डाक्टरने भी यही निराकरण सुझाया है। फीजीसे मुझे 
जो तार मिले है, उनमें भी यही कहा गया है। हम जो कमसे-कम कर सकते हें वह 
यह कि उनके लिए भारत लौटनेकी सुविधाओंका प्रबन्ध करें। 
[ अंग्रेजीसे | 


यंग इंडिया, २२-९-१९२० 


१६०. कांग्रेस-संगठनोंके लिए हिदायतोंके मसविदेपर रिपोर्ट! 


२२ सितम्बर, १९२० 

कांग्रेस संगठनोंके लिए तथा जिन्हें विशेष कांग्रेसके असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव 

स्वीकार हों उनके लिए दी गई हिदायतोंके मसविदेपर अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा 
नियुक्त उप-समितिकी रिपोर्ट । 


कांग्रेसने सलाह दी है: 


(क) खिताबों और अवेतनिक पदोंका बहिष्कार किया जाये, 

(ख) दावत, राजकीय समारोहों, दरबार आदि सरकारी जलूसोंका बहिष्कार 
किया जाये, 

(ग) सरकारी या सरकार-नियन्त्रित स्कूलों और कालेजोंका धीरे-धीरे 
बहिष्कार और राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजोंकी स्थापना की जाये, 

(घ) वकील और मुकदमा लड़नेवाले लोग धीरे-धीरे अदालतोंका बहिष्कार 
करें, और ऐसे वकीलोंकी सहायतासे पंचायती अदालतें स्थापित की जायें, 

(ड-) उम्मीदवार और मतदाता नई कॉौंसिलोंका बहिष्कार करें, 

(च) बुद्ध-पूर्वके मेसोपोटामिया (अर्थात्‌ टर्की साम्राज्यके प्रदेशों) में काम 
करनेके लिए सिपाहियों, क्लर्कों और मजदूरोंके रूपमें की जानेवाली भरतीका बहिष्कार 
किया जाये, 

(छ) विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार किया जाये, 

(ज) हाथके कते सूत और उस सूतसे हाथके बुने कपड़ेके उत्पादत और वितरण- 
को बढ़ावा देकर स्वदेशीको आगे बढ़ाया जाये। 


१. शइ्प किये हुए मूल मसविदिमें गांधीजीने अपने हाथसे संशोधन किये हैं । 


३०२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


कांग्रेसने श्री गांधीके ऋ्रमिक अहिंसात्मक असहयोगके पूरे कार्यक्रमको स्वीकार 
कर लिया है, किन्तु तत्काल प्रयोगके लिए उपर्युक्त बातोंको हाथमें लिया है। 
सवाल यह है कि इन मुद्दोंकी कैसे अमलमें लाया जाये। 


खिताबोंका बहिष्कार 


कार्यक्रमका यह सबसे कठिन भाग है, परन्तु साथ ही यह सबसे जरूरी भी 
है। यह कठित इसलिए है कि यह उन लोगोंपर लागू होता है जिन्होंने अबतक 
सक्रिय सार्वजनिक जीवनमें सामूहिक रूपसे कोई हिस्सा नहीं लिया है और अपने 
खिताबों अथवा सम्मानको वे प्राणोंकी तरह मूल्यवान मानते रहे हें। और असहयोग 
कार्यक्रममें यह बात जरूरी इसलिए है कि इस वर्गका भी भ्रम दूर करना है, और 
इसे सिखाना है कि अन्यायी सरकारसे तोहफ लेता एक ऐसी अपमानजनक बात है 
जिससे निष्ठापू्वंक बचना चाहिए। 

अतएव प्रत्येक शहर, तालल॒के और जिलेमें कार्यकर्त्ताओंको ऐसे खिताबयाफ्ता 
और अवेततिक पदाधिकारी लोगोंकी एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए और प्रमुख 
असहयोगियोंके एक छोटसे शिष्टमण्डलको उनसे मिलकर पूरी विनयशीलता और नम्रता- 
से उन्हें समझाता चाहिए कि देशकी भलाईके लिए खिताब और अवेतनिक पद छोड़ 
देता उनके लिए कितता जरूरी हैं। किसी भी तरहका अनुचित दबाव न डाला 
जाये। वागोकों हिसासे बहुत साववानीसे बचना चाहिए और जिन लोगोंने अपने 
खिताब और अवेतनिक पद छोड़तेसे इनकार कर दिया हो उनकी सूची प्रास्तीय सदर 
मुकाममें प्रकाशवार्थ भेज देनी चाहिए। जो लोग स्वयं अपने खिताब और अवैतनिक 
पद छोड़ चुके हों, उनसे और लोगोंको भी वेसा करनेके लिए प्रोत्साहित करनेकी अपेक्षा 
की जायंगी। जिन्हें ऐसे खिताब या पद प्राप्त हैं, अगर उन लोगोंने असहयोगके पक्षमें 
मत दिया हो, तो उनसे अपने खिताब और पद तुरन्त छोड़ देनेकी अपेक्षा करना 
स्वाभाविक ही है। ऐसा करते हुए उन्हें उसका कारण भी बता देना चाहिए, अर्थात्‌ 
यह कि वे कांग्रेतके प्रस्तावके कारण अपने खिताब और पद छोड़ रहे हैं । 


सरकारी या सरकार-नियन्त्रित स्कूलों और कालेजोंका बहिष्कार 


यह कदम सचम्‌च ही सबसे अधिक आसान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त 
कर रहे बच्चोंके माता-पिताओं तथा वयस्क छात्र-छात्राओंन देशकी राजनीतिमें बहुत 
रुचि ली है। फिर भी इस कदमको बहुतेरे लोगोंने असम्भव माना है, क्‍योंकि इन 
स्कूलों और कालेजोंके पक्षमें उनके मनमें पूव॑ग्रह जमा हुआ है। तथापि जो लोग एक 
निरिचत समयके भीतर स्वराज्य पानेकों उत्सुक हें, उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि 
कालेजोंकी सनदोंसे जित सरकारी नौकरियोंकी आशा बँधती है, जबतक हम उन नौक- 
रिय्रोंका मोह छोड़नेमें समर्थ नहीं होते तबतक हम अगली कई पीढ़ियोंतक अपने लक्ष्य- 
तक नहीं पहुँच सकते। सरकारकी चाकरीसे छुटकारा पाने और सच्ची राष्ट्रीय 
संसकृतिको विकसित करनेका एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने बच्चोंको छुंछी 
शिक्षा देवेवाले, झूठा इतिहास पढ़ानेवाल्े और हमारी राष्ट्रीय जरूरतोंपर कोई ध्यान 


कांग्रेस-संगठनोंके लिए हिंदायतोंके मसविदेषर रिपोर्ट ३०३ 


न देनेवाले वर्तमान सरकारी स्कूलोंको खाली करके राष्ट्रीय स्कूलोंकी' आवश्यकता- 
का तिर्माण करें। हम स्कूलों और कालेजोंसे लड़के-लड़कियोंकी धीरे-धीरे हटानेकी सलाह 
देते हैें। इस बीच उनकी शिक्षाके लिए निजी व्यवस्थापर निर्भर रहा जाये और 
जहाँ साधनोंके अभावमें वह भी सम्भव न हो वहाँ बच्चोंकों देशप्रेमी व्यापारियों या 
कारीगरोंके यहाँ उन धन्धोंका प्रशिक्षण दिया जाये। [इसके लिए | जोरदार प्रचारकी 
व्यवस्था करनी चाहिए और माता-पिताओं, स्कूछ-मास्टरों और १७ वर्षसे अधिक उम्र- 
के बच्चोंके बीच प्रचार करना चाहिए। स्वयंसेवी शिक्षक तंयार करनेके लिए प्रचार 
करना चाहिए और सरका रके प्रत्यक्ष नियन्त्रणमें चलनेवाले स्कूलोंके अलावा जिन अन्य 
स्कूलोंके शिक्षक और उनमें पढ़नेवाले बच्चोंके माता-पिता सहमत हों, वे स्कूल तुरन्त 
सरकारको नोटिस दें दें कि निरीक्षणके रूपमें या अन्यथा हमपर तुम्हारा जो-कुछ भी 
नियन्त्रण है या हमें जो-कुछ सहायता मिलती है वह हमें कबूल नहीं है। इन स्कूलोंकी 
शिक्षा-पणाली में स्थानीय परिस्यितिके अनुसार जैसा परिवतंत करना जरूरी हो वसा 
परिवतेतव करके उन्हें राष्ट्रीय शालाओंकी तरह चलाया जाये। अगर सुशिक्षित लोग 
हमारी शिक्षाकों सचमुच राष्ट्रीय स्वरूप देनेके इस आन्दोलनमें दिलचस्पी लें तो निरी- 
क्षण और मागं-दर्शतके लिए स्थानीय समितियाँ बनाई जा सकती हे, जो अन्ततोगत्वा 
प्रान्तीय या जिला स्तरके विश्वविद्यालयोंका रूप लें सकती हैं। प्रस्तावमें स्कूलोंसे सम्ब- 
न्धित हिस्सेमें धीरे-धीरे ' क्रियाविशेषणके प्रयोगका मतलूब केवल यह है कि तत्काल 
परिणामोंकी आशा! नहीं हैं, क्योंकि अभी सरकारी स्कूलोंके प्रति लोगोंमें बहुत मोह 
है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रचार इस तरह किया जाये कि स्कूलों और कालेजों 
से लड़के-लड़कियोंको धीरे-धीरे ही हटाया जा सके। जिन अभिमावकोंने अपने बच्चे 
सस्‍्कूलोंपे हुटा लिये हों, जो लड़के स्वयं स्कूलोंसे हट गये हों, जिन स्कूल-मास्टरोंने 
इस्तीफा दें दिया हो, जो स्थानीय स्कूल स्थापित किये गये हों, उन सबकी तथा स्वयं- 
सेवी शिक्षकोंकी सूचियाँ तेयार करके प्रान्तीय सदर मुकामको भेज दी जानी चाहिए 
और उन्हें प्रकाशित करना चाहिए। 


अंदालतोंका बहिष्कार 

हूँ एक जाती-मानी बात है कि मुकदमेबाजी बहुत बढ़ गई है। यह भी एक 
सुविदित बात है कि वकीलोंकी संख्यामें वृद्धिकि साथ-साथ मुकदमेबाजी भी बढ़ती 
जाती है। यह भी उतना ही सच है कि किसी भी सरकारके लिए उसकी अदालतें 
और दण्ड-व्यवस्था शक्तिका बहुत बड़ा स्रोत है। जब जनसाधारणमें सच्ची राष्ट्रीय 
चेतना जागृत होती है तो उसकी झलक अपराधों और दीवानी मुकदमोंकी संख्यामें 
भी अवद्य मिलेगो। जो राष्ट्र आत्म-निर्णयके लिए सन्नद्ध हो गया हो, उसके पास 
दीवानी या फौजदारीके आपसी झगड़ोंके लिए समय ही नहीं रहता, और मुकदमेबाजी 
न हो, ऐसी स्थिति पैदा करना प्रत्येक व्यक्तिका और विशेष रूपसे कानूनके माहिर 
लोगोंका कत्तंव्य होता चाहिए। इसके अछवा अभीतक वकील लोग देशमें जन-आनन्‍्दो- 
लतका नियन्त्रण करते आये हें (और बहुत अच्छी तरहसे नियन्त्रण करते आये हें)। 
यदि वे अपना पूरा समय और ध्यान तत्काल स्वराज प्राप्त करनेमें नहीं लगाते और 


३०४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


अपने अवक्राशके समयका एक हिस्सा-भर सार्वजनिक कार्योंमें लगाते हें, तो यह मानते 
हुए कि जत-आन्दोलनोंका नतृत्व वकीलोंके ही हाथोंम रहना है, स्वराज-प्राप्ति अनिश्चित 
कालके लिए टल जायेगी। इसलिए निकट भविष्यमें अपने लक्ष्यतक पहुँचनके लिए 
यह बिलकुल जरूरी है कि वकील अपनी वकालत छोड़ दें। जो वकील एसा करते 
है, लेकित साथ ही जिन्हें अपनी जीविकाके लिए सहायताकी भी जरूरत है, राष्ट्र- 
को उन्हें ऐसो सहायता देनी चाहिए। यह सहायता राष्ट्रीय स्कूलों या आपसी 
झगड़ोंके निपटारेमें या प्रचार-कार्यमं उनकी सेवाका उपयोग करके दी जा सकती है। 
जैसे शिष्टमण्डलका सुझाव खिताबयाफ्ता आदि लोगोंके सम्बन्धमें दिया गया है, वेसे 
ही शिष्टमण्डलोंको वकीलोंसे मिलकर उनकी इच्छाएँ जाननेकी कोशिश करनी चाहिए। 
प्रत्येक शहर या जिलेसें वकीलोंकी सूची तैयार की जानी चाहिए। इस सूचीर्म शामिल 
जो वकील वकालत छोड़ दें, उनके नामपर तिशान लरूगाकर सूचीकों प्रकाशनाथ 
प्रान्तीय सदर मृकामकों भेज देना चाहिए। 

वकीलोंको चाहिए कि वे सम्बन्धित पक्षोंकी न केवछ अपने नये मुकदमे पंच 
फैसलेके सुपुर्द करनको प्रोत्साहित करें वरन्‌ ब्रिटिश अदालतोंमें उनके जो मुकदमे 
पहलेसे ही चल रहे हों, उन्हें भी वापस लेकर राष्ट्रीय पंचायती अदालतोंको सौंपनेकी 
प्रेरणा दें। जिला समितिको पंचायती अदालतोंकी अध्यक्षता करनंवाले वकीलों और 
जतताके विश्वासयात्र अन्य प्रमुख नागरिकोंकी सूची बतानी चाहिए। चूंकि अभी 
पंचायती अदालतोंके आदेशोंपर अमल करानंवाला कोई तन्‍त्र नहीं है, इसलिए जो 
पक्ष ऐसे आदेशोंका पालन ने करें, उनका किसी प्रकारका सामाजिक बहिष्कार 
करना चाहिए। 

ऐसा बताया गया है कि कुछ वकील, जो अपनी वकालत क्षण-भरकी भी देर 
किये बिना छोड़ देनेकों तैयार और उत्सुक हें, इस कारण अपनी वकालत पूरी 
तरह बन्द नहीं कर पा रहे हैं क्‍यों कि पहलेसे ही कुछ मामले उनके हाथोंमें हें, और 
इन्हें वे ईमानदारीके नाते अपने मुवक्किलोंकी अनुमति लिये बिना छोड़ नहीं सकते। 
इन मामलोंसें वकीलोंसे अपेक्षा की जायेगी कि वे केवल ऐसी ही जिम्मेदारियोंकी 
चिन्ता करेंगे; और जल्दीसे-जल्दी अपनी वकालत पूरी तरह बन्द कर देनेकी कोशिश 
करेंगे । 

कौंसिलें 

कौंतरिलोंका बहिष्कार सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है और इसपर सबसे अधिक 
शक्ति लगानकी भी जरूरत है। यदि सबसे अच्छे कार्यकर्ता कौंसिलोंकी सदस्यताके 
लिए चुताव लड़ें तो आम छोग असहयोगका अर्थ वहीं समझ सकेंगे। सुधार अधि- 
नियम ऐसा नहीं बनाया गया है कि तुरन्त स्वराज्य' दे दिया जाये। जब कभी स्व- 
राज्य मिलेगा तो वह इस कारणसे नहीं कि अंग्रेज हमें स्वेच्छासे वह चीज दे देंगे 
बल्कि इस कारणसे मिलेगा कि वे हमारी माँग अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। और हम 
मानते हैं कि कोई हमारी माँग अस्वीकार न कर सके, ऐसी अदम्य शक्ति हमें नई 
कौंसिलोंके भवनोंमें प्राप्त नहीं हो सकती। यह शक्ति तो हमें मतदाताओंको, और 


कांग्रेस-संगठनोंके लिए हिंदायतोंके मसविदेषर रिपोर्ट ३०५ 


जो मतदाता नहीं हो उन्हें भी, निरन्तर शिक्षा देते रहनसे ही मिल सकती है। जो 
उम्मीदवार सामने आ चुके हें शिष्टमण्डलोंकोी उनसे मिलना चाहिए और अपनी 
उम्मीदवारी वापस हे लेनेकी प्रार्थना करती चाहिए। निर्वाचकोंसे मिलकर उनसे 
निम्नलिखित पत्रपर हस्ताक्षर लेने चाहिए: 


राष्ट्रीय कांग्रेसके विशेष अधिवेशन और अखिल भारतीय मुस्लिम छलीगके 
प्रस्तावकों ध्यानमें रखते हुए हम, नई कौंसिलोंके चुनावके लिए निश्चित . . . 
के . . . निर्वाचन-क्षेत्रक मतदाता, लिखित रूपमें अपनी यह इच्छा व्यक्त करते 
हें कि हम नहीं चाहते कि प्रान्तीय विधान परिषद्‌ (या विधान सभा अथवा 
केन्द्रीय विधान परिषद्‌ ) में कोई भी हमारा प्रतिनिधित्व करे और इसके द्वारा हम 
सभी उम्मीदवारोंकों सूचित कर देते हें कि अगर वे हमारी इस इच्छाके बावजूद 
चुनाव लड़ते हैँ तो वे हमारे प्रतिनिधि नहीं होंगे। हम नई कौंसिलोंमें तबतक 
अपना कोई प्रतिनिधित्व नहीं चाहते जबतक कि खिलाफत और पंजाबके मामलोंमें 
न्याय नहीं किया जाता और भारतको स्वराज्य नहीं दे दिया जाता। 


अगर किसी भी क्षेत्र्मं आधेसे अधिक मतदाताओंकों इस प्रपत्र+र दस्तखत 
करनेको राजी कर लिया जाये तो हमारा खयाल है कि कोई भी उम्मीदवार इतनी 
जोरदार घोषणाके बाद चुनावमें खड़ा नहीं रह सकेगा। जिन उम्मीदवारोंने अपने 
नाम वापस ले लिये हों और जो इसके लिए तेयार न हों, उन दोनोंके नामोंकी 
सूचियाँ लेकर मतदाताओंकों पहले पक्ष-विपक्षकी बातें समझानी चाहिए और तब 
उनसे उपर्युक्त प्रयन्नपर हस्ताक्षर करनकों कहना चाहिए। मतदाताओंकी सुविधाके 
लिए देशी भाषामें प्रपत्रका अनुवाद करा लेना भी जरूरी है। 


मंसोपोटासियाके लिए सजदूरों आदिकी भरती 


जो राष्ट्र खिलाफत और पंजाबके निर्मम अन्यायकों महसूस करता हो उस 
राष्ट्र लोग कमसे-कम इतना तो कर ही सकते हैँ कि मेसोपोटामियामें तथा युद्ध 
छिड़नेके समय जो अन्य प्रदेश टर्की साम्राज्यके हिस्से थे, उनमें सरकारकी सेवा करनेके 
लिए सिपाहियों, क्लकों और मजदूरोंके रूपमें भरती होनेसे इनकार कर दें। जिन- 
जिन छोगोंके ऐसी सेवाके लिए भरती होनेकी सम्भावना हो उनके बीच कायें- 
कर्त्ताओंकों प्रचार करना चाहिए, जिसका तरीका यह हो कि वे उनके सामने सच्ची 
स्थिति स्पष्ट कर दें और फिर उन्हें स्वयं ही फैसला करने दें। 


विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार 


दुर्भाग्यसे यह खण्ड कुछ गलतफहमीके कारण जोड़ दिया गया है।' प्रत्येक असह- 
योगीका यह कर्तव्य है कि वह अपनी जरूरतें सीमित रखे और जिस ऐशो-आरामके 
लिए उसे विदेशी मालका मोहताज होना पड़े, ऐसे सभी ऐशो-आराम छोड़ दे। 


१. यह वाक्य बॉम्बे कॉनिकक, २८-९-१९२० से लिया गया हैं। 


१८-२० 


३०६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
स्वदेशी 


प्रस्तावके इस अंशमें वह सब कुछ हैं जो विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके लिए 
तत्काल किया जा सकता है। विदेशी वस्त्रने, वह चाहे लंकाशायरका हो या जापानका 
या फ्रांसका, करोड़ोंके मेहसे रोटी छीन छी है और घरमें कताईकी उस प्राचीन 
कलाकों लगभग समाप्त हीं कर दिया है, जो करोड़ों कृषकोंकी कमाईमें योग देनेका 
एक साधन थी और अकालकी स्थितिमें एक तरहसे बीमेका काम करती थी। 
इसने हजारों बुतकरोंका सम्मानजनक और काफी आमदनीवाला धन्धा छीन लिया है। 
हमारी मिलें हमारी जरूरतें पूरी करनेकी दृष्टिसे काफी उत्पादन नहीं करतीं। जो 
लोग विदेशी कपड़ा पहनतके आदी हैँ वे यदि मिलोंपर और बोझ डालेंगे तो उसका 
एक ही परिणाम होगा कि मुल्यमें वृद्धि होगी और इस तरह गरीब लोग आज जो 
कपड़ा खरीद पाते हे वह भी नहीं खरीद पारय्येगं। इतनपर भी इससे स्वदेशीको 
किसी प्रकारका उत्तेजव नहीं मिलेगा। इसलिए आज हाथकी कताई और हाथकी 
बुनाई राष्ट्रीय आवश्यकता है और इसे एक खास ह॒ृदतक सर्वप्रियः बतानेके लिए 
अनुशासन, त्याग और संगठन-क्षमताकी जरूरत होगी, और ये सभी गृण तो स्वराज 
पानके लिए भी जरूरी हें ही। हाथसे कताई हो, हाथसे बुनाई हो और इस तरह 
तैयार किये गये कपड़के वितरणके रूपमें हम स्वदेशीके पुनरुत्थानकों बहुत महत्त्व 
देते हें। इस कामके लिए हजारों कार्यकर्ताओंकों विशेष प्रशिज्षण देनेकी जरूरत है। 
उच्च-वर्गकी महिलाओंकों हाथसे कताई शुरू करने और सिफ वही कपड़ा, जो हाथसे 
कते सूतसे बुना हो, इस्तेमाल करनेके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गछी-गलीमें 
इसके प्रशिक्षणके लिए शालाएँ खोलनी चाहिए। नमूनेकों सामने रखकर कोई भी 
साधारण बढ़ई चरखा बना सकता है। जो लोग यह काम अपने हाथोंमें लेना चाहें 


उन्हें व्यवस्थापक, सत्याग्रहाश्नम, साबरमती ( अहमदाबादके पास ) के पतेपर पत्र 
लिखना चाहिए। 


स्वराज्य-कोष 


कांग्रेसके प्रस्तावकों कार्यान्वित करनेके लिए एक राष्ट्रीय कोषकी स्थापना 
करना बहुत ही जरूरी है। प्रचार-कार्यके लिए, स्वदेशीको उत्तेजन देनके लिए, राष्ट्रीय 
स्कूलोंकी स्थापनाके लिए और जिन वकीछोंन अपनी वकालत छोड़ दी हो और 
अपना भरण-पोषण करनेमें असमर्थ हों उनको मदद देनेके लिए एक कोषकी जरूरत 
होगी। इसलिए प्रान्तीय संगठनोंको जिला संगठनोंकी सहायतासे कोष-संग्रह करनेका 
हर प्रथत्त करना चाहिए और आय-व्ययकी मासिक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। 

स्वयंसेवक दल 

लोगोंको अनुशासन सिखान और व्यवस्था कायम रखनेके लिए प्रान्त, जिला 
और नगर, तीनों स्तरोंके संगठनोंको स्वयंसेवक-दल तेयार करने चाहिए। 

अन्तमें हम सलाह देंगे कि जहाँ कार्यकर्त्ता पर्याप्त संख्यामें हों, वहाँ एक-एक 
दलको एक-एक अलग काममें विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह उस विशेष 


होमरूल' लीगकी शाखाओंको परिपत्र ३०७ 


कामको सफल बना सके। जहाँ कार्यकर्त्ता पर्याप्त संख्यामें न हों, वहाँ कौंसिलोंके 
बहिष्कारको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्‍योंकि असहयोगके इस हिस्सेके सम्बन्धमें 
आगामी दिसम्बरके मध्यसे पहले ही कुछ कर दिखाना है। 


पण्डित मोतीलाल नेहरू 
मो० क० गांधी 
वब० झ०6 पटल 
(एक अछमग टिप्पणीकी शर्तें सहित)' 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२६६) की फोटो-नकलसे। 


१६१. तार; शौकत अलीको' 


[ २३ सितम्बर, १९२० या उसके बाद ] 


कै. 


खुद तो जाना नहीं चाहता। यदि आप समझते हूँ कि 
उद्देयको लाभ पहुंचेगा तो जानेको राजी हूँ। महीनेके अंततक 
मुझे विश्रामकी आवश्यकता है। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२६८) की फोटो-नकलसे। 


१६२- होमरूल लीगकी शाखाओंको परिपत्र 


अखिल भारतीय होमरूल लीग 
३०५/०९, मसजिद बंदर रोड 
माण्डवी 

बम्बई 


[२५ सितम्बर, १९२० के पूर्व | 
सेवामें 


अध्यक्ष एवं मंत्रिगण 
होमरूल लीग शाखा 
प्रिय महोदय, 
अखिल भारतीय होमरूल लीग द्वारा कलकत्तकी अपनी आम बैठकमें पास 
किये गये प्रस्तावके अनुसार हम कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें पास किये गये असह- 
योग प्रस्तावकों कार्यान्वित करनके लिए निम्नलिखित हिदायतें भेज रहे हें: 


१, देखिए परिशिष्ट १ । 

२. यह शौकत अली द्वारा २३ सितम्बर, १९२०को बम्बईससे भेजे गये तारके जवाबमें था। शोकत 
अलीने अपने तारमें कहा था; “२७ तारीखकों जफर अली खाँके मामलेकी सुनवाई है, इसलिए पंजाब 
खिलाफत समिति चाहती है कि अप्प तत्काल वहाँ पहुँच जाये । . . - ” 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


अखिल भारतीय होमरूल लीगकी सभी शाखाओंसे अनुरोध है कि वे लीगके 
उद्देश्यको ध्यानमें रखते हुए कांग्रेसके विशेष अधिवेशनके असहयोग-शम्दन्धों प्रस्तावकों 
उस हृदतक कार्यान्वित करें जिस हृदतक उसमें जतताकों कार्रवाई करनेकी सलाह 
दी गई है। और कारार कारवाईके खयालसे सभी शाखाओंसे फिलहाल प्रार्थना 
है कि वे अगले दो महीनेतक मुख्यतः नई कौंसिलोंके पूर्ण बहिष्कारकी ओर अपना 
ध्यान केन्द्रित करें। इस उद्देशयसे सभी शाखाओंसे अनुरोध है कि वे मतदाताओंसे 
निम्नलिखित प्रपत्रपर हस्ताक्षर करायें: 


राष्ट्रीय कांग्रेसके विशेष अधिवेशन और अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके 
प्रस्तावकों ध्यानमें रखते हुए हम, नई कौंसिलोंके चुनावके लिए निश्चित . . . के 
, -  निर्वाचन-क्षेत्रक मतदाता, लिखित रूपमें अपनी यह इच्छा व्यक्त करते हे 
कि हम नहीं चाहते कि प्रान्तीय विधान परिषद्‌ (या विधान सभा अथवा 

केन्द्रीय विधान परिषद्‌ ) में कोई भी हमारा प्रतिनिधित्व करे और इसके द्वारा हम 
सभी उम्मीदवारोंकों सूचित कर देते हें कि अगर वे हमारी इस इच्छाके बावजूद 
चुनाव लड़ते हे तो वे हमारे प्रतिनिधि नहीं होंगे। हम नई कॉौंसिलोंमें तबतक 
अपना कोई प्रतिनिधित्व नहीं चाहते जबतक कि खिलाफत और पंजाबके 
मामलोंमें न्याय नहीं किया जाता और भारतको स्वराज्य' नहीं दे दिया जाता। 


इस बातपर जितना जोर दिया जाये, कम होगा कि हस्ताक्षर लेनेसे पूर्व मत- 
दाताओंकों साफ-साफ समझा देता चाहिए कि वे क्‍या कर रहे हें। उनपर किसी तरहका 
दबाव नहीं डालना चाहिए। उम्मीदवारोंसे भी अनुरोध करना चाहिए कि जहाँ-कहीं 
आधेसे अधिक मतदाताओंने लिखित रूपमें अपनी इच्छा व्यक्त कर दी हो, वहाँ उनकी 
इच्छाका खयाल रखते हुए वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें। 

कांग्रेसने तत्काल अमल करनके लिए अपने कार्यत्रममें जो अन्य बातें शामिल 
की हैँ, उनके सम्बन्धमें निर्देश यथा समय भेज दिये जायेंगे। 


मो० क० गांधी 
अध्यक्ष 
उमर सोबानी' 
जवाहरलाल नेहरू 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी' 
महा मंत्रिगण 
| अंग्रेजीसे | 
बॉस्‍्बे ऑॉनिकल, २५-९-१९२० 


१, एक समय कांग्रेसके कोषाध्यक्ष; १९२६ में देहान्त हुआ । 
२, १८७९-  ; असिद्ध राजनीतिंश ओर लेखक; स्वतन्त्र भारतके प्रथम भारतीय गवनर-जनरल। 


१ दर झ् « पत्र म्लधालाओको है 


अखिल भारतीय होमरूल लीग 
मसजिद बन्दर रोड 
माण्डवी 
बम्बई 
[२५ सितम्बर, १९२० के पूर्व | 
कांग्रेसके विशेष अधिवेशन बहुत बड़े बहुमतसे नई कौंसिलोंके पूर्ण बहिष्कार- 
का निर्णय किया है। इसलिए नई कॉौंसिलोंके निर्वाचनमें किसी भी उम्मीदवारको मत 
न देना आपका कत्तेब्य है। फिर भी यदि कोई उम्मीदवार आपके नामपर खड़ा होना 
चाहे तो उसके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आप नहीं चाहते कि वह या कोई 
अन्य व्यक्ति कौंसिलोंमें आपका प्रतिनिधित्व करे। इस उद्देश्यसे आपको उस प्रपत्रो- 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए जो तदर्थ तैयार किया गया है। अपने आस-पासके 
मतदाताओंकों भी यह बता देता आपका कर्तव्य है कि उन्हें क्या करना चाहिए। 
आप जानते हे कि कौंसिलोंमें प्रवेश करना क्‍यों गलत है। सरकारने पंजाबके 
साथ न्याय करनेसे इनकार कर दिया है। ब्रिटिश मन्त्रियोंने खिलाफतके बारेमें 
मुसझमानोंकों शपथपूर्वक दिये गये वचन तोड़ डाले हें और इस सम्बन्धमें अन्य प्रकारसे 
भी उनकी गहरी भावनाओंकी उपेक्षा कर दी है। 
हमें इत अन्यायोंका निराकरण करना है, और ऐसा अन्याय या विश्वासधघात 
फिर न किया जाये, इसलिए हमें स्वराज्य प्राप्त करना है और इस हीनताके कलंकसे' 
छुटकारा पाना है। हम यह सब कौंसिलोंमें जाकर नहीं कर सकते, और न वहाँ 
जाकर स्वराज्य ही प्राप्त कर सकते हें। इसके विपरीत, यद्यपि हमारे प्रतिनिधि 
सरका रके अन्यायपूर्ण कानूतोंके खिलाफ मत दे सकते हूं, फिर भी वे उन [ सरकारी | 
कानूनोंके निर्माता माने जायेंगे और इस तरह अनिच्छापूर्वक अन्यायके साधन बनेंगे। 
इसलिए अपने सम्मान की रक्षा करने, शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्त करने और इन 
अन्यायोंका निराकरण करनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि मतदाता अपना कोई 
भी प्रतिनिधि कौंसिलोंमें न भेजें। 


[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे कॉनिकल, २५-९-१९२० 
२, बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्डट्स, १९२० के अनुसार यद्द गांधीजी द्वारा एक पर्चेके रूपमें जारी किया 


गया था और छोगोंके बीच काफी बड़ी तादादमें वितरित किया गया था | 
२, देखिए पृष्ठ ३०५ । 


१६४. तार: जमतालाल बजाजको 


अहमदाबाद 
२५ सितम्बर, १९२० 
जमतालाल,' 
बच्छराज 
वर्धागंज' 


अरविन्द घोषको तार दिया।' स्वास्थ्य बहुत कुछ बेहतर। 
गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
पाँचवें पुत्रको बापूके आदीर्वाद 


१६५. पत्र: अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकों' 


२५ सितम्बर, १९२० 

अध्यक्ष 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
कलकत्ता 
महोदय, 

पिछली २ जनवरीको अमृतसरमें हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अधिवेशन- 
में एक प्रस्ताव द्वारा, कांग्रेस-संविधान तथा नियमावलीमें किये जानवाले संशोधनोंका 
मसविदा तेयार करनेके लिए, निम्न हस्ताक्ष रकर्त्ताओंकी एक समिति नियुक्त की गई 
थी। इस समितिको ३० जून अथवा उससे पूर्व अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी थी। 
हमें खेद है कि कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयोंके कारण हम समयपर अपनी रिपोर्टकों 
अन्तिम रूप नहीं दे सके। 

संविधानका अन्तिम मसविदा अब इस पत्रके साथ भेजा जा रहा है। 


१. १८८९-१९४२; पसिद्ध गांवीवादी उद्योगपति; जिन्होंने गांधीजीकी रचनात्मक योजनाओंमें 
भरपूर सहयोग दिया । गांधीजीके निक्तम साथियों और सलाहकारोंमें से एक । 

२. अरविन्द घोष ( १८७२-१९५० ); योगी, कवि और दाशैनिक; १९१० से पांडिचेरोमें स्थायी 
रूपसे रहने लगे थे । 

३. नागपुर कांग्रेस अधिवेशनकी अध्यक्षता स्वीकार करनेके लिए । 

४. मूल मसविंदा गांधीजीक॑ हस्ताक्षरोंमें है । 


पत्र : अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकों ३११ 


इस सम्बन्धर्में हम छोग कहीं मिलकर परस्पर बातचीत नहीं कर पाये। हमें 
एक-दूपरेसे पत्रों द्वारा ही सलाह-मशविरा करना पड़ा है। 

विभिन्न स्थानोंसे प्राप्त समस्त सुझावोंपर सावधानीसे विचार करके ही हम 
अपने तनिष्कर्षोपर पहुँचे हें। 

कांग्रेसमें प्रतिनिधियोंकी संख्या निश्चित करनेकी बातपर हम लोग सहमत नहीं 
हो सके हैे। यह सुझाव श्री गांधीका ही है। हममें से ज्यादातर लोगोंकी समझमें, 
प्रतिनिधियोंकी संख्या सीमित कर दिये जानसे कांग्रेस अपने प्रदर्शनात्मक स्वरूप और 
प्रभावोत्पादकताको खो बैठगी। हममें से ज्यादातर लोग यह तो स्वीकार करते हें कि 
आजकल कांग्रेसके जो अधिवेशन आदि होते हें, प्रतिनिधियोंकी अधिकताके कारण 
उत्की ठीकसे व्यवस्था नहीं हो पाती । लेकिन उनकी राय है कि प्रतिनिधियोंकी संख्या- 
पर कोई प्रतिबन्ध न रखनेका लाभ उससे उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयोंकी तुलनामें 
हुत अधिक है। इसके विपरीत श्री गांधोका खयाल है कि अगर कांग्रेसकों सचमुच 
प्रातिनिधिक रूप देना है और उसे ठीक विचार-विमश करने योग्य संस्था बनाना है तो 
संख्याकों सीमित करना आवश्यक है। वे यह भी मानते हें कि जब कांग्रेस व्यवस्थित 
रूपसे भारतकी सारी जनताका प्रतिनिधित्व करने लगेगी और उसकी कार्रवाईमें इस 
तरह जब सारी जनताकी आवाजका प्रभावकारी और समुचित सन्निवेश होगा और 
उसके प्रत्येक प्रस्तावपर बारीकीके साथ पूरी तरह सोच-विचार किया जायेगा तब 
इसकी माँगोंको अस्वीकार करता असम्भव हो जायंगा। उनका खयालर है कि दर्शकों 
और अतिथियोंके निर्बाध प्रवेशसे ही कांग्रेसके प्रदर्शनात्मक स्वरूपमें कोई कमी नहीं 
आने पायेगी। संलग्न मसविदेमें श्री गांधीके सुझाव शामिल किये गये हें। अतएवं यदि 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्री गांधीके सुझावकों स्वीकार नहीं करती तो प्रति- 
निधियोंकी संख्याको सीमित करनेवाले खण्डोंको निकाल देना पड़गा। यदि समिति 
श्री गांधीके संख्याको सीमित करनके प्रस्तावकों स्वीकार कर लेती है तो हम आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्के उस आधारका अनुमोदन करते हें जो एकल संक्रमणीय' मत 
(सिंगल ट्रान्सफ़रेबल वोट) के नामसे ज्ञात है। 

हम अखिल भारतीय कांग्रेस समितिका ध्यान उसकी' नीतिमें किये गये परिवतेनों- 
की ओर भी आकर्षित करना चाहते हैं। हमने जो सबसे उल्लेखनीय परिवर्तेत सुझाया 
है वह है अपताये जानेवाले तरीकोंके सन्दर्भमें संवेधानिक  विशेषणके स्थानपर “बंध 
और सम्मान्य” विशेषण रखता। हमारे विचारसे संवधानिक का दोहरा-- लोक- 
प्रचलित और कानूनी -- अर्थ असमंजसमें डालनेवाला है। कांग्रेसने सुधारोंके सम्बन्धमें 
अभी हालमें ही जो प्रस्ताव पास किया है; उसको देखते हुए हमने सम्बन्धित 
अनुच्छेदसे ये शब्द निकाल दिये हें-- प्रशासतकी वर्तमान प्रणालीमें निरन्तर 
सुनिश्चित सुधार। 

हमने जो एक और उल्लेखनीय परिवर्तन किया है वह है भाषाके आधारपर 
प्रान्तोंका पुत्गंठन। हमारा विश्वास है कि प्रान्तोंका जो गठन विजेताओंन समय- 
समयपर अपनी जरूरतोंकों देखते हुए किया वह ठीक नहीं है तथा यह बात साधा- 


२१२ सम्पूर्ण गांधी वाहइमय 


रणतया अलग-अरूग भाषा बोलनेवाले विभिन्न समुदायोंकी राजनीतिक और सामाजिक 
उन्नतिमें और इस प्रकार पूरे भारतकी उन्नतिमें भी बाधक है। इसलिए हम' महसूस 
करते है कि जहाँतक कांग्रेसका सवाल है, हमें भारतको पुनः भाषावार प्रान्तोंके रूपमें 
विभाजित करना चाहिए। सरकारसे प्रान्तोंका भाषावार पुनर्गठन करवानके सम्बन्धमें 
जो आन्दोलन चलाया जा रहा है, इससे उसको बल मिलेगा। 
हमने कांग्रेसमें मुसलूमानोंके प्रतिनिधित्वके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की' 
है। इत दोनों जातियोंके बीच वर्तमान सौहादंपुर्ण सम्बन्धोंकों ध्यानमें रखते हुए हम 
उनके अलग प्रतिनिधित॒की कोई आवश्यकता नहीं समझतें। छेकिन हम यह कहना 
चाहेंगे कि यदि मुसलमान विशेष व्यवस्था अथवा संरक्षणकी इच्छा व्यक्त करें तो 
उनकी इस इच्छाकी पूरत्तिके लिए ऐसा कर देना चाहिए। जहाँतक उर्दू भाषाकों स्वी- 
कार करनेका सवाल है, हमने सामान्य शब्द हिन्दुस्तानीका प्रयोग किया है, जिसमें 
हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाएँ आ जाती हैं। और हमने देवनागरी तथा फारसी' 
दोनों ही लिपियोंकों स्वीकार किया है। 
हम नियमोंका अलूग मसविदा नहीं दे रहे हे । हमारा खयाल है कि संविधानमें, 
जहाँ किन्‍्हीं विपरीत नियमोंका विधान न हो, वहाँ कांग्रेस तथा उसकी प्रशाखाओं- 
जुसी संस्थाओंके सम्बन्धर्में सामान्य रूपसे स्वीकृत कार्यविधि ही लागू मानी जानी 
चाहिए। 
हम हें 
आपके 


अंग्रेजी प्रति (जी" एन० ८२२८) की फोटो-नकलसे। 


१६६. एक विचिन्न परिपत्र 


शिक्षा विभागकी ओरसे एक परिपत्र जारी किया गया है; उसका अनुवाद 
निम्नलिखित है: 


इस परिपत्रको जारी करनेके उद्देश्यको समझना कोई कठिन बात नहीं है। 
इस परिफ्रपर पहली' सितम्बरकी तारीख पड़ी है। जब एक पक्ष असहका रकी बात 
करता है तो वहाँ पशुवल्ल काम' नहीं आता, बन्दूक भी व्यर्थ जाती है, यह बात बन्दूकका 
प्रयोग करनवालों को माननी ही पड़ेगी। जब हम असहकार कर सकेंगे तब बन्दूकोंपर 
धूल जमते लगेगी, उनपर घास उग आयेगी और हमारे बच्चे उसपर खेलेंगे। 

जब असहयोग चलता है तब विरोधीके सामने सहयोगकी बात करनेके अलावा 
और कोई चारा ही नहीं रह जाता। साम्राज्यका आधार परस्पर मंत्री --- सहका र-- पर 
ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं। यह मेत्री जब मुझे मिथ्या जान पड़ी -- बलवान और 


१, परिपत्रके मजमूनके लिए देखिए “ साम्राज्यया अथे ”, २९-९-१९२० । 


एक विचित्र परिपत्र ३१३ 


निर्बेडकी दोस्ती लगी -- तभी मेंने असहयोगका सुझाव रखा। मित्रता बराबरके लोगोंके 
बीच ही होती है और हम समस्त संसारके साथ मित्रता रखना चाहते हें इसीसे उनकी 
बराबरीकी हैसियत प्राप्त करना चाहते हे, उनके प्रति निर्भय रहना चाहते हे, उनके 
पशुबलूपर नेतिक बलसे विजय प्राप्त करता चाहते हैं। 

हमारा असहयोग ही हमारी मित्रताकी नींव है। उपर्युक्त परिपत्र सिर्फ दम्भ 
है, ढोंग है। यह प्रयत्न रेतकी दीवार उठानेका प्रयत्न करनेके समान निरर्थक है । यदि 
सरकारकी नीयत सचमुच हमें मित्र माननेकी हो तो उसे अन्याय दूर करना 
चाहिए, उसके व्यवहारमें अन्तर आना चाहिए, उसका हृदय द्रवित होना चाहिए। 
यदि उसका हृदय द्रवित हो उठ तो वह अनेक पापोंका प्रायश्चित्त करे। पंजाबकों 
न्याय दे; मुसलूमानोंके जर्मको भरे; तिलक महाराजकों अपना शत्रु माननके बदले 
उन्हें साम्राज्यका स्तम्भ मानें; वाइसरायने उत्तका नामतक न लेनेका जो अपराध 
किया है, वे अपने अपराधके लिए क्षमा-याचना करें। तिरूक महाराजका सबसे-बड़ा 
अपराध यही तो है कि उन्होंने अपनी दूरदृष्टिसे देखा कि जबतक अंग्रेज अधिकारी 
हमें तुच्छ मानते हो तबतक उनका संसर्ग हमारे लिए हानिकारक है। इसीसे अंग्रेज 
अधिकारियोंको लगता है कि यदि वे उतका नाम लेंगे तो अपवित्र हो जायेंगे। 

जबतक उनके मनमें हमारे प्रति तिरस्कारका भाव है तबतक मेैत्री बढ़ानके ये 
परिपत्र झूठे प्रलझोभन हैं। छेकित अधिकारियोंका हृदय बदलवानेकी उम्मीद रखनेका 
अधिकार हमें तभी प्राप्त होगा जब हम स्वयं अपने चारित्र्य बलसे उनके द्वेषभावकों 
जीत हेंगे। हम स्वयं ही उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक बलवान मानते हैं। हम उनके जैसा 
होवा चाहते हें। तथ्य तो यह है कि साम्राज्य प्राप्त करने में कोई उत्कर्षकी बात नहीं 
है। साम्राज्य प्राप्त करनमें पशुबरू, साम, दाम, दण्ड, भेद आदि शक्तियोंका प्रयोग 
होता हैं। इसमें नीतिमत्ताके मापदण्डकों स्थान नहीं है। नीति ही तो उत्तमताका 
माप-दण्ड हैं और नीतिकी पृष्ठभूमिपर प्रतिष्ठित साम्राज्य ही' सच्चा साम्राज्य है। 
हिन्दुस्तानने इस साम्राज्यकों प्राप्त करवेके लिए असहयोगके मार्गकों अपनाया है। 
उपर्यूकतत परिपत्र तो हमें इतना ही सिखाता है, हमारा प्रतिपक्षी भी इस बातकों 
स्वीकार करता है कि हमारा रास्ता सच्चा है। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २६-९-१९२० 


१६७. गुजरातका कत्तेव्य 


अब गुजरात कया करेगा --यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है। गुजरातने तो 
कांग्रेसका अधिवेशन होनसे पूर्व ही इस बातका निश्चय कर लिया था कि वह विधान 
परिषदों, स्कूलों और अदालतोंका बहिष्कार करेगा; उसके इस निरचयको कांग्रेसने 
हाल रखा है। इस तरह गुजरातका दोहरा कत्तेंग्य हो जाता है। 

तथापि गुजरातन इस दिशामें कुछ विशेष कार्य किया हो, सो बात दिखाई 
नहीं देती । 

ऐसा प्रतीत होता है कि विधान परिषदोंका अधिकांशतः बहिष्कार किया 
जायेगा लेकिन इतता ही' काफी नहीं होगा। 

हमने कितने स्कूल खाली कर दिये हैं? कितने वकीलोंने अपनी वकालत बन्द 
कर दी है? कितने लोगोंते विदेशी मालका सर्वथा त्याग कर दिया है? कितनोंने 
हाथसे कातता-ुनता आरम्भ किया अथवा करवाया है? 

ये प्रदन कोई साधारण प्रश्त नहीं हें। इनका सही उत्तर ही हमारे खरेपनकी 
कसौटी होगा। विधान परिषदोंमें जाकर हमारे हाथ उठानेसे न स्व॒राज मिल सकता 
है, न पंजाबको न्याय और न उससे इस्लामका मान-भंग ही रुक सकता है। 

वाइसराय' महोदयने अपने कामसे एक बार फिर यह दिखा दिया है कि हमें 
स्यायकी आशा नहीं रखती चाहिए। अधिकारियोंकों डाँठा अवश्य गया हैं; किन्तु 
हिन्दुस्तानने अपराधी अधिकारियोंकों डाँटनेभरकी ही माँग नहीं की थी। उसने 


उन्हें बरखास्त करने तथा उचित दण्ड देनेकी माँग की थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं 
किया गया। 


फीजीमें निर्दोष और असहाय भारतीयोंपर अमृतसर-जैसा कहर बरपा किया गया। 
न्यूजीलेंडमें भारतीयोंके साथ जैसा असभ्य व्यवहार किया जाता है, गुजरातियोंने उसके 
बारेमें अवश्य पढ़ा होगा। आफ्रिकामें रहनेवाले भारतीयोंके अधिकारोंपर भी आक्रमण 
जारी है। दक्षिण आफ्रिकासे बड़ी कुशलतापू्वक भारतीयोंको भगाया जा रहा है। 
जहाँ ऐसी राजनीति विद्यमान है वहाँ सहयोग कैसा? 
इस राजनीतिको बदलने, अंग्रेजोंके समकक्ष होने, स्वाभिमानको बनाये रखने, 
देशकों कंगाल होनेसे बचानेका और यदि हमारी अपनी कोई सम्यता है तो उसे 
अभिव्यक्त करनेका कत्तंव्य हमने अपने सिरिपर उठा लिया है। 
यह सब हम सभाओं अथवा प्रार्थनापत्रों द्वारा नहीं कर पायेंगे -- ऐसा कांग्रेसने 
निशचयपूर्वक कहा है। गुजरातियोंने तो उससे पहले ही' यह कहा था। 
तब हम यह कार्य किस तरह कर सकते हें? हमारा उत्तर है कि वैसा हम 
 असहकार ” से कर पायेंगे। अंग्रेजी राज्यसे असहयोगका अर्थ है, हममें परस्पर 


सहयोग; और यह स्वरार्थ-त्याग, दृढ़ता, कार्यदक्षता, योजना तथा शिक्षाके बिना कदापि 
नहीं हो सकता। 


गुजरातका कत्तंव्य ३२१५ 


अपनी शिक्षाके लिए, अपने झगड़ोंको निपटानेके लिए, अपने कानूनके लिए, अपनी 
पोशाकके लिए यदि हमें अंग्रेज सरकारका मूँह जोहना पड़े तो हम किस तरहसे 
असहयोग कर सकते हूँ? 

अनीतिमें निमज्जित रहकर भी यदि कोई पिता अपने बच्चोंको शिक्षा देता हो, 
उनके झगड़ोंको निपटाता हो, उनके भविष्यके लिए नियमोंकी रचना करता हो तो 
क्या उस पिताके साथ वे बच्चे असहकार कर सकते हें? और क्‍या तव असहकारका 
पहला कदम इन तीनों वस्तुओंके त्यागसे आरम्भ नहीं होगा ? और जब बच्चे उसकी 
इन' मेहरबानियोंको एकाएक छोड़ देंगे तब पिताके मनपर क्‍या बीतेगी ? क्‍या पिता 
तुरत्त ही' अपने आचरणकों बदलकर बच्चोंकों मनानंका प्रयत्न नहीं करेगा? 

लेकित यदि बच्चे यह मानते हों कि शिक्षासे प्राप्त होनेवाले लाभकों खोना 
नहीं चाहिए, पिताजी हमारे झगड़ोंका निपटारा कर देते हे -- यह एक अच्छी बात 
है, और फिर भविष्यके लिए नियमोंका विधान भी पिता ही कर सकता है, इन 
सब सुविवाओंकों छोड़कर असहकार किस लिए ? यदि वे ऐसा सोचें तो वे पिताकी 
अनीतिको दूर नहीं कर सकते, इतना ही नहीं अपितु उसके भागीदार बन अन्ततः 
स्वयं भी वेसी ही अनीति करने छगते हें। 

ठीक यही बात स'रकार और हमारे बारेमें चरितार्थ होती है। यदि स्थूल 
लाभोंके प्रलोभनमें पड़कर हम उससे समझौता कर लें तो स्वराज्य हमसे दूर खिसक 
जायंगा, क्‍यों कि हमें यही लगेगा कि स्कूल और अदालतें आदि तो सरकार ही 
चला सकती' है। जिस तरह हमेशा गाड़ीमें बैठनेवाला व्यक्ति अपने चलने-फिरनेकी 
क्षमताकों खो बैठता है उसी तरह पराधीनावस्थामें शिक्षा आदि प्राप्त करनवाले 
व्यक्ति कभी स्वावलम्बी नहीं बन सकते। 

जब हम स्वयं अपने बालकोंको शिक्षा दे सकेंगे, स्वयं अपने झगड़ोंको निपटा 
सकेंगे तब हममें नया बल आयेगा और हमें स्वतन्त्रताकी बात सूझेगी। 

आगरामें हिन्दू-मुसलमानोंके बीच झगड़ा हुआ। एक अंग्रेज अधिकारीन कहा, 
“अब बुलाओं अपने मौलाना शौकत अली और गांधीको।” ऐसा कहकर उसने हमारा 
उपकार किया । मौलाना अथवा गांधीकों वहाँ जानकी जरूरत ही नहीं पड़ी; दिल्लीसे 
प्रच्यात हकीम अजमलखाँ और दूसरे लोग पहुँच गये तथा उन्होंने दोनों कौमोंके बीच 
समझोंता करवा दिया। प्रजाकों विश्वास हो गया कि सिपाहियों और अधिकारियोंके 
बिता भी काम चल सकता है। इस हृदतक जनतान तरक्की की, वह स्वतन्त्र हुई 
और  स्वराज्यके योग्य' बनी। 

इस तरह जनता जैसे-जैसे अपने कारोबारको स्वयं सँभालन लगेगी वेसे-वेसे 
वह स्वतनन्‍्त्र होती जायेगी। 

असहयोग आन्दोलनका मन्शा ही उसके द्वारा जनताकों उसकी अपनी शक्तिसे 
परिचित कराना है। जनताकों इस बातकी' प्रतीति होनी चाहिए कि उसकी सम्मतिके 
बिता, उसके सहयोगके बिना राज्यतन्त्र चल ही नहीं सकता। इस प्रतीतिमें ही स्व- 
राज्यका मूल निहित है। जनता जबतक लालच, अज्ञान अथवा डरके कारण सरकारसे 


३१६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सहयोग कर रही है तभीतक वह परतन्त्र है। मान-अपमानके जंजालसे, सरकार द्वारा 
स्थापित स्कूलोंसे ही ज्ञान-प्राप्ति हो सकती हैं--ऐसी अ्रान्तिसें तथा सरकारके पशु- 
बलके भयसे मुक्त होनेपर ही जनता स्वतन्त्र होगी। 

यह स्पष्ट बात सब गृजरातियोंकों समझ लेनी चाहिए और सबको अपना कक्तेंव्य 
जात लेता चाहिए। 

[ हमारे पास | मुख्यतया कार्यकर्त्ताओंका अभाव है। यदि हमें ईमानदार, 
सदाचारी, जागृत और असहयोगके प्रत्येक कदमपर अविचलित श्रद्धा रखनवाले 
कार्यकर्ता मिल जायें तो जनताकों तैयार होनेमें तनिक भी देर नहीं लूगेगी। मुझे 
उम्मीद है कि प्रत्येक गाँवसे ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २६-९-१९२० 


१६८, उड़ीसाका अकाल 


उड़ीसामें अकाल-जनित दुःख और क्षोभ कम होनेकी बजाय बढ़ते ही जाते 
हैें। नवजीवन ' के पाठकोंने अकालपीड़ितोंकी बहुत सहायता की है, लेकिन उतना ही 
पर्याप्त नहीं है। भाई अमृतलाल ठकक्‍्करने ५०,००० रुपयेकी माँग की हैं, यदि वह माँग 
पूरी न हुई तो कितने ही व्यक्ति भूखों मर जायेंगे। 

कोई भी व्यक्ति स्वयं जाकर वहाँकी हालत देख सकता है। थोड़े समय पहले 
एक सज्जन वहाँ गये थे; उन्होंने अपनी आँखोंके सामने एक व्यक्तिको भूखसे प्राण 
छोड़ते देखा। वह व्यक्ति वहाँ, जहाँ अकालपीड़ितोंको अनाज बाँटा जाता है, अनाज 
लेनके लिये आया था; लेकित लेतके पहले ही' चल बसा। 

इसी तरह अकालपीड़ित एक अन्य व्यक्ति अत्यन्त दुःखी होकर आत्महत्या 
करते जा रहा था; किन्तु आत्नहत्या अपराध है, इसलिए पुलिसने उसे गि्रिफ्तार कर 
लिया। मजिस्ट्रेटन उसे नाममात्रकी सजा सुनाकर छोड़ दिया और उसे' दान-पेटीसे 
बीस रुपये भी दिये गये। 

पुरीमें इस समय स्वयंसेवकोंकी कमी है। जो स्वयंसेवक वहाँ हें वे थक गये हें 
फलत: वेतनिक कर्मचारी रखने पड़ हें; अर्थात्‌ यह फाजिल खर्चे होने छूगा है। इस 
खर्चकों पूरा करना हमारा धर्म है। 

जबतक भारतमें करोड़ों व्यक्ति अकालका शिकार होकर भूखों मर रहे हें तबतक 
हमें चाय-पाथियों, राजिभोजों, आडम्बरपूर्ण वाद-विवाद करवाने तथा भोग-विलासके 
साधनोंपर पैसा खर्च करनेका कोई अधिकार नहीं है। स्वयं उत्तम पकवान आदि 
खाना भी अनूचित है। 

यह बात तो मेंने एक रूम्बे अरसेसे गरीबीके शिकार भारतीयोंके प्रति हमारा 
कत्तेव्य सूचित करनेके लिए कही है। आप उसे स्वीकार करें अथवा न करें लेकिन 


उड़ीसाका अकाल ३१७ 


पुरीमें इस समय जो भूखम'री है उसके निवारणके बिना हमारा छुटकारा नहीं होगा। 
इसलिए मुझे उम्मीद है कि उस निमित्त प्रारम्भ किये गये दान-कोपमसें सभी लोग 
यथाशक्ति दान देंगे। 
इसके अतिरिक्त भाई अमृतलाल ठक्कर द्वारा सूचित एक दूसरे तथ्यकी ओर भी 
में पाठकोंका ध्यान आकषित करना चाहँगा। वे लिखते हे कि क्ृष्णचन्द्र नामक एक 
नवयुवककी कार्य करते हुए साँपके काटनेसे मृत्यु हो गई। इस भाईके परिवारके 
प्रति हमें अपनी समवेदना व्यक्त करनी चाहिए लेकिन | सच पूछो तो | मेरा मन तो 
उन्हें बधाई देनेको करता है। 
मुझे दस्त लगें और उनसे मेरी मृत्यु हो जाये, इसकी अपेक्षा में भूखसे मरते 
किसी व्यक्तिकी भूखकों मिटानके प्रयत्नमें साँपके काटनेसे होनवाली मृत्युकों अधिक 
पसन्द करूँगा। दस्त मुझे मेरे पापोंके परिणामस्वरूप लगेंगे, साँपन भी कदाचित्‌ मेरे 
पापोंके कारण ही काटा हो तथापि अच्छा काम करते हुए अनायास ऐसी मृत्यू आ 
जाये तो इससे सदगति ही मिलेगी; फलत: में अपनको भाग्यशाली मानूँगा। 
मेरी कामना है कि कोई भी व्यक्ति भाई नायककी मृत्युसे भयभीत न होकर 
हर्षका अनुभव करे और ऐसा कोई भी कार्य करनेमें संकोचका अनुभव न करे। 
हिन्दुस्तानमें, जहाँ मौतका भय' सबसे कम होता चाहिए, छोग विशेष रूपसे इससे 
त्रस्त दिखाई देते हैं। हम आत्माको अजर-अमर मानते हं, शरी रको क्षणभंगुर समझते हें । 
आत्मा अपने कर्मानुत्तार नवीन' देह धारण करता है। तो फिर मरणका भय वा शोक 
ही क्‍यों करें? बालक भी मरे तो हम यह समझकर कि वह अपना कर्ज चुकाकर 
चला गया, उसकी मृत्युसे दुःखी न हों। किन्तु ऐसा क्‍यों नहीं होता? बालूककी 
मृत्यु अकाल मृत्यू मानी जाती है, क्‍या यह मिथ्या धारणा नहीं है? सबकी मृत्यु 
समयपर ही होती है, क्‍या ऐसा मानना हमारा धर्म नहीं है ? मृत्यकी भावनाके पीछे 
जो मिथ्या श्ान्तियाँ हे उनसे हमें नि:सन्देह मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 
इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इसमें व्यक्तिके प्रयत्तकों अवकाश नहीं। 
मृत्यु आज आये या कर, उसका भय किये बिना हम अपने कत्तंव्यका पालन करें, 
अपना धर्म निभायें -- इसी में शुद्ध पुरुषार्थ है, क्योंकि इस तरह कत्तेब्यका पालन करते 
हुए हम अधी रताके दोषसे अछूते रहकर अनेक पापोंस बच जाते हें और घर्मका पारून 
करनेमें आलस्य नहीं किया जा सकता, ऐसा समझकर मृत्युके भयकों भुलाकर हम 
सतत कार्यशील रहते हें। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २६-९-१९२० 


१६९, तार: जमनालाल बजाजको 


अहमदाबाद 
२७ सितम्बर, १९२० 
जमनालाल 
बच्छराज 
वर्धागंज 


यदि शुकलजी' स्वीकार नहीं करते आप करें। 

गांधी 
| अंग्रेजीसे ] 
पाँचवें पुत्रको बापुके आशीर्वाद 


१७०. तार: बिहारीलाल अनन्तानीकों* 


[ २७ सितम्बर, १९२० को या उसके बाद ] 


बर्तन सरकारसे किसी प्रकार न्‍्यायकी आशा नहीं। 
हमारे दक्षिण आफ्रिक्री देशवासी असहयोग . द्वारा अपना संरक्षण 
करनेमें. स्वयं. समर्थ। किसी भी हालतमें यहाँकी घटनाओंके 
परिणामस्वहप अन्तत: उनकी स्थिति सुधरेगी ही। 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२७७)की फोटो-नकलसे। 


१. पण्डित विष्णुदत शुक्क्त । 

२. नागपुर कांग्रेसकी स््रागत समितिकी अध्यक्षता । 

३- एक पूर्व आफ्रिकावासी भारतीय; जिन्होंने २७ सितम्बरकों गांधीजीको यह तार दिया था: 
“ बुधवारको पूर्वी आक्रिकाके लिए रवाना हो रहा हूँ । . . . . पूर्व आक्रिकावासी देशभाश्योंके छिए 
तार द्वारा सन्देश दें कि मौजूदा हालातमें उन्हें क्या करना चाहिए ।” 


१७१. भाषण : विद्याथियोंकी सभा, अहम दाबादसें' 


२८ सितम्बर, १९२० 
पंजाबमें विद्याथियोंकों १६-१७ मील पेदल ले जाया गया, कुछ-एक बालकोंको 
कोड़ लगाय गये। सिर्फ इतना ही अपमान किया हो सो बात नहीं, विद्या्थियोंसे 
यूनियन जैकका अभिवादन करनेके लिए भी कहा गया। यदि लोगोंसे इस तरह जोर- 
जबरदस्ती यूनियन जैक अथवा खुद परमेद्वरका ही अभिवादन करवाया जाये तो छोगों 
तथा खुद परमेश्वरयर इसका क्या असर होगा। में चाहता हूँ कि स्वयं विद्यार्थी 
इस बातपर विचार करें। इसके अतिरिक्त कितन ही विद्या्थियोंकों कालेजोंसे निकाल 
दिया गया था और उनमें से अनंकोंन मुझे पत्र भी लिखे थे। उन्हें स्वयं तो ऐसा ही' 
प्रतीत होता था कि वे असहाय हो गये हैँ और अपना सवस्व खो बेठ हें। 
विद्याथियोंकों पंजाबके उपद्रवोंसे अगर कुछ सीखना हो तो वह यह कि उन्हें 
कालेजके प्रति अपने मोहका त्याग कर देना चाहिए और अपनी इस मान्यतासे छुट- 
कारा पा लेता चाहिए कि वहाँ न जानेपर उन्हें भूखे पेट रहना पड़ेगा। 
जब में लाहौर गया तब मेन विद्यारथियोंके चेहरोंपर उल्लासके दशत किये और 
मेने महसूस किया कि कालेजोंके प्रति उनका मोह कुछ कम हो गया है। अगर में भी 
विद्याथियोंके समान ही घबरा जाता और झूठी आशंका अभिव्यक्त करता; अगर 
में भी कहता कि यदि वे लोग कालेजोंमें नहीं जायेंगे तो वे मनृष्य नहीं बन सकेंगे तो 
इससे उनका मोह और बढ़ जाता। यदि ये विद्यार्थी सरकारी कालेजोंमें न होते तो 
सरकार उनका क्‍या कर सकती थी? उस हालतमें सरकार उनका कुछ भी न बिगाड़ 
पाती। उस हालतमें वह उन्हें यूनियन जैकका अभिवादन करनेके लिए विव् नहीं कर 
सकती थी। विद्याथियोंकों सबसे बड़ा भय यह था कि अगर वे यूनियन जेकका अभि- 
वादत करनेके लिए नहीं जायेंगे तो उन्हें मौतके घाट उतार दिया जायेगा। यदि ये 
विद्यार्थी ऐसे स्वतन्त्र स्कूलोंमें पढ़ते होते, जिनका सरकारके साथ कोई भी सम्बन्ध न 
होता तो उन्हें इस प्रकारका कोई भय न होता। लेकित सरकारी स्कूलोंमें होनके 
कारण सरकार उनपर विशेष अंकुश रख सकी और इस प्रकार उसने जनताकी 
नाक काट ली। विद्यार्थियोंके बलपर ही हम स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हें और 
उन्हींकी' कमजोरीके कारण हम गुलामीके बन्धनमें बँधे रह सकते हें। यह बात सच 
है कि मेने विधान परिषदोंके बहिष्कारकी बातपर बहुत जोर दिया है। मानव-मात्र 
मूर्ति-पूजक है; इसलिए जो प्रतिनिधि बननके सर्वथा योग्य हें ऐसे लोग जब विधान 
परिषदोंका त्याग कर देंगे तब, में जानता हूँ, इस बातका तात्कालिक प्रभाव बहुत 
जबरदस्त होगा। यह काम' ऐसा है जो अभी और इसी समय किया जा सकता है, 
इसलिए तुरन्त किया जाना चाहिए। इसका प्रभाव भी जबरदस्त होगा। तथापि में 


१. गुजरात कालेजके विद्याथियाँकी सभामें, जिसकी अध्यक्षता वी० जे० पंटेलने की थी । 


३२० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


यह कहना चाहँगा कि यदि सरकारके अधीन रहनेवाले सभी स्कूल विद्यार्थियोंस खाली 
हो जायें तो आप एक महीनेके अन्दर-अन्दर हिन्दुस्तावका चेहरा बदला हुआ पायेंगे। 
यदि सब विद्यार्थी कल ही से एकाएक स्कूलोंमें जाना छोड़ दें तो इस बातका जनता 
और राज्याधिकारियोंपर जितना असर होगा उतना किसी और बातका नहीं होगा। 
जितना अस्तर उनके स्कूल छोड़नेसे होगा उतना असर तो वकीलोंके वकालत छोड़नेपर 
भी न होगा। जब विद्यार्थी सरकारी स्कलोंसे निकल जायेंगे तब सरकारको ऐसा 
लगेगा कि उनका तिनसा वाटर वकक्‍्स -- दूर क्‍यों जायें, दृधेशवर वाटर वक्‍से -- बन्द 
हो गया है। विद्यार्थियोंपर ही हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता निर्भर करती है, क्योंकि 
उनकी रगोंमें नया खून दौड़ता है। वकील अपने व्यवसायके कारण सयाने माने जाते 
हे। लेकित विद्याथियोंका जीवन [ दुनियादारीसे | अछुता होता है। वकीलोंके सम्मुख 
अपना [ भरण-पोषण करनेका | स्वार्थ होता है इसलिए उनका धन्धा छोड़ना कठिन 
है। लेकिन विद्यारथियोंकः सामने जीविकाका स्वार्थ नहीं रहता, इस कारण अगर 
उनसे सिर्फ सरकारी स्कलोंको छोड़नेके लिए कहा जाये तो यह कार्य उनके लिए 
सहल है। 

प्रश्न हो सकता है कि विद्यार्थी ऐसा क्‍यों करें, किसलिए वे स्कूलोंका परि- 
त्याग करें? मेरे इस आन्दोलनके विरुद्ध हमारे महान, धर्म-धुरन्धर, निरन्तर जन-सेवाममें 
निरत पण्डित मदनमोहन मालवीयजी, हिन्दुस्तानमें गहन विचार-शक्तिके धनी श्री 
शास्त्रियर और हमारे अन्य नेताओं, छाछा लाजपतराय तकका यह कहना है कि विद्या- 
थियोंसे स्कूलोंका त्याग करनेके लिए कहना बहुत खतरनाक कदम उठाना है। इन 
नेताओंके विचारोंका आपपर कुछ भी असर न हो, में यह अपेक्षा कर ही नहीं 
सकता। मेरा तो विद्याथियोंसे इतना ही अनुरोध है कि आप हमारे इन अनन्य 
देशभक्त नेताओंके कथनपर भली-भाँति विचार करें, और इस तरह विचार करनेके 
बावजूद अगर आपको यह हछगे कि में जो कह रहा हूँ वही उचित है तो स्कूलोंका 
परित्याग करें। 

कोई कह सकता है कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हँ क्‍या वह सिर्फ आज 
ही विष-जेसी हो गईं है? सरकार चाहे कितनी ही खराब क्‍यों न हो, लेकिन 
हम जित स्कूलोंमें पढ़ने जाते हें उनमें अगर सुव्यवस्था है, अच्छे प्रोफेसर हें, अच्छे 
शिक्षक है तो हमें किसलिए उनका त्याग करना चाहिए? यह प्रह्त प्रत्येक विद्यार्थीके 
मनमें उठंगा। 

पंजाब और खिलाफतके मसले उठनेतक सरकारकी नीति सहाय थी। में शपथ- 
पृवंक कहता हूँ कि जब में वहाँ था तब मुझे पूरा-पुरा विश्वास था कि हमें न्याय अवध्य 
मिलेगा। मुसलमान भाइयोंसे भी में यही कहता था कि ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री लॉयड 
जॉर्जन आपको जितना देनेका वचन दिया है उतना तो आपको मिलकर रहेगा। 
तथापि पंजाबके मामलेमें हमें बहुत जबरदस्त धवका छंगा है और उस अच्यायपर पर्दा 


१. बम्बईके लिए जल-वितरणका प्रबन्ध । 
२. अद्मदाबादके लिए जल-वितरणका प्रबन्ध । 


३२२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


वैसे ही' सरकारकी ओरसे मिलनेवाली शिक्षा हमें नहीं लेती चाहिए। इस निरचयमें 
ही माता-पिता और नेताओंके प्रति हमारी विनयशीलता, हमारी आज्ञाकारिता समाहित 
है। जिस व्यक्तिके हृदयसे यह आवाज आये कि “ मुझे यह काम अवश्य करता चाहिए” 
उसे वैसा करनंका अधिकार है। यदि आपको ऐसी प्रतीति हो रही हो तो में चाहूँगा 
कि आप कलसे ही स्कूलों और कालेजोंमें जाना छोड़ दें। 

अन्य स्कूल कहाँ हें? यदि यह प्रश्न पूछा जाये तो मेरा उत्तर यह है कि जो 
ऐसा पूछते हे उन्हें अभी बाट जोहनी चाहिए; उन्हें माँ-बनापके साथ सलाह-मशविरा 
करनेकी जरूरत है, क्‍यों कि वे अभी शंकित हें। जिस कोठरीमें सपे हो उस कोठरीसे 
निकल जानेमें मनमें शंका क्‍यों होनी चाहिए? राष्ट्रीय कांग्रेसने जो प्रस्ताव पास 
किया है उसके अर्थपर यदि आप लोग विचार करना चाहेंगे तो में कहूँगा कि इस 
प्रस्तावमें नये स्‍्कलोंकी व्यवस्था करनेकी कोई शर्ते नहीं है। हमें नये स्कूल मिले 
अथवा न मिलें, लेकिन जो स्कूल हमारे लिए विषके समान हो गये हे उनका त्याग 
करना अत्यन्त आवश्यक है। 

इससे कोई यह न समझ ले कि में शिक्षाके विरुद्ध हूँ अथवा शिक्षाके सम्बन्धमें 
मेरे जो विचार हें उनका प्रचार करता चाहता हूँ। उत विचारोंका प्रचार व प्रसार 
में राष्ट्रीय स्कूलकी माफत कर रहा हूँ और जिस समय इस शिक्षाके प्रसारमें मुझे 
वृद्धि करती होगी उस समय में अपने साधत भी स्वयं खोज लूँगा। छेकिन इस समय 
तो एक स्षिपाहीकी हैसियतसे स्कलोंका त्याग करवाना चाहता हूँ। जिस समय युद्ध 
शुरू हो जाता है उस समय विद्यार्थी स्कूल जाना छोड़ देते हें, अदालतें खाली हो 
जाती हैं और जेलें भी रिकतहों जाती हें। वे लोग भी जिन्होंने जेलकों अपना घर बना 
लिया है, अपने स्वभावकों त्यागकर युद्धमें जूझ जाते हें। उसी तरह हमारे लिए भी यह 
युद्धकाल है। यदि हमारी जनता शस्त्र उठानेवाली होती तो हिन्दुस्तानमें कब की 
असंख्य तलवारें चमक उठी होतीं। छेकित हिन्दुस्तानमें इस समय यह बात असम्भव- 
सी जान पड़ती है। अभी तो सामान्य और छौकिक दृष्टिसे ही में इस प्रइतको जनताके 
सामने रख रहा हूँ कि जिस सरकारने हमारे आत्म-सम्मानकों इतनी ठस पहुँचाई है 
उससे हम दान नहीं ले सकते, मदद नहीं ले सकते। इसलिए यदि आपको यह बात 
सान्‍्य हो तो स्कूलोंकी व्यवस्था हो अथवा न हो, इसका प्रइन ही नहीं उठता; अर्थात्‌ 
आपको तो इस दृष्टिसे विचार करना है कि विद्याथियोंका वात्द्ाए्िः 4नव्प इस समय 
स्कूलोंको छोड़ना है अथवा नहीं। स्कूल छोड़कर विद्यार्थी क्या करें? संक्रांति कालमें 
जो विद्यार्थी निठल्ले हो जायें वे क्‍या करें? ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हें; सिद्धान्त 
वही है जिक्षका मेंते निरूपण किया है। इससे जो उप-सिद्धान्त निकलते हें उन्हें तो 
में आयके सामने रख वहीं रहा हूँ। मुख्य सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए हम अपने 
दिलमें जो निर्णय करें हमें उसीके अनुरूप दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन 
आपसे यह कहता मेरा कत्तंव्य है कि आपकी शंकाका समाधान होनेंके उपरान्त 
दुबंडतावश किसी' भी विद्यार्थीकी कालेज अथवा स्कूल जानेका अधिकार नहीं है। 
आज जनताके लिए यह समय दुर्बलता दिखलानेका नहीं है। 


भाषण : विद्याथियोंकी सभा, अहमदाबादमें ३२३ 


तत्पश्चात्‌ कालेज छोड़नवाले विद्याथियोंके नाम पढ़े गये और विद्याथियोंकी ओरसे 
प्रइन पुछे जानेपर गांधीजीने जो उत्तर दिये वे निम्नलिखित हें: 

प्र० -- महात्माजी, नागपुरमें जो कांग्रेस अधिवेशन होनेवाला है अगर उसमें 
इस प्रस्तावकों मुल्तवी रखा गया तो हमें कया करना चाहिए ? 

उ०-- मेरे मतानुसार नागपुर अधिवेशनमें इस प्रस्तावकों मुल्तवी रखनंकी बात 
ही नहीं हो सकती। तथापि जिन व्यक्तियोंन यहाँ प्रस्तुत सिद्धान्तकों समझ लिया है 
उनके लिए, नागपुर कांग्रेस क्या प्रस्ताव पास करती है और क्या नहीं, यह बात कोई 
महत्त्व ही नहीं रखती। गुजरातके विद्या्थियोंमें जो चेतना आई है उसे देखते हुए 
नागपुर कांग्रेसके लिए ऐसा प्रस्ताव पास न करना असम्भव हो जायेगा। 

महात्माजी, आप विद्यारथियोंसे आत्मघातकी अपेक्षा करते हें अथवा स्वार्थे-त्यागकी ? 

में विद्याथियोंतते स्वार्थ-त्याग करवाना चाहता हूँ और स्वार्थ-त्यागसे [ उन्हें | 
आत्म-रक्षाके लिए तत्पर करना चाहता हूँ। 

गुजरात कालेजकी स्थापना तो गुजराती जनता द्वारा दी गईं दान-राशिसे की 
गई है। सरकार तो सिर्फ उसकी व्यवस्था करती है। क्‍या हमें अपनी ही इस सम्पत्तिका 
त्याग कर देना चाहिए अथवा हमारा सरकारसे उसकी व्यवस्था वापस ले लेना 
उचित होगा? 

यदि हम किसी व्यक्तिको विश्वासपूर्वक कोई वस्तु सौंपते हें और वह उसका 
दुरुपयोग करता है तो कानूनके अनुसार भी ऐसा व्यक्ति विश्वासघाती कहलायेगा। 
एक धोबीको हमने अपने कपड़े धोनेके लिए दिये और वह उनका कुछ और ही उपयोग 
करे तो उस्तरर चोरीका आरोप लगाया जाता है। ठीक उसी तरह में सरकारपर चोरी- 
का, विश्वासघातका आरोप छूगा रहा हूँ कि तुम्हें जब कालेजका कार्य-भार सौंपा 
था तब हमें इस बातकी कोई खबर न थी कि तुम पंजाब और खिलाफतके प्रशतको 
लेकर अन्याय करोगे।” इसके अतिरिक्त जैसा कि अध्यक्ष महोदयने कहा है, गुजरात 
कालेजमें भरती कोई जानवरोंकी नहीं होगी। यह कालेज अन्ततः हमारा ही है। 
अपनी सम्पत्तिपर, जो इस समय सरकारके हाथमें है, पुरा-प्रा और सच्चे अर्थोममें 
अधिकार प्राप्त करनेके लिए उसके दुरुपयोगमें हिस्सा लेता छोड़ देना चाहिए। हमारे 
अपने घरमें महामारी फैलती है तो हम उसका त्याग कर देते हें। ठीक उसी तरह 
चूँकि इस कालेजपर से हमारा अधिकार उठ गया है इसलिए हमें इसे छोड़ देना 
चाहिए। यदि किसी व्यक्तिका हाथ गल रहा हो तो डाक्टर कानुगा उसे काट 
डालेंगे क्योंकि इस हाथमें, शरीरको गलानवाले कीटाणुओंन घर कर लिया है। जहाजके 
लोग तूफातके समय, अपने सामान्तकों समुद्र्में फेंक देते हें; यह कोई आत्मघात 
करना नहीं हैं। उसी तरह इस समय हमें अपनी मिल्कियत होनके बावजूद ऐसे 
स्कूछोंका त्याग करना चाहिए और इस तरहके त्यागसे ही' हम अपनी मिल्कियतको 
वापस पा सकेंगे। 


महात्माजी, जो स्कूल सरकारी न होकर प्राइवेट हों क्‍या हमें उनका भी परि- 
त्याग कर देना चाहिए? 


३२४ सम्पूर्ण गांधी वाहग्मय 


जो स्कूल सरकारसे सम्बद्ध हों उन्हें छोड़ देवा चाहिए, क्योंकि इन स्कूलोंपर 
सरका रका प्रभाव है, वे सरकारकी नीतिके अधीन हैं। मेरे खयालसे तो उन सभी 
स्कूलोंको छोड़ देवा चाहिए जहाँ सरकारी प्रभावकी थोड़ी-सी भी गन्ध मौजूद हो। 

थोड़े-से विद्याथियोंके स्कूल छोड़ देनेसे सरकारपर क्या असर होनेवाला है? 

इसमें प्रभावका सवाल नहीं है; सवार तो यह है कि हमें अन्यायीके हाथों 
दी गई वस्तु लेती चाहिए अथवा नहीं। अपने आत्म-सम्मानकों बनाये रखना 
हमारा धर्म है। जिस भाई अथवा बहनने स्कूल छोड़ दिया उस हृदतक उसने अपना 
फर्ज अदा किया और संसारकी भी सेवा की। त्याग तो एक व्यक्तिका भी' प्रभावित 
कर सकता है। 

मेरे सतानुसार तो सरकारकी नीयत पहलेसे ही हमें शिक्षा प्रदान करने की नहीं 
थी; कालेजों आदिका त्याग करके हम क्या सरकारकी मदद ही नहीं करते ? 

म तो यह नहीं मानता कि सरकार हमसे कालेज छुड़वाना चाहती है। सरका रन 
तो इस सम्बन्धर्में परिपत्र भी जारी किया है। सरकारको तो यह आशंका है कि 
“यदि कालेज और स्कूल खाली हो जायेंगे तो जनतापर हमारा जो अधिकार है उसे 
ठ्रम खो बेठंगे। ” सरकार चाहे या न चाहे हमें उचित कार्य करता चाहिए। 

क्या हमें उन स्कूलोंका भी त्याग करना चाहिए जो राष्ट्रीय स्कूल बनने जा 
रहे हैं? 

आपको इन स्कूलोंके व्यवस्थापकोंको यह पत्र लिख भेजना चाहिए कि आपने 
अपने स्कूलको राष्ट्रीय स्कूलमें परिवर्तित करनेका जो विचार किया है इसके छिए 
हम आपको बधाई देते हें और विनती करते हैँ कि आप तुरन्त ही सरकारको नोटिस 
दे दें ताकि हम निर्भय हो जायें। 

माँ-बाप हमारी बात स्वीकार न करें तो हमें क्या करना चाहिए? 

आप माता-पिताकों समझायें। हमें अपने माता-पिताका आदर-सम्मान करना 
चाहिए उनके प्रति विनय-भाव रखना चाहिए। उनके प्रति अपनी आज्ञाकारिताके 
भावकों तहीं भूलना चाहिए। लेकिन जहाँ हमें उनका कहना अनुचित जान पड़े 
वहाँ हम विनयपूर्वकः उस कथनकी अवमानता कर सकते हेँ। 

यदि राष्ट्रीय स्कूलोंको राजद्रोहात्मक मानकर उनपर प्रतिबन्ध लूगा दिया जाये 
तो हमें कया करना चाहिए? 

तो प्रत्यक सरकारी स्कूलसे विद्यार्थी निकल पड़ें। ऐसेमें भी यदि जनता 
सरकारी स्कूलोंके पक्षमें बनी रहे तो वह सदा गुलाम बनी रहेगी। जनताकी 
राष्ट्रीय शिक्षाकों सरकार नहीं रोक सकती, वह घर-घर जाकर पढ़ानेवाले अध्यापकों 
और स्वयंसेवकोंको नहीं रोक सकती । 

सहात्मा गांधीजी, आपने जो यह कहा कि स्कूल छोड़ देनेसे सरकारका दृ्धेश्वर 
वाटर वर्क्स बन्द हो जायंगा सो केसे ? 

हम सरका रको कर्मचारियोंके रूपमें जल वितरित करते हें और इन्हीं कर्मचारियों- 
के बलपर ही सरकारकी तृषा शान्त होती है। इसलिए यदि यह नर बन्द हो जाये 


कच्चागढ़ीकी घटना ३२५ 


तो सरकारको प्यासा मरता पड़े। छलॉर्ड मेकॉलेने भी कहा है कि स्कूलों द्वारा ही 
सरकारको कर्मचारी मिल सकते ह। 
कुछ लोग यह मानते हें कि बंग-भंग आन्दोलनके बुदबुदेके समाव यह आन्दोलन 
भी खत्म हो जायंगा; इस सम्बन्ध्सं आपका क्‍या कहना है! 
जनसमद्रमें ऐसे बदबदे हमेशा उठा करते हैँ जो उठकर शान्त हो जाते हें। 
माँ जितने बच्चोंको जन्म देती है, वे सबके-सब जीवित नहीं रह पाते। यह कार्य अपनी 
भूलोंको ध्यानमें रखकर ही' हमें करना चाहिए। बंग-भंग आन्दोलन दो ब्रूटियाँ 
(१) सरकारी स्कूलोंसे बच्चोंको न उठा छेने तथा (२) नेताओं द्वारा अपने 
बच्चोंकों सरकारी स्कूलोंमें बनाये रखनेकी। इन दोनों त्रुटियोंकों जिस हृदतक रोका 
जा सकता है उस हृदतक रोकनेकी कोशिश की गई है। अगर मुझे विद्यारथियोंका 
शाप लगेगा तो उसके लिए मेँ पूर्णतया तैयार हँ। जिस व्यक्तिको जनताकी सेवा 
करनी हो उस व्यक्तिको शापको तो पहलेसे ही स्वीकार कर लेता चाहिए। इसका जो 
परिणाम निकले वह मुझे और जनताकों सहन करता चाहिए। इसीसे आनंवाली पीढ़ी 
उन्नत हो सकेगी। 
क्या इस आन्दोलनपर युद्धकी सारी छातें लागू होती हें? 
इस आत्दोलतमें युद्धकी सभी बातें आ जाती हें और सच पूछिए तो यह 
युद्ध ही है। 
| गुजरातीसे | 
नंवजीवन, ३--१०-१९२० 


१७२. कच्चागढ़ीकी घदना 


३७वीं डोगरा पल्टनके छेफ्टिनेन्ट ह्ाविटने २८ जुलाईके अंक प्रकाशित 
“ गोलीके शिकार महाजरीन ' के वारेमें कुछ और ” शीर्षक लेखके कुछ वक्‍तव्योंकी ओर 
मेरा ध्यान आकर्षित किया है। उपर्यक्त रिपोर्ट' कच्चागढ़ीमें हुई घटनासे सम्बन्धित है 
और जैसा कि आरम्भिक दब्दोंसे पता चलेगा, इसकी सूचना एच० जे० मुहम्मदन दी 
थी। लेफ्टिनेन्ट ह्यविद रिपोर्टमें कही गई बहुत-सी बातोंको सच नहीं मानते और 
विशेष रूपसे निम्नलिखित विशिष्ट आरोपोंके प्रति अपना असन्‍्तोष प्रकट करते हें ; 
ये आरोप उनके विचारसे मिथ्या और देेषपूर्ण हूँ: 
अधिकारी उसके शरीरपर झुक गया और उसने उसकी गद्दनपर गहरा 
बार किया; 
“बे (अर्थात्‌ ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी) तो बस ह॒त्या, केवल 
नशंस हत्यापर तुले हुए थे, क्योंकि उनको रक्‍्तपिपासा इसी तरह बुझ सकती 
थी, उनका क्रोध इसी प्रकार शान्‍त हो सकता था। 


१. यह रिपोट यहां उद्धुत नहीं की गई । 


३२६ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


लेप्टिनेन्ट ह्विट मुझे इत्तिला देते हें कि विवरणमें रेल-यात्राका जो उल्लेख हैं, 
उसमें उनके अछावा और कोई अधिकारी न तो यात्रा कर रहा था और न विवरणमें 
बताये गये अवसरपर वहाँ मौजूद ही था। उनका कहना है कि इन आरोपोंमें, जो 
स्पष्टतः उन्हींके विरुद्ध लगाये गये है, कुछ भी तथ्य नहीं है। यंग इंडिया के उसी 
अंकके दसरे पृष्ठपर मेरा अपना लेख भी प्रकाशित हुआ था, जिसमे मंतर कहा था 
मगर इस बयानमें कही गई बातें सच्ची हों तो यह उन तथाकथित सिपाहियोंके 
लिए बहुत लज्जाका विषय है जिन्होंने महिलाओंके सम्मानकी रक्षाका प्रयत्त करने- 
वाले एक व्यक्तिकी हत्या करनेमें पाशविक सुखका अनुभव किया।” लेकिन साथ 
ही मेंते अपने पाठकोंकों यह सलाह देनेकी भी सावधानी बरती थी कि जबतक उनके 
सामने सरक्रारका बयाव नहीं आ जाता तबतक वे इस सम्बन्धर्में अपना कोई 
निश्चित मत न बनायें। 
में लेफ्टिनेल्ट ह्यविट द्वारा भेजा गया खण्डन सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूं। इस 
तरह मल वकक्‍तव्य और सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया गया खण्डन, दोनों ही 
जवताके सम्मख प्रस्तत हैें। अतएव अब यह और भी जरूरी हो जाता है कि जनता 
जाँचका परिणाम सामने आनेतक इसपर अपना कोई मत कायम न करे। 
[ अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, २९-९-१९२० 


१७३. पंजाबमें दसन 


लाहौरसे प्रकाशित जमींदार” नामक पत्रके सम्पादक और मालिक श्री जफर- 
अली' खाँपर मुकदमा चल रहा है। जबतक यह लेख प्रकाशित होगा तबतक, सम्भवतः 
उनके भाग्यका निपठारा हो चुके। पाठकंगण श्री जफर अलछी खाँपर लगाय गये 
आरोपोंयर ध्यान दें। राजनीतिक दृष्टिकोणसे यह आरोप-पत्र अध्ययन करने लायक 
हैं; कानूनी दृष्टिसे तो मामला अभी स्यायाधीशोंके विचाराधीन ही है और उसे उन्हींके 
विचाराबीन रहने देता चाहिए। श्री जफर अली खाँपर आरोप लगाया गया है कि 
उन्होंने एसी बात कहीं जो ब्रिटिश मारतमें कानून द्वारा प्रतिष्ठापित सरकारके विरुद्ध 
जतता में अमन्तोषकी भावना पदा करत तथा महामहिमके विभिन्न वर्गोके बीच आपसमें 
बत्रुताका भाव फैलानकी कोशिश करनेके बराबर है। 
श्री जफर अली खाँको जो बातें कहनके लिये जिम्मेदार ठहराया गया है, वे 
बात॑ अगर उन्होंने सचमच कही हों और उनमें कोई सचाई न हो तब तो निःसन्‍्देह 
उन्होंने अपराध किया है। लेकिन ध्यान रहें कि ऐसी बातें अपराध तभी मानी 


१. देखिए “गोलोके शिकार “ मुदाजरीन ”के बारेमें कुछ और ?, २८-७-१९२० । 


. २. उनपर हजरोमें अगस्त १९२० में खिलाफत तथा अन्य समस्याओंके सम्बन्ध सरकारके विरुद्ध 
वक्तव्य देनेका आरोप लगाया गया था; देखिए यंग इंडिया, २९-९-१९२० । 





पंजाबम दमन ३२७ 


जायेंगी' जब वे सच्ची न हों; क्योंकि तथ्योंका विवरण-भर प्रस्तुत करनेका यह मतलब 
कदापि नहीं हो सकता कि सम्बन्धित व्यक्तिन प्रजाजनोंसें असन्तोषका भाव उत्पन्न 
करने या उनके विभिन्न वर्गोके बीच श॒त्रुताकी भावना फैलानेकी कोशिश की। जनरल 
डायरके क्ृत्यों, श्री लाँयड जॉर्जके वचन-भंग और वाइसराय तथा श्री मॉँण्टेग्यू द्वारा 
ओडाय रशाहीका बचाव करनेकी चर्चा करना, सत्य बोलना ही है; फिर भी इस सबसे 
ऐसी सरकारके प्रति जो अपने अधिकारियोंके अपराधपूर्ण का्योकि दरगुजर कर देन 
अथवा सोच-ममझकर दिये गये वचनोंके भंग करनेकी दोषी है, असन्तोषके अलावा और 
कौन-सी भावना पैदा हो सकती है? यदि सच बोलना अपराध है तो असन्तोष 
फैलाना कत्त॑व्य है, उत्तम गुण हैं। इसी तरह यदि सच बोलनेसे विभिन्न वर्गोके बीच 
श़त्रताकी भावनाका प्रसार होता है तो भी अगर हम सत्यका बलिदान न करना 
चाहते हों तो यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। जो नुकसान पहुँचा सकते हें लेकिन 
जिनमें सार है ऐसे तथ्योंकों दबानेसे मित्रताकी भावनाकों बढ़ावा नहीं मिल सकता, 
बल्कि इस दुरावके कारण सम्बन्ध और भी बिगड़ जाते हैं। 

जहाँतक' मुझे मालम है श्री जफर अली खाँके मामलेमें दो बातें ऐसी हें 
जिनकी सबतोंके आधारपर पुष्टि नहीं की जा सकती। मकक्‍कामें कभी आग नहीं लगाई 
गई, और इस कथनका भी कोई आधार नहीं दिखाई देता कि बगदादमें कुमारी 
लडद़कियोंका जील-भंग किया गया। मुझे पता नहीं कि श्री जफर अली खाँपर जो ये 
दोनों बातें कहनेका आरोप लगाया गया है सो उन्होंने सचमुच कही थी या नहीं। 
अगर उन्होंने ऐसा कहा हो तो मुझे सचमृच बहुत दुःख होगा। खिलाफत कार्य- 
कर्ताओंकोी विशेष रूपसे तथा सामान्य रझरूपसे सब कार्यकर्त्ताओंकोी अतिशयोक्तियोंसे 
बचनेके लिए अधिकसे-अधिक आगाह किया जाता चाहिए। मनगढ़न्त वातोंकी अपेक्षा 
सही बातोंमें हमेशा अधिक बल होता है। मनगढ़न्त बातें अन्ततः उद्देश्यको नुकसान 
पहुँचाती हैं और इससे बोलनवाले की बदनामी भी होती है। सरका रके विरुद्ध निविवाद 
तथ्योंके आधारपर कही गई बातें अकाट्य होती हैं। और जब ऐसी स्थिति पंदा हो 
जायेगी कि हमारे कार्यकर्त्ताओंके विरुद्ध लगाया गया अतिशयोक्तिका कोई भी आरोप 
सच्चा सिद्ध नहीं हो पायेगा तो जन-आन्दोलनकों बड़ा बल मिलेगा। 

लेकित श्री खाँ जिन अभियोगोंको स्वीकार करेंगे, और जो उन्हें अवश्य करने 
चाहिए, वें अभियोग सरकारके विचारसे बहुत गम्भीर हैं; तथापि श्री खाँके समान 
में भी ऐसे अभियोगोंके लिये अपराधी हँ। उदाहरणस्वरूप युवराजके आगमनपर किये 
जानेवाले स्वागत-समारोहोंमें भाग लेनेके लिए श्री खाँने जो शर्तें रखी हें, वेसी शर्तें 
में भी रखना चाहँगा। यह भी सच है कि जो शर्तें रखी गई हें यदि उन्हें पूरा नहीं 
किया जाता तो यह साम्राज्य ध्वस्त हो जायेगा। 

अभीतक सरकारने उन भाषणोंकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिनमें लोगों- 
को असहयोगकी सलाह दी गई है और ऐसी माँग की गई है जैसी माँग करने या 
सलाह देनेकी बात श्री जफर अली खाँके बारेमें कही जाती है। इस कारण 
में सोचने छकगा था कि जबतक आन्दोलन हिसात्मक रूप धारण न कर हे 


३२८ सम्पूर्ण गांधी वाह्ममय 


तबतक सरकार उसे चलने देनेकी स्वस्थ पद्धति अपना रही है। में समझ रहा 
था कि सरकारते क्रिसी भी व्यक्तिकों अपने विचार व्यक्त करनेके लिए, फिर चाहे 
वे क्रितन ही उम्र क्यों ले हों लेकिन अगर उनसे जनतामें उत्तेजता नहीं फैलती तो, 
दण्ड देता बन्द कर दिया है। 

लेकिन अब्र' स्पष्ट ढी यह नीति बदली जा रही है। जान पड़ता है श्री जफर 
अली खाँके भाषणसे सरकार तिलमिला गई। जिस जिलेमें काफी तादादमें लोग भरती 
हो सकते थे, उन्होंने उस जिलेमें लोगोंकों सेनामें भरती न होनेकी सलाह 
दी क्रिन्तु यदि ऐसी सलाह देना गलत है तो स्वयं कांग्रेसन ऐसी ही सलाह देनेकी 
भूल की है। प्रत्येक नागरिककों निःसन्देह् यह अधिकार है कि वह छोगोंको ऐसा 
कोई भी धन्बा, जिनसे उनके आत्म-सम्मान अथवा धारमिक भावनाकों चोट पहुँचती 
हो, अपनानेके विरुद्ध चेतावनी दे। 

सियासत ' के श्री हबीव शाहक्री जमानत भी मेरे खबालसे कुछ इन्हीं कारणोंसे 
जब्त कर ली गई है। ज्यों-ज्यों असहयोग आन्दोलन अपना प्रभाव दिखलाने लगेगा हमें 
यही आशा रखनी चाहिए कि त्यों-त्यों इस प्रकारका दमनचक्र तेज होगा। यह स्पष्ट है कि 
हमारी सफलता वक्‍ताओंपर मुकदमे चलाकर तथा अखबारोंकों दबाकर किये जानेवाले 
दमनके बावजद पूर्णतः हमारे संघर्ष चलानेकी योग्यतापर निर्भर करती है। ऐसे दमन- 
चकसे हमें और अधिक कार्य करनेका बल मिलना चाहिए तथा हमारी उचित माँगें 
एक नहीं हजारों ग्परक्ियों द्वारा दुहराई जानी चाहिए। अगर सरकार पत्रकारोंकी 
प्रवृत्तियोंपर रोक लगाये तो इससे उन्हें घबराना नहीं चाहिए। अगर घर-घर जाकर 
प्रचार-कार्य किया जाये, हाथसे गहती पत्र लिख-लिखकर उनको कई गनता करने- 
को विधिसे अर्थात्‌ एक स्वर सेवक अम्तुक संख्यामों ऐसे पत्र लिखकर विभिन्न स्वयंसेवकोंके 
बीच बाँठे और फिर उन स्वप्न सेवक्ोंमें से प्रत्येक स्वयं सेवक उतनी ही संख्यामें पत्र लिख- 
कर दुपरोंफो दे और इसी तरह काम बढ़ता जाये तो यह काम समाचारपत्रोंकी अपेक्षा 
अधिक ठोव ढंगसे किया जा सक्रेगा। जब संघर्ष एक प्रभावक्रारी रूप धारण कर 
लेगा तब देशमें पूर्णतया शान्ति होनेके बावजूद हमें मृकदमों, नजरबन्दी तथा इस 
तरहकी अन्य ब्रानोंके लिए तैयार रहना होगा। और जब संघर्ष दमतकी इस 
अवस्थाकों पार कर जायगा तब असहयोग आन्दोलन छोगोंमें पहलेकी अपेक्षा अधिक 
प्रसिद्धि पा छेगा और विजय निदवय ही हमारी होगी। क्योंकि उस हालतमें वह 
आन्दोलन एक ऐसी सरकारके विरुद्ध असहयोग करनेकी आवध्यकताका निश्चित प्रमाण 
बन जाप्रेगा, जो लछोगोंकी उचित आकांक्षाओं और तथ्योंके विधिसम्मत और यथार्थ 
निरूपणका भी दमन करती है; भले ही लोगोंकी ये आकांक्षाएँ और इस प्रकारके 
तथ्योंकरा निरूषण सरकारके लिए कितना ही अरुचिकर क्‍यों न हो? 

किन्तु हमें अधोर नहीं होना चाहिए। में नीचे जो वाक्य दे रहा हूँ वे हमारी 
अधी रताके परिचायक हें: 

मेंने सुना है कि बंगदादमें, भारतीय सेनामें एक पिता और पुत्र थे। 
वे तुकोंके विरुद्ध लड़ रहे थे। पुत्र एक मुठभेड़में मारा गया, उसका पिता उसके 


स्कूलों और कालेजोंका व्यामोह ३२९ 


दशवको बगदाद ले गया। रास्तेमें उसने देखा कि उसके पुत्रका चेहरा सुअरकी 
शकलमें बदल गया है। 
बनाया जाता है कि ये वाक्य श्री खाँ ने कहे हैं। यह तो लोगोंके अच्चविद्वास- 
का नाजायज फायदा उठाना है। मुझे आशा है कि श्री जफर अली खाँने अपने 
श्रोताओंके अन्ध-विद्यासका लाभ उठानका प्रयत्त नहीं किया है। खिलाफत आन्दोलन 
एक धामिक आन्दोलन है। इसे असत्य, अतिरंजना, वाचा अथवा कर्मणा हिंसा तथा 
अन्धविद्वास या पूर्वग्रहोंने मुक्त रहता चाहिए। जब उद्देश्य अपने-आपमें यथार्थ 
और सत्य है और जब इसके प्रतिपादनमें आत्मत्याग और साहससे काम लिया जाये 
तब फल प्राप्तिमें कोई देर नहीं लगती। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २९-९-१९२० 


१७४. स्कलों और कालजोंका व्यामोह 


सरकारी नियन्त्रणमें चलनवाके स्कलों और कालेजोंके प्रस्तावित बहिष्कारके 
विरुद्ध बहुत-कुछ कहा और लिखा जा रहा है। इस प्रस्तावको “शरारतभरा , 
“४ हानिकर , “/ देशके उच्चतम हितोंके विरुद्ध / आदि कहा गया है। पंडित, मदन- 
मोहन मालवीय इसके कट्टर विरोधियोंमें से हें। 

मेंने अपने तई यह पता चलानकी पूरी कोजिद् की है कि मेंने कहाँ गलती 
की है। लेकिन इस कोशिशका परिणाम यही हुआ है कि मेरा यह विश्वास और भी 
दृढ़ हो गया है कि वर्तमान सरकारके नियन्त्रणमें किसी तरहकी शिक्षा प्राप्त करता 
-- चाहे उस शिक्षार्म कितनी ही अच्छाई हो-- उसी तरह घातक है जिस तरह 
अधिकसे-अधिक पौष्टिक तत्त्वोंसे युक्त होनेपर भी विष-मिला दूध पीना। 

में अपने-आपसे पूछता हूँ, ऐसा क्‍यों है कि कुछ लोग तो इस वातमें निहित 
सचाईको साफ देख रहे है, जब कि कुछ दूसरे लोग -- हमारे मान्य नेतागण -- इसे एक 
गरछूत चीज मानकर इसकी भत्सना करते हैं। में इसका जो उत्तर ढूँढ़ पाया हूँ वह यह 
है कि जहाँ पहले वर्गके छोग वर्तमान शासन-पद्धतिको एक खालिस बुराई मानते हें वहाँ 
दूसरे वर्गके छोग ऐसा नहीं मानते। दूसरे शब्दोंमें, मेरे सुझावके विरोधी छोग पंजाब 
और खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायोंकी गम्भीरताका पर्याप्त अनुभव नहीं करते। अन्य 
लोगोंकी भाँति वे ऐसा नहीं मानते कि ये अन्याय अन्तिम रूपसे सिद्ध कर देते हैं 
कि मौजूदा सरकारकी गति-विधियाँ कुल मिलाकर राष्ट्रीय विकासके लिए घातक हें। 
में जानता हूँ कि में जो-कुछ कह रहा हूँ, वह एक बहुत ही गम्भीर बात है। यह 
सोचा भी नहीं जा सकता कि मालूवीयजी और शास्त्रियर इन अन्यायोंकों मेरी तरह 
महसूस्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे कहनका तात्पयं बिलकुल यही है। मेरा यह 
निश्चित विश्वास है कि वे अपने बच्चोंको किसी ऐसे स्कलमें नहीं पढ़ायेंगे जहाँ उनके 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


उत्थानक्े बजाय पततक्री सम्भावना हों; और उतनी ही दुढ़ताके साथ में यह भी 
मानता हूँ कि वे अपने बच्चोंकों एक ऐसे लटेरेके प्रवस्ध, नियन्त्रण या प्रभावमें चलनवाले 
स्कूलमें नहीं भेजेंगे, जिपने उनका सब-कुछ छीन लिया है। में मानता हूँ कि सरकारी 
स्कूलोंमें राष्ट्र बच्चोंका पतन ही होता है। मेरे विचारमें ये स्कूल और कालेज 
एक ऐसी सरक्रारके प्रभावमें हें जिसने जान-बुझकर राष्ट्रके सम्मानपर हाथ डाला है, 
और इसलिए इन स्कूलोंस अपने बच्चे हटा छेता राष्ट्रका कत्तंव्य है। सम्भव है, 
इन स्कलोंमें भी कुछ पढ़नेवाले लोग पतनकी प्रवृत्तिकों रोक सकते हों। लेकिन सिर्फ 
इसी कारणसे कि कुछ गिते-चुने छोग अपने परिवेशसे मुक्त होकर ऊपर उठ पाये 
हैं, इत स्कूणोंमें राष्ट्रीय अपमानका जो सिलसिला जारी है, उसका समर्थन नहीं किया 
जा सक्रता। मेरे विचारस यह बात स्वयंसिद्ध है कि आज राषप्ट्रके सम्मान्य नेता यह 
अनुभव नहीं करते कि सरकारी नियन्त्रणमें चलनंवाले स्कूल, मेन जैसा बताया है, 
उस रूपमें दूषित हें। 

कोई कह सकता है कि ये स्कूल पंजावके साथ अन्याय किये जाने और खिलाफतके 
सम्बन्धर्में वादा-खिलाफी होनसे पहले जितने बुरे थे, आज उससे अधिक बुरे तो नहीं 
४, और हम इन दो वारदातोंसे पहलेतक तो इतकों सहन करते ही आये थे। में यह 
स्वोफार करता हूँ कि ये सकल जितने बुरे पहले थे, उससे बहत अधिक बुरे आज नहीं हैं। 
लेकिन जह्ॉतिक मेरी बात है, पंजाब तथा खिलाफतके सम्बन्ध जो धोखबाजियाँ की गईं, 
उनके कारण वर्नमान शासन-प्रणालीके विषयों मेरे विचारोंमें कान्तिकारी पर्वितंन हों 
गया है। इस प्रणालीकी सहज कमियोंकी जबतक मुझे जानकारी नहीं थी तबतक 
बह मेरे लिए इस हृदतक सह्य अवश्य रही कि मेने इन स्कूलोंके खिलाफ आवाज 
नहीं उठाई। और ठीक इसी कारणसे मुझ आशंका होती है कि जो लोग इन 
स्कूठोंका हानिकारक ने मानकर इनके बहिष्कारका विरोध करते हें वे पंजाब और 
विठाकफा-पम्बन्धी अच्यायोंकों उतना महत्त्व नहीं देते जितना में देता हूँ। 

और इनलिए स्वश्षी एस० बी० तिलक, पटल, त्रिपाठी और अन्य लोगोंकों में 
बआाई देता हूँ कि उन्होंने अपने-अपने कालेज छोड़ दिय और सो भी ऐसे समय 
जब वे अपता शिक्षण समाप्त करने ही वाले थे। यही कारण है कि में कुमारी देसाई 
और कुमारी पटलक़ों भी हाई सकल छोड़ देनके लिए बधाई देता हँ। छोग शायद 
यह ने जातते हों कि इन उत्सलाही लड़क्रियोंन नौजवानोंकी तरह ही स्वेच्छासे स्कूल 
छाद है। 

में पिःसंक्रोच्त भावसे यह कामता करता हूँ कि भारतके युवासमुदाय -- लड़के 
और लड़कियों दोतों -- ने यदि पंजाबमें की गई बर्ब रताके अपमानजनक दंशका अनुभव 
अरे व्यकिंगा अउमानकी तरह किया हो या अगर वे खिलाफत-सम्बन्धी वचन-मंग- 
का मतछब अनज़ते हों तो सरकारी निय्रन्त्रणमें चलनवाले स्कूलों और कालेजोंको 
खाली कर देंगे। यह कदम उठाकर वे क्षण-भरमें जो नतिक शिक्षा प्राप्त करेंग उसका 
पलड़ा उस क्षतिस्वे कहीं भारी पड़ेगा जो उन्हें अस्थायी तौरपर किताबी शिक्षा बन्द- 
रखनसे होगी। कारण, जिस दिन लड़के और लड़कियाँ सरकारी नियन्त्रण में चलने- 


सप छाई है 3 
दे # 


साम्राज्यका अर्थ ३३१ 


वाले स्कलोंका परित्याग कर देंगे, वह दिन हमारे लक्ष्यकी ओर एक निरिचित प्रगति- 
का दित होगा, उस दिन राष्ट्रीय चिन्तनमें एक क्रान्तिका सूत्रपात होगा; वह दित स्कूछ। 
और कालेजोके इस व्यामोहसे हमारी मक्तिका दिन होगा। क्‍या इस राप्ट्रमें इतनी 
क्षमता नहीं है कि यह सरकारी हस्तक्षेप, संरक्षण, परामर्श या सहायताके बिना अपनी 
शिक्षाकी व्यवस्था आप कर सके ? वतंमान स्कलोंका परित्याग कर देनका मतलरूब 
है, अपनी इस क्षमताकों पहचान लेना कि हम बड़ीसे-वड़ी कठिनाईके बावजूद अपनी 
शिक्षाकी व्यवस्था आप ही कर सकते हें। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २९-१-१९२० 


१७०, साम्राज्यका अर्थ 


शिक्षा-विभागकी ओरसे निम्नलिखित परिपत्र जारी किया गया है: 


इस प्रान्तके शिक्षकों और शिक्षा-अधिकारियोंसे कहा जाये कि वे लोगोंको 
साम्राज्यका सही अर्थ समझने और उनके मनसे यह धारणा दूर करनेसें कि यह 
साम्राज्य सेन्यवादपर आधारित है, सहयोग करें। इसके लिए वे सम्बन्धित पक्षों- 
को प्रोत्साहित करें कि वे उदार उद्देश्योंको आगे बढ़ाने तथा परस्पर मेत्री-भाव 
और सहानुभूतिक्नी भावना उत्पन्न करनके प्रयासमें एक-दूसरेको भाई-भाई समझें । 
विशेष रूपसे भारतमें यह-सब जरूरी है, क्योंकि आज यहाँ उपर्युक्त भावनाओंसे 
ठीक विपरीत ढंगकी भावनाएँ जोर पकड़ती जा रही हूं। 


यह परियत्र इसी मठह्रीनकी १ तारीखकों पूनासे जारी किया गया है। 
यह परियत्र मेरे विचारसे अमहयोगकी विजय है। हमें अधिकृत तौरपर अकसर 
यह बताया गया है कि साम्राज्य अन्ततः सैनिक बलपर ही आधारित है। आज ऊब कि 
हम इस ताकतसे अपने सारे नाते-रिब्ते तोड़कर, इसे एकाकी बता देनकी कोशिश कर 
रहे ३, और इसके विरुद्ध अपनी ओरमसे शक्तिका प्रयोग किये बिना यह दिखा देनका 
प्रयल कर रहे है कि यदि इस ताकतकों जतताके जानें-अनजान सहयोगका बल प्राप्त 
हो तो यह बिलकुल ब्रेकार है, तब हमारे सामने एक ऐसा परिपत्र आया है जिसमें 
शिक्षकोंसे यह दिखान में सहयोग देवके लिए कहा गया है कि यह साम्राज्य शक्ति अथवा 
सेन्यवादके आवारपर नहीं बल्कि पारस्परिक मंत्रीभावके आधारपर खड़ा है। इसे में 
हुयोगकी विजय समझता हूँ, क्योंकि इसके कारण सन्‍्यबलकों पीछे हट जाना पड़ा 
है। सर माइकेल ओ'डायरने अभिमानमें चर होकर सारे राष्ट्रको अपनी कर शक्तिकी 
आगम झोंके दिया और क्रुछ देरके लिए आतंकका शासन कायम हो गया। लेकिन 
उसका कुछ अपर ने हुआ और अब उसे वरम छाव्दोंका जामा पहतानंकी कोशिश 

व रही है। लेकिन यह भी विफल होकर रहेगी। 

है परिपत्र छलसे भरा हुआ है। अत्याचारियों और उनके अत्याचारके शिकार 
निरीह लोगोंके वीच परस्पर मंत्री और सहानुभूतिकी बात करना अत्याचारके साथ 


३३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


घोखेबराजीको मिलाकर काम करना है। हमें असहयोग ही इससे छुटकारा दिला 
केगा । 
झूठी बातें कहकर मंत्री-सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयत्न करना निरर्थक है। 
जनताक़ी सच्ची मंत्री प्राप्त करतेका और उन्हें यह दिखानेका कि साम्राज्य शविति 
तथा संच्यवादपर आधारित नहीं है, सबसे अच्छा और एकमात्र मार्ग यही है कि 
सरकार लॉगोॉपर विश्वास करके, साम्राज्यके खो देनका खतरा उठाकर भी इस देशसे 
अनावश्यक सेना हटा के और आम तौरपर अंग्रेज लोग हमें मन व कमंसे हर 
तरह अपनी बरावरीका मातें। यह तभी सम्भव होगा जब वह मसलमानोंकी भाव- 
ताओंका खाल करते हुए खिलाफतके प्रइनका सन्‍्तोषजनक हल ढंढ़ निकाले तथा 
पंजावके प्रति किग्र गय अन्यायका पूरा निराकरण करे। 
लेकिन सामान्य अंग्रेजोंके छिए ऐसा करता असम्भव जान पड़ता है। उन्हें तो कुछ 
इस तरहको शिक्षा दी गई है कि वे हमारे साथ मनप्यवत्‌ व्यवहार कर ही नहीं 
सक्व; माना हम मतृप्य ने होकर इंट्-पत्थर हों। में पाठकोंका ध्यान उस विवरणकी 
और आकपित करता चाहँगा, जिसमें स्यूजीलेंडमें हमारे देशभाइयोंके साथ किये जानेवाले 
व्यवद्ारका चर्चा की गईं है। त्यूजीलेंडके गोरोंके कृत्योंसि अधिक मनमानी नशंसताकी 
से कल्यता तक लहीं कर सकता। उपनिवेशवादी, दुरात्मा लोग हें सो बात नहीं है। 
अपन क्षत्रम वे वीर, उदार, दानशील और सुसंस्क्ृत लोग हे। छेकिन हमारे सम्पर्क्मे 
आते ह वे अउना सलुझत खा बठते 6॥ हम छोग उनके सहज शिकार हें; उनकी 
सांस्कृतिक चेतना हमारे साथ दुर्यंवह्ार करनमें उसी प्रकार आइ नहीं आती 
जैसे साँपकों मारनेमें मानव समाजके अधिकांश लोगोंके आड़ नहीं आती। मेने 
बह कोई बेमेल उदाहरण नहीं दिया है। हजारों लोग इस विचारकों भी सहन 
7 कर सकते कि कोई भारतीय उनके साथ समभावसे रहे अथवा वैसी माँग 
कर। गाराका अपनका अन्य लोगोंसे उच्च समझना, जैसा कि श्री एन्ड्यूजन बताया 
है, गुक बर्स बस गया है। शाष्ट्रगाति क्रगरा कहा करते थे कि ईदइवरन एसियाइयोंकों 
इबत लोगोंका गुठाम बततेके लिए ही रचा है। उन्होंने अपने इस विवारकों विधि- 
पुस्तकर्में भी स्थान दिया । इस समस्बन्धर्में उनका रेया बिलकुठ साफ था और वे 
उक्त बानका स्वीकार करते थे। अन्य छोग इसमें विश्वास करते हैं, तदनसार आचरण 
करते 4, केकित सम्भव हो तो वे सौम्ब-गब्दावद्ीका प्रयोग करके और सम्भव न हो 
तो क्रिसी बुरे वरीकेसे उसके तोखेग्रनकों कम करनेकी नीब्रत रखते हें 
मारे गलेमें हीववाका जो पढ़ा बेचा है, उसके लिए हम अपने अकावा और 


किनीकी दोप ने सकते और इसे दूर भी स्वयं ही कर सकते हें; इसके लिए 
हम अथक परिश्रम करना होंगा। 
[ अंग्रजीसे | 


यंग इंडिया, २९-९-१०९२० 


१. स्टीफन्स जोहानिस पालस ऋगर ( १८२०-१९०४ ); बोभर-नेता तथा दक्षिण आफ़िकी गणराज्यके 
राष्टप्रति । 


१७६. श्री पनिगटनकी आपत्तियोंका उत्तर 


में बड़े हर्वके साथ श्री पैनिंगटनका' पत्र और उसके साथ नत्थी लेख” छाप 
रहा हूँ! स्पष्ट ही श्री पेतिगटन यंग इंडिया के नियमित पाठक नहीं हें; अगर 
होते तो देखा होता कि भीड़की ज्यादतियोंकी जितनी भत्सना मेने की है उतनी और 
किसीन नहीं की। लगता है उनका ऐसा खयाल है कि मेने जनरल डायरपर बस 
एक वहीं लेखा लिखा है जिसपर उन्होंन आपत्ति की है। उन्हें शायद यह मालूम 
नहीं कि नेंते जलियाँवाला बागके नरसंहारका अधिकसे-अधिक निष्पक्षताके साथ विवेचन 
क्रिया है। और के जिन दित चाहे, उस नरसंहारके सम्बन्धर्में हमारे निष्कर्षोके समर्थनमें 
मेरे और मरे साथी सदस्यों द्वारा जुटाये गये प्रमाण देख सकते हैं। “यंग इंडिया के 
साधारण पाठक सभी तथ्योंसे अवगत थे, इसलिए यह अनावश्यक ही था कि में अपनी 
बातोंके समर्थनर्में और कुछ लिखता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सामने श्री पैनिगटनका 
जो रूप उभरता है वह एक ठठ अंग्रजका रूप है, जो किसी भी चीजके साथ अन्याय 
नहीं करना चाहता, फिर भी विश्वकी घटनाओंकों समझनेमें वह शायद ही न्याय 
करता हो, क्योंकि उसके पास उन घटनाओंके अध्ययन करनेका समय ही नही है। 
वह बस ऊपर-ऊप रसे उनका हवाला पढ़ लेता है और सो भी ऐसे अखबारों द्वारा 
प्रस्तुत किया गया हवाला, जिनका उद्देश्य सिर्फ दकगत विचारोंकों उभारता है। इसलिए 
एक सामान्य अंग्रेज, बहुत संकुचित और स्थानीय महत्त्वके मामलोंको छोड़कर, अन्य सभी 
बातोंकी शायद सबसे कम जानकारी रखता है, हालाँकि वह दावा यही करता है कि 
उसे हर तरहके मामलेकी पूरी' जानकारी है। इस प्रकार श्री पतिगटनका अज्ञान अन्य 
अंग्रेजोंके अज्ञानका ही एक नमूना है, और यह अज्ञान इस बातका सबसे बड़ा कारण 
प्रस्तुत करता है कि अब हमें अपने सारे कारबारके संचालनका भार अपने हाथोंमें ले 
लेता चाहिए। शासन करनेकी योग्यता तो काम करते-करते ही आयेगी। अगर हम 
उन छोगोंसे बराबर शिक्षा पानकी प्रतीक्षा करते रहें जिनका स्वाभाविक हित इस 
शिक्षण-कालकों अधिकस्े-अधिक रूम्बा खींचते जानेमें ही है, तो हममें योग्यता कहाँसे 
आयगी ? 

लेकित अब जरा श्री पेनिंगटतके पत्रपर विचार करें। उनकी शिकायत है कि 
/ किसी भी व्यक्तिके मामलेकी समुचित जाँच नहीं की गई ” | छेकिन इसमें हमारा क्‍या 
दोष ? भारत तो वराबर आग्रहपूर्वक यह माँग करता रहा है कि पंजाबके प्रति 
किये गग्ने अररावसे सम्बद्ध सभी अधिकारियोंके मामलोंकी जाँच की जाये। 


१. जे० आर० पेनिंगटन, अवकाश आप्त एक आईं० सी० एस० अफसर, जिन्होंने गांधीजोको 
लिखे अपने एक पत्रमें जनरल डायरका बचाव किया था । 

२. जिसमें जनरल डायरकी पेरवी की गई थ॑ और जिसका शीषेक था “ इज्ञ इंडिया वर्थ कीर्पिग 2 ” | 

३. देखिए “ जनर॒क ढायर ”, १४-७--१९२० । 


रेरे४ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय' 


उनकी दूगरी शिक्रायत यह है कि मेरी भाषा बहुत / कड़वी ” है। अगर सत्य 
कद़वा हो तो में अपवा यह अपराध स्वीकार करता हूँ कि मेंने कड़वी भाषाका प्रयोग 
किया। केकित जनरल दाग्ररके कृत्योंक्रा वर्णत करनेके लिए किसी और भाषाका 
उपयोग में सत्यक्रे साथ अन्याय किय बिता नहीं कर सकता था। स्वयं जनरल डायर 
या विरोधी गवाहोंकी बातोंसे सिद्ध हो चुका है कि: 

(१) भीड़ निहत्थी थी। 

(२) उममें वच्चे भी शामिल थे। 

(३) १३ तारीखकों वेसाखीका मेला लगा था। 

(४) हजारों लोग उस मेलेमें आये थे। 

(५) वहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ था। 

(६) मेलेकी तारीख और जिस दिन हत्याकांड हुआ, बीचके इन दो दिनोंमें 
अमृतस रमें शान्ति थी। 

(3) सभाकी घोषणा उसी दिन की गई जिस दिन जनरल डायरकी घोषणा 
हुई थी। 
(८) जनरल डायरकी घोपषणामें सभाओंपर नहीं बल्कि प्रदर्शन और सड़कों- 
पर चारप अधिक आदमियोंके एकत्र होनंपर प्रतिबन्ध लगाया गया था, और उक्त 
प्रतिवन्ध थी सड़कोंतक ही सीमित था, निजी स्थानों या सावंजनिक स्थानोंपर यह 


दर # 


लागू नहीं होता था। 

(९) जवरल डायरको न तो नगरके बाहर कोई खतरा था और न नगरके भीतर। 

(१०) उन्होंने खूद स्वीकार किया कि भीड़में शामिल बहुत-से लोगोंको 
उनकी घोयषणाक़ी कोई जानकारी नहीं थी। 

(११) उत्होंने भीड़को चेतावनी दिये बिना गोलियाँ चलाई और जब भीड़ 
तितर-बितर होने रूगी तब भी वे गोलियाँ चलाते रहे। उन्होंने भागते हुए लोगोंपर 
पीछेसे गोलियाँ चलाई। 

(१२) लोगोंको एक अहातेमें लगभग घेरकर बन्द कर दिया गया था। 

इन तथ्योंक्रों ध्यानमें रखते हुए में जनरल डायरके इस कामको “नरसंहार” ही 
कहता हूं । यह काम / निर्णयकी भूल ” नहीं था, यह तो “काल्पनिक खतरोंसे सामना 
पड़ जानेपर निर्णय-बुद्धिकों लकवा मार जाने ” का उदाहरण है। 

मुझ दुःखके साथ कहना पड़ता है कि श्री पैनिंगटनकी टिप्पणियाँ भी, जिन्हें 
पाठक अन्यत्र प्रकाशित देखेंगे, वेसे ही अज्ञानसे भरी हुई हे जैसे अज्ञानका परिचय 
उनके पत्रसे मिलता है। 

कीनिंगके समयर्में जो-कुछ भी कागजपर स्वीकार किया गया, उसे कभी पूरी 
तरह कार्यान्वित नहीं किया गया। एक प्रतिक्रियावादी वाइसरायने कहा था “जो वादे 
किप्रे गये, छोग उनके पूरे किये जानकी आशा ही छूगाये रह गये।” कौनिंगके समयसे 
सेतिक-व्यथ अब बहुत अधिक बढ़ गया है। 

जनरल डायरके पक्षमें प्रदर्शन होनकी जो बात कही गई है वह तो लगभग एक 
कपोल-कल्पना ही है। 


श्री पेनिगटनकी आपत्तियोंका उत्तर ३३५ 


डंडा फौजका, जिसे श्री पेनिंगटनने 'ब्लजन आर्मी की गौरवास्पद संज्ञा दी है, 
कहीं नाम-निशानतक नहीं देखा गया। अमृतसरमें कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जिस 
भीड़न भयंकर मारकाट और आगजनी की, उसमें एक ही समृदायके लोग शामिल 
नहीं थे। परवा सिर्फ लाहौरमें ही चिपकाया गया था, अमृतसरमें नहीं। इसके अलावा 
श्री पनिगटनकों अवतक इतनी जानकारी तो हो जानी चाहिए थी कि १३ तारीख- 
को जो सभा हुई, उसका उद्देश्य अन्य बातोंके साथ-साथ भीड़की ज्यादत्िये,की भर्त्सना 
करना भी था। यह वात अमृतसरके मुकदमेके दौरान सिद्ध हो चुर्की है। जो लोग 
जनरल डायरके इर्द-गिर्द खड़े थे वे उन्हें रोक नहीं पाये। जनरल डायरका कहना है 
कि उन्होंने बस एक क्षणमें हीं गोली चलानंका निईइचय कर लिया। उन्होंने किसीसे 
सलाह नहीं की। पत्र-लेखक [श्री पेनिंगटन | महोदय कहते हो कि सैनिकोंन उस 
कार्रवाईमें जिसे उस स्थितिमें नरसंहार' कहता अनुचित नहीं होगा ” भाग लेनेपर 
आपत्ति की होती। इससे तो यहीं प्रकट होता है, मानों वे भारतमें कभी रहे ही 
न हों। कितता अच्छा होता, अगर भारतीय सैनिकोंन स्वथा निर्दोष, निहत्थे और 
बेतहाशा भागते हुए लोगोंपर गोली चलानेसे इनकार करके नेतिक साहसका परिचय 
दिया होता। केकित भारतीय सैनिकोंकों तो ऐसे दासत्वके वाताव'रणमें शिक्षा-दीक्षा 
दी गई है कि वे ऐसा कोई सही काम करनेका साहस ही नहीं कर सकते। 

आज्ञा है श्री पेनिगटन केवल इसी कारणसे मुझपर फिर अपुष्ट बातें कहनंका 
आरोप नहीं लगायेंगे कि मेने उनके सम्बन्धमें पुस्तकोंसे उद्धरण नहीं दिये हैं। प्रमाण 
तो है ही -- उतका लाभ उठाना न उठाना उनकी मर्जीपर निर्भर करता है। में तो 
उन्हें सिर्फ इतता भरोसा दिला सकता हूँ कि मेरी सारी बातें अधिकांशत: सरकारी 
सूत्रोंसि प्राप्त निश्चित प्रमाणोंपर आधारित हें। 

श्री पेनिगटन कहते हे कि १० तारीखको जो-कुछ हुआ, में उसका बिलकुल सही 
विवरण प्रकाशित करूँ। यह विवरण उन्हें रिपोर्टमें मिल जायेगा और अगर वे घैर्य॑ 
के साथ रिपोर्टका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि सर माइकेल ओ'डायर और उनके 
अधीनस्थ अधिकारियोंने छोगोंको भड़काकर बिलकुल उन्मत्त बना दिया था, और 
जैसा कि में पहले ही कह चुका हूँ, इस उन्मत्तताकी जितनी तीव्र भर्त्सना मैंने की है 
उतनी और किसीने नहीं की। दूसरे दितका हाल तो बस इतनेसे ही स्पष्ट हो जाता 
है अर्थात्‌ भीड़ बिलकुल श्ान्त थी और इस “शान्ति ” में बाधा पहुँचानवाली अगर 
कोई चीज थी तो वह थी -- अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ, कत्ले-आम और अधिकारियों 
द्वारा बादमें लगातार किये गये अपराध। 

में श्री पेविगटनकी सराहुता करता हूँ कि उन्होंने सत्यकी खोज करनेकी कोशिश 
की हैं। छेकिन उन्होंने सत्यकी खोज करनेके लिए सही मार्गका अनुसरण नहीं किया 
है। में उन्हें हंटर समिति और कांग्रेस समितिके सामने दिये गये बयानोंकों पढ़नेका 
सुझाव देता हूँ। उन्हें रिपोर्ट पढ़गेकी जरूरत नहीं। छेकिन बयान पढ़कर उन्हें यह 
अ्रतीति हो जायेगी कि मेंने जनरलू डायरके विरुद्ध मामलेको बढ़ा-चढ़ाकर नहीं, 
घटाकर ही पेश किया है। 


३३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


किसतु जब में उस विवरणकों पढ़ता हूँ जिसमें उन्होंने स्वयं अपना परिचय 
दिया है तो मझे कोई आजा नहीं रह जाती कि वे कभी सत्यकी खोज कर पायगें; 
क्योंकि उन्होंने अपन बारेमे कहा है कि / जब सरकारी अधिकारियोंकी हत्या और अन्य 
तरीकोंसे सुधार प्राप्त करता फेशन नहीं हुआ था उस समय वे १२ वर्षतक दक्षिण 
भारतके विभिन्न जिलोंमें चीफ मत्रिस्ट्रेट रह चुके थे। कोई भी आवेश या पूर्वग्रहसे 
ग्रस्त व्यवित कभी सत्यकों नहीं पा सकता और स्पष्ट है कि श्री पंनिगटन आवेशर्म भी 
हे और पूर्वग्रहसे भी ग्रस्त हैं। " जब सरकारी अधिकारियोंकी हत्या और अन्य तरीकोंसे 
सुधार प्राप्त करता फंशन नहीं हुआ था “--इन झब्दोंसे उतका क्या मतलब है? 
सौभाग्यवण हत्या द्वारा सुधार प्राप्त करनेमें विध्वास रखनेवाली विचारधारा जब 
यहाँ मर चकी है, ऐसे समय ह॒त्याकी बात करना उन्हें शोभा नहीं देता। जबतक 
अंग्रेज लोग उद्धततापूर्वक अपन-आपको दूपरोंसे श्रेष्ठ मानते रहेगे या अज्ञानवश एसा 
मातते रहसगे कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, तबतक उन्तकी दृष्टिपर से 
कोहरा नहीं हटठेगा और इस हालतमें वे कभी भी सत्यक्रों नहीं देख सकेंगे। 


| अंग्रजी से | 
यंग इंडिया, २९-९-१९२० 


१७७. भाषण : शिक्षकोंकी सभा, अहमदाबादमें 


२९ सितम्बर, १९२० 


किसी समय में खुद भी शिक्षक था और अब भी यह दावा किया जा सकता 

है कि शिक्षक हो हूँ। मुझे शिक्षाका अनुभव है। मेंने उसके प्रयोग करके देखे हे । 
यह काम करते-करते मुझे ऐसा छूगा कि जिस जातिके शिक्षक पुरुषत्व खो बंठते हें, 

बह जाति कभी उठ नहीं सकती। 

हमारे शिक्षक अपना पुरुपत्व जरूर गँवा बंठ हैं। जो वे करना नहीं चाहते, वही' 
उन्हें मजबूरत करना पड़ता है। मार-पीटकर उनसे कोई कुछ नहीं कराता, लेकिन सूक्ष्म 
बलात्कार तो उनपर होता ही है। अपने बढ़े अफसरोंकी धमकियों, वेतनके नुकसान 
या वेतन न बढ़ सकनेक्री धमकियों या सूचनाओंसे शिक्षक घबरा जाते हें। 

अब हमारे सामने ऐसा मौका आ खड़ा हुआ है, जब शिक्षक और शिक्षिकाएँ 
अपनी जान, अपना माल और अपना वेतन, सब-कुछ जोखिममें डालकर भी साहसके 
साथ मच्ची बात विद्याथियोंके सामने रख दें। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो 
अपनी आजीविकाका साधन उन्हें छोड़ देता चाहिए। इतना अगर आज में शिक्षकोंकों 
बता दूँ, तो मेरा आजका काम निपट गया। मेरे खिलाफ शास्त्रीजी जैसे महान्‌ शिक्षक 
हैं। हिन्दू दिव्वद्वियाद४-जसी संस्थाके संस्थापक पंडित मालवीयजी भी मानते है कि 
में जनताको उलट रास्ते के जा रहा हँ। जो राष्ट्रवादी दलके हे, उन्हें भी शंका 
है। फिर भी मुझे छगता है कि में सही रास्तेपर हूँ। 


भाषण : शिक्षकोंकी सभा, अहमदाबादमें ३३७ 


बगदादसे आये हुए एक सज्जनने मुझे वहाँका अपना अनुभव सुनाया, जिससे में 
चकित हो गया हूँ। में कहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया 
है। अगर में चौबीसों घंटे असहयोगका ही विचार न करता रहँ--सोते वक्‍त भी 
मेरा मन इसी विचारसे शानत होता है--तो मेरे लिए हिन्दुस्तानमें रहना असम्भव 
हो जाये। में मानता हूँ कि बगदादके अपढ़ अरब हमसे सेकड़ों दरजे आगे बढ़े हुए 
हैं। ये सज्जन कोई मामूली आदमी नहीं है। वे बगदादमें सरकारी नौकरीमें बड़े 
ओहदेपर थे। वे अंग्रेज सरकारके दृश्मन नहीं हें। उन्होंने मुझसे वही कहा है, जो 
उन्हें अनुभव हुआ। गंगाबेनने उनसे पूछा, “ क्‍या वहाँ अंग्रेजोंका राज्य कायम रहेगा?” 
उन्होंने कहा, “वह क्‍या हिन्दुस्तान है? ” जबतक एक भी अंग्रेज मैसोपोटामियामें 
रहेगा, तबतक अरब चेनसे नहीं बेंठेंगे। अरबोंके पास गोला-बारूद या तलवार 
वर्गरा नहीं है--होगा भी तो निकम्मा। किल्तु एक सामग्री उत्तके पास जरूर है। 
वे मानते हैं कि “यह देश हमारा है। अपने इस देशमें, जिसे हम न रहने दें, वह 
एक पल भी नहीं रह सकता।” 

अंग्रेज सरकारने वहाँ जितने सिख भेजे, उन सबको उन्होंने काट डाला। में 
हिन्दुस्तातकों यह सीख नहीं देता। में तो उलटे इस तरफ जानसे लोगोंको रोकता 
हैं। अरबोंका सिखोंसें कोई विरोध नहीं था। हमें तो यही देखना है कि अरबोंका 
मकसद क्या था। अंग्रजोंन उन्हें बड़ी-बड़ी आशाएं बधाई | बगदादमें इतनी गरमी' पड़ती 
है कि आप सब्र जैसे यहाँ बेठ हं, वेसे वहाँकी रेतमें नहीं बैठ सकतें। वहाँकी रेत इतनी' 
तप' जाती है कि उसपर खाना पकाया जा सकता है। अंग्रेज सरकारने कहा कि 
हम तुम्हारे लिए पक्‍की सड़कें बनायेंगे, रेल लायेंगे और जिनसे तुम्हें सुख मिले वे 
सब सहूलियतें कर देंगे। तुम्हें शिक्षा देंगे। मोटर भी अरबोंन पहले-पहल अभी-अभी 
देखी । किन्तु अरब तो एक ही बात जानते थे। उन्होंने कहा, “तुम हमारा मुल्क 
लेने आये हो।” यहाँके मुसलमानोंसे पहले ही मैसोपोटामियाके मुसलूमान अंग्रेजोंको 
अपन देशसे निकाल रहे हें। 

अंग्रेजोंके हवाई जहाज उन्हें डरा नहीं सकते। हवाई जहाज हों या और कुछ 
हो, अरबोंको इससे क्‍या ? वे तो प्राणोंकों हथेलीपर लिये फिरते हें। उनके पास है क्‍या, 
जो कोई ले लेगा ? वे अपने खूदके लिए नहीं लड़तें। उनके कपड़े चमड़ेके होते हें। 
वे तम्बूमें रहनंवाले ठहरे। अपने देशको -- भले ही वह रेतीला हो -- उन्हें बचाना 
हैं। बगदाद दशरीफर्मे, जो पाक जमीन है और जहाँ कई पीर हो चुके हे, बिना इजाजतके 
कौन जा सकता है? वहाँ अंग्रेज, सिख या उनके भाई-बन्धु कोई नहीं रह सकता। 

अरब हमसे कहीं ज्यादा बढ़े-चढ़े हें। “यह हमारा देश है, इसपर कोई अँगुली 
उठाये तो हम उसकी अँगुली काट डालेंगे, तीसरेको यहाँ रहने न देंगे।” -..- यह जोश 
जिनमें हें वे ही' वास्तवमें सुखी हें। यदि हम मानते हों कि अरब जंगली हें और हम 
समय है, तो हम उनके और खुद अपने साथ बेइन्साफी करते हें। हमें गुलाम होनेपर 


१. एक विधवा महिला जो बादमें सावरमती आश्रममें रहने लगीं । उन्होंने गांधीजीके अनुरोधपर 
बीजापुरमें चरखेकी खोज की थी । 


१८-२२ 


३३८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भी थोड़-बहुत सुख और भोग मिलते हैं। जबतक इस तरहके भोग-विलासकी इच्छा 
हम रखते है तबतक हम अरबोंसे घटिया ही हें। 

हमारे वाप-दादा कह गये हें, वेदों और उपनिषदोंमें कहा गया है कि पवित्र 
भूमिकों अपवित्र न होने दो। दूसरे लोग तुम्हारी धरतीपर पैर रखें तो मेहमान 
बनकर ही रुव सकते हे। जिसने आजादीकों खो दिया, उसने सब-कुछ खो दिया; 
अपना धर्म भी खो दिया। 

में यह नहीं मानता कि अंग्रेजी राज्यमें हम अपना धर्म शान्तिसे पाल सकते हें 
और मुसलमानी राज्यमें नहीं पाल सकते थे। में जानता हूँ कि मुसलूमानी राज्य पीड़क 
था; उसमें घमण्ड था। आजका अंग्रेजी राज्य तो नास्तिक है, धर्मसे विमुख है। इस 
राज्यमें हमारा धर्म जोखिममें पड़ गया है। 

हमारे आसपासके मुल्कोंमें पठानों, ईरानियों और अरबोंकी हालत हमसे अच्छी 
है। हमारी-जैसी शिक्षा उन्हें नहीं मिलती, फिर भी वे हमसे बढ़कर हें। 

इस तरह अपनी दीन दक्शाका चित्र खींचनेके बाद में शिक्षकोंके सामने अपना 
मामला पेश करता हूँ। जबतक हम अपनी' शिक्षाकों कुरब्रान करनेके लिए तैयार न 
होंगे, तवतक हम देशकों स्वतंत्र नहीं कर सकेंगे। 

आजकल बहुतसे विद्यार्थी मेरे पास आकर अपनी बात इस ढंगसे कहते हें कि 
दिल दुकड़ें-टुकड़ हो जाता है। फिर भी में देखता हूँ कि वे घबराये हुए हें। वे ऐसे 
सवाल करते हें कि आज हम स्कूल छोड़ दें तो करू ही दूसरा स्कूल मिलेगा या 
नहीं। यह शिक्षाका मोह है। यह कोई नहीं कह सकता कि में शिक्षाका विरोधी हूँ। 
में पलभ्र भी पढ़े या विचार किये बगैर नहीं रहता। लेकिन जब चारों तरफ आग 
लगी हो तो हम डिकतन्स' या बाइबिल' लेकर पढ़ने नही बैठ सकते। इस वक्‍त देशमें 
दावानल सुलगा हुआ है। इस समय शिक्षाका मोह हमें हरगिज न रखता चाहिए। 

अगर आप निश्चित रूपसे यह मानते हों कि अंग्रेजोंने पंजाब और खिलाफतके 
मामलेमें हिन्दुस्तानपर जुल्म किया है, उसे दगा दी है, तो जबतक इस जुल्मका वे 
पूरा प्रायहिचत्त न करें, अपना मेला दिल पूरी तरह साफ न कर लें तबतक उनसे 
किसी तरहका दान, वेतन या छिक्षा छेना बड़ा भारी पाप है। हम राक्षससे शिक्षा 
नहीं के सकते। मेले हाथोंसे दिया जानंवाला शुद्धम्रे-शुद्ध शिक्षण भी मेला ही है। 
अंग्रेज तो अपनी गंदगीकों भी सफाई कहकर बताते हे। 

इस वक्‍न हममें जो दीनता है, पामरता है और हम जिस भ्रममें पड़े हुए हें, 
वह अंग्रेजी शिक्षाका ही प्रताप है। यह कहना सरासर झूठ है कि हमें अंग्रेजी शिक्षा 
ने मिली होती तो हम इस वक्‍ल कोई हलूचलरू ने करते होते। 

देशक्रे लिए मर मिटनेक्ती जो वृत्ति अरोंमें है, वह हममें नहीं है। में भविष्य- 
वाणी करता हूँ कि जबतक हम ऐसी गिरी हुई हालतसे बाहर नहीं निकलेंगे, तबतक 
हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो सकेगा। 


१. चाह्से ढिकन्स ( १८१२-१८७० ); १९ वीं शताब्दीके सर्वाधिक लोकप्रिय अंग्रेज उपन्यासकार । 


दृढ़ता और वीरताकी आवश्यकता ३३९ 


शिक्षकों और प्रोफेसरोंसे में हिम्मतके साथ कहता हूँ कि प्रजामें उमंग और 
उत्साह मरना हो, तो आप कल ही इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देनवाला शिक्षक विद्या- 
थियोंकों बड़सें-बड़ा सबक सिखायेगा। 
अगर शिक्षकोंमें वीरता या बहादुरी आ जाये, उनकी समझमें आ जाये कि जो 
सल्तनत इन्साफ नहीं करती और अपने, अन्यायका प्रायश्चित्त नहीं करती, उससे 
वेतन नहीं लिया जा सकता, तो गुजरातमें आज ही स्वराज्य हो जाये। शिक्षक 
अगर हिम्मत करके कहे कि हम भीख माँगकर भी सच्ची राष्ट्रीय' शिक्षा ही देंगे, 
तो आकाझमें देवता भी देखने आयेंगे और रुपयोंकी वर्षा करेंगे। 
[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ३-१०-१९२० 


१७८. दृढ़ता और वोरताकी आवश्यकता 


आज जो युद्ध चल रहा है, बहुत कम लोग उसके महत्त्वको जानते होंगे। एक 
सज्जनने मुझसे पूछा है कि “ हम जो कार्य कर रहे हें क्या उसे युद्धकी संज्ञा दी जा सकती 
है?” मेने तो तुरतत उत्तर दिया, “हमारी लड़ाईमें युद्धके सब लक्षण विद्यमान हैं। ” 
हमें जो चीज चाहिए, अर्थात्‌ स्व॒राज्य, वह युद्धेके बिना क॒दापि' नहीं मिल सकती; 
इसलिए साधन भी युद्धेक होने चाहिए अर्थात्‌ हमें सामान्य व्यवहारकों बन्द करके 
आपदु-धर्मका आचरण करना चाहिए। युद्धमें और इसमें सिफे इतना अथवा भारी भेद 
यही है कि हमारे युद्धमें पशुबरूको, शस्त्रवलको अवकाश नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि 
शरीर-बलका उपयोग करना हमारी हार है। इस युद्धमें अन्य लक्षण सामान्य युद्धके 
समात ही हैं। इसमें सामान्य युद्धके समान ही आत्मत्याग, प्रशिक्षण और योजना आदिकी 
आवश्यकता है। सामान्य युद्धे! समय अधिकांशतया जनता अपनी चालू प्रवृत्तियोंको 
त्याग देती है। वह सार्वजनिक संकटके समय अपने व्यक्तिगत दुःखोंको बिसरा देती है। 
अतीतिपर चलनंवाला नीतिका मार्ग ग्रहण करता है, लुटेरा छूटनेका धन्धा छोड़ 
देता है, व्यभिचारी व्यभिचारको त्याग देता है और चोर चोरी करना बन्द कर देता 
है। सब लोग देशकी स्व॒तन्त्रताका जाप करते हे। ऐसे समय लोगोंके पास अदालतोंमें 
जानेका समय नहीं होता; विद्यार्थी देशकी स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें भाग बेते हैं और 
उसीको विद्याम्यास मानते हें। 

लेकिन ऐसे समय सबसे शोभनीय गृण तो दुढ़ता और वीरता होते है। इनकी 
सबसे अधिक जरूरत दिखाई देती है। एक बार निश्चय कर छेनेपर, उससे न हटना 
यह हुई दृढ़ता। आज सरकारी स्कूलको छोड़ना फिर कर उसपर पश्चात्ताप करना 
और तीसरे दिन पुनः उसी स्कूलमें दाखिल होनेके लिये प्रयत्न करना दृढ़ता नहीं 
है। ऐसी दुबंछहताके कारण देशका पतन होता है, वह कभी उन्नत नहीं हो सकता। 
आज अगर एक अध्यापक त्यागपत्र देता है और कल उसे वापस ले लेता है तो बह 


३४० सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


जितना नुकसान करता है उतना नुकसान तो त्यागपत्र न देनेवाला अध्यापक भी नहीं 
करता। भले ही आपदाएँ आयें, संकटोंका सामता करता पड़, उनको झेलते हुए अपना 
कार्य करते रहना वीरताका सूचक है। यूद्धके समय वणिक-वृत्तिकी अपेक्षा वीरताका 
भाव अधिक होता है। शान्तिकालमें वणिक-वृत्तिकी आवश्यकता होती है और 
अद्ान्तिकं समय वीरताकी। गुजरात व्णिक-वृत्तिके लिए प्रख्यात है। वर्णिकोंमें 
वीरताका अभाव विलकुछ स्वाभाविक है, यह धारणा ठीक नहीं। जैसे समप्टि किसी 
एक ही वृत्तिकों आधार बनाकर टिकी नहीं रह सकती वेसे ही व्यक्तिका पोषण भी 
एक ही वृत्तिसे नहीं होता। अतएव प्रत्येक व्यक्तिमें वीरताका गृण होता अवश्य है, 
मात्र उसका उपयोग करनका कोई अवसर न मिलनेके कारण हमें ऐसा आभास होने 
लगता है कि हममें उक्त गुणका अभाव है। आज गुजरातके लिए, समस्त भारतवर्षके 
लिए वीरताका परिचय देनेका समय आ गया है। 

' जहाँ पश्युवलका प्रयोग नहीं करना है, वहाँ वीरता कैसी ? ” मुझे उम्मीद है 
कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कुशंकाका झिकार नहीं बनेगा। वस्तुतः देखा जाये तो पशु- 
बलका प्रयोग करनेमें वीरता नहीं है। हाथी चींटियोंको रौंदता चला जाये तो यह 
कोई वीरता नहीं हुईं; लेकिन सिहके साथ जुझकर हाथी वीरताका परिचय देता है, 
क्योंकि इसमें वह अपनी जानकों खतरेमें डालता है। गधेका कान उमेठनसे कुम्हार 
वीर नहीं बनता; लेकिन लुटेरोंका सामना करते हुए वह नरकेसरी अपनी वीरता 
दिखा सकता है। क्‍योंकि उस समय वह अपने प्राणोंकों स्पष्ठतया संकटकी आगगमें 
झंकिता है। जो पशुबलका प्रयोग न करके भी अविजित रहकर संघर्ष करता है वह 
परिपूर्ण वीरता प्रदर्शित करता है। यहाँ वीरताका क्‍या अर्थ है? हिन्दुस्तावके लिए 
इस निःशस्त्र युद्धमें पूर्ण वीरता दिखानेंका अवसर उपस्थित हुआ है। मेरी शिक्षाका 
कल क्या परिणाम होगा, इसका विचार किये बिना जो स्कूलका परित्याग करता है 
वह विद्यार्थी वीरता दिखाता है, जो दूसरे स्कूलका प्रबन्ध होनपर ही पहले स्कूलका 
परित्याग करता है वह विद्यार्थी वणिक-वृत्तिका परिचय देता है। रोजी मिले या 
न मिले, इसकी परवाह किये बिता अदालतमें न जानवाला वकील वीरताका प्रदर्शन 
करता है; रोजीका बन्दोबस्त करनके बाद ही अदालतका त्याग करनेवाले वकीलने 
दुनियादारीसे काम भले ही लिया हो, केकित उस कामकों वीरताका नाम तो नहीं 
ही दिया जा सकता। परिणामका भय किये बिता विश्वासपूर्वक जूझना ही' वीरता 
है। जहाँ भीरुता हो वहाँ वीरता कद्यापि नहीं हो सकती। हमारी जनता भीरु है। 
भीरु बने रहकर स्वतस्त्रता-प्राप्ति परस्पर विरोधी वात है। [हमें] पग-पगपर 
साहसकी आवश्यकता पड़गी। रणमें संकटोंका सामना करना होता है और अनिच्छा- 
पूर्वक वेसा करता पड़ता है। यहाँ हम इच्छापूर्वक संकटोंका आह्वान करते हें और 
इच्छापूर्वेक थोड़ेसे संकटकों झेलनसे ही हमें बड़े-बड़े परिणामोंकी उपलब्धि हो 
सकती' है। 

आज हम असहयोगकी दिश्ञामें जो कदम उठाने जा रहे हे उसमें थोड़ा-बहुत 
जोखिम तो है ही। तथापि अगर जनता उसमें पूरी तरह भाग ले तो मुझे विश्वास है 


सत्य और खिलाफत ३४१ 


० ३, 


कि हम थोड़ेही अरसेमें स्व॒राज्यका उपभोग करने लगेंगे। फिर भी जनता निस्सन्देह 
शिक्षित-वर्गसे इस बातकी अपेक्षा करती है कि वह यह कदम उठानेम दुढ़ता और 
वीरताका परिचय देगा। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ३-१०-१९२० 


१७९. सत्य ओर खिलाफत 


सभी धर्मोक्ती चरम परिणति सत्यमें होती है। सत्य ही परमेश्वर है। सत्यसे 
परे कोई धर्म नहीं है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि सत्यका पारून करना अत्यन्त कठिन है। 
मतया-वाच्रा सत्यका पालत करनवाले व्यक्तिको अन्य किसी वस्तुकी आवश्यकता ही 
नहीं होती। उससे उसे सब-कुछ मिलता रहता है। सत्यका मार्ग शूरोंके लिए ही है। 
सत्य सरल शब्द है; उसपर आचरण न कर सकनपर मनुष्य अपनी कुलीनता खो 
बैठता है, उसकी साख चली जाती है। जैसे दूधमें कचरा पड़ जानपर सारा दूध 
दूषित हो जाता है उसी तरह अन्यथा निर्दोष बचनोंमें असत्यका मिश्रण हो जानसे 
वे निर्दोष वचन अपना महत्त्व खो देते हे। इसलिए बुरे वचनोंके लिए ही सजा 
भोगनी पड़ती हो, सो बात वहीं, वल्कि निर्दोष वचन भी दृषित वचनोंसे मिलकर 
दूषित कहलाते हें। 

मौलाना जफर अली खाँका मामला इसका स्पष्ट उदाहरण है। उनपर जिन 
वचनोंकों कहुनेक्रा अभियोग लगाया है वे उन्होंने कहे है या नहीं, सो हमें नहीं मालूम । 
मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना ही बतलाना है कि उनपर अभियोग लगानेमें चतुराई- 
से काम लिय्रा गया है। जिन बातोंका मामलेके साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, 
उनका होता कदाचित्‌ मामझा सावित भी नहीं कर सकता, वेसी बातोंका समावेश 
करके मौछाना जफर अली खाँके विरुद्ध जोरदार सामला बताया गया है। 

इस सारे अभियोगका कानूनकी दृष्टिसे कुछ भी अर्थ क्‍यों न हो, मेरा सम्बन्ध 
तो केवल इसके राजनीतिक फलिताथंसि ही है। 

इस अभियोग पत्रके दो भाग हैं। इनमेंसे पहले भागमें लगाया गया गम्भीर आरोप 
यदि सच हैं तो भी उससे मुख्य अभियोग सिद्ध नहीं होता और अगर दूसरे भागसे, 
जिसमें दरअसल कोई अपराधपूर्ण आरोप नहीं छूगाया गया है, दोष सिद्ध होता है तो यह 
अभियुक्तके लिये प्रतिष्ठाकी बात है। मौलाना जफर अली खाँपर अभियोग है कि उन्होंने 
अपने भाषणमें यह कहा, “यदि सरकार चाहती है कि जनता युवराजके आगमन- 
पर उनका स्वागत करें तो सरकारको कुछ शर्ते पूरी करनी ही चाहिए, जैसे टर्की 
साम्राज्यको बनाये रखना, मुसलूमानोंको सन्तुष्ट करना, रौलट अधिनियम रद- करना 
तथा यह वचन देना कि वह अब फिरसे मार्शल लॉ लागू नहीं करेगी। यदि सरकार 
यह-सब नहीं करेगी तो [ब्रिटिश | साम्राज्यका नाश हो जायेगा।” यह कथन जोरदार 
है, छेकिन बिलकुल निर्दोष है। यदि ऐसा कहना-करना अपराध है तो ऐसा अपराध 


३४२ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


में लगभग हमेशा करता हूँ। यह बात सच्ची हैं और सच बात कहनेमें कोई अपराध 
नहीं होता। 

लेकिन सरकारका कहना है कि ऐसे कथनसे जनताके दिलमें उसके प्रति प्रेमभाव 
कम होता है। उसका यह कहना सच भी है। लेकिन अगर सरकार कोई अपकार्ये 
करें और उसका वर्णव करनसे उसके प्रति प्रेममें कमी आती हो तो इसमें दोष सर- 
कारका है, बरे कार्यका सच्चा विवरण पेश करनेवाले का नहीं। और यदि सच्चा 
विवरण पेश करना कानूनी अपराध है तो ऐसा अपराध पुण्यकर्म हो जाता है। 

अभियोग पत्रके दूसरे भागमें कहा गया है कि अपने इसी भाषणमें मौलाना 
जफर अली खाँने मुसल्मानोंकों लक्ष्य करके कहा कि अंग्रेजोंन ही मक्का शरीफपर 
गोलाबारी की | एक मुसलमानने अपने पुत्रके चेहरेकों, जो सरकारी पक्षकी ओरसे अरबों- 
के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था, सूअर-जेसा [ विकृृत | होते हुए देखा और 
बगदादमें ब्रिटिश लदकरन कुमारी कन्याओंकी इज्जत लूटी। अब इन बातोंमें से 
पहले और अन्तिम कथनोंका कोई प्रमाण नहीं है और दूसरा कथन असम्भव हैं। फिर 
भी ये जनताकी अन्यविश्वासपूर्ण भावनाओंकों भड़कानंवाले हैँं। मुझे तो अब भी 

यह उम्मीद हैं कि मौलाना जफर अलीने ऐसी बातें नहीं कही होंगी और यदि कही 

है, तो यह खंदजनक है। अतिरंजनासे हमारे कार्यकों धक्का पहुँचता है। इस लेखका 
उद्देश्य यह बताना है कि कार्यकर्त्ताओंकी ऐसे अतिरंजित भाषणोंसे वचनकी बड़ी 
आवश्यकता है। सरकारकी ओरसे मिलनवाले प्रमाणोंसे ही साम्राज्यके विरुद्ध मामला 
सिद्ध हो जाता है। अतिशयोक्तिसे मामला क्षीण होता है। 

सम्भव है कि मौलाना जफर अलीपर यदि अतिशयोक्तिका आरोप न लगाया 


जाता तो उनके अच्य वचनोंकीं लेकर कोई अभियोग न चलाया जाता अथवा चलाना 
मुश्किल होता। 


इससे प्रत्यक खिलाफत और सार्वजनिक कार्यकर्ताको यह सार ग्रहण करना 
चाहिए कि उन्हें कदापि सत्यके मार्गसे नहीं हटना है। 
[ गुजरातीसे | 
नतवजीवन, ३-१०-१९२० 


१८०. स्त्रियोंका असहयोग 


४ हम्न असहयोगमें क्‍या मदद कर सकते हें? ” शान्तिनिकेतनमें रहनेवाली बहनोंने 
अत्यन्त गम्मीरतासे उपर्यकत प्रश्न किया था। यही सवाल एक भाईने भी बहनोंकी 
ओरसे किया है। शान्तिनिकेततकी बहनोंकों मेने जो उत्तर दिया में उसीके अभिप्रायकों 
थोड़ेसे परिवर्ततके साथ यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हँ। जबतक इस कार्यमें स्त्रियाँ 
पूरी तरहसे सहयोग नहीं करतीं तबतक स्वराज्यकी आशा रखना व्यर्थ है। स्त्रियाँ 
जितनी सूक्ष्मतासे ऐसी बातोंका पालन करती हे उतनी सूक्ष्मतासे पुरुष नहीं करते | यदि 
स्त्रियाँ इस बातकों नहीं समझतीं अथवा स्वीकार नहीं करतीं कि राष्ट्रकी स्वतन्त्रता 


स्त्रियोंका असहयोग ३४३ 


को बनाये रखना, स्वतन्त्रता छिन गई हो तो उसे प्राप्त करना, उनका धर्म है तो 
राष्ट्रकी सुरक्षा असम्भव है। 

अपनी आसस्थामें उत्तरोत्तर वद्धि करनके लिए देव-दर्शन करना में महत्त्वपूर्ण चीज 
समझता हूँ, लेकिन यदि स्त्रियाँ यह मानें कि देव-दर्शनमें ही सम्पूर्ण धर्मका समावेश 
हो जाता है तो यह धारणा अन्धविश्वासका स्वरूप धारण कर लेती है और इसके 
परिणामस्वरूप राष्ट्रका नुकसान होता है। देव-दर्शन आत्मज्ञानका एक साधन है, 
इस' बातकों जाननंवाली स्त्री यह समझ जायगी कि राष्ट्रकी स्वतन्त्रताकी ध्वनि 

न्द्रोंमें भी गंजरित होनी चाहिए; क्‍योंकि स्वतन्त्रताके बिना धर्मकी रक्षा करना 

असम्भव है। अमृतसरमें जब जनरल डायरन कहर बरपा किया था उस समय लोग 
धर्मकी कितनी रक्षा कर सके थे ? तब भी. स्त्रियाँ मन्दिरोंमें जाती थीं, थोड़-बहुत 
पुरुष भी जाते थे। उनके वहाँ जानका क्या फल निकला? 

यदि स्त्रियाँ यह जानती होती कि इस व्यक्ति, अर्थात्‌ जनरल डायर, के अत्याचारसे 
मक्त प्राप्त करता जतताका सर्वोपरि कत्तव्य है तो वे अपने पत्तियों तथा पृत्रोंकी शूरता- 
का पाठ पढ़ातीं तथा उन्हें भीरुताका परित्याग करके स्वाभिमान की रक्षा करनके लिए 
सन्नद्ध करतीं। लेकिन आज तो इस देशकी स्त्रियाँ राष्ट्रकल्याणकी सच्ची बातोंसे अनभिज्ञ 
रहती हें, इससे हमें उतसे बहुत कम मदद मिलती है। 

पहले यह बात नहीं थी। सीताजीत रामक साथ वनगमन किया। उनसे रामचर्द्रके 
काम बिलकुल छिपे हुए नहीं थे। द्रौपदी पांडवॉंकी सहचरी बनी और उनके साथ 
जंगलोंमें भटकी तथा जब उसकी लाज लुटनेका प्रसंग आया तब उसने जगत्‌के सम्मुख 
यह बात सिद्ध कर दी कि वह आत्मबलसे अपनी रक्षा करनेमें समर्थ है। दमयन्ती 
नलहूकी समस्तर प्रवृत्तियोंमें उसके साथ कन्धेसे-कन्धा मिलाकर चलती रही इतना ही 
नहीं बल्कि नलकी मूच्छितावस्थार्मं उसने उसकी रक्षा की। 

आज सामान्य रूपसे हम कह सकते हे कि स्त्री-पुरुष विरोधी दशामें जाते दिखाई 
देते हे। स्त्रीके किसी भी कार्यम पुरुष हस्तक्षेप नहीं करता, फलस्वरूप उनके अन्ध- 
विश्वासमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, यद्यपि उनकी आस्था अभी डिगी नहीं है। 
पुरुष भी जो उसे अच्छा लगता है सो करता है, उसमें स्त्री दखल नहीं देती। 

इसलिए प्रथम सुधार तो यह होना चाहिए कि स्त्रियोंकों स्वतन्त्रताके महामन्त्र- 
को जानकर, उसे धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जो स्त्री इस बातकों 
मान गई है उसे चाहिए कि वह अन्य बहनोंकों इसका ज्ञान दे। स्त्री-समाजमें महान 


कार्य तो स्त्री ही' करेगी। पुरुषकी शक्तिकी सीमा है। वह स्त्रियोंके हृदयकी अन्तर- 
तम गहराइयोंमें कदापि' नहीं पंठ सकता। 


स्‍त्री अपन बाल-बच्चोंके शरीरका पोषण करती है। उसे उसी प्रमाणमें उनके 
हृदयोंमें स्वतन्त्रता, निर्भभता और दृढ़ता आदि गुण प्रतिष्ठित करने चाहिए। आजी- 
विकराका क्‍या होगा -- इसकी चिन्ता न करें तथा यह समझे कि अगर वह स्वयं और 
उसके बच्चे काम करनेके लिए तत्पर रहें तो आजीविका सहल बात हो जाएगी। 


स्त्रियोंका तात्कालिक धर्म तो यह है कि यदि उनके बच्चे सरकारी स्कलोंमें 
पढ़न जाते हे तो उन्हें उन स्कलोंसे हटा लें। 


३४४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लेकिन सबसे महान्‌ कार्य --हमेशाके लिए करतेका कार्य --तो स्वदेशी है। 

स्वदेशीके बिता राष्ट्री-जीवनकों जागृत नहीं रखा जा सकता। आज हमारा देश 
अन्न और वस्त्रके अभावसे पीड़ित है, उसका मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रके पास धनका 
अभाव है। देश अपनी जरूरतका कपड़ा बनानेमें समर्थ होनेपर भी, वनानेके बदले 
विदेशोंसे मँगवाकर पहनता है, इससे प्रतिवर्ष राष्ट्रका शोषण होता है। यह दोष 
स्त्रियोंके साहसके बिना दूर होनेवाला नहीं है। इस देशकी' स्त्रियाँ अनादिकालसे कातने- 
का कार्य करती आ रही है। जबसे उन्होंने सूत कातता बन्द कर दिया है तबसे 
हिन्दुस्तानकी आधथिक और आत्मिक स्थिति गिरती चली गई है। हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता 
सूनके धागोंगर निर्भर करती है, यदि ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। यदि 
हिन्दुस्ताव अपनी आवश्यकताका सारा सूत अपनी झ्ोंपड़ियोंमें कतवा सके और घरोंमें 
(ही उनका कपड़ा बुनवा सके तो उसे इतनी शक्ति प्राप्त हो जायंगी कि इसी 
'बक्तिसे उसे पूर्ण स्वतन्त्रताकी उपलब्धि हो सकेगी और स्वतन्त्र हिन्दुस्तान खिलाफत 
और पंजाबके मामलोंपर भी न्याय प्राप्त कर सकेगा। 

[ गुजरातीसे | 

तवजीवन, २--१०-१९२० 


१८१. न्यायारूयोंका व्यामोह 


अगर हमपर वकीलों और अदालतोंका जादू न चढ़ा होता और अगर हमें 
फुसलाकर न्यायालयोंके दलदलमें फेसा देनेवाले और हमारी' अधमसे-अधम भावनाओंकों 
उभारनेवाले दलाल न होते तो हमारा जीवन आजकी अपेक्षा बहुत सुखी होता। अदा- 
लतोंके इदं-गिर्द मेंडराते रहनेवाके --- बल्कि इस कोटिके अच्छेसे-अच्छे लोग भी --- इस 
बातकी साक्षी भरेंगे कि वहाँका वातावरण बहुत दूषित होता है। दोनों तरफसे झूठ 
गवाह पेश किये जाते हें, जो पैसे या मित्रताके लिए अपनी आत्मातक बेच देनेकों 
तेयार रहते हैं। लेकिन यह इन अदालतोंकी कोई सबसे बड़ी बुराई नहीं है। उनकी 
सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि ये सरकारकी सत्ताकों बल देती हें। इन्हें न्याय 
देनेवाली संस्था माना जाता है और इसलिए न्यायाल्योंको राष्ट्रकी स्वतन्त्रताका 
अभिरक्षक कहा जाता है। लेकिन जब ये किसी अन्यायी सरकारकी सत्ताका समर्थन 
करती हे तो स्वतन्त्रताकी अभिरक्षक नहीं, बल्कि किसी राष्ट्रकी आत्माकों दलित 
क्रनेवाली संस्थाएँ बन जाती हें। ऐसी ही थीं पंजाबकी सैनिक शासन अदालतें और 
समरी अदालतें। हमने उन्हें पूरी तरह उनके नग्न रूपमें देखा और उनका यही रूप 
सामान्य समयमें भी होता है, यदि सवार एक उच्चतर जाति और उसके गुलामोंकी 
तरह जिन्दगी बितानेवाल़े लोगोंके बीच न्याय करनेका हो। सारी दुनियामें उनका 
यही रूप देखनंकों मिलता है। जरा उस अंग्रेज अधिकारीपर चलाये गये मुकदमे और 
उस नाममात्रकी सजापर गौर कीजिए जो उसे नरोबीके निरीह नीग्रों लोगोंपर 
जात-बूझकर अत्याचार करनेके लिए दी गई थी। भारतमें अंग्रेजोंने जो नुश्ंस हत्याएँ 


न्‍्यायालयोंका व्यामोह इे४५ 


की है उसके लिए क्या एक भी. अंग्रेजको कानूनमें विहित कड़ीसे-कड़ी सजा या 
उससे मिलती-जुलती कोई भी सजा दी गई है? कोई ऐसा न सोचे कि अंग्रेजोंके 
बदले भारतीय न्यायाधीश या सरकारी वकील होने लगेंगे तो स्थिति बदल जायंगी। 
अंग्रेज लोग स्वभावसे अ्रष्टाचारी नहीं हें और न ऐसा ही है कि हर भारतीय 
फरिइता है। अपने-अपने परिवेज्ञका प्रभाव दोनोंपर पड़ता है। सैनिक शासनके दौरान 
भारतीय न्यायाधीश भी थे और सरकारी वकील भी, लेकिन इन लोगोंने भी वही 
सब किया जिसके अपराधी अंग्रेज हें। अगर मनियाँवालाकी स्त्रियोंका अपमान किसी 
बॉसवर्थ स्मिथने किया तो अमृतसरमें निरीह स्त्रियोंपर अत्याचार करनेवाले लोग 
भारतीय ही थे। में जिस चीजकी आलोचना कर रहा हूँ वह तो एक प्रणाली है। वंसे 
अँग्रेजोंके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। में आज भी व्यक्तिके रूपमें अंग्रजोंका सम्मान 
उसी तरह करता हूँ जैसे पहले करता था, जब कि मुझे इस बातका पता नहीं था कि 
वग्नेमान प्रणालोमें कोई सुधार हो ही नहीं सकता। अगर श्री एन्ड्रयूज और मेरे अन्य 
परिचित अंग्रेजोंके साथ मेरे सम्बन्धमें आज कोई अच्तर पड़ा है तो केवल यह कि वे' 
लोग मेरे और भी निकट आ गये हें। छेकिन अगर वे, जो मेरे लिए सगे भाईसे भी 
बढ़कर हैं, भारतके वाइसराय बन जायें तो में उन्हें अपनी श्रद्धा नहीं दे पाऊंगा। अगर 
वे यह पद स्वीकार कर लें तो मुझे यह भरोसा नहीं रह जायेगा कि वे ईमानदार रह 
सकते हें। उस हालतमें उन्हें एक ऐसी प्रणाढीका संचालन करना पड़गा जो सहज ही 
अष्टाचारी है और जिसका आधार ही यह मान्यता है कि हम भारतीय छोग निम्नतर 
जातिके हैँ। अपने उद्देश्योंक्रों लोगोंके लिए सम्माननीय बनानेके लिए दौतान अधिकांशत: 
अपेक्षाकृत नीति-प्र्थित साधनों और नैतिकताकी भाषाका हीं प्रयोग करता है। 

मेने यह दिखानेके लिए थोड़ा विषयान्तर कर दिया है कि इस सरकारमें अगर 
सभी लोग भारतीय हों केकित इसका संचालन उसी तरह किया जाये जिस तरह आज' 
किया जाता है तो इस परिवर्ततके बावजूद वह आजकी ही तरह असझ्य होगी। यही 
कारण है कि यह जानकर मुझे कोई सन्‍्तोप नहीं हुआ कि हछॉर्ड सिन्हा एक 
बहुत ऊँचे पदपरा नियुक्त किये गये हें। हमें सिद्धान्ततः और व्यवहारतः भी, पूरी 
समानता मिलनी चाहिए और हमें यह क्षमता होनी चाहिए कि अगर हम 
ब्रिटतसे' अपने सम्बन्ध तोड़ लेना चाहें तो ऐसा कर सकें। 

छेकिन अब असली' सवाल अर्थात्‌ वकीलों और न्यायाल्योंकी बात लें। हम तब- 
तक यह वांछित दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते जबतक हम इन तथाकथित न्याय-मंदिरोंके 
प्रति अन्च-शरद्धा रखते हें और उन्हें विस्मयविमुग्ध दृष्टिसे देखते हें। जो छोग इन 
न्यायालयोंके सहारे अपन छारूच या प्रतिशोधकी भावनाकी तुष्टि करते हें या अपने 
न्याय-सम्मत दावे स्वीकार करा लेते हें उन्हें इन न्‍्यायालूयोंके अन्तिम लरक्ष्यकी ओरसे 
आँखें बन्द नहीं कर लेनी चाहिए, और न्यायालयोंका अन्तिम लक्ष्य, ये न्यायालय जिस 
सरकारका प्रतिनिधित्व करते हें, उस सरकारकी सत्ताको स्थायित्व प्रदात करना है। 
अपने च्यायाल्षयोंके बिना यह सरकार एक दिनमें समाप्त हो जायेगी। में यह स्वीकार 


१. बिहार और उड़ीसाके गवनर-पदपर । 


३४६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


करता हूँ कि मेरी योजनाके अन्तर्गत जब प्रत्येक भारतीय वकील अपनी वकालत बन्द 
कर देगा और न्यायालूयोंमें कोई भी दीवानी मुकदमा पेश नहीं किया जायेगा, तब भी 
न्यायालयोंके जरिये लोगोंको अपने अधीत रखनेकी शक्ति सरकारमें रहेगी ही। 
लेकिन तब ये न्यायालय हमें धोखा तो नहीं दे सकेंगे। उनकी नेतिक प्रतिष्ठा समाप्त 
हो जायंगी और उनके साथ सम्माननीयताका जो एक भाव जुड़ा हुआ है, वह भी 
नहीं रह जायेगा। यह बात कुछ विचित्र तो लगती है फिर भी है सत्य कि जबतक 
हम धीरे-धीरे अंग्रेजोंके हाथसे भारतीयोंके हाथमें शक्ति देनकी अच्छाईमें विश्वास करते 
रहेंगे तबतक न्यायालयोंमें भारतीयोंकी ऊंचे पदोंपर नियक्तिकों वरदान माना जाता 
रहेगा। लेकिन अब चूंकि हम ऐसा मानते हे कि इस पद्धतिकों क्रमिक रूपसे सुधारना 
असम्भव है, इसलिए ऐसी हर नियुक्तिको, उसके पीछे जो धोखेबाजी छिपी हुई है, उसे 
दृष्टिमें रखते हुए बुरा ही मानना चाहिए। इसलिए अपनी वकालत बन्द करनंवाला 
हर वकील उस हृदतक न्यायालयोंकी प्रतिष्ठाकी जड़को कमजोर करता है और उस 
हृदतक यह कार्रवाई स्वयं उस व्यक्तिके छिए भी लाभदायक है और राष्ट्रके लिए भी । 

और न्यायालयोंके कारण लोगोंको जो आशिक क्षति उठानी पड़ती है, उसपर तो 
कोई विचार किया ही नहीं गया है। लेकिन यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। बतें- 
मान प्रणालीके अधीन जितनी भी संस्थाएँ चल रही हें, सबपर बहुत ज्यादा खर्च किया 
जा रहा हैं और कदाचित्‌ सबसे ज्यादा खर्च न्‍्यायालयोंपर किया जाता है। इनपर 
इंग्लेंडमें कितना खर्च किग्रा जाता है, इसकी मुझ थोड़ी-सी जानकारी है; भारतके 
सम्बन्धर्मं खासी जानकारी है, और दक्षिण आफ्रिकाके बारेमें तो बहुत ही निकट- 
की जातकारी है। और इस सबके आधारपर में निःसंकोच कह सकता हूँ कि भार- 
तीय न्‍्यायालयोंपर तुलनात्मक दृष्टिसे सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। इस ख्चेका 
लोगोंकी सामान्य आर्थिक स्थितिसे कोई मेल नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाका अच्छेसे- 
अच्छा वकील भी --- और वहाँ भी इस कोटिके वकील वास्तवमें बहुत योग्य होते हैं --- 
भारतीय वकरीलों-जितनी फीव लेनेका साहस नहीं करता। कानूनी सलाह देनके लिए 
वहाँ १५ गिती लगभग ऊँचीसे-ऊंची फीस है। लेकिन हम जानते हें भारतमें तो हजारों 
रुपय लिये जाते हँ। जिस प्रणालीके अधीन एक वकील महीन-भरमें पचास हजारसे एक 
लाख रुपयेतक कमाये, उत्त प्रणालीमें अवश्य ही कोई बहुत बड़ी खामी होगी। कानूनी 
पेशा कोई सट्रबाजी-जैसा घन्धा नहीं है और न उसे ऐसा होना चाहिए। गरीबसे-गरीब 
लोगोंको वाजिब फीसपर अच्छेस्े-अच्छे वकीलोंकी सेवा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन 
हमने तो अंग्रेज वकीलोंका अनूकरण किया है और इसमें उनसे भी आगे बढ़ गये 
हैं। अंग्रेजोंके लिए भारतकी आबोहवा बहुत कष्टकर होती है। और कड़ी सर्दीके 
अम्यस्त होनेके कारण वे अक्सर पहाड़ोंपर और अपने वतनको आते-जाते रहते है, और 
अपन बच्चोंकों वे एक बिलकुल अलग ढंगकी अभिजातवर्गीय शिक्षा देते हेँ, इसलिए 
ये खर्चे पूरे करनेकी गरजसे स्वभावतः उनकी फीस बहुत ऊँची हुआ करती है। लेकिन 
भारत इस तरह अपना घन बहानेकी स्थितिमें नहीं है। हम सोचते है कि अपने-आपको 
इन अंग्रेज वकीछोंकी बराबरीके दर्जेका मान सकें, इसके लिए हमें भी उनकी तरह 


वाइसराय अपने दायित्वका निर्वाह क॑से कर रहे हें ३४७ 


ही जानलेवा फीस लेनी चाहिए। वह दिन भारतके लिए बहुत बुरा होगा जब उसे अपन 
मानदण्ड और रुचियोंके लिए अंग्रजोंके मानदण्ड और रुचियोंका अनुकरण करता पड़गा 
क्योंकि उनका मानदण्ड और उनकी रुचियाँ भारतीय मिट्टीके लिए सवथा अनुपयुक्त 

यदि कोई वकील न्यायाल्‍ूयों और अपने धन्धेकों उस दृष्टिकोणसे देखे जो दृष्टि- 
कोण मेंने प्रस्तुत किया है और यदि वह सचमुच अपनी योग्यता-भर राष्ट्रकी सेवा 
करना चाहता हो तो उसका निष्कर्ष यही होगा कि उसे सबसे पहले अपनी 
बकालत बन्द कर देनी चाहिये। उसका निष्कर्ष इससे भिन्न तभी हो सकता है जब 
वह, मेने जो तथ्य प्रस्तुत किये है, उन्हें गलत सिद्ध कर दे। 

| अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ६-१०-१९३० 


१८२. वाइसराय अपने दायित्वका निर्वाह कंसे कर रहे हूँ 


हम अन्यत्र श्री मॉण्टेग्युके लाम भेजा गया वाइसराय महोदयका तार प्रकाशित 
कर रहे है, जिसमें उन्होंने सैनिक शासनके दौरान पंजाबकी स्त्रियोंके साथ किये गये दुब्ये- 
वहा रसे सम्बन्धित श्रीमती सरोजिती नायड्के' आरोपोंका खण्डन किया है। श्रीमती 
नायडून उसका जो जोरदार उत्तर दिया है, वह भी प्रकाशित किया जा रहा है। 
परमश्रेष्ठ द्वारा कही गई हर बातसे सिर्फ जतताकी इसी धारणाकों बल मिलता 
जान पड़ता है कि उन्हें [वाइसराय महोदयको | जो भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, 
वे उसके सर्वथा अनुपयुक्‍त हैं। श्रीमती नायडून वाइसराय महोदयके रवेयेकी भत्सेना करते 
हुए जो-कुछ कहा है उत्तस्े अधिक में और कुछ नहीं कहना चाहता; लेकिन में पाठकों- 
का ध्यान इस बातकी ओर आक्ृष्ठ करता चाहूँगा कि श्रीमती नायड्‌ द्वारा लगाये गये 
कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण आरोपोंक्री वाइसरायने किस तरह उपेक्षा कर दी है। उन्होंने 
वेश्याओंके बयानको अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि दुर्भाग्यससे वे एक खोट पेशेमें छूगी 
हुई हें। अगर हम इसे उचित भी मान लें तो परमश्रेष्ठ मनियाँवालाकी उन स्त्रियोंके 
बयानके बारेमें क्या कहेंगे जिनके चरित्रपर, जहाँतक में जानता हूँ, किसीते अँगुली नहीं 
उठाई है। में यहाँ मंगल जाटकी विधवा, गुरदेवीका बयान ज्योंका-त्यों दे रहा हूँ। 
इस कथनतकी पुष्टि अन्य बहुत-सी स्त्रियोंन भी की है। यह है वह बयान: 


साशल लॉके दौरान एक दिन श्री बॉसवर्थ स्मिथने हमारे गाँवके आठ 
सालसे ऊपरकी अवस्थाके सभी आदमियोंको, जो जाँच चल 'रही थी उसके 
सिलसिलेसें, बंगलेपर इकट्ठा किया। लोग जिस वक्‍त बेंगलेपर इकट्ठ थे, 
श्री बॉसवर्थ उसी बीच हमारे गाँव आये और अपने मर्दोंके लिए खाना लेकर 
बेंगलेकी ओर जातो हुई औरतोंको रास्तेसे लौटा लाये। गाँव पहुँचकर वे गली- 
गलीमें जाकर सभी औरतोंकों घरसे बाहर निकलरू आनंका आदेद देते हुए 


१, १८७९-१९४९; कवबित्री, देशभक्त, कांग्रेसकी नेता ओर गांधीजीकी निकट-सहयोगिनी । 


३४८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


घूमने रूगे। वे खुद भी अपनी छड़ीसे कोंच-कोंचकर औरतोंको बाहर निकाल 

रहे थे। उन्होंने हम सबको गाँवके दायरेके निकट हराकर खड़ा करवाया। 

औरतोंने उनके सामने हाथ जोड़ लिये । उन्होंने कुछ औरतोंको छड़ीसे पीठा, 

उनपर थका और गर्दीसे-गत्दी गालियाँ दीं जो जबानपर नहीं लाई जा सकतीं। 

उन्होंने मुझे दो बार छड़ी मारी और मेरे मुंहुपर थूका। उन्होंने जबरन सभी 

औरतोंके चेहरे बेपर्दा कर दिये, अपनी छड़ीसे उनके बुरके हटा दिये। 

उन्होंने हमें “ गधी, कुतिया, मक्खी, सूअर ” इत्यादि कहा और बोले, 

“तुम अपने खाविन्दोंके साथ एक ही बिस्तरपर लेदी थीं, फिर तुमने उनको 

शरारतके लिए जानसे क्‍यों नहीं रोका ? अब पुलिसके सिपाही तुम्हारे सुत्यनोंकी 

जाँच करेंगे।” उन्होंने मुझे एक रात भी सारी, और हमसे मुर्गी बननको कहा। 

हमारे साथ यह दृष्यंवहार, जब हमारे मर्द बंगलेपर थे, उस समय उनको 

अनुपस्थितिमें किया गया। 

अगर ऊपर बताये गये तथ्य सही हों तो इससे अधिक क्र्रतापूर्ण और घृणास्पद 
व्यवहार और क्या होगा ? और इतनेपर भी जिस व्यक्तिन यह अपराध किया है, उसे 
गायद सरकारी खजानसे पेंशन मिलेगी। जिज्ञासु पाठकोंको, जो बयात इकट्ठ किये 
गये है, उनमें सम्बन्धित अधिकारियोंके दुराचारके प्रमाणस्वरूप बहुत सामग्री मिल 
जायेगी। ये बयान पहले श्री एन्ड्रयूज द्वारा इकट्ठ किये गये थे। बेरिस्टर श्री लाभसिंह, 
एम० ए०, को मनियाँवालाकी स्त्रियोंस मिलकर इन बयातनोंकी पुष्टि करनेके लिए 
खासतौरपर नियुक्त किया गया। उन्होंने एक प्रकारसे सार्वजनिक जाँच की ही व्यवस्था 
कर डाली, जिसमें कोई भी व्यक्ति शरीक हो सकता था। 

जब श्री मॉण्टेग्युका ध्यान इन बयानोंकी ओर आक्ृष्ट किया गया तो उन्होंने 
बड़ी फुर्तीस श्रीमती सरोजिनी नायडूको उनकी तथाकथित गैरजिम्मेदाराना बातके लिए 
फटकार बता दी, और इसी कारण श्री मॉमण्टेग्युन शानमें आकर जाँचका आदेश दे 
डाला। लेकित लगता है, वाइसराय महोदयने चुपचाप उनके आदेशोंकों अनसुना कर 
दिया है और कोई जाँच नहीं करवाई है। उन्होंने गवाहीका एक नया ही सिद्धान्त 
स्थापित किया है, जिसके बारेमें आजतक कभी कुछ नहीं सुना गया, और इसी 
सिद्धान्तके आधारपर उन्होंने यह नियम ही बनता दिया है कि वेश्याओंकी गवाहीका 
विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दोंमें, वाइसरायके कथनसे जो स्वाभाविक 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यही कि जबतक वेश्याओंके दावोंका समर्थन किसी 
औरकी गवाहीके द्वारा नहीं किया जाता तबतक उन्हें न्‍्याय नहीं मिल सकता। जो 
भी हो, स्पष्ट ही श्री मॉण्टस्युत वाइसरायका स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया है और 
इस तरह असहयोगको बल प्रदान किया है। क्या भारत क्षण-भरकों भी किसी ऐसी 
सरकारके साथ सहयोग कर सकता है जो अपने अधिकारियों द्वारा भारतीय जनताके 
प्रति किये गये ऐसे बबंर व्यवहारकों भी क्षमा कर दे ? 

[ अंग्रेजी से |] 
यंग्र इंडिया, ६-१०-१९२० 


१८३. हिन्दू-मुस्लिम एकता 


इसमें सनन्‍्देह नहीं कि असहयोगकी सफलता जितनी अहिसापर निर्भर करती है 
उतनी ही हिन्दू-मुस्लिम एकतापर। इस संघर्षमें इन दोनोंकी बड़ी कड़ी कसौटी होगी 
और अगर वह उसमें टिकी रही तो विजय निश्चित है। 

आगरामें उसकी कठिन परीक्षा हुई और कहा जाता है कि जब दोनों दल 
न्यायके लिए अधिकारियोंके पास गये तो उन्होंने उनसे शौकत अली और मेरे पास 
जानको कहा। सौभाग्यसे उन्हें पास ही में इस कामके लिए हम दोनोंसे भी ज्यादा 
उपयुक्त आदमी मिल गया। हकीम अजमलखाँ धामिक मुसलमान हे और उनपर दोनों 
ही पक्षोंका विश्वास है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उनका आदर करते हें। वे 
अपने सहायक कार्यकर्त्ताओंके साथ श्ीघत्र ही आगरा पहुँचे। उन्होंने झगड़ा निपटा 
दिया और दोनों पक्षोंमें फिर पहलेसे भी प्रगाढ़ मेत्री हो गई। ऐसी ही घटना दिल्‍्ली- 
के पास भी हो गई थी; वहाँ भी हकीमजीका सत्प्रभाव काम आया और वह घटना 
जो बढ़कर भयंकर उत्पवातका कारण हो सकती थी, वहीं शान्‍त हो गई। 

लेकिन हकीम अजमलखाँ साहब शान्तिके देवदूतकी तरह ठीक समयपर हर जगह 
तो नहीं पहुँच सकते। न शौकत अली या में ही। और इस बातकी जरूरत तो है 
कि इन दोनोंमें फूट डालूनकी जो भी कोशिशें की जायें, उनके बावजूद उनके बीच 
पूरी शान्ति रहे। 

सवाल यह है कि आगरामें अधिकारियोंसे सहायताकी प्रार्थना की ही क्‍यों गई ? 
अगर हम लोग असहयोगकों तनिक भी सफल बनाना चाहते हे तो जब हम आपसमें 
लड़ते हे उस समय हमें इस बातकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम सरकारसे रक्षा 
करनके लिए कहें। यदि हम अपने झगड़ोंके निपटारेके लिए या अपराधियोंको दण्डित 
करनके लिए अन्तमें ब्रिटिश सरकारपर ही भरोसा रखते हें तो असहयोगकी यह सारी 
योजना ही विफल हो जायंगी। हरएक गाँवमें, छोटेस-छोटे गाँवमें भी, कमसे-कम 
एक हिन्दू और एक मुसलमान ऐसा अवश्य होना चाहिए जिनका मुख्य कार्य हिन्दू- 
मुसलमानोंमें झगड़ न होने देवा हो। लेकिन कभी-कभी तो सगे भाइयोंमें भी मारपीट- 
की नौबत आ जाती है। आरम्भिक अवस्थामें, जहाँ-तहाँ हम भी ऐसा ही करेंगे। 
दुर्भाग्यवश, सावंजनिक सेवाका कार्य करनंवाले हम लोगोंने अपनी जनताके मानसकों 
समझने और उसपर अभीष्ट प्रभाव डालनका बहुत कम प्रयत्त किया है। और उनमें 
भी जो ज्यादा झगड़ाल्‌ किस्मके हें, उनपर तो ध्यान ही नहीं दिया है। जबतक हम 
लोग जनतताका आदर नहीं प्राप्त कर लेते और जबतक उदण्डोंको अपने वशमें नहीं 
कर लेते तबतक इस तरहकी बदमिजाजीकी घटनाएं कभी-कभी अवश्य हुआ करेंगी। 
पर ऐसी घटताओंके हो जानपर हमें सरकारका मुंह ताकना छोड़ देना चाहिए। 
हकीमजीन हमें प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह कैसे किया जा सकता है। 


३५० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जिस एकताके लिए हम लोग चेष्टा कर रहे है वह एकता बनावटी नहीं दिली 
होनी चाहिए, उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जबतक हिन्दू और 
मुसलमान एक ग्रन्थिमें सदाके लिए बँव नहीं जाते, तवतक जिस स्वराज्यका सुखस्वप्न 
देखा जा रहा है वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। अस्थायी सन्धिसे यह काम 
नहीं सिद्ध हो सकता। पारस्परिक भय भी उसका आधार नहीं हो सकता। यह 
मेल दो वराबरकी हैसियत रखनेवालोंका मेल होना चाहिए जिसमें दोनों बराबरीकी 
हैसियतसे मिलते हें और एक-दुसरेके धामिक भावोंका समुचित आदर करते हें। 

यदि कुरान” में मुसलूमानोंसे कहीं यह कहा गया होता कि वे हिन्दुओंको 
अपना सहज बेरी समझें या हिन्दुओंके धर्ंशास्त्रमें ऐसी कोई बात होती जिसके कारण 
हिन्दू छोग मुसलमानोंकों अपना चिरकालिक दृश्मन मानते तो में इस तरहके मेलको 
सर्वथा असम्भव समझता और इस ओरसे सर्वथा निराश हो जाता। 

यदि हम लोगोंकी यही धारणा है कि हम तो अतीत कालसे आपसमें लड़ते 
आये हूँ, इसलिए भविष्यमें भी लड़ते ही रहेंगे और हमारी यह लड़ाई तभी बन्द 
हो सकती है जब ब्रिटेन-जंसी कोई शक्तिशाली सत्ता हमारे बीचमें पड़े और हमें 
'बलपूर्वक एक-दूसरेका गछा काटनेसे रोके तो हमें यही कहता पड़ेगा कि हम लोगोंने 
अपने इतिहासका ठीक तरहसे मनन नहीं किया है। किन्तु हिन्दू या मुस्लिम धमममें 
ऐसी कोई बात नहीं, जिसके आधारपर हम इस तरहकी धारणा बना लें। यह सच है 
कि स्वार्थी पुरोहितों या मुल्लाओंन उन्हें एक-दूसरेसे लड़नके लिए उभारा है। यह भी 
सच है कि ईसाई राजाओंकी तरह मुसलमान बादशाहोंन भी इस्लाम धर्मके प्रचारके 
लिए तलवारकी सहायता ली थी। पर अब वह समय नही रहा। यद्यपि वर्तमान युगके 
माथपर तरह-तरह तरहकी वुराइयोंका टीका लूगा है तो भी जैसे वह आज जबरदस्ती लादी 
गई गुलामी सहन करनेके लिए तेयार नहीं होगा, उसी प्रकार धर्म-प्रचारमें इस तरहका 
बलात्कार सहन करनेके लिए भी तेयार नहीं होगा। आजका युग विज्ञानका युग है 
और इस वैज्ञानिक दृष्टिसे हमने जो-कुछ पाया है उसका शायद सबसे प्रभावकारी 
लाभ यही है। विज्ञानकी इस भावनाने ईसाई तथा इस्लाम धर्मकी अनेक अ्रामक 
धारणाओंकों बिलकुल ही बदल डाला है। इस युगममें एक भी ऐसा मुसलमान नहीं 
दिखाई देता जो धर्म-प्रचारके हेतु किसी तरहकी ज्यादती या बलात्कारका समर्थन 


करता हो। इस समय जिन बातोंका प्रभाव मनुष्य-हृदयपर पड़ सकता है उसके 
मुकाबले तलवारका प्रभाव कुछ नहीं है। 


यद्यपि पश्चिममें लोग रक्‍्तपात, धोखेबाजी, दगाबाजी आवदिके प्रयोगमें अब भी 
प्रवीण है और उसका धड़ाधड़ प्रयोग करते हें तो भी समस्त मानव-समाज धीरे-धीरे 
उन्नतिके पथपर आगे बढ़ता जा रहा है। और यदि भारत आज हिन्दू-मुस्लिम 
एकताका प्रइन हल करके अहिसात्मक असहयोग द्वारा यानी विशुद्ध आत्म-त्यागके सहारे 
अपनी स्वतन्त्रता स्थापित कर लेगा तो वह संसारको वतंमान अँधेरेसे एक नया मार्ग 
दिखला देगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६-१०-१९२० 


१८४. एक ब्रत 


बम्बई 
६ अक्तूबर, १९२० 
मेंने कइ महिनेके आगे जन्मपर्यत शुद्ध खादी पहरनेका ब्रत लीया है 


मोहनदास गांधी 


मूल प्रति (जी० एन० २५१३) की फोटो-नकलसे। 


१८५. भाषण : सुरतमें' 


प्‌ अक्तूबर, १९२० 

अहमदाबादमें विद्यार्थियोंके बीच दिये गये भाषणका सार आपने पढ़ा होगा। 

उसमें से कितनी ही बातें में आपसे भी कहना चाहता हँ। आपके गुरुजनोंसे में शामको' 
बात करूँगा। में जहाँ जाता हूँ वहाँ विशेषरूपसे विद्याथियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करनेकी' कोशिश करता हूँ। में स्वयं भी चार लड़कोंका पिता हूँ, इसलिए माँ-बापके 
प्रति पुत्रके कर्तव्यको समझ सकता हूँ। कभी में स्वयं पुत्र था और जिन्हें बड़ा 
मानकर पूजता हूँ मेरे ऐसे बुजुर्ग आज भी जीवित हें। इसलिए में पिताके प्रति 
पुत्रोंके कत्तव्यकों भी अच्छी तरह समझता हूँ। पुत्रको ऐसी सलाह दी जा सकती है 
कि समय पड़नेपर वह पिताका भी विरोध कर सके। इसलिए मेरी सलाह परस्पर 
विरोधी सलाह प्रतीत हो सकती है। में आपसे जो-कुछ कहने जा रहा हूँ, वह में 
अपने पुत्रोंसे भी कह चुका हूँ। मेरे अनेक पुत्र हें और अनंक बच्चे ऐसे हैं जो 
बचपनसे ही मुझे सौंप दिये गये थे और मेंने जिनका लालन-पालन किया है। अभी 
कल ही एक ढेढ़ माता-पितान अपनी बच्चीकों' मुझे सौंपनकी इच्छा व्यक्त की है। 
यह बच्ची पहले [कुछ समयके लिए ] मेरे साथ रह भी चुकी है। मेने उसके पितासे 
कहा कि बहन लक्ष्मीपर से अपना पूरा दावा उठा लेनपर ही तुम उसको मेरे पास छोड़ 
सकते हो। मुझे सौंपे गये सब बच्चोंके माता-पिताओंके साथ मेन ऐसी शर्त नहीं रखी 
थी, तथापि मेने जिनका लालन-पालन किया है उन्हें में अपनी ही सन्‍्तान-जैसा समझता 
हूँ। में आज विद्यार्थियोंकों जो कड़वी सलाह दे रहा हूँ वेसी कड़वी सलाह मेने अपने 
पुत्रोंको भी दी है। आप लोग उचित अवसरपर मेरा, अपन माता-पिता तथा समस्त 


१,  सावेजनिक शिक्षा-संस्था? द्वारा संचालित स्कूल और काछेजके विद्याथियोंके सम्मुख । 
२. इस बातचीत अथवा भाषणकी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 
३. देखिए “ पत्र; मगनलाल गांवीको ”, ९-१०-१९२० । 


३५२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


जगत्‌का विरोध कर सकते हें। यदि में ऐसा न कहूँ तो में धर्मके जिस स्वरूपको 
समझता हूँ वह लुप्त हो जायेगा। यदि आप धर्मका विकास करना चाहते हों तो जिस 
समय हृदगत भावनाएँ स्फुरित हो उठे उस समय इस यज्ञममें माँ-बाप, सगे-सम्बन्धियों 
आदि सब लोगोंका बलिदान करना पड़े तो करें, जैसे प्रकह्तादन अपने पिताका 
बलिदान दिया। यद्यपि प्रकह्तादने अपने पिताके विरुद्ध अंगुलीतक नहीं उठाई तथापि 
उसने हिरण्यकशिपुके विष्णुका भजन न करनेके उस आदेशको, अपनी अन्‍्तरात्माका 
विरोधी होतनेके कारण, मानतेसे इनकार कर दिया और कहा: “इस समय तो में 
जो आपका भी पिता है बल्कि आपके पितामहका भी पितामह है, उसके आदेशको 
सिरपर चढ़ाऊंगा। 

आपके माँ-बाप आपसे स्कूल न छोड़नके लिए कहते हे जब कि में आपको स्कूल 
छोड़नकी सलाह देता हाँ। में आपसे जो कह रहा हूँ यदि उसे आप अपने धम्मके रूपमें 
पहचान सकें तो आप अपने माता-पितासे विनयपूर्वक कहें कि हम इन स्कलोंमें नहीं 
जा सकते। यदि आपकी भावनाएँ सचमृच उद्ेलित हो उठी हें तो यह आपका ककत्तंव्य 
हो जाता है। में ऐसी सलाह किसलिए दे रहा हूँ? में जो कह रहा हूं वह दस-बा रह 
वर्षके विद्याथियोंपर लागू नहीं होता। उन्हें अभी स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेका 
अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उन्हें तो माता-पिताके आदेशानुसार ही चलना चाहिए। 
हमारे शास्त्रोंका कथन है कि पाँच वर्षतक बालकको लाड़-प्यारसे रखा जाये, दस 
वर्षतक उसकी ताड़ना की जाये, ताड़नाका अर्थ छकड़ीसे मारना नहीं, ज्ञान सहित 
उसे पमझाना-बुझाना है। और फिर सोलह वर्षका हो चुकनंपर पुत्रकों अपना मित्र 
समझा जाये। में नवयुवकोंको ऐसी सलाह किस लिए देता हूँ ? अनेक वर्षोसि में सरकारके 
साथ, ब्रिटिश साम्राज्यके साथ सहयोग करता आया हूँ। मुझसे अधिक अच्छा सहयोग 
किसीने नहीं किया होगा, क्योंकि उससे अधिक सहयोग देना लगभग असम्भव था। मेरे 
इस सहयोगमें कुछ भी स्वार्थ न था। मुझे अपने भाई अथवा अपने पुत्रोंकों नौकरी 
नहीं दिलवानी थी, मुझे किसी तरहकी सम्मानित पदवी अथवा ओहदा प्राप्त करनेकी कोई 
अभिलाषा न थी। इसलिए सरकारके साथ मेरा सम्बन्ध बिलकुल निर्मल था। में सह- 
कार धर्मको अपना कत्तंव्य समझकर निभाता था। में इस सरकारका सर्देवसे सम्मान 
करता आया हूँ सो उसकी दण्ड देनेकी शक्तिसे भयभीत होकर नहीं; बल्कि यह समझ- 
कर कि शासतका सम्मान करना मेरा कत्तेव्य है। इसका एक उदाहरण में आपके 
सामन प्रस्तुत करूँगा। 

जिस समय मेरे यहाँ तीसरे बच्चेका जन्म हुआ उस समय चेचकका टीका लगाने- 
का सवाल उठा। में मानता हूँ कि चेचकका टीका लगवाना ठीक नहीं है; तथापि १८९७ 
में मेन बच्चेकों चेचकका ठीका लगवाया। यदि बालककों अमुक समयतक टीका न 
लगवाया जाये तो दण्ड दिया जाता है। यह कानून तो केवल विधि-पुस्तकमें ही है। 
इसे जितनी मान्यता दी जानी चाहिए जनता उतनी मान्यता प्रदान नहीं करती। 
मुझे लगा कि या तो मुझे इस कानूनका सम्मान करना चाहिए अथवा सरकारसे 
फेसला कर लेना चाहिए अर्थात्‌ इसकी सादर अवज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि यह 


भाषण : सूरतमें ३५३ 


कानून जिस छोकमतको अभिव्यक्त करता है वह मुझे मान्य नहीं है। लेकिन जबतक 
इसमें संशोधन नहीं किया जाता तबतक उसके अधीन रहना ही मुझे उचित जान पड़ा 
ओर इसलिए मेंने बालककों टीका लगवाया। लेकिन वादमें इसी दीकेका विरोध 
करनका प्रसंग आया। दक्षिण आफ्रिकार्में हम जेल गये, जेलके कानूनके मुताबिक हमें 
टीका लगवाना ही चाहिए। तब हमन असहयोंग किया, सादर अवज्ञा को। हमने सर- 
कारसे कहा कि वह चाहे तो हमें ज्यादा समयतक जेलमें रख सकती है लेकिन हम 
टीका नहीं लगवायेंगे। सरकारकों आखिरकार यह आदेश देना पड़ा कि यदि हमें 
इसमें धर्मके आधारपर कुछ आपत्ति है तो हम चाहें तो टीका न ल्गवायें। 

मेने किस हृदतक सहयोग किया है? सरकारकी ओरसे प्रस्तुतकी जानवाली छोटी- 
छोटी असुविधाओंको दरगुजर करने और निभा छेतकों में सुन्दर धर्म मानता हूँ। में न 
तो इतवा भोछा हँ और ने इतना पाखण्डी ही जो यह कहूँ कि स्वराज्य-प्राप्तिके 
बाद सतयुगका प्रादुर्भाव होगा। हमारे स्वराज्य प्राप्त कर लेनेके वाद भी पाखण्ड, चोरी 
और इय रमाहीका दवदवा रहेगा। यह स्वराज्य सतयुगका नहीं बल्कि कलियुगका ही 
होगा; यह अंग्रेजों ऑर अरबों-जेसा होगा, लेकिन उस समयकी डायरशाही सह्य होगी 
सत्ता हमारे हाथमें होगी; इसलिए हमम से ही अधिकांग इसका दुरुपयोग करगे अथवा 
करने देंगे। लेकिन आज जो वात हुई है वह ऐसी बात नहीं है। यह हमारी इच्छाके 
विरुद्ध किया गया है। वाइसराय' छॉर्ड चेम्सफोर्ड अथवा लॉ्ड सिन्हाकों अगर हमने 
तिथरक्र किया होता तो वह एक अलग बात होती। हमारा विरोध उनके रंगसे नहीं 
वल्कि काम करनतेके ढंगसे है, जिस तरह मेरे साथी दयालूजी अथवा कल्याणजी अन्याय 
करें तो में उनका वबिरोबर कहूँगा, यहाँतक कि उनके हाथसे दूधतक नहीं लेगा। भाई 

इचूज, मुहम्मद अली और शौकत अछी मरे सहोदर हें, लेकिन अगर सरकार उन्हें 

भी वाइसरायके रूपमे नियुक्‍त करें तो यह मुझ स्वीकार्य नहीं होगा, सिफ इसलिए कि 
वे सरकार द्वारा नियुक्‍त किये जायेंगे। सत्ता हमारी तब हो जब हमें विश्वास हो कि 
हम लॉई चेम्सफोर्को भी वाइसराय नियुक्त कर सकते है, और विश्वास उठ जाने- 
पर उन्हें हटा भी सकते हे। आज समस्त हिन्दुस्तान लॉड चेम्प्फो्डकों त्यागपत्र देनके 
लिए कह रहा है, तथापि वे उस पदपर वन हुए हैं। में तों, जिस तरहकी सरकारका 
मेंते वर्णन क्रिया है, उसीसे सहयोग करना चाहँगा। इस समय ऐसी सरकार न होनके 
कारण में उससे असहयोग करना चाहता हूँ। 

मेंत सरकारी झासनका लेन-देवका खाता देखा तो यह समझमें आया कि उसने 
लिया ही लिया है, दिया बहुत कम है। सुधारोंमें भी कुछ दिया नहीं गया, छीना 
ही गया हैं। सरकारकी' सत्ता मशीनगनपर नहीं बल्कि उसके प्रति हमारे मोहपर 
टिकी हुई है। ये मोह तीन प्रकारका है। द्विजेद्धताथ ठाकुरन' जिन्हें 'माया-मृग ' कहा 
है वे हैं: विधान परिपदोंका मोह, अदालतोंका मोह और शिक्षाका मोह। सम्मानित 
ओहूदों और पदवियों आदिकी बातकों तो में बिलकुल ही नहीं उठाता, क्योंकि 
इनको पानवाले व्यक्ति बहुत ही कम हें। छेकिन इन तीन प्रकारके मोहोंमें तो हममें 


१. रीननाथ ठाकुरके बड़े भाई जिन्हें “बढ़ों दादा? कहा जाता था । 
१८-२३ 


रे५ु४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


से बहुत सारे छोग पड़े हुए हैं। हमारे विद्वान्‌ नेता श्रद्ेय लाला लाजपतराय भी इस 
मोहसे ग्रस्त हें। सदेव पूजवीय सदतमोहत मालवीय भी यह मानते हें कि मेरी मति 
फिर गई है और में सवकों गलत रास्तेपर ले जा रहा हे। उनकी धारणा है कि 
विधान परियपदोंमें जाता धर्म है, और स्कूलोंमें जाना भी धर्म है। मेरे मतानुसार 
विधान परियदों और अदालतोंमें जाना पाप है, स्कूछोंमें जाना तो महापाप है। 

में वकीलोंकों नहीं समझा सकता; इसका कारण है। मायाके प्रति उनके मोहसे 
भली-भाँति परिचित हूँ। वाल-वच्चों, आरामकुसियों और मोटरकारका त्याग 
दिकिल है; लेकिन विद्यार्थकि लिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम उसे जिस ओर 


च्छ 


मे 
मु 
मोड़ना चाहें मोड़ सकते हें। यदि विद्यार्थी गुलामीकी शिक्षा लें और नौकरीके लिए 
स्कूलोंमें जाते ही रहे और में इन्हें न रोक तो साम्राज्य निर्मल नहीं होगा। में 
उसकी जड़ काटना चाहता हूँ। विद्याथियोंकी मार्फत साम्राज्यकी जड़ोंकों पानी 
मिलता हैं; यह जल नायगरा फाल्स--गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्रके एकत्रित जलके 
समात हैं। आप संकेत-मात्रस्े समझ जायेंगे कि यह भ्रामक शिक्षा, गुलामीकी विद्या 
हमें नहीं चाहिए। हम जबतक गूलामीसे मुक्त होतके इस ककहरेको नहीं सीखते तब- 
तक सब व्यर्थ है। मलिन पात्रमें दूध उँड़लनसे पात्र तो साफ नहीं ही होगा, दूध 
भी मलिन हो जायंगा। जबतक हम गुलामीके मेले पात्र बने हुए हें तबतक हमारी सारी 
शिक्षा बेकार है। आकाशमें अगर देवता बैठ हुए हों और वे देखें कि हिन्दुस्तान 
का पात्र मेला है, तो वे भी शिक्षाकी बरसातकों वुथा मानेंगे। इसलिए पहले साफ 
बनो। यदि आप' कानून अथवा चिकित्सा-शास्त्रकी शिक्षा प्राप्त नहीं करते तो इससे 
हिन्दुस्तान रसातलको नहीं चला जायेगा। गुरूमीसे' वह रसातलकों चला जायेगा और 
तब भारतको मनुष्योंका नहीं, जानवरोंका देश माना जायंगा। अग्रर कोई व्यक्ति 
किसीके भयसे, बड़े साम्राज्यके भय अथवा दबावसे, अपने मनोगत भावोंकों अभि- 
व्यक्त न कर सके तो इसे ही गूलामी कहते हें। इससे छुटकारा पाना हमारा पहला 
सबक है। जलियाँवाला हृत्याकाण्ड और इस्लामके अपमानसे मुझे जो धक्का लगा है, 
में चाहता हूँ बसा धक्का सबको लगे। 


आज हिन्दुओंको दो तरहके संकटोंका सामना करना है। यदि मुसलमान गुलाम 
बन जायेंगे तो उनकी मार्फत हिन्दुओंकों गुलाम बताया जायेगा। यह एक त्रराशिकका 
उदाहरण है। मुझ हिन्दू धर्मका रक्षण करता हो, उसकी छायामें बैठकर ईश-भजन 
करना हो तो मुसलूमानोंकी मदद करना मेरा कत्तंव्य है। मुसलमान यदि भविष्यमें 
अत्याचार करें तो में उनसे कहूगा, भाई, पहलेके दिनोंको याद करो।” आप भी 
कह सकते हैँ हममें से गांधी नामका एक व्यक्ति -- चाहे वह कैसा भी था -- हमारे 
लिए कुछ कर गया। तथापि इससे भी बात न बने तो आप लोग लड़ छेता। में 
तो मर्द बननके लिए कहता हूँ। जो व्यक्ति लाठी उठाकर लड़ते हुए मरना चाहता 
है उसकी अपेक्षा लाठी छोड़कर मरनको तैयार व्यक्तिमें अधिक मर्दानगी है। लाठीके 
सहारे अथवा डोलीमें बैठकर हिमालय चढ़नवाले मनुष्यकी बनिस्वत इन चीजोंका 
सहारा लिए बिना ही हिमालूयपर चढ़नेवाले व्यक्तिके फेफड़े कितने मजबूत होने 


भाषण : सूरतर्मे ३५५ 


चाहिए! हिमालग्रपर चढ़नेके बाद वह भारतवर्षकी ओर मूह करके खिलखिला उठंगा। 
मेरे पास बैठ मेरे भाई (मुहम्मद अली) इसे दुबंलताका अस्त्र मानते हैं। उनकी धारणा 
सही हो अथवा गलत लेकिन मेरे विचारानुसार तो तलवारके न्‍्यायका पदार्थे-पाठ भी 
इसीसे पढ़ा जा सकता है। मेने भाई शौकत अलीसे कहा कि मुसलमानोंमें कुरबानी 
देनेकी ताकत नहीं है। मरनेकी ताकत आनंपर ही वे देख सकेंगे कि तलवारकी जरूरत 
नहीं है। तथापि जब आवश्यक जान पड़े तब आप प्रसन्नतासे तलवार निकाल सकते 
हँ। जिस साम्राज्यने इस्लामके साथ विश्वासधात किया है, जिसने भारतको पेटके बल 
रेंगनेको विवश किया है, भल्े ही एक ही' व्यक्तिकों इस तरह रेंगना पड़ा हो, 
जिसने भारतीय स्त्रियोंके ब्रकोंकों खींचा --पंजाबमें ऐसा ही हुआ -- उस सरकारके 
साथ सहयोग हो ही कंसे सकता है! देश-भरमें चाहे कितनी ही पक्‍की सड़क क्‍यों न 
बन जायें, देशमें चाहे कितनी ही शान्ति क्‍यों न हो, हम उनकी अपेक्षा खूनकी नदियाँ 
पसन्द करेंगे। भले ही रेठे न रहे, स्टीमर भी न रहें, सब तरहकी व्यवस्था खत्म हो 
जाये -- मेरे लेखे तो ये सब वर्तेमान स्थितिसे बेहतर हें। मेरी भावनाओंको जितनी ठस 
पहुँची है, अगर उतनी ही आपको भी पहुँची' है तो माँ-वापके असहमत होनेपर भी' 
विद्यार्थी स्कूलोंका परित्याग कर सकते हे। एक विद्यार्थके पिताने कहा कि राष्ट्रीय 
स्कलकी स्थापना की गई है, वह कैसे चलता है --- यह देखनके बाद ही वे अपने बच्चेको 
वहाँ भजेग। राष्ट्रीय स्कछकी इस तरह परीक्षा करतके बाद बच्चोंको सरकारी' स्कलोंसे 
उठा छेतवाक्े माता-पिता देंशकी स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें सहायक सिद्ध नहीं होंगे। विद्या 
मिले अथवा न मिले, उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्तिको उसकी 
प्राधीनावस्थामें आजादीकी बात सिखाई तो जा सकती है लेकिन उसे प्राप्त करनेकी 
विद्या कदापि नहीं सिखाई जा सकती। में जो-कुछ कह रहा हूँ, उसे अगर आप ठीक- 
ठीक समझ लेते हे तो आपको सब-कुछ छोड़ देना चाहिए, बादमें सब-कुछ मिल 
जायेगा। यह विधिका विधान है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूवंक भक्ति करता है, उसे 
सब-कुछ मिल जाता है। 

अगर सब विद्यार्थी सूरतके स्कलोंसे निकल आयें तो उसका परिणाम कितना 
शुभ हो? उस समय तो प्रोफेसर और शिक्षक आपसे पूछते आयेंगे कि आप किन 
दरतोंपर स्कलोंमं आना चाहते हैं? आप कहता कि सरकारके साथ सम्बन्ध छोड़- 
कर और उससे प्राप्त होनवाली मदद न लेकर हम भिक्षा माँगकर भी स्कलके 
खचकी व्यवस्था करंगे। यह असली न्याय है। प्राचीत कालमें विद्यार्थी गुरके पास 
समिधा लेकर जाया करते थे। गुरुसे कहते थे कि हम आपके लिए जंगलसे लकड़ियाँ 
लायेंगे, आपके पशुओंकी देखभाल करेंगे, आप हमें दीक्षा दीजिए। पूनामें विद्याथि- 
गण ऐसा एक अनाथ विद्यार्थी-आश्रम भिक्षा-वृत्तिसे चलाते हें। आप भी ऐसा करें, 
छेकिन आजकलके अपने स्कूलोंमं जाकर अपना मनृष्यत्व न खो बैठें। आपसे तो 
बड़ी-बड़ी आशाएँ हें। 


यहाँ यूरतमें ही इस तरहकी दो महान्‌ संस्थाएँ है उनमें पढ़नेवाले विद्यार्थी बहुत 
सुन्दर काम कर सकते हूँ। सूरत अब बदसूरत बन गया है। में सुरतसे आत्म-सम्मान- 


३५६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हे पल, 


की आबा रखता हूँ, “हम विद्या बिता रहेगे अथवा अपनी झतोंके अनुसार पढ़ेंगे।” 
यदि समस्त विद्यार्थी इतने आत्मबलका परिचय दें तो एक महीनेके भीतर मनोनुकूछ 
फलकी प्राप्ति हो। तथापि अगर दो-चार विद्यार्थियोंकों ही मेरा यह सुआव जंचे तो 
कमसे-कम वे लोग आज ही से स्कूल जाना छोड़ दें। उनसे में कहँगा कि आपन स्वराज्य- 
प्राप्तिकी दिशामें एक कदम उठाया है और यह आपके देशप्रेमकी एक अत्यन्त मुखर 
अभिव्यक्ति है। आपको घरसे मदद न मिले तो मजदूरी करें; हाथ-पर हिलाता न 
सीखा हो तो हिलाना सीखें लेकिन गुलामीके बन्धनमें न पड़ें। विद्याथियो! अगर 
आप भारतके लिए स्वराज्य चाहते हें तो आपको स्कूलों, अदालतों और विधान 
परियदोंके मोहका परित्याग करता चाहिए। स्वराज्य-प्राप्तिकी दिश्ञामें सबसे पहला 
और अन्तिम काम अपने आपको निर्मल बनाना है। जिसको दाँत दिये गये हे उसको 
चावल देववाली शक्ति सरकार नहीं है; बल्कि वह तो सरकारोंकी भी सरकार 
है। यह हमारा पहला पाठ है; इसे हम भूल गये हें। में तो सेठ अथवा सरकारके 
चावलको स्वीकार नहीं करता। सरकारका अस्तित्व होते हुए भी उड़ीसामें हजारों 
अकाल-पीड़ित काल-कवलित हो गये। भारतमें अनंक सेठोंके बावजूद हजारों अकाल- 
ग्रस्त लोग हरिशरण गये। आप ईइ्वरका नाम लेकर, घेयेपूर्वक, किसी भी चीजकी 
प्खाह किये बिना --कोई भी हिसाब-किताब किये बिना --गुरु और माता-पिताको 
नोटिस भेजिए कि हमसे स्कूल नहीं जाया जाता। चूँकि मेंने कहा है सिर्फ इसीसे 
उत्तेजित होकर नहीं; में तो आपके हृदय और वृद्धिकों सतेज कर रहा हूँ। यदि 
आपकी बुद्धि और हृदय इस बातकों स्वीकार नहीं करते तो किसी भी विद्यार्थीकों 
यह अधिकार नहीं कि वह अपने गुरुजनोंकी अवमानना करें। ऐसा तो सिर्फ वही 
विद्यार्थी कर सकता है जिसका हृदय मेरी तरह ही धधक रहा हो। शराबी माँ-बापसे 
शराबकी लत छुड़वानके लिए बालककों उनकी विरासतका, घर-वारका, उनके स्नेहीं- 
आँवलका त्याग कर देना चाहिए। यदि आपको रूगे कि आपको जो झिक्षा मिल रही 
है सो गुलामीकी छायामें मिल रही है तो माँ-वापकी आज्ञाके विरुद्ध जाकर कलसे ही 
आप इस यज्ञर्में अपनी आहुति दें। 


प्रइन : महात्माजी, क्या आप मानते हें कि आपके गिरफ्तार होन अथवा आपको 
देशनिकाला दिये जानेपर देशमें शान्ति बनी रहेगी? 


उत्तर: हाँ, और ज्ान्ति न रही तो समझूगा कि हम नालायक हें। मेंते तल- 
वार छोड़ी सो इस कारण नहीं कि मुझे वह चलानी नहीं आती अथवा में शक्तिहीन 
हूँ। आज भी में तलवारकों तोड़नेकी शक्ति रखता हूँ। नुकीली कटारकों अगर 
किसी व्यक्तविके पेटमें भोंकवा चाहूँ तो भोंक सकता हँ। तथापि मेंने इसे त्याग दिया 
है, क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं है। मेरे भाई शौकत अली अथवा भाई मुहम्मद 
अलंके गिरफ्ार कर लिय जानंपर देशरमें शान्तिका वातावरण न रहे तो में तो 
यही मानूँगा कि हिल्दुस्तानके छोग अबतक अहिंसाकों नहीं समझे हैं। ऐसी अशान्ति 
आयरलेंड्म हो सकती है, अरब देशमें हो सकती है। वहाँ सबको तलवार रखनेका 
अधिकार है और सब लोग उसका प्रयोग करता जानते हें। में अगर उन लोगोंके 


भाषण : सूरतमें ३५७ 


बीचमें होऊँ और सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती हो तो वे सरकारसे कहेंगे 
कि बने तो लड़कर ले जाओ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ शान्ति स्थापित 
न हो तो मझे हिमालय जाता पड़। मेरे लिए हिसा नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन 
ऐसी शक्ति हिन्दरओंम नहीं है, मसलमानोंमें भी नहीं है। मन इलाहाबादम मुसलमान 

दयोसे कढ़ा था कि मेंने आज आपके सामने जो विचार रखे हैं वे नय नहीं 
सारे आस्त्रोंमें इनका उल्लेख पाया जाता है लेकिन आजतक हम उन्हें भूले हुए थे। 
अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप आज ही तलवारसे इस्लामकी रक्षा कर 
सकते हें तो आप तलवार खींच सकते हें। आप चाहें तो वाइसरायकी चुपचाप हत्या 
क्र सकते हे अथवा करवा सकते हैं, लेकिन इससे इस्लामकी रक्षा नहीं होनेवाली; 
इससे तो मार्शछः का लाग हो जायगा। इसकी भी कोई चिन्ता नहीं लेकिन इससे' 
हिन्दस्तान बिलकुल दब जायेगा। में इस समय हिन्दुस्तानकों जिस मार्गपर चलनके 
लिए कह रहा हैं वह वलवानोंका नहीं अपितु दुर्बेल व्यक्तियोंका ही मार्ग है। यदि 
मुसल्मानोंमें बेसा व होता तो वे मुझसे कहते कि हमें तलवार चलानेसे रोकनंवाला 
तू कौन होता है? हमें तो कुरान शरीफकी ओरसे ऐसा ही आदेश मिला हुआ है। 
हिन्दुओंमें भी मेरी बातकों न माननेवाले व्यक्ति पड़े हुए हें। तथापि यह बात ध्यान 
देने लायक है कि हिन्दुस्तानने मेरी बातकों स्वीकार कर लिया है। जलियाँवाला 
बागमें जो लोग मारे गय वे श' गीनके इच्छुक अथवा वीर न थे। ऐसा होता 
तो जब डायरन उद्धततापूर्ण व्यवहार किया तब या तो वे तलवार खींच लेते अथवा 
अन्य किसी उपायसे उसका सामता करते; या छाती तानकर खड़-खड़ प्राण देते; 

गते नहीं । इमाम हज'रत जो कर गृजरे वंसा काम करनवाले हिन्दुस्तानमें इस समय 
न तो सिख हें, न गोरख ही। वनिय तो हो ही नहीं सकते। और जहाँतक राजपूतों- 
का सवाल है वें भी अब वनिये हो गये हे। फलत: मेरे गिरफ्तार किये जानेपर 
हिन्दुस्तानमें अगान्ति हो तो में कहँगा कि आप हार गये क्‍योंकि [ शान्ति बनाये 
रखनकी | आपमें ताकत नहीं है। अगर आप छोग आजसे स्कूल जाता नहीं छोड़ सकते 
तो जिस दिन में पकड़ा जाऊँ उस दिनसे छोड़ दीजियेगा। वकील वकालत करना, सिपाही 
सिपाहीगिरी और सेना अपने हथियार छोड़ दे; इस' सबके अतिरिक्त में एक किसान 
हूँ, किसान उस दिनसे कहें कि वे कर नहीं देंगे। जिन दिन ऐसा होगा उसी दिन 
हमारा उद्धार होगा। 


क॒दाचित्‌ हम तीनोंको एक साथ ही घसींटा जायेगा। अबतक में भगवानूसे यह 
प्राथंता करता था कि इन दोनोंकों एक साथ ही पकड़ा जायें; अब तीनोंके लिए प्रार्थना 
करता हूँ। इसी कारण मेंने शौकत अलीको अकेले दिल्ली जानेसे मना किया क्‍योंकि 
मेरी अभिलापा तो यही है कि अगर हम पकड़ जायें तो एक साथ ही पकड़ जायें। 
सरकारके सिरपर अगर पागरूपन सवार होगा तो वह हम तीनोंको एक साथ अथवा 
हम तीनोंमें से जो उसे अधिक गुनहगार लगेगा, उसे गिरफ्तार करेगी। 

सरकार हमें तलवारसे दबा नहीं सकतीं। मुझे सरकारसे यह कहनेका अधि- 
कार होना चाहिए कि अगर वह गैरकानूनी ढंगसे शासन करेगी तो हम उसका 


३५८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


बोरिया-विस्तर उठाकर बाहर फेंक देंगे। आजतक मनमें कुछ और मंचपर कुछ 
तथा शान्ति कहकर अज्ञान्ति उत्पन्न करनेकी नीतिका अनुसरण किया जाता था; वह 
बात अब खत्म हो गई है। इन दोनों भाइयोंके प्रति मेरे मनमें इतनी श्रद्धा तो है 
ही कि जिम दित वे अशान्ति पंदा करना चाहंग उस दिन पहलेसे ही नोटिस दे दंग 
कि आजसे किसी भी अंग्रेजकी जानकी खेर नहीं। इस घिपयरमे आप इन दोनों भाइयों- 
से पूछ लेना; आप चाह तो इनसे अलग-अलग पूछ सकते हें और मुझसे भी। तीनोंका 
उत्तर एक ही हो तो उसे स्वीकार कर लेना और हमारे गिरफ्तार किये जानेपर आप 
सब स्वयंसेवक बनकर शान्ति स्थापित करनेके लिए अपने-अपने घरोंसे निकल पड़ना, 
नहीं तो माशेल लॉ लागू हो जायगा। उसकी तो कोई चिन्ता नहीं है; चिन्ता तो 
इस वातकी है, हममें संघर्षको इतनी देरतक टिकाये रखनेकी शक्ति है अथवा नहीं 
कि सरकारको मजबू रन मार्शरू छा जारी रखना पड़े। 

महात्माजी, आप अंग्रेजी स्कलोंसे बच्चोंकोी उठा लेनकी बात करते हूं 
लेकिन नगरपालिकाकी प्राथमिक पाठ्शालाओंसे बच्चोंको उठा लेनकी सलाह क्‍यों 
नहीं देते ? 

नगरपालिकाएँ भी सरकारके अनूृदानकों छोड़कर और उससे सम्बन्ध तोड़कर 
स्वतन्त्र हो सकती हें। नडियादकी नगरपालिका ऐसा ही कदम उठानंवाली है। 

आप जब सरकारी स्कलों आदिको छोड़नेकी बात करते हें तब रेलगाड़ी और 
पानीके नल आदिके राभको त्याग देनेके लिए क्‍यों नहीं कहते ? 

में प्रेक्टकिल आइडियेलिस्ट' हैँ, इसलिए जनताके सामने सिर्फ वही बात रखता 
हूँ जो सम्भव हो। मेरे असहका रके सम्बन्धमें श्रीमती बेसेंटने जब यह सुझाव दिया कि 
सरकारको गांधी और शौकत अलीकी डाक बन्द कर देनी चाहिए, उन्हें रेलगाड़ीके 
टिकट जारी' नहीं किये जाने चाहिए आदि-आदि, तब अपने भाईकों मेंने बधाई दी । 
मेरे आसपास जो भाई बंठ हुए थे उनसे मेंने कहा कि अगर ऐसा प्रसंग आया तो वह 
निःसन्देह एक शुभ दिन होगा। इससे खिलाफत अथवा असहबोगके काममें कोई 
रुकावट नहीं आयगी। 

महात्माजी, चूँकि हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, हम किसीसे स्कूल 
छोड़नेके लिए कंसे कह सकते हें? 

शिक्षा अनिवाय॑ है लेकिन स्कूल अनिवाय नहीं हैं। 

असहयोगके सम्बन्धर्मं देशी राज्योंमे क्‍या करता चाहिए? 

देशी राज्यमें रहनेवाल़े लोग तो गूलामोंके गुलाम हे। फिलहाल तो सीधे 
गुलामोंकी हीं बात करें। तथापि वहाँ कोई अपने-आप ही स्कूल अथवा कालेज जाना 
छोड़ दे तो यह एक भिन्न बात है। वहाँ आन्दोलन करने में नहीं जाऊँगा; इससे 
देशी राज्योंकी विधम स्थिति हो जायगी। केकिन अगर बड़ौदाके गायकवाड़को यह 
लगे कि अपनी मुसरूमान जनताके धर्मकी रक्षाके लिए मेरा राजपाट छीड़ना उचित 
हैं तो यह अलहृदा बात है। 


१. व्यवद्दारनिष्ठ आदझ्षेवादों । मूलमें अंग्रेजी शब्द ही हैं । 


३६० सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


है, खिलाफनके प्रश्नपर हमारी विजय तभी हो सकती है जब आप एक हो जायेंगे। 
आप अंग्रेजोंके साथ सहयोग करना छोड़ दें। मेरे कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि 
आप क्रिसी अंग्रेजकी हत्या करें; क्योंकि तव तो एक-एक अंग्रेजके लिए एक-एक हजार 
भारतीयोंकी जानें जायेंगी। जनरल डायर और सर माइकेल ऑ“'डायरने अमृतसरमें 
यही सिद्ध कर दिखाया है। में एक अंग्रेजके जीवनके बदले १,००० भारतीयोंकी बलि 
देनके लिए तैयार हैँ, लेकिन इतना भारी मूल्य चुकाना भी उचित नहीं है। सरकारी 
नौकरियोंमें जिलने भी भारतीय हैं तथा सेनामें जितने भी भारतीय' सिपाही हे, वे 
सब हमारे भाई हें। प्रतिमाह दस रुपये पानके लिए ही हमारे भारतीय सिपाही 
अपने भाइयोंकी हत्या करें! मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि यह काम ठीक 
नहीं है। मैंने ३५ वर्षोतक अंग्रेजोंके साथ सहयोग किया है, लेकिन अब मेंने यह बन्द 
कर दिया है। किसी भी व्यक्तिको विधान परिषदोंके चुनावमें खड़ा वहीं होना 
चाहिए और न किसीकों वोट देने चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ धोखेकी टट्टी' है। किसी- 
को भी मरकारकी नौकरियाँ नहीं करनी चाहिए और हमें अपने वच्चोंको सरकारी 
सस्‍्कलोंमें नहीं भेजता चाहिए। अपने झगड़ोंकों निबटानेके लिए आप पंचायत बुलायें। 
जो मौलब्ी गिरफ्तार कर लिये गये हें वे छूट जायेंगे। 
| अंग्रेजीसे | 


नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया: होम: पोलिटिकल: दिसम्बर १९२०: 
सं० १८३-८६ और के० डब्ल्यू० एु० 


१८७. सन्देश : भारतीय महिलाओंको 


बम्बई 
[९ अक्तूबर, १९२० | 
भगितोीं समाजन दानिवारकों सांयकाल मारवाड़ी विद्ञालयके भवनमें श्री सो० क० 
गांधीके ५२ वें जन्म-दिवसका उत्सव सनाया। उत्सवर्मे महिलाएँ बड़ी संख्यामें सम्मिलित 
हुई थीं। उसकी अध्यक्षता श्रीमती जाईजीबाई पेटिदन की। 
प्रारम्भमें कुछ महिलाओंन ईशवन्दना की। उसके बाद श्रीमती पेटिटन गुजरातीमें 
लिखा हुआ श्री गांधीका सन्देश पढ़ा। सन्‍्देशमें उन्होंने कहा था, में नहीं समझता कि 
मेरे जन्म-दिवससे महिलाओंका क्‍या सम्बन्ध है और भारतीय स्त्रियाँ मेरे किस गणके 
कारण मुझे सानती हें। इस सम्बन्ध्में विचार करनेपर में अनुभव करता हूँ कि वे मेरे 
प्रेमके कारण हो मुझे मानती हें। वे जानती हें कि सें हृदयसे उनके आत्मसम्मानकी 
रक्षा करना चाहता हें और उसकी रक्षाका सबसे आसान तरीका जो मेंन उन्हें बताया 
है, वह है स्वदेशी। स्वदेशीका प्रचार करनमें स्त्रियाँ जितनी सहायक हो सकतो हें, 
उतने पुरुष नहीं। जब भारतकी पुत्रियाँ सुत काता करती थीं और उससे बने कपड़ोंसे 
अपना ओर दूसरोंका तन ढका करती थीं उस समय भारत गरोब तो था, लेकिन 


पत्र : मगनलाल गांधीको ३६१ 


इतना नहीं जितना वह आज है। उस समय भारतकी स्त्रियाँ अपने शीलकी रक्षा 
करती थीं; लेकिन में देखता हूँ कि वे आज नहीं करतीं। इसलिए में स्त्रियोंमं इसी 
बातका प्रचार करता हें। उन्हें मेरी यही सलाह है कि वे सब एक घंटा रोज सुत 
कातनमें खर्च करें। अप सबको सादा जीवन बिताना अपना कर्तव्य मानना चाहिए, 
और अपनो कन्याओंके काते हुए सृतसे बने वस्त्रोंको पवित्र मानकर उन्हींका व्यवहार 
करता चाहिए। मेरी समझसे भारतको स्व॒राज्य केवल इसीसे मिल सकता है। 

| अंग्रेजी से | 

बॉम्बे ऋॉनिकल, १३-१०-१९२० 


१८८. पत्र: सगनलाल गाँधीकों 


[९ अक्तूबर, १९२० [' 
यह पत्र शक्रवारकी साँशझको आरम्भ किया और दानिवारकों सुबह ३-१५ पर 
समाप्त किया। 
चि० मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। लक्ष्मी जबतक हमारे साथ रहे तबतक वह हमारी है। 
दृदाभाई ले जायें तो ले जा सकते हेँ। मेरे लिए वह पृत्रीकी तरह है। वह सुसंस्कृत 
नहीं है लेकित हमें उसे सहन करना है। दुःख इतना ही है कि भार मेने उठाया 
था लेकिन ढोना पड़ा तुम्हें। यह तो मेरी' आदत ही रही है और तुम्हें उसे सहन 
करना ही है। इसीमें तुम्हारी तालीम है। यह कठिन है, फिर भी तुमने इसे 
स्वीकार किया है। 
हरिलालके बच्चोंके सम्बन्धमें में कया कर रहा हँ? हरिलाल जबतक रहने 
देगा तबतक रखूगा। वह ले जाना चाहे तो कौन “न” कह सकता है? क्‍या उनके 
हितोंकी हानि नहीं हुई है? क्‍या इसके लिए हम अपनेको उत्तरदायी ठहरायेंगे? में 
तो सव-कुछ ईद्वरपर छोड़ता हँ। जवाबदार और हकदार वहीं है। हम तो निमित्त- 
मात्र हें। यदि हम अपने अहम्‌का त्याग कर दें [तो समझो कि | हमने अपना कत्तंव्य 
पूरा कर लिया। इस लड़कीको दृदाभाईने मुझे सौंपा। उस समय मेरी कसौटी 
हुई, उसमें में अनुत्तीर्ण केसे होता ? अब हमसे उसके लिए जो बन सके, वही करना 
हमारा कत्तंव्य है। दृद्यभाई इसमें बहुत हस्तक्षेप करना चाहें तो उन्हें करने दें अर्थात्‌ 
या तो वे हमारे पास लड़कीकों रहने दें अथवा ले जायें। यही नियम मेंने हरिलाल- 
पर भी लागू किया है। मेरी ऐसी आकांक्षा है कि यह लड़की मीराबाई बने। लेकिन 
उसके बदले वह वेश्या निकले तो भी क्या किया जा सकता है? हम उसे वसा 
१. दूदाभाईने अपनी बेटी लक्ष्मीको ७ अक्तूबर, १९२० को गांधीजीको सौंपा था। देखिए “भाषण: 


सूरुतमें ”, ६-१०-१९२० । यह पत्र उसके बादके शुक्रवारकों लिखना शुरू किया गया था । 
२. एक आश्रमवासी । 


१६२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


बनतेमें मदद न करेंगे, इतना हमारे लिए काफी है। इससे भी यदि सब-कुछ समझसमें 
न आ सके तो फिर पूछना। [ मेरे लिए | जैसी रुखी अथवा मनु वेसी ही लक्ष्मी है; 
इसमें सब-कुछ आ गया है। 

इमाम साहबसे कहता कि में खिलाफतके सम्बन्धर्में निरत्तर विचार करता रहता 
हूँ। मेन हस्तक्षेप करनेकी थोड़ी कोशिश की थी। और अधिक में नहीं कह सकता। 
इसके अलावा दोनों भाई [भी | दूर हें। उनसे कहना कि चिन्ता न करें। बहुत-सी 
घटवाएँ होती हे जिन्हें हम समझ नहीं सकते । उन्हें कोई रोक सके, सो नहीं। सबकी 
रक्षा ईश्वर किया करता है। इसलिए अच्तमें सब-कुछ ठीक ही होगा। क्या अमीना 
कुछ पढ़ती है? 


बापूके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५७६८) से'। 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी' 


१८९. देनन्दिनी 


जो व्यापारी हर रोज हिसाब किये बिना सो जाता है उसका अवश्य किसी-न- 
किसी दिन दिवाला निकल जाता है; जो व्यक्ति ईश-भजन, संध्या-स्तानादि किये 
बिता अपना दिन विताता है वह प्रभुके प्रति अपराधी बनता है और उसे आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति कदापि नहीं हो पाती। इसी न्‍्यायसे जो स्वराज्यवादी असहयोगकों स्वराज्य- 
प्राप्तिका साधन मानता है उसे हमेशा हिसाब लगाकर अपने मनसे निम्नलिखित 
प्रदत करने चाहिए: 

१. आज मेंने सम्मानित ओहदों और पदवियोंपर प्रतिष्ठित कितने व्यक्तियोंसे 
उन्हें छोड़ देनेका अनुरोध किया ? 

२. मेंने अपने बच्चोंकों कालेज अथवा स्कूलोंसे उठा लेनेमें इतनी देर क्‍यों की है? 

३. मेने अन्य कितने व्यक्तियोंकों ऐसा करनेकी प्रेरणा दी है? 

४. मेंने अभीतक वकालत क्‍यों नहीं छोड़ी है? अथवा मेंने अन्य कितने 
वकीलोंसे वकालत छोड़ देनेकी प्रार्थना की है? 

५. मेने क्रितने छोगोंकों सेनामें भरती न होनकी सलाह दी है? 

६. मेने कित-किन लोगोंकों विधान परियदोंमें जानसे रोका है? कितनोंको मत 
ने देनके लिए समझाया है? 

७. मेने स्‍्वर्य विदेशी मालका कितना बहिष्कार किया है? कितनोंसे ऐसा 
करवाया है? 

८. मेंने स्वयं कितना सूत काता है? कितना दूसरोंसे कतवाया है? कितने 
बुनकरोंको प्रोत्साहन दिया है? 


रे क् अढी-बस्धु | 


स्क्ल ३६३ 


में यह मानता हूँ कि आत्म-त्याग और स्वार्थ-त्यागकी तालीमके बिना स्वराज्य 
असम्भव है; और [आज ] मेंने कितना स्वार्थ-त्याग किया है? मेंने इस आन्दोलनकों 
चलानेके लिए अपने ही गाँवमें, अपने मुहल्लेमें कितने लोगोंको प्रेरित किया ? इस 
कार्यमें मेने अपना कितना समय लगाया और कितना धन व्यय किया? 
प्रत्यक्ष स्व॒राज्यवादीकों अपने मनसे निरन्तर उपर्युक्त प्रइन पूछने चाहिए सनन्‍्तोष- 
जनक उत्तर न मिलनेपर वह उसका प्रायदिचत्त करे और अगले दिन और भी अधिक 
प्रयत्व करे । ऐसा करते हुए निरन्तर जागृत रहकर ही हम आगे बढ़ेंगे और स्वराज्यकी 
स्थापना करेंगे। यदि करोड़ों व्यक्ति आजसे ही इस प्रवृत्तिमें जुट जायें तो आज ही 
हमारा छुटकारा हो जाये। एक वर्ष तो बहुत दूरकी बात है। करोड़ों व्यक्तियोंके 
पास स्व॒राज्यका सन्देश-मात्र पहुँचानके लिए हमें हजारों स्वयंसेवकोंकी जरूरत है। 
वे अप्रकट रहकर भी अपना कार्य सुचारु रूपसे कर सकते हें, उन्हें किसी भी 
सीखकी आवश्यकता नहीं। अपनेसे आरम्भ करके वे पड़ोसमें कार्य आरम्भ कर 
सकते हे। हिन्दुस्तानके किसी स्त्री-पुरुषको इस प्रवृत्तिस बेखबर नहीं रहना चाहिए, 
बादमें उनकी वृद्धि इसे स्वीकार न करे तो भले ही वे इस प्रवृत्तिम भाग न लछे। यदि 
हम हिन्दुस्तानकी समस्त जनताके पास इस सन्देशकों पहुँचा सर्क तो समझिए कि 
हमारा आधा कार्य समाप्त हो गया। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-१०-१९२० 


१९०. स्कूल 


गुज्रातके सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हें; गुजरात कालेजके दो प्रोफेसर 
अपना पद त्यागकर राष्ट्रीय शिक्षणके कार्यमें आ जुटे हें; उन्हें में बधाई देता हूँ। 
मुझे उम्मीद है कि अन्य प्रोफेसर भी इन दोनोंके उदाहरणका अनुकरण करके इस 
राष्ट्रीय आन्दोलनमें शामिल हो जायेंगे। 

लेकिन मुझे अधिक आशा तो विद्यार्थी-वर्गसे है। जब वे लोग सकल तथा विद्या- 
पीठोंकों खाली कर देंगे, तब अध्यापकों और शिक्षकोंका अपने-आप निकलना सम्भव 
हो जायेगा। इनके सामने तो इस समय रोटी-रोजीका प्रइन है; विद्यार्थियोंकों तो 
सिर्फ मोहसे छुटकारा पाना है। 

ग्रांट मेडिकल कालेजके दो विद्यारथियोंने जो अन्तिम वर्षकी परीक्षा देनेवाले थे, 
परीक्षा नहीं दी। अन्य दो विद्यार्थी स्तातकोत्तर शिक्षाके अध्ययनमें जुटे हुए थे और 
उन्हें पचास रुपयेकी छात्रवृत्ति मिलती थी; उसको त्यागकर वे मुक्त हो गये हे और 
अब राष्ट्रीय शिक्षामें संलग्न हें। इन विद्यारथियोंपर मुझे दया नहीं आती, बल्कि में 
यह मानकर कि उन्होंने ऐसा करके उचित ही किया है, उन्हें भी बधाई देता हूँ। 
अन्य अनेक विद्याथियोंने गुजरात कालेज छोड़ दिया हैं; वह कालेज विलकुछ खाली हो 
जाये -- ऐसी मेरी कामना है। हमारा सबसे पहला पाठ तो यह है कि हम मनुष्य 


३६४ सम्पूर्ण गांधी वाहगमय 


बनें। आज तो पुरुष अपना पुरुपत्व और स्त्रियाँ अपना स्त्रीत्व खो बैठी हैं। यदि 
सारी जनता एक्र स्व॒स्से कहे कि हमें पराधीनता नहीं चाहिए तो इसमें स्वराज्यकी 
कुंजी है। यह जान कोई धीरे-चीरे आनेवाला ज्ञान नहीं है। जिसे आता है, तुरन्त 
आयगा। इसे तो नया जन्म ही समझिए। अपनी पराधीन अवस्थाका भान होना और 
हु समझता कि हम आजसे स्वराज्य प्राप्त करनके योग्य हें, इसीमें स्वतन्त्रता निहित 
है। हम कौट्म्विक स्वराज्यसे तो परिचित हें, लेकिन जब हमें राष्ट्रीय स्व॒राज्यकी 
भावनाकी प्रतीति होगी, तब उसी क्षण हमें उसकी उपलब्धि हो जायेगी। 
विद्यार्थी-वर्ग मं इस भावनाका प्रसार होनेपर ही इस देशकी जंजीरें ट्टेंगी। 
फिलहाल तो विद्याथियोंका पहला पाठ होता है साम्राज्यकी शक्तिकों पहचानना और 
यह सीखना कि साम्राज्यक्रे कारण ही हमारा अस्तित्व है। यह ठीक भी है, साम्राज्य 
अपने स्कूलोंमें कुछ और शिक्षा दे भी कैसे सकता है? 
विद्या्ियोंसे स्कलों और काछेजोंका परित्याग करनके लिए कहकर में उनको 
इस परिस्थितिसे बच निकलनका प्रथम पाठ पढ़ाता हूँ और माता-पिताओंसे अपने 
इस कार्यमें मदद देनेका अनुरोध करता हेँं। भछ्छे ही विद्यार्थिगण शिक्षाविहीन रहें 
अयवा अल्यविक्षा प्राप्त करें, किन्तु जब उन्हें आत्मसम्मानकी प्रतीति हो जायेगी तब 
खुद-ब-खुद सब-कुछ मिल जायगा। सच तो यह है कि यदि केवल दो-चार विद्यार्थी 
कालेज आदि छोड़ंगे तो उनके सम्मुख निःसन्देह यह एक समस्या होंगी। लेकिन 
जब विद्यार्थी हजारोंकी तादादमें स्कूल आदि जाना छोड़ देंगे तब उनके लिए राष्ट्रीय 
शिक्षाका प्रबन्ध अपने आप हो जायगा। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-१०-१९२० 


१९१. स्रतकी प्रतिक्रिया 


सूरत, नडियाद और अहमदाबादके बीच होड़ चर रही है। इनमें स्व प्रथम 
कौत आयेगा यह तो भविष्य ही बतायेगा। भाई शौकत अली, भाई मुहम्मद अली और 
में जब सूरत गये थे तब वहाँ अपरिमित उत्साह था। गाँवोंसे भी सैकड़ों आदमी आये थे। 
मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शाल्लाका उद्घाटन करना था। सूरतमें अनेक संस्थाएँ हें, उनमें 
भी अनाविल और पाटीदार छात्रालय प्रमुख हें। दोनोंमें अच्छी संख्यामें विद्यार्थी पढ़ने 
आते है। प्रदत यह था कि जिन विद्याथियोंने सरकारी स्कलोंमें जाना छोड़ दिया था 
वे क्‍या करें। प्रमुख कार्यकर्ताओंको छगा कि इन तथा ऐसे अन्य विद्याथियोंके लिए 
स्कूल खोले जाने चाहिए, फलस्वरूप उन्होंने तुरन्त ही इसका बन्दोबस्त किया। श्री 
नरमावाला नामक एक मुसलमान सज्जनने इस उद्देश्यके निमित्त किराया लिये बिना 
अपना विशाल भवन दे दिया। कुछ-एक शिक्षकोंन मुफ्त कार्य करनका निरचय किया। 
अन्य अनेक शिक्षक वेतन लेकर कार्य करेंगे। कार्यकर्ता उद्यमी और ईमानदार होंगे 
तो यह संस्या सुन्दर स्वरूप धारण करेगी। उनके उद्यम और ईमानदारीके बारेमें मुझे 
तविक भी शंका नहीं है; अतः [ आज्ञा है कि | यह संस्था अवश्य चलेगी। 


प्राथमिक स्कूलोंके अध्यापकोंसे ३६५ 


इसकी देखभाल करनेकी व्यवस्था भी सुन्दर ही है। कपासके व्यापारियोंने 
प्रति मन चार आने देना तय किया है और दूसरे व्यापारी भी देंगे। इस तरह 
सुरतमें शिक्षा-कार्यक्रके स्वावलम्बी बन जानकी सम्भावना है। 

यहाँ वर्तमान स्कूलों और कालेजों आदिकों खाली करवानेका आन्दोलन चल रहा 
है, इसमें भी सफलता मिलनंकी उम्मीद है। 

आन्दोलनके इस तरह सन्तोपषजनक ढंगसे जारी रहनके बावजूद मुझ दो वातोंसे 
निराशा हुई है। एक तो सभामें, थोई समयके लिए ही सही किन्तु, अज्ञान्ति रही। सभा 
चाहे कितनी ही विज्ञाल क्‍यों न हो, उसे शान्तिपूर्ण ढंगसे चलानेकी क्षमता हममें आनी 
ही चाहिए। यह तालीमकी, सम्यताकी, समझदारी और एकताकी निशानी है। सभामें 
अशान्तिके छिए किसीका कोई विशेष दोप नहीं है, बल्कि इससे यह पता चलता है कि 
इस दिश्ञामें अभी ठीक तरहसे कार्य करना हमारे लिए शोप है। 

दूसरी घटना इससे भी दुःखद थी। हम सूरतसे दिल्‍लीकी ट्रेनमें सवार हुए; स्टेशन- 
पर हमें विदा करनके लिए आय व्यक्तियोंकी अच्छी भीड़ थी। उनमेंस कितने ही 
व्यक्तियोंन द्रेनमें बैठ गोरोंका, हालाँकि उन्होंने भीड़की भावगाओंकों उकसानेका कोई 
काम नहीं किया था, “ धुत-धुत करके तिरसकार और अपमान किया। ऐसे ही 
कामोंसे हिला होनेका भव रहता है। ब्रिटिश साम्राज्यके साथ हमारा चाहे कितना ही' 
विरोध क्यों न हो तथापि व्यक्ति विशेषसे विरोध प्रकट करनेका हमें कोई अधिकार 
नहीं है। इन भावतवाओंपर अधिकार प्राप्त करनमें ही हमारी विजय सन्निहित है। 

| गुजरातीसे | 
नंवजीवन, १०-१०-१९२० 


१९२. प्राथमिक स्कलोंके अध्यापकोंसे 


मुझे तो यह विश्वास है कि प्राथमिक स्कूलोंके शिक्षकोंका वेतन बहुत ही कम 
है लेकिन इस समय में उन्हें अधिक वेतनके लिए आन्दोलन करनेकी सलाह नहीं दे 
सकता। पूरा-पूरा वेतत मिलनेके बावजूद सरकारी सत्ताके अधीन चलनेवाले समस्त 
स्कूलोंकों शिक्षक और विद्यार्थिवर्ग द्वारा विपके समान त्याज्य समझता हूँ। इस- 
लिए प्राथमिक स्कूलोंके शिक्षकोंमें यदि जागृति आ गई है और उनमें यदि पर्याप्त 
बल है तो उन्हें ऐसे स्क्ूलोंका परित्याग कर देता चाहिए जहाँ विद्या्थियोंकों मुख्य- 
रूपसे गुलामीकी शिक्षा दी जाती हैं फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही कष्ट क्‍यों 
ने झेलना पड़। वे प्राचीन कालके शिक्षकोंकी तरह आज भी भिक्षा-वृत्तिपर निर्भर 
हकर विद्याथियोंकों शिक्षा दें। वसे मुझे इस बातका पूरा विश्वास है कि यदि 
शिक्षक आस्थापूर्वक, ईमानदारीसे सरकारी नौकरी छोड़ दें तो जनता अवश्यमेव उनके 
भरण-पोषणकी व्यवस्था कर देगी। 
| गृजरातीसे | 
नवजीवन, १०-१०-१९२० 


१९३. भाषण : संयुक्त प्रान्त सम्मेलन, सुरादाबादसें 


११ अक्तूबर, १९२० 

महात्मा गांधीने कहा कि सुझे अपने भाई पण्डित सदनसमोहन सालवीयसे भिन्न 

मत रखनपर बहुत गहरा दुःख है। में चाहता हेँ कि आप सब यह बात ध्यानमें रखते 
हुए कि पण्डितजी निरन्तर निष्ठापूर्वक देशकी सेवा करते रहे हैं, उनके दृष्टिकोणपर 
बहुत सम्मानपुर्वक विचार करें। आप अपना निर्णय देते समय अपने मनमें मेरा खयाल 
न रखें। मेरे विचार अब भी वहीं हें जो कलकत्तेमं थे, बहुत गम्भीर चिन्ततके बाद 
भी में यही मानता हूँ कि देशकी स्वतन्त्रताका एकमात्र रास्ता असहयोग ही है और 
कलकत्तेमें स्वीकार किया गया कार्यक्रम सबसे अच्छा है। मुझसे पूछा गया है कि क्‍या 
में साम्राज्यसे भारतका सम्बन्ध तोड़ लेनके पक्षमें हे। में यह स्वीकार करता हूँ कि 
असहयोगके कार्य क्रममें ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध तोड़ लेनेंक्री बात है लेकिन यह ध्यानमें 
रखना है कि मेरा लक्ष्य भारतकों स्वतन्त्रता दिलाना है। यदि वर्तमान सरकार अपने 
दोषोंको दूर कर देती है और लोग अपनेको अवसरके अनुकूल सिद्ध करते हैं तथा 
सरकार और उसके अधिकारी भारतोधोंको बराबरीका दर्जा देते हें तो ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यसे सम्बन्ध बना भी रह सकता है। लेकिन यहूं स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि 
जनता मालिक है और सरकार उसको सेवक। यदि लोगोंके साथ बराबरी और साझे- 
दारका व्यवहार किया जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर सरकार और अंग्रेज जाति 
सालिक होनका दावा करती है तो में क्षण-भरकों भी इसे बरदाइत न करूँगा और न 
उन्हें भारतकी एक इंच भूमिपर ही टिकने वूँगा। भारतको आजादी दिलानके लिए दो 
बातें आवश्यक हूँ। पहली तो यह कि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता हो। मेरा 
अनुरोध है कि आप दोनों समुदायोंके छोग एक-दूसरेके प्रति सहिष्णुता बरतें। लेकिन 
हिन्दू होनेके नाते में हिन्दुओंस अधिक खुलकर अनुरोध कर सकता हूँ। आप मुसल- 
मानोंको प्यार करें, उनका विश्वास करें और ऐसा आप अपने घम्मेका बृढ़तासे 
पालन करते हुए भी कर सकते हें। दूसरी शर्ते है असहयोग आन्दोलनको सफल बनाना । 
[ वर्तमान बुराइयोंको दूर करनंका | यही सबसे अच्छा और एकमात्र उपाय है। में 
हिसामें विश्वास नहीं करता। हिसासे मौजूदा बुराइयाँ दर नहीं होंगी बल्कि उससे उन्हें 
उत्तेजन ही मिलेगा। सरकार खिलाफतके सम्बन्धर्में अपने वादोंसे मुकर गई है। उसने 
पंजाबपर कहर बरपा किया है। इस अपराधपर उसने पहचात्ताप भी प्रकट नहीं किया। 
वर्तमान प्रणालीके अन्तर्गत जनता लोगोंको | फौजमें भरती होकर | मंसोपोटामिया जाने 
और छोट-छोट देशोंकी स्वतन्त्रता छीननसे नहीं रोक सकती। ऐसी सरकारसे सम्बन्ध 
बनाये रखना अपराध है। इसी सरकारने रौलट अधिनियम बनाया है, इसी सरकारने 
खिलाफतके सम्बन्धर्मे अपना बचन-भंग किया है, इसी सरकारने कुख्यात फौजी अदा- 
लतोंकी स्थापना की और इसो सरकारने आपके बच्चोंको ब्रिटिश झंडेके सामने सिर 


निजी तौरपर ३६७ 


झुकानकों मजबूर किया। मेरे विचारसे ऐसी सरकारके साथ सहयोग करना, इसकी 
विधान परिषदोंसें बेठना या अपने बच्चोंकों इसके स्कूलोर्म भेजना हराम है। 

[ अंग्रजीसे | 

सचेलाइट, १७-१०-१९२० 


१९४. अलोगढ़के एक आलोचकको उत्तर' 


१२ अवंतूबर, १९२० 
यह काम डिस्ट्रक्शन  (खण्डन)का अवश्य है, लेकिन फिलहाल जो खराब 
घास उग आई है उस जड़मूलसे उखाड़नेकी ही जरूरत है जिससे कि अच्छे अनाजकी 
बुवाई की जा सके । 
२५ २५ 4 


जहाँ आपको घड़ी-मरके लिए भी यूनियन जेककों स्वीकार करना पड़ता है, 
जहाँ किसी भी गवर्नर अथवा किसी अन्य' उच्चाधिकारीके आनपर आपको यह कहने- 
के लिए विवश होना पड़ता है कि आप उसके प्रति वफादार हें जब कि आप वफादार 
नहीं हैं, वहाँ आप पल-भरके लिए भी कंसे रुक सकते हें? 
५ ५ हु 


जो कालेज स्वतन्त्र हो गया है उसके लिए तो ज्यादासे-ज्यादा पैसा आयेगा। 
ओर फिर जहाँ मुहम्मर अली और शौकत अली-जेसे श्रीमंत हें वहाँ पैसेकी क्‍या 
चिन्ता हो सकती है?' 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २४-१०-१९२० 


१९७, निजी तोरपर 


मुझे ब्रह्मचर्यके सम्बन्धर्मं इतने पत्र प्राप्त होते रहते हें और इस विषयमें मेरे 
विचार इतने दृढ़ हें कि अब मेरे लिए तत्सम्बन्धी विचारों और अनुभवोंके परिणामों- 
को “यंग इंडिया के पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। आज 
राष्ट्र जिस नाजुक दोरसे गुजर रहा है उसे देखते हुए तो यह और भी जरूरी 
लगता है। 


१. शौक्त अली और मुहम्मद अलीके साथ गांधीजी यूनियन हॉल्में विद्यार्थियोंसे मिठे । उपयुक्त 
बातें उन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा आछोचनाके प्रत्युत्तरमें कद्दी थीं । 
२. महादेव देसाईके बात्रा-विवरणसे संकलित । 


रेट सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


'ब्रद्माचर्य ' शब्द संस्कृतका है और यह अंग्रेजीके सेलीवेसी शब्दकी अपेक्षा 
बहुत अधिक व्यापक है। ब्रह्मचयंका अर्थ है सम्पूर्ण मततोविकारों और इन्द्रियोंपर पूर्ण 
नियन्त्रण । पूर्ण ब्रह्मचारीके लिए कुछ भी असम्भव नहीं हैं। लेकिन यह एक आदर्श 
और अत्यन्त दुर्लभ स्थिति है। यह लगभग ज्यामिति-शास्त्री यूक्लिडकी उस रेखाके 
समान है, जिसका अस्तित्व केवल कल्पनामें हैं तथा जिसे कभी मूर्तरूप प्रदान नहीं 
किया जा सकता; तथापि यह ज्यामिति-शास्त्रका एक बहुत बड़ा सिद्धान्त है और 
इससे बड़े-बड़े परिणामोंकी उपलब्धि हुई है। इसलिए भले ही पूर्ण ब्रह्मचारीका 
अस्तित्व कल्पतामें ही हो, लेकिन यदि हम उसे निरन्तर अपने मानस-चक्षुके सामने 
न रखें तो हमारी स्थिति बिना पतवारकी नौकाकी-सी हो जायंगी। [हम | उस 
काल्यनिक स्थितिके जितने तिकट पहुँचेंगे, उतने ही पूर्ण बनेंगे। 

लेकिन फिलहाल तो में ब्रह्मचय के उसी अर्थंतक सीमित रहँगा जिस अथंका 
बोब अंग्रेजीके सेडीवसी शब्दस होता है। मेरे विचारसे सम्पूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धि- 
के लिए मनसा, वाचा, कमंणा संयमका पालन करना आवश्यक है और जिस राप्ट्रमें 
ऐसे लोग नहीं हे वह राष्ट्र उस हृदतक रंक है। लेकिन यह-सब कहनेका मेरा उद्देश्य 
तो सिर्फ इतवा ही है कि राष्ट्रे विकासकी वतंमान स्थितिमें ब्रह्मचयंका एक अस्थायी 
आवश्यकताके रूपमें पालन किया जानता चाहिए। 


हमारे यहाँ लोगोंमें अपेक्षाकृत बीमारी, अकाल तथा गरीबी बहुत ज्यादा हैं, यहाँ- 
तक कि करोड़ों लोगोंकों पेटमर खानेकों नहीं मिलता। हमें ऐसी चतुराईसे गुलामीकी 
चक्की में पीसा जा रहा है कि हममें से कुछ लोग तो इस तथ्यकों स्वीकार करनसे भी 
इनकार करते है तथा आथिक, मानसिक व नेतिक अवनतिके त्रिविध अभिश्ञापोंके बावजूद 
अपनी स्थितिको उत्तरोत्तर स्वतन्त्रताकी ओर अग्रसर होता हुआ मानते हं। निरन्तर 
बढ़ता हुआ सैनिक-व्यय तथा जान-बूझकर लंकाशायर और अन्य ब्रिटिश हितोकों लाभ 
पहुँचानके लिए बनाई गई वित्तीय नीति और विभिन्न राजकीय विभागोंके संचालनका 
फिजूलखर्चे तरीका --- इन सबके परिणामस्वरूप भारतपर इतना ज्यादा बोझ पड़ गया 
है कि वह पहलेय्ने बहुत अधिक गरीब हो गया है और उसमें इन रोगोंका मुकाबला 
करनेकी क्षमता नहीं बच रही। श्री गोंखलेके झब्दोंमे, द्ञासन-प्रवन्धके इस तरीकेने 
राष्ट्रीय विकासको इतना  बौता ” बना रखा है कि “हमारे ऊँचेसे-ऊंचे व्यक्तित्वोंको 
भी झुकता पड़ता है। अमृतसरमें भारतीयोंको, और इस तरह भारतकों, पेटके बल 
रंगना पड़ा, पंजाबका जात-वुझकर अपमान किया गया तथा भारतीय मुसलूमानोंको 
दिये गये वचनकों उद्धतताके साथ भंग करनके लिए क्षमा माँगने तकसे इनकार कर 
दिया गया --ये दोनों बातें शासनके नैतिक दिवालियेपनके ताजा उदाहरण हें। ये 
आधात हमारी अन्तरात्मापर ही किये गये हें। यदि हम इन दोनों अन्यायोंके आगे 
आत्मसमपंण कर देते हें तो समझ लीजिए, सरकार हमें पूरी तरहसे पुंसत्वहीन 
बताने में सफल हो गई। 

जिस अपमानास्यद वातावरणकी मेंन चर्चा की है क्‍या उसे समझनेवाले व्यक्तियों- 
का बच्चे पंदा करना उचित है? जब हम रोग व अकालसे ग्रस्त हों और अपने-आपको 


निजी तौरपर 8734 


असहाय महसूस करते हों, और असहाय हे भी, हमारा प्रजततकी क्रियाको जारी रखना 
सिर्फ गुलाम और दुर्बल लोगोंकी संख्यामें वृद्धि करना ही होगा। जबतक भारत स्वतन्त्र 
नहीं हो जाता; उसमें भूखमरीको दूर करनेकी क्षमता उत्पन्न नहीं होती; अकालके 
दिनोंमें अपने लिए भोजन जुटा पानेकी योग्यता नहीं आती; वह मलेरिया, हैजा 
इन्फ्लएन्जा तथा अन्य महामारियोंका सामता करन योग्य ज्ञान प्राप्त नहीं करता 
तबतक हमें बच्चे पैदा करनेका अधिकार नहीं है। मुझे जब कभी किसीके यहाँ बच्चा 
पैदा होनेका समाचार मिलता है उस समय जो दुःखानुभूति होती है उसे मुझे 
पाठकोंसे छिपाना नहीं चाहिए। मुझे यह बता देता चाहिए कि मंन स्वेच्छापृवक 
आत्मनिग्नह द्वारा संतानोत्यत्ति बन्द रखनकी सम्भावनापर वर्षोतिक चिन्तन किया हैं 
और मेरा निष्कर्ष सन्‍्तोषकारक रहा हैं। भारत आज अपनी वर्तमान जनसंख्याकी ही 
सास-सभाल करनके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, सो भी इसलिए नहीं कि उसकी 
जनसंख्या बहत अधिक है अपितु इसलिए कि वह विदेशी शासनके शिकजेमें पड़ गया 
है। ऐसा विदेशी शासन जिसका धर्म ही यह हैं कि वह यहाँ प्राप्त होनवाल़े साधनोंसे 
जितना अधिक लाभ उठा सकता है, उठाय॑। 

सन्‍्तानोत्पत्तिको कैसे रोका जाये? यूरोपमें प्रयुक्त अनेतिक व कृत्रिम साधनों 
द्वारा नहीं अपितु संयम और अनुशासनपूर्ण जीवन द्वारा! माता-पिताओंकों अपने 
बच्चोंकों ब्रह्मदयका पालन करना सिखाना चाहिए। हिन्दू शास्त्रोंके अनुसार लड़कोंकी 
विवाहावस्था कमसे-कम पच्चीस वर्ष है। अगर हिन्दुस्तानकी माताएँ ऐसा मानने हछगें 
कि लड़के और लड़कियोंकों वेवाहिक जीवनके लिए तेयार करना पाप है तो हिन्दु- 
स्तानमें आधी शादियाँ स्वतः बन्द हो जायें। हमें इस भ्रममें भी नहीं पड़े रहना चाहिए 
कि हमारे देशकी गर्म आबोहवाके कारण लड़कियाँ कम उम्रमें ही यौवनावस्थाको प्राप्त 
हो जाती हें। इससे अधिक भयंकर किसी अन्धविद्वासकी बात मेंने कभी नहीं सुनी । 
में यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि जल्दी यौवनावस्थाको प्राप्त होनेकी बातका आबो- 
हवासे कोई सरोकार नहीं है। लड़कियोंके शीघ्र जवान होनका कारण वह मानसिक 
और नेतिक वातावरण है जो हमारे पारिवारिक जीवनमें व्याप्त है। माताएँ और 
परिवारकी अन्य महिलाएँ निर्दोष बच्चोंको यह सिखाना अपना धर्म मान लेती हें कि 
अमुक अवस्थाके बाद उनका विवाह होना है। बाल्यावस्था, बल्कि कभी-कभी शैशवा- 
वस्था, में ही उतकी सगाई कर दी जाती है। बच्चोंकों जो पोशाक पहनाई जाती 
है और उन्हें जो भोजन खिलाया जाता है वह भी वासनाकों उकसानवाला होता 
है। हम बच्चोंकों उनके लिए नहीं बल्कि अपने आनन्द और मिथ्याभिमानके लिए गुड़े- 
गूड़ियोंकी तरह सजाते हें। मेंने बीसों बच्चोंका छालन-पालन किया है। उन्हें जो-कुछ 
पहनाया जाता था उसे वे बिना किसी झंझटके पहन छेतें थे और उसीमें आनन्द 
मानते थे। हम उन्हें हर प्रकारके गम और उद्दीपक भोजन खानेको देते हें। उनके 
प्रति अपने मोहके कारण अन्धे होकर हम उनकी क्षमताकी ओर ध्यान ही नहीं 
देते। इसका परिणाम यह होता है कि वे जल्दी ही बयको प्राप्त हो जाते हे, 
असमयमें सन्‍्तान पैदा करते हें और जल्‍दी ही मृत्युको प्राप्त हो जाते है। माता-पिता 


१८-२४ 


३७० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उनके लिए पदार्थ-पाठ बने रहते हे और वे उसे आसानीसे ग्रहण कर लेते हें। ये 
लोग अपनी वासनाओंकी अन्धाधुन्ध तुष्टिमें लगे रहकर अपने बच्चोंके सामने निर्बाध 
स्वैरताका उदाहरण पेज करते हैं। इस तरह असमय पैदा होनेवाल़े प्रत्येक बच्चेके 
जन्मपर परिवारमें आनन्द मनाया जाता है और दावत होती है। आइ्चये तो यह 
है कि अपने इस परिवेशके बावजूद हममें जो थोड़ा-बहुत संयम है वह कंसे है! मुझे 
इस बारेमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि विवाहित लोगोंको चाहिए कि अगर वे देशका 
हित चाहते है तथा भारतकों सशक्त, सुन्दर और सुडौल स्वी-पुरुषोंसे युक्‍त राष्ट्रके 
रूपमें देखना चाहते हें तो उन्हें कुछ समयके लिए पूर्ण इन्द्रिय-निग्नरहका पालन करके 
सन्‍्तानोत्पत्ति बन्द कर देनी चाहिए। में नव-दम्पतियोंकों भी यही सलाह दूंगा। किसी 
चीजको करनेके बाद छोड़नेकी अपेक्षा उसे शुरू ही न करना अधिक आसान है; ठीक 
बसे ही जैसे पियक्‍कड़ अथवा यदा-कदा शराब पीनेवाल़े व्यक्तिकी अपेक्षा अत्यन्त शुद्ध 
जीवन व्यतीत करनवाल़े व्यक्तिके लिए शराबसे दूर रहना अधिक आसान होता है। 
गिरकर उठनेसे, सीधे खड़ रहना निश्चय ही ज्यादा आसान है। यह कहना गलत 
है कि संयमकी शिक्षा तिरापद होकर तो परितुष्टोंको ही दी जा सकती है। इसके 
अलावा जो व्यक्ति भोग करके बिल्कुल अशक्त बन चुका है उसे संयमका पाठ पढ़ानका 
कोई अथथ भी नहीं हो सकता। मेरा कहना यह है कि हम चाहे युवा हों अथवा 
वृद्ध, तृप्त हों चाहे अतृप्त फिलहाल हमारा कत्तेंव्य यह है कि हम अपनी गुलामीके 
उत्तराधिकारियोंकों जन्म न दें। 

में माता-पितासे कहना चाहूँगा कि वे पति-पत्नीके अधिकार के तकं-जालमें 
न पड़े। यह एक स्पष्ट सत्य है कि स्वीकृतिकी आवश्यकता विषय-भोगके लिए होती 
है, संयमके लिए नहीं। 

आज, जब हम एक शक्तिशाली सरकारके मृत्यु-पाशसे छटकारा पानकी कोशिश 
कर. रहे हैं, हमें शारीरिक, आ्िक, नेतिक, भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकारकी 
शक्तिकी आवश्यकता होगी। यह शक्ति हममें तबतक नहीं आ सकती जबतक हम 
एक निद्िचत ध्येय अपने मनमें प्रतिष्ठित न कर लें और उसे सब वस्तुओंसे ऊपर न 
मानें। इस तरहके व्यक्तिगत शुद्ध जीवनके बिना हमारा देश सदा गुलाम बना रहेगा। 
यदि हम यह सोचें कि वर्तमान शासन-व्यवस्था भ्रष्ट है इसलिए जातिगत गृणोंमें भी 
अंग्रेज हमसे हीन हैं तो यह हमारा भ्रम ही होगा। वे लोग बुनियादी अच्छाइयोंको 
आध्यात्मिकताका कोई बाना पहनाये बिना कमसे-कम शारीरिक रूपसे उनपर प्रचुर 
मात्रामें आचरण करते है। अपन देशकी राजनीतिमें व्यस्त अंग्रेजोंमें, हमारे यहाँसे कहीं 
अधिक अविवाहित स्त्री-पुरुष हें। हममें भिक्षुणियोंकों छोड़कर अविवाहित स्त्रियाँ 
तो लगभग नहींके बराबर हैँ और ये भिक्षुणियाँ देशके राजनीतिक जीवनको किसी 
भी हूपमें प्रभावित तहीं करतीं। छेकिन यूरोपमें हजारों स्त्री-पुरुष ब्रह्मचयंकों एक 
साधारण गृण मानते हैं। 

अब में पाठकोंक सामने कुछ सरल नियम रख रहा हेँ। इनका आधार केवल 
मेरा ही अनुभव नहीं है, मेरे अनेक सहयोगियोंका भी ऐसा ही अनुभव है। 


भाषण : असहयोगपर ३७१ 


१. लड़के और लड़कियोंका छालन-पालन इस' विश्वासके साथ सीध-सादे ढंगसे 
होना चाहिए कि वे निर्दोष हें तथा निर्दोष रह सकते हें। 

२. चटपटे, स्निग्घ, तले हुए, मिठाई आदि व्यंजनों और गर्म तथा उद्दीपक 
भोजनसे परहेज रखना चाहिए। 

३. पति और पत्नीकों अलग-अलग कमरोंमें रहना चाहिए और एकान्‍न्तमें नहीं 
मिलना चाहिए। 

४. मन व शरीर, दोनोंको निरन्तर किसी सत्कायंमं निरत रखना चाहिए। 

५. जल्‍दी सोना, जल्दी उठना' इस नियमका दृढ़तासे पान किया जाना 
चाहिए। 

६. हर प्रकारके असद्‌ साहित्यसे दर रहना चाहिए। अच्छे विचारोंसे बुरे 
विचारोंका नाश होता है। 

७. वासनाओंकों भड़कानेवाले थियेटर, सिनेमा आदिका बिल्कुल त्याग कर देता 
चाहिए। 

८. नैश स्वप्नोंसे चितित होनेकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे मामलोंमें मामूली 
स्वस्थ व्यक्तिके लिए प्रतिदिन ठंडे पानीसे स्नात करना बहुत अच्छा है। यह कहना 
गलत है कि यदा-कदा विषय-भोग कर लेनेसे बुरे: स्वप्नोंसे बचा जा सकता है। 

९. यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि पति-पत्नीके लिए संयमका पालन 
करना लगभग असम्भव ही होता है। इसके विपरीत समझना यह चाहिए कि आत्म- 
संयम साधारण और सहज जीवन व्यतीत करनेका एक साधन है। 

१०. आत्मशुद्धिके लिए प्रतिदिन अन्तमंनसे प्रार्थवा करें। इससे मन उत्तरोत्तर 
शुद्ध होता चला जाता है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १३-१०-१९२० 


१९६. भाषण : असहयोगपर!' 


१४ अक्तूबर, १९२० 


श्री गांधीने कहा कि यूरोपकी सबसे बड़ी ताकतसे हमारी यह लड़ाई चल रही 
है। ऐसी लड़ाईमें अगर हम विजय चाहते हें तो हमें उसकी आवश्यक शर्तें समझ 
लेनी चाहिए। इनमें से एक दाते है--संगठनकी क्षमता । अंग्रेजों-जेसी संगठनकी 
क्षमताके बिना हम अपना कामकाज चला भो नहीं सकते। अपने एक पुराने अनुभवकी 
चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार मुझे दस हजार आदमियोंकी एक सेनिक 
टुकड़ीके साथ सुबहके पहले पहरमें चलनका मौका आया था। सारे सेनिक पूर्ण अनु- 
शासनका पालन कर रहे थे। लेकिन वह सेनिक ताकतसे जीती जानेवाली लड़ाई 


१. परेड मेदान, कानपुरमें आयोजित समभामें । 


३७२ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


थी। हम इस लड़ाईमें असहयोगके हथियारका उपयोग करके जीतना चाहते हैं। यहाँ 
अनुशासनकी और भी अधिक आवश्यकता है। दूसरी शर्तें है -- हिन्दू-मुस्लिम एकता। 
यह एकता जबानी जमा-ख्चेकी नहीं बल्कि हृदयोंकी एकता होनी चाहिए । हिन्दुओं 
और मुसलमानोंकी समझमें ज्यों ही यह बात जा जायेगी कि उनके सहयोगके बिना 
ब्रिटिश शासन असम्भव है, और ज्यों ही वे उन्हें अपना सहयोग देना बन्द कर देंगे, 
त्यों ही विजय हमारे हाथमें होगी। वे अपती शक्तिका परिचय खून-खराबी या आग- 
जनीके कामोंके द्वारा नहीं करा सकते। अपनी दशक्तिका परिचय तो वे आत्मोत्सर्ग और 
समर्पणके कार्यों द्वारा ही दे सकते हें। वक्‍ताने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास हैं कि बलि- 
दान हीं सचाईकी सच्ची कसौटी है और सचाई तबतक विजयी नहीं होती जबतक 
उसके पीछे बलिदानकी सच्ची भावना ने हो। अपने भाषणों वकतानें लोगोंसे मासिक 
अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चोंको सरकारी स्कलोंसे निकाल लें, अदालतों 
और कॉसिलोंके चुनावोंका बहिष्कार करें तथा विलछासिताका जीवन छोड़कर स्ववेशीको 
अपनायें । 

[ अंग्रेजीसे 

लीडर, २१-१०-१९२० 


१९७. भेंद: लखनऊमें समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंको 


१५ अक्तूबर, १९२० 
सर्वश्षी गांधो, मुहम्मर अली और शौकत अली बम्बई मेलसे आज सवेरे यहाँ 
पहुँचे। . . - एक पत्र-प्रतिनिधि द्वारा यह पूछे जानपर कि वे सुधारोंका समर्थत करने- 
वालोंका नेतृत्व तथा सरकारके साथ सहयोग क्‍यों नहीं करते, श्री गांधीने उत्तर दिया: 
वह मेरे लिए बहुत भयंकर बात होगी। में तो इस जनसमूहका ही नेतृत्व करना 
पसन्द करूँगा। मेने पिछले तीस' वर्षोसे छगातार सरका रसे सहयोग करनेका प्रयत्न किया 
है, लेकिन अब में ऐसा नहीं कर सकता। यह सरकार दुष्ट है और शैतानीसे भर- 
पूर है, जिसने अपना वचन तोड़ा है। अगर मुझे लॉयड जॉजेसे बात करनेका अवसर 
मिक्छे तो में उनके मुँहपर यह बात कहें। 
यह पूछे जानपर कि वे अंग्रेजी भाषा तथा डाक व तारका क्‍यों प्रयोग करते 
हैं, श्री गांधीन कहा कि वे अंग्रेजी भाषाका प्रयोग इसलिए करते हें कि हिन्दीसें उनके 
अभिप्रायकों नहीं समझा जायेगा। डाक और तारके सम्बन्धर्म जिक्र करते हुए उन्होंने 
फहा कि वे सरकारी विभागोंकों अपनी निजी सम्पत्ति मानते हें; अगर सरकार उनसे 
ये दोनों सुविधाएँ छीन ले तो उन्हें प्रसस्नता ही होगी। 
[ अंग्रजीसे | 
हिन्दू, १६-९१ ०-१९२० 


१९८. भाषण : रूखनऊसे 


१५ अक्तूबर, १९२० 


हमें तो बड़ी राष्ट्रीय सेवा बनानी है। जबरदस्त अनुशासनके बिना बसी सेना 
नहीं बता सकेगे। 
४ २८ ८ 
ब्रिटिश हुकूमत इस समय श्ञतानकी प्रतिमूति है। और जो खुदाके बन्दे हें, 
वे देतानियतके साथ मुहब्बत नहीं रख सकते। 
हे जे हर 
तुमने तलवार न उठानेकी प्रतिज्ञा ली है, तो इस तरह छिटपुट ह॒त्याओंका होना 
अनुणासनका गम्भीर उल्लंघन सूचित करता है। में नहीं मानता कि इस्लाम पमममें 
भी ऐसे अनुशासन-भंगकी इजाजत है। जबतक मुसलमान हिसारहित असहयोगसे 
बेंत्रें हुए दे, तबतक उन्हें यह विचारतक नहीं आना चाहिए कि तलवार उठानेसे 
अच्छा काम होगा। इस हुकूमतने बुराई की है, परन्तु बेगुनाह्‌ आदम्ियोंकों मारकर 
तो हम सरकारकी दमन और आतंककी नीतिको ही प्रोत्साहन देंगे। इस्काममें तल- 
वारके उपयोगकी इजाजत जरूर है परन्तु मेरा विश्वास है कि इस प्रकार सिर 
उड़ानंकी बात तो इस्लाममें भी नहीं होगी और में मानता हूँ कि उलेमा भी मेरे 
खबालकी ताईद करेंगे। आप (यानी मुसलमान) जिस दिन हिसारहित असहयोगका 
सिद्धान्त छोड़कर तलवार उठानेका निश्चय करें, उस दिन अवश्य ही प्रत्येक यूरोपीय 
स्‍त्री, पुरुष और वच्चेको चेतावनी दे सकते हे कि उनकी जिन्दगी जोखिममें है। 
परन्तु में ऐसी आशा रखूँगा कि आपको ऐसा निश्चय करनेकी नौबत नहीं आयेगी। 
हि हर २५ 
जफरुल्मुल्क तो अत्यन्त प्रामाणिक और निडर आदमी हें, इसलिए उन्हें तो जेल 
जाकर ही शान्ति मिलनवाली है। वे किस लिए जेलूमें हें? उन्होंने एक भाषणमें 
कहा था कि यह हुकूमत मिट्टीमें मिलेगी इसलिए सरकारकी रंगरूटीमें जाता 
दोजखका रास्ता अपनाना है। 
मर ५ 
इस हुकूमतने इतने घोर अत्याचार किये हे कि यह खुदा और हिन्दुस्तानके आगे 
तोबा न करे, तो जरूर मिट्टीमें मिल जायेगी। में तो यहाँतक कहूँगा कि जबतक वह 
तोबा न करें, तबतक उसे मिटाना हर भारतीयका कत्तेव्य है। सरकारकी रंगरूटीमें 
जाता नरकमें जानेके समान है -- यह कहना यदि अपराध हो तो अवश्य ही यह 
अपराध करके पवित्र बनना प्रत्येक व्यक्तिका फर्ज है। 
पं २ ८ 


१, महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे संकलित । 


३७४ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हम ऐसी [ मौ० जफरुल्मुल्कका मुकदमा सावंजनिक रूपमें चलानेकी] माँग 
कर ही नहीं सकते। ऐसी माँग करना यह बताता है कि जेलमें जानेकी हमारी 
नीयत नहीं है। समझमें नहीं आता कि हम ऐसा क्‍यों करते हें। खुद जफरुल्मुल्कके 
लिए जेल महलके समान है। हमें तो ऐसा काम करना चाहिए, जिससे सरकार त्राहि- 
व्राहि पुकारे और हमारा माँगा हुआ दे दे अथवा हमें समुद्रमें डाल दे। गुलामी में 
रहनये समुद्रमें डबना बेहतर है। 
में सरकारकी तुलना डाकूसे करता रहा हूं। कोई डाकू हमारी जायदाद 
लूट ले जाये और बादमें हमें आधी वापस देना चाहे तो क्या हम उसे ले सकते हैं ? 
परन्तु यह सरकार तो डाकसे भी बुरी है। सरकारने हमारा सब छीन लिया है। 
इतना ही नहीं, वह तो हमारी आत्मापर भी अधिकार करना चाहती है। सरकार 
हमें गुलाम बताना चाहती है। तो हमें उससे इतना-भर कह देना है कि जबतक 
हमारा वित्तमात्र ही नहीं, बल्कि हमारी इज्जत, हमारी आजादी वापस नही मिलती, 
तबतक तुमसे मुहब्बत रखता हराम है। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३१-१०-१९२० 


१९९, “ मेरे अनुयायी 


यह पत्र' विधान परिषद्का चुनाव लड़नेवाले एक उम्मीदवारकों मिला है। उसने 
इस पत्रकी हब॒ह नकल मुझे भेजी है। छेखककी भाषा दोषपूर्ण है। या तो लेखकने 
स्वयं जान-बुझकर ऐसा लिखा हैं अन्यथा उसे बहुत सरलू व्यक्ति होना चाहिए। 
उसने अपना नाम नहीं दिय्रा। ऐसे पत्र लिखनवाले व्यक्तियोंमें अपना नाम देनेकी 
हिम्मत नहीं होती। 

गूजरातमें जबतक ऐसे लोग पड़े हें तबतक हमें लज्जित होते रहना पड़ेगा। 
अपने आपको बोलशेविक उपनाम देकर वे 'बोलशेविज्म” को बदनाम करते हें। 
बोलशेविज्मकों में जिस रूपमें पहचान सका हूँ उसके उस रूपपर मुझे कोई मोह 
नहीं है। लेकिन बोलशंविक नामदें तो कतई नहीं होते। उपयुक्त पत्र नामदेंगीका 
सूचक है। जो उम्मीदवार अच्छी नीयतसे विधान परिषदर्मं जाना चाहता है; उसके 
प्रति द्वेघष किस लिए ? उसका क्‍या अपराध है? यदि हम लोगोंके दिलोंपर प्रतिबन्ध 
लगाना चाहेंगे तो ऐसा करके हम बिलकुल वही करेंगे जो सरकार करती है अर्थात्‌ 
हम भी सरकारकी तरह ही अमानवीय कृत्य करनेवाले कहलायेंगे। 

विधान परिषद्में जानेवाले उम्मीदवारकों हमें तकंसे हराकर, लोकमतकी प्रब- 
छताकों जताकर तथा प्रेमपू्वक समझा-बुझाकर विधान परिषद्र्में जानेसे रोकना 
चाहिए। जोर-जब रदस्तीसे रोकंगे तो उससे हमें कोई छाभ वहीं होगा, ऐसा मेरा 
दुढ़ विश्वास हैं। इससे तो नृकसान ही होगा। 


१. उक्त पत्र बहाँ उद्धृत नहीं किया गधा । झसमें उम्मीदवारकों अपना नाम वापस न छेनेकी 
दाल्तमें मोौतकी घमकी दी गई थी । 


८ परे अनुयायी ” ३७५ 


उपर्युक्त पत्र-लेखक अहमदाबाद और वीरमगाँवमें हुई ह॒त्याओंकी' याद दिलाता है। 
हजारों व्यक्तियोंने मिलकर एक गोरेकी हत्या की। एक भारतीय अमलदारकों मारकर 
उसकी लाशकों जला डाला; इसमें क्‍या मर्दानगी थी? श्रवीर इस तरह नहीं लड़ते। 
आजतक मारनेवाले लोग पकड़े नहीं जा सके हें। इस तरह गुप्त रूपसे मारकर भाग 
जाना तो हत्यारेकी तरह व्यवहार करना है। इसमें न तो मर्दानगी है, न हिम्मत है, 
न देशभक्ति, न आत्म-त्याग अथवा न कोई अनुकरण करन योग्य दृष्टान्त ही है। ऐसे अघोर 
कृत्य करनवाले व्यक्ति देशका नृकसान ही करते हे। जबतक ऐसे व्यक्ति गुजरातमें हें 
तबतक असहयोग आन्दोलन पूरे वेगसे नहीं चल सकता। चलाना चाहें तो भी नहीं चल 
सकता। जिस तरह अन्धकार प्रकाशकों घेर लेता हैं उसी तरह उपर्यकत आदर्श भी, 
नि:सन्देह, स्वार्थ-त्यागमय असहकारकी गतिको अवरुद्ध करते हे, असहकारकी तालीम्में 
बाधा उपस्थित करते हें। असहकार आन्दोलनकर्त्ताओंका यह कत्तंव्य है कि वे बोलशे- 
विज्मके विचारखाले व्यक्तियोंको प्रेमसे रोकें, तकेसे समझाएँ और उन्हें पुरुपत्वहीनतासे 
विरत करें। 

जिस सज्जनको उपर्युक्त पत्र मिला है वे मुझे लिखते हे: “मेरा विचार है कि 
इस पत्रकों पढ़कर आपका मन दुःखी हुए बिता ने रहेगा। आप शान्त और बिना 
जोर-जबरदस्तीके असहकारकी सलाह देते हे और प्रत्येककी हृदगत भावनाओं और 
मान्यताओंको सम्मान देनेकी बात करते हें; तथापि आपके अनुयायी बलात्कार किये 
जानेका भय बताकर किस हृदतक जनताकों असहयोग अपनानेके लिए विवश करते हे, 
यह आपको इस पत्रसे मालम होगा और फिर यह तो अभी शुरुआत ही है। असहकार- 
के परिणामस्वरूप होनवाले बल-प्रयोगसे अनर्थे होगा, जिन लोगोंकी ऐसी मान्यता है 
अगर वे उमसे दूर ही रहना चाहे तो इसमें अचरजकी कोई बात नहीं। ” लेखकका पत्र 
इससे लम्बा है, मेंने तो केवल आवदइयक वाक्यांशोंकों ही उद्धत किया है। “बोलशे- 
विज्म ' में विश्वास रखनेवाले लोगोंकों मेरा अनुयायी मानकर लेखकलने मेरे प्रति अन्याय 
किया है। यदि सिर्फ मेरे साथ ही' अन्याय किया होता तो में वाद-विवादमें न उल- 
झता, लेकिन यह कहकर तो लेखकन असहयोगके साथ अन्याय किया है। में तो किसीको 
भी अपता अनुयायी नहीं मानता। मेरे विचार जिस व्यक्तिको पसन्द आते हें वह व्यक्ति 
मेरे उन विचारोंका अनुयायी है [न कि मेरा अपना | मेरे विचारोके विरुद्ध आचरण 
करनेवाले व्यक्ति न तो मेरे अनुयायी हें और न मेरे विचारोंके। 

जुसे किसी व्यक्तिको किसी अच्छी प्रवृत्तिके अ्थंका अनर्थे करनसे नहीं रोका 
जा सकता उसी तरह असहकार-जैसी आवश्यक प्रवृत्तिको दुरुषयोगके भयसे नहीं 
रोका जा सकता। अनेक व्यक्ति गीता” के अर्थका अनर्थ करते हे लेकिन इससे 
जनता गीता की निन्‍दा नहीं करती और न ही गीता” को पढ़ना छोड़ देती 
है। ईसाई धमंकी दुह्ई देकर अपने आपको ईसाई कहलानेवाले लोग लूट-पाट करते 
हैँ तो इसमें न तो उनके धम्ंका कोई दोष है और न उस धममेके प्रवत्तकका ही। 


१, १९१९ में । 


३७६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सरकारके दोप-दर्शन करानेसे जनताके मनमें उसके प्रति द्वेषभाव बढ़ेगा, इस 
भयसे दोपको छित्राया नहीं जा सकता। तिर्दोषके प्रति हेषभाव न रखता -- अद्वेष- 
गुगका परिचायक नहीं है, दोपीसे भी द्वेष न करें उसीमें अद्वेषगुणकी शोभा है। यही 
कारण है कि में ब्रिटिश साम्राज्यके बड़े-बड़े दोषोंकों बताते हुए भी उनके प्रति उत्पन्न 
होनेवाले द्वषभाव, हिसाकों रोककर उनके साथ असहयोग करके उनका हृदय- 
परिवर्तत करवाने अथवा उनसे हिन्दुस्तानकों खाली करवानेके राजमार्गकी ओर इंगित 
कर रहा हूँ। 

इससे कुछ समयके लिए छोगोंके दिलोंमें द्ेष बढ़ेगा, “बोलशेविक -जैसे पागल 
व्यक्तियोंका उपद्रव भी होगा और में इनकों रोकनेका प्रयत्न भी करूँगा; लेकिन 
ब्रिटिश साम्राज्य बपने वर्तमान स्वरूपमें हमेशा बना रहे यह बात मुझे सहन नहीं है। 
इसकी अपेक्षा तो में उपर्युक्त उपद्रवोंको ही अधिक पसन्द करूँगा। अंग्रेजोंन जिस बोल- 
धेविज्मकी प्रतिष्ठा कर रखी है उसकी अपेक्षा इस तरहके वोलशेविज्मको दूर करना 
अधिक सहल है, ऐसी मेरी मान्यता है। यदि जनमत बोलशेविक -जेसे मूर्खेसे असहयोग 
करे तो यह पागरूपन एक ही फूँकर्में ताशके पत्तसि बने महरूके समान ढह जायेगा। 

लेखकने अपने पत्रमें गुस्सेसे भरे हुए कुछ-एक वाक्य भी लिखे हें, में उनसे क्रोधका 
त्याग करनका अनुरोध करता हूँ। विधान परिषदुर्में जानेकी बातकों यदि वे धर्म समझते 
है तो भले ही जायें, लेकिन यदि वे “बोलशेविक ” के पत्रसे आवेशमें आकर विधान 
परिषदुर्मे जाते हें तो यह भी एक प्रकारका बोलशेविज्म ही माना जायेगा। कोधवश 
क्या देशके हितकों नुकसान पहुँचाना ठीक होगा? 

लोकमतके विरुद्ध विधान परिषदोंम जाना अभी तो उचित नहीं जान पड़ता। 
जिन मतदाताओंके मतके बलप'र उम्मीदवार विधान परिषदोंमें जाते हें, वे उन्हीं 
मतदाताओंके' मना करनपर भी यदि जानका आग्रह करें तो इस आग्रहकों हम कौन-सा 
विद्येषण देंगे ? 

हमारे पास एक ही राजमार्ग है। एसे व्यक्ति जो विधान परिषदोंको स्वतन्त्रताका 
द्वार मानते हें और मेरे-जैसे व्यक्ति जो विधान परिषदोंको हिन्दुस्तानके लिए मृत्युपाश 
समझते है -- दोनों ही मतदाताओंको अत्यन्त धेयंपू्वक इनके गृुणदोप समझायें और फिर 
उनके अर्थात्‌ मतदाताओंके कथनानूसार आचरण करें। [ समझानंके बावजूद | अगर मत्‌- 
दाता किसीको विधान परिषदोंमें भेजता चाहते हों तो मेरे-जेसे लोग उन्हें रोकेंगे नहीं 
और यदि मतदाता उम्मीदवारोंके सम्मुख विधान परिषदोंमें जानकी बातपर स्पप्ट रूपसे 
विरोध करते हैं तो विधान परिषदोंमें न जाना उम्मीदवारोंका धर्म हैं। यदि विधान 
परिषदोंका विरोध करनेवाले व्यक्ति जोर-जबरदस्ती करेंगे तो वह पाप होगा और 
यदि उम्मीदवार जबरदस्ती विधान परिषदोंमें जायेंगे, तो वह भी महापाप होगा। 
इसमें उम्मीदवारोंके लिए कोई धर्म-संकट नहीं क्योंकि उनका धर्म ही यह हैं कि 
उनके क्षेत्रके मतदाताओंकी इच्छा होनपर ही वे विधान परिषदोंमें जायें। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १७--१०-१९२० 


२००. भाषण : बरेलीमें' 


१७ अवतूबर, १९२० 


चूँकि आप लोग अब इतने निडर हो गये हें अतः में आपसे यही आशा करूँगा कि 
आप ऐसे ही बने रहें। अमृतसरमें नगरपालिकासे सरकारने बहुत नीच कृत्य कर- 
वाये हेँ; यहाँतक कि लोगोंकों जल देना बन्द करवा दिया है। इससे घोर कृत्य और 
क्या हो सकता है? चाहे आपपर कितने ही अत्याचार क्‍यों न किये जायें, आप अपनी 
स्वतन्त्रताकों बनाये रखनका प्रयत्न करें, दबावमें त आयें; अमृतसरकी नगरपालिका- 
जैसा व्यवहार न करें। दूसरी बात में यह कहता हूँ कि अगर आप में शक्ति हो तो आप 
अपने स्कूलोंकी स्व॒तन्त्रताको बनाये रखें। अगर आप सरकारकी ओरसे मिलनेवाला 
'अनुदान [लेना ] बन्द कर दें तो आपके स्कूल स्वतन्त्र हो जायेंगे। मेरी कामना 
हैं कि इन दोनों बातोंपर आप खूब विचार करें। 

[ गुजरातीसे | 


तवजीवन, ३१-१०-१९२० 


२०१. भाषण : अमृतसरमें 


१८ अक्तूबर, १९२० 

श्री गांधीन अल्लाहु-हो-अकबर और सत श्री अकालके नारोंके बीच हिन्दीमें 
अपना भाषण ' प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा इंग्लेंडसें आजकल जो घटनाएँ घट रही 
हैं श्री मुहम्मद अलीत हमें उनके बारेमें बताया है। वहाँ इस विषयपर विचार किया 
जा रहा है कि किस तरह उन सभी देशोंको जिनसे होकर भारतमें पहुँचा जा सकता 
है, वशमें किया जाय अर्थात्‌ यदि सरकार फारस और ईरानपर अपना आधिपत्य 
स्थापित करना चाहती है तो वह भारतकी गुलामीकों स्थायी बनानके विचारसे किया 
जा रहा है। कोई भी व्यक्ति एक साथ दो मालिकोंकी सेवा नहीं कर सकता; यदि 
भारतीय अंग्रेजोंकोी अपने स्वामीके रूपमें स्वीकार करते हें तो उसका अर्थ यह होगा 
कि वे अपने उस सर्वोपरि स्वामीको भूल गये हें जिसके प्रति उन्होंने जन्मसे ही निष्ठा- 
की शपथ ली है। आपके सासने अब एक ही विकल्प है, या तो आप अपने भगवानकों 
छोड़ दें या फिर सरकारका त्याग करें । स्वराज्य प्राप्त करनके दो ही रास्ते हें, 


१. बरेली नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दनके उत्तरमें । 
२, महादेव देसाईके बात्रा-विवरणसे संकल्ति । 
३. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है । 


३७८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तलवारका अथवा असहयोगका | हिन्दू और मुसलमान दूसरे रास्ते अर्थात्‌ असहयोगको 
अपना चुके हैं। हालाँकि कुछ लोग तलवार द्वारा स्वराज्य-प्राप्तिमें विश्वास रखते 
हैँ लेकिन मुझे उस बातपर विश्वास नहीं है। आगजनी और ह॒त्याओंसे भारतकों 
स्वतस्त्र नहीं किया जा सकता। स्वराज्य-प्राप्तिकी दो अनिवार्य शर्तें हें, पुर्णं एकता 
और बलिदात । बलिदान तभी सम्भव होगा जब लोग सरकारसे असहयोग करनेका 
निदचय करेंगे। यदि हमने असहयोग किया तो हम एक वर्षके भीतर-भीतर स्वराज्य 
प्राप्त कर सकेंगे। हममें अनुशासनका अभाव है; इसका विकास किया जाना चाहिए। 
जबतक हाहरों और गाँवोंमे|ं अनुशासन नहीं, तबतक स्वाधीनता असम्भव है। 
हममें | परस्पर | ऐक्य और विश्वास होना चाहिए । हमें याद रखना चाहिए कि 
भय और गुलामी तो एक साथ रह सकते हें लेकिन भय तथा प्रेम नहीं। ईइवर हमसे 
शुद्ध बलिदान चाहता है । हमें शुद्ध होना चाहिए। हमें सरकारी अदालतों, स्कूलों, 
सरकारी नौकरियों, विधान परिषदों तथा उपाधियोंका त्याग करना चाहिए और हाथका 
कता-बना खहुर पहनना चाहिए । में यहाँके वकीलोंसे पुछना चाहँगा कि आप अब 
किस मुँहसे उन अदालतोंमें जाकर वकालतका घन्धा करते हैं जिन्होंने माशेल लॉके 
दिनोंमें आप लोगोंकों इतना अपमानित और लज्जित किया है। जबतक वे अपनी 
वकालत नहों छोड़ देते तबतक भारतकी मुक्ति उनका हाथ होना असम्भव है। 
क्या हम अपने बच्चोंकों उन्‍्हों स्कूलोंमें भेज सकते हूँ, जहाँ उन्हें सजाके तौरपर दिन- 
भरमें सोलह सील पेदल चलनपर विवश किया गया था ? स्वाधीनताका पहला पाठ 
यह है कि हम अपन बच्चोंको बतायें कि यद्यपि हम गुलाम हें लेकिन हम यह नहीं 
चाहते हे कि तुम भी गुलाम बने रहो । ये भवन, अध्यापक और सारी सम्पत्ति 
हमारी है। हमें सरकारी अनुदान तथा मान्यताकों स्वीकार नहीं करना चाहिए। 
यह नई पीढ़ीके लिय गुलामीकों श्रृंखहाओंकों तोड़ देनेकी दिज्ञामें पहला पाठ होगा। 
अमतहरत्र। झिब्योन विधान परिषदोंका त्याग करके एक अच्छा कास किया है। ये विधान 
परिषवें और कुछ न होकर हमारी स्वतन्त्रताका अपहरण करनका साधन-मात्र हें। 
हम भारत रक्षा अधिनियम और रौलठ अधिनियम-जेसे कानूनोंकों रद कर सकते 
हैं। और फिर भरतोमें जो अन्याय बरता गया है उससे आप सब लोग परिचित 
हैं। पंजाबन उस निइचयसे कितना कष्ठ उठाया है। क्‍या हम अब भो रंगरूटोंके 
भरती होनेमें सहयोग दे सकते हें? 

क्या आप अरब आदि देश्ञोंकी स्वतन्त्रताकों नहीं बनाये रखना चाहते ? आपको 
राष्ट्रीय सेना बनानी चाहिए और लोगोंको सरकारी सेनामें भरती न होनेकी सलाह 
देनी चाहिए। 

यह कहा जाता है कि यदि लोग सेनामें भरती न होंगे तो वे लुटेरे और डाक्‌ 
बन जायेंगे। में आपसे पूछना चाहेँगा कि क्‍या आप तलवार छोड़कर हलको हाथमें 
नहीं थाम सकते ? पंजाब भारतकी पराधीनताका [ सबसे बड़ा | कारण है क्योंकि वहाँसे 


अमृतसरमें खालसा कालेजके विद्याथियोंस बातचीत ३२७९ 


बहुत अधिक लोग सेनामें जाते रहे हें। पंजाबके भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़े गवंसे 
कहा करते थे कि भारतके अन्य सब प्रान्तोंने कुछ मिलाकर जितने रंगरूद दिये उतने 
अकेले पंजाबने दिये हें। अब भी आप लोग अगर सेनामें भरती होना बन्द नहीं 
करेंगे तो भारतका स्वाधोन होना असम्भव है। आपको स्वदेशी अपनाना चाहिए। 
सहिलाओंको चरखा चलाना चाहिए। आपको यह समझ लेना चाहिए कि अकेले कपड़ेके 
कारण ही प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया विदेशोंकों चला जाता है। अगर आप यह-सब नहीं 
कर सकते तो हम गुलासीके बन्धनसे मुक्ति नहीं पा सकते। 

| अंग्रजीसे | 

द्विब्यून, २०-१०-१९२० 


२०२: अमृतसरमें खालसा कालेजके विद्यारथियोंसे बातचीत ' 


१८ अक्तूबर, १९२० 


मेरे भाई मुहम्मद अलीने 'च्वाइस ऑफ टकक्‍से ” नामक लेख लिखा था, जो जब्त 

हो गया। में तुमसे आज कहता हूँ कि आज “ च्वाइस ऑफ दि बिलीवर्स आफ्‌ इन्डिया' ” 
भारतके धर्मनिष्ठ लोगोंके लिए यह निर्णय करनेका समय आ गया है कि वे क्‍या 
पसन्द करें। सिख विद्यार्थियोंसे में यह पूछने आया हूं कि तुम हुकूमतके वफादार रहना 
चाहते हो या गुरु नानकके ? जिन अरबोंन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और जो एक 
बड़ी स्वतन्त्र जाति है, उसे अधीन बनानके लिए तुम्हारे सजातियोंकों भेजा जाता है। 
सरकार तुम्हारे ऐरणकी चोरी करके सुईका दान कर रही है। सरदार गौहरासहपर जो 
सितम गुजरा, उसके बाद कोई सिख सरकारके पक्षमें तलवार उठा ही कैसे सकता 
है? जलियाँवालामें बॉसवर्थ स्मिथने जो अत्याचार किये, उनके बाद इस सरकारसे प्रेम 
केसे रखा जा सकता है? पंजाबके लिए जितना दुःख मुझे हुआ है, उतना आपको 
होता हो, तो खालसा काल़ेजकी ग्रान्ट छुड़वाकर, म्युनिसिपलिटीसे उसका सम्बन्ध 
तुड़्वांकर तुम उसे सचमुच खालसा [ विशुद्ध | बना सकते हो। ऐसा न हो सके, तो 
उसे छोड़कर तुम स्वयं खालसा बन सकते हो। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, ३१-१०-१९२० 


१, महादेव देसाईके यात्रा-विंवरणसे संकलित । 
२. मूलमें अंग्रेजी शब्द ही हैं। 


२०३. भाषण : लाहोरमें असहयोगपर' 


१९ अक्तूबर, १९२० 
महात्मा गांधीने भाषण आरम्भ करते हुए कहा कि मुझे जफर अलीके जेल 
भेजे जानसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है, क्योंकि मेरे खयालसे वे जेल जाकर दरअसल 
स्वतन्त्र हो गय हैं। जो लोग जनता और सरकारके प्रति अपने कत्तंव्यका पालन 
करते हेँ उनके लिए जेल ही एकमात्र स्थान है। मंच जफर अलीके विरुद्ध लगाये 
गये आरोप | आपको | पढ़कर सुनायें। जफर अलीन कहा था कि यदि सरकार 
खिलाफतके सम्बन्धर्में हमें स्याय प्रदान नहीं करती तो वहु नष्द हो जायेगी और उन्होंने 
सभामें उपस्थित छोगोंसे इस बातकों दोहरानकों कहा था। जफर अलीके विरुद्ध मुख्य 
आरोप यही था। में इससे भी आगे बढ़कर उपस्थित लोगोंसे न केवल इस बातको 
दोहरानके लिए कहूँगा कि अगर सरकार खिलाफतके प्रइनपर न्याय प्रदान नहीं करेगी 
तो वह नष्ट हो जायंगी बल्कि यह दोहरानंकों भी कहूँगा कि ऐसी सरकारको नष्ट 
करना हम अपना कत्तेव्य समझेंगे। (सभासें उपस्थित लोगोंन इसे दोहराया।) जफर 
अलीको मुक्त करवानका [सबसे अच्छा | उपाय यह है कि हमें जनताके प्रति पूरी 
ईमानदारीके साथ अपने कत्तंव्यका पालन करना चाहिए तथा असहयोगके प्रचारकों 
गति प्रदान करनी चाहिए। तब फिर सरकार हमारे नताओंमें से किसीको भी जेल नहीं 
भेज सकेगी। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मुकदसेके दिनोंमें भी उनको अस्वस्थ 
होनेके बावजूद ऑंधरी तंग कोठरीमें रखा जाता था और जेलका भोजन दिया जाता 
था। मगर इसके बावजूद सरकार उन्हें तोड़ नहीं सकी और उन्होंने क्षमा-याचना 
नहीं की। लोगोंको सरकारसे जफर अलीको रिहा करनकी प्रार्थता नहीं करनी चाहिए; 
ऐसा करना पाप होगा। हम सरकारसे अनुग्रहकी भोख नहीं माँग सकते। 
बक्‍ताने बादमें महायुद्धके दौरान सिखोंने जिस वीरताका परिचय दिया उसकी 
चर्चा की और कहा कि उन्होंने ब्विटिश साम्राज्ययों बचाया है तथा अपने मालिकके 
निर्देशपर तुर्कों, अरबों और मिल्रवासियोंके सिर काट दिये, लेकिन इसका उन्हें क्‍या 
फल मिला? यह हमें शेखपुराके गौहरासहु तथा समियाँवालाकी सिख महिलाओंसे 
पूछना चाहिए। 
वकताने जोरदार शब्दोंमें घोषणा की कि हमें हिसाको बढ़ावा नहीं देना है। 
श्री मुहम्भर अलीके इस कथनका कि भविष्यमें हमें सम्भवतः तल्‍लूवारका सहारा लेना 
पड़ेगा और [सरकारके विरुद्ध | जिहाद बोलता पड़ेगा, जिस उत्साहके साथ स्वागत 


१, 





इसका संक्षिप्त विवरण २४-११-१९२० के यंग इंडियामें भी प्रकाशित हुआ था | 


भाषण: लछाहौरमें असहयोगपर ३८१ 


किया गया है उसे देखकर मुझे दुःख हुआ है। तलवारका [तो | हमें बिलकुल त्याग 
कर देना चाहिए। हिंसा द्वारा पंजाब अथवा खिलाफतके अन्यायका निराकरण होता 
सम्भव नहीं है। हमें हिसाके माध्यमसे स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करनी है। मेरे लिए तो 
अहिसात्मंक असहयोग ही आरम्भ है और वही इति है। 

वक्‍ताने आगे कहा कि कुछ लोगोंने मुझे बताया है कि पंजाबमें ऐसे प्रमुख नेता 
नहीं हैं जो असहयोग आन्दोलनका नतृत्व करनकों तेयार हों। लेकिन लोगोंको स्कूलों 
व कालेजोंका बहिष्कार करनके लिए नेताओंकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; क्योंकि 
नंताओंके बिना भी अपने बच्चोंकों सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों व 
फालेजोंसे उठाया जा सकता है। यह जाननेके लिए भी किसी नेताकी जरूरत नहीं है 
कि लेफिटनेंट कर्नल फ्रेंक जॉन्सनने लाहौर कालेजके विद्यारथियोंकों गर्मियोंकी तपती 
दोपहरीमें प्रतिदिन सोलह मोल पेदरू चलाया; कोई भी व्यक्ति अपने बच्चोंको ऐसी 
सरकारी संस्थाओंमें भेजकर, जहाँका वातावरण उनके मनुष्यत्वका अपमान करता हो 
और उन्हें होन बनाता हो, इस प्रदेशकी भावी पीढ़ीकों गुलाम नहीं बनाना चाहेगा। 
अदालतोंका बहिष्कार करनेके सम्बन्धमं भी यही बात लागू होती है। अपने कज्दारोंसे 
कर्ज वापस लेनके लिए आप अदालतोंका आश्रय न लें। दो विरोधी दल किसी एसे 
तीसरे व्यक्तिके पास जायें जिसपर दोनोंको विव्वास हो और उससे अपने झगड़ोंका 
निपटारा करा लें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो महाजनकों अन्तिम उपायके रुपसें 
सरकारी अदालतोंका सहारा न लेकर अपनी रकमको वापस लेनेका प्रयत्न छोड़ देना 
चाहिए। जिन अदालतोंन अन्यायपुबंक आपके नंताओंको स्वतन्त्रताका उपभोग करनेसे 
वंचित रखा है, वे अदालतें, व्याय दिलानवाली अदालतें कहुहानेकी अधिकारी नहीं 
हैं । इसी तरह स्वदेशीका सिद्धान्त ही एक ऐसा साधन है जिससे हम लंकाशायरके 
मतदाताओंको प्रभावित कर सकते हें। 

असहयोग आन्दोलनकी सफलताके लिए शुद्ध आचार और वृढ़ चरित्र सबसे प्रमुख 
शर्तें हें। अमृततरकी महिलाओंन मुझ आन्दोलनकी सफलताके लिए दो बातोंका होना 
जरूरी बताया है। वे हैं (१) सत्य और (२) स्त्री-पुरुषोंका जितेन्द्रिय होना। जिते- 
व्ियका अर्थ उस व्यक्तिसे है जिसने अपनी इन्द्रियोंपर पूर्ण नियन्त्रण कर लिया है। 
जिस व्यक्तिको अपनी इच्धियों तथा वासनाओंपर पूरा अधिकार हैं तथा जिसने अपनी 
इच्छाओं और तृथष्णाओंपर विजय प्राप्त कर ली है, वही शुद्ध-हृदय व्यक्ति है। ऐसा 
व्यक्ति ही एकचित्त होकर निडर भावसे भक्तिपूर्वक देशकी सेवा कर सकता है। वह 
केवल ईइ्वरसे डरेगा, सत्यसे प्रेम करेगा तथा संसारके किसी भी मोहका उसपर कोई 
अतर नहीं पड़ सकेगा। जो व्यक्ति शुद्ध जीवनयापन नहों कर सकता वह असहयोगके 
योग्य नहीं है। 

हिन्दू, मुसलमान और सिख सबको एक होकर विकासशील अहिसामय असह- 
योग द्वारा सरकारके हाथों न्याय प्राप्त करनके लिए लड़ना चाहिए। या तो हम 


३८२ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


| 


सबको जेल जाना चाहिए, अथवा हमें अपने निर्दोष भाइयोंकों रिहा करवाना 
चाहिए जो बिना किसी अपराधके जेलोंमें पड़े सड़ रहे हूँ। हमारे सामने यही एकसात्र 
रास्ता रह गया है। इसी मागंसे हमारे उद्देश्यकी पूति होगी तथा हम अपन अन्तिम 
लक्ष्यकों प्राप्त कर सकेंगे; और वह लक्ष्य है सम्पूर्ण स्वराज्य। इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई मार्ग नहीं है। आइये, हम समय रहते अपनी इस यात्राकों आरम्भ कर दें। 

[ अंग्रेजीसे | 

द्विब्यून, २२-१०-१९२० 


२०४. उपहाससे . . . की ओर ? 


यह बात सभीकों स्वीकार करनी पड़गी कि असहयोग अब उपहासास्पद तो नहीं 
रहा। देखना यह है कि अब उसका दमन किया जाना हैं या सम्मान। हम लिख 
चुके हैं कि किसी बातका मजाक उड़ाना उसका विरोध करनकी एक सुसंस्कृत पद्धति 
है। यद्यपि वाइसरायन अनावश्यक रूपसे कठोर शब्दोंमें इसका मजाक उड़ाया, तो भी 
वह था इसी पद्धतिके अन्तगंत। 

कसौटीका समय आ गया है। जब किसी सभ्य देशमें कोई आन्दोलन उपहासके 
बावजूद बल पकड़ लेता है, तब वह ससम्भ्रम देखा जान लगता है। प्रतिद्वन्द्री उसका 
मुकाबला सम्मानपूर्ण सुसंगत तकों द्वारा करते हें और प्रतिद्वन्द्दी दलोंका पारस्परिक 
व्यवहार कभी हिसाका रूप घारण नहीं करता। प्रत्येक दरू शुद्ध तर्कों द्वारा ही एक 
दूसरेकों अथवा उन लोगोंकों जो अभी ढुल-मुल हूँ, अपन दलमें शामिल करना चाहता है। 

अब इस बातमें बहुत थोड़ा सन्देहू रह गया है कि परिषदोंका पूर्णहूपसे बहिष्कार 
भले ने हो वह व्यापक अवश्य होगा। विद्यार्थी क्षुब्ध हें। किसी भी दिन महत्त्वपूर्ण 
संस्थाएँ सच्चे अर्थोर्मे राष्ट्रीय संस्थाओंका रूप धारण कर सकती हें। पं० मोतीलाल 
नेहरूने अपनी वकालत छोड़ दी हैं। उनकी वकालत देशके किसी भी वकीलसे कम नहीं 
थी; इसलिए यह एक महान्‌ त्याग है। अकेली यही एक घटना ऐसी हैं जो उपहास- 
को सम्मानमें परिवर्तित कर दे सकती है। छोगोंकों इसी घटनाके कारण अपन रुख- 
पर गम्भीर विचार करना चाहिए। पण्डित मोतीलाल नहरूने ऐसा किया, इसका अर्थ 
ही यह है कि हमारी सरकारमें कोई बहुत बड़ी खराबी है। स्नातकोत्तर विद्याथियोंन 
अपनी फैलोशिप छोड़ दी है और चिकित्सा-श्षास्त्रके विद्याथियोंन अपनी अन्तिम परीक्षा 
देनेसे इनकार कर दिया है। ऐसी परिस्थितिमें असहयोगको मूखंतापूर्ण आन्दोलन नहीं 
कहा जा सकता। 

लोगोंकी इच्छा असहयोगके माध्यमसे बड़े स्पष्ट रूपमें परिलक्षित हो रही 
है; सरकारकों या तो उस इच्छाके आगे झूकता पड़ंगा या उनके आन्दोलनको 
दमनके द्वारा कचलनंकी कोशिश करनी पड़ंगी। 


१. देखिए “ दमनके बदले उपहास ”, १-९--१९२० । 


उपहाससे . . - की और? ३८३ 


सभी हालतोंमें सरकार द्वारा किये गये बल-प्रयोगकों दमन नहीं कहा जा सकता। 
यदि अदालतमें किसी व्यक्तिपर हिसात्मक पद्धतिके प्रचारके अभियोगमें मुकदमा चलाया 
जाये, तो यह दमन नहीं है। हरएक राष्ट्रकों अधिकार है कि वह बल-प्रयोग द्वारा हिसा- 
को दबाये। किन्तु श्री जफर अली खाँ और पानीपतके दो मौलवियोंपर चलाये गये मुकदमों- 
से यह प्रकट होता है कि सरकार हिंसाको रोकने या दबानेकी कोशिश नहीं कर रही 
है; बल्कि वह तो लोगोंके मतकी अभिव्यक्तिको दबाना चाहती है, क्योंकि उसे उससे 
असन्तोष फैलतका भय है। इसका नाम है दमतन। मुकदमोंका चलाया जाना इस 
दमनका प्रारम्भ है। अभी दमन जोरपर नहीं आया है; किन्तु यदि इन मुकदमोंसे 
भी प्रचार नही रुका, तो बहुत सम्भव है कि सरकार कठोर दमनका सहारा ले। 

प्रजामें असन्तोष न फैलने देनेका दूसरा उपाय केवल असन्तोषके कारणोंकों समाप्त 
कर देना है और उसका अर्थ होगा कि जिस असहयोग आचन्दोलनमें देश दिनोंदित 
अधिकाधिक हाथ बँदाता जा रहा है, उसका सम्मान करता। सफलता और शक्तिके 
मदमें चर सरकारसे पढ्चात्ताप या विनयकी अपेक्षा रखना एक बड़ी आशा करना है। 

इसलिए हमें यही मानता चाहिए कि जंसे-जेसे असहयोगकी शक्ति बढ़ेगी, सरकार 
उसी अनुपातमें हिसात्मक तत्त्वको अधिकाधिक अपने दमनमें दाखिल करती चली जायेगी। 
सरकारके कार्यक्रका यह दूसरा दौर होगा। यदि दमनके बावजूद आन्दोलन जीवित 
बना रहा, तो समझना चाहिए कि सत्यकी विजयका दिन समीप है। हमें उस समय 
मुकदमों, सजाओं और देश-निकालेतक के लिए तेयार रहना चाहिए। हमें ऐसे सामथ्ये- 
का भी विकास करना चाहिए कि नंताओंकी अनुपस्थितिम भी हम कार्यक्रमको आगे 
बढ़ाते चले जायें। संसारमें ऐसी तो कोई भी सरकार नहीं है जो पूरे राष्ट्रके-राष्ट्र- 
को जेलखानमें डाल दे । उसे लोगोंकी माँगोंके आगे या तो झुकना पड़ता है या उन्हें 
राष्ट्रे योग्य शासन-सत्ता सौंपकर स्वयं हट जाना पड़ता है। 

यह तो स्पष्ठ ही है कि हम अपने इस उद्देश्यको हिंसासे दुर रहकर अपने 
कार्यक्रके अनूसार चलते हुए ही प्राप्त कर सकते हें। 

सरकारके सामने विकल्प यही है कि या तो वह हमारे आन्दोलनको तसलीम 
करे या बबंरतापूर्ण पद्धतिसे उसे दबाये। हमारे सामने भी यही विकल्प है कि या 
तो हम दमनके सामने झुक जायें या फिर उसके बावजूद अपना काम करते रहें। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-१०-१९२० 


२०५. अनुशासवकी आवश्यकता 


मद्रासमें व्यवस्था और अनुशासन सम्बन्धी अपने अनुभवोंके विषयमें में लिख ही 
चुका हँ। रुहेलखण्डके दौरेमें में भी व्यवस्थाका वेसा ही अभाव देख रहा हूँ। हर 
जगह अव्यवस्था और गड़बड़ी होतीं रहती है। इसका कारण आदमियोंकी कमी नहीं, 
प्रशिक्षित स्वयंसेवकोंकी कमी है। उन्हें अभूतपूर्व परिस्थितिर्में अभूतपूर्व भीड़भाड़को 
व्यवस्थित रखना पड़ता है और फल होता हैं काम कम, हलचल और शोर अधिक। 

मौलाना शौकत अली संगठनके मामलेमें कभी हार नहीं मानते। वे सभी दलोंको 
सन्तुष्ट करवा: चाहते हें और इसलिए जो भी कार्यक्रम बनाते हें; वह जरूरतसे ज्यादा 
ठसा हुआ बन जाता है। एक उदाहरण दे रहा हैँं। उन्होंने एक ही' दिनमें अलीगढ़से 
हाथरस, हाथरससे एटा और एटासे कासगंज मोटरसे और इसके बाद कासगंजसे कान- 
पुर रातमें रेलसे जाना मंजूर किया। पहले मोटरमें बैठकर हम लोग ९० मीलतक गये 
और बहुत सुबह कार्यकर्त्ताओंके बीच बैठक हुई। वह बहुत थकानवाली बैठक सिद्ध हुई। 
वहाँसे सवेरे ९-४५ पर हम लोग मोटरमें सवार हुए और ११ बजे हाथरस पहुँचे। तब- 
तक धूप बहुत सख्त हो गई थी। हर जगहकी तरह वहाँ भी जुलूस तैयार था और 
शोर मचा हुआ था। जुलूसके बाद जबरदस्त सभा हुई; उसमें इतनी जोरसे बोलना पड़ा 
कि आवाजवाले वक्‍ताओंके कण्ठ भी हार मान गये। हमारे इस सब परिश्रमका फल 
कमसे-कम इतना अवश्य हुआ कि तीन अवैतनिक न्यायाधीश्ञोंने अपने पदोंसे त्यागपत्र 
दे दिये। हाथरससे मोटर द्वारा हम लोग एटा पहुँचे। हाथरसके मुकाबले यहाँ व्यवस्था 
कुछ अच्छी थी। एटार्में काम समाप्त करके हम लोग मोटरसे कासगंज रवाना हुए। 
रास्तेमें दुर्घटना हुई; गाड़ियाँ खराब हो गईं और जैसे-तेसे हम लोग कासगंज पहुँचे । 
मौलाना शौकत अली और उनके साथी तो गाड़ीके वक्‍ततक आ ही नहीं पाये। एटामें 
अनेक लोगोंते त्यागपत्र दिये। कासगंजकी सभाका आकार-प्रकार देखते हुए कहा जा 
सकता है कि उसकी व्यवस्था काफी ठीक थी; किन्तु उस व्यवस्थाकों बनाये रखना सहज 
नहीं था। पाँव छूनेका तमाशा काबूके बाहर हो गया। उसमें बहुत वक्‍त खराब हुआ। 
कोई जबरदस्त भीड़ इस कामको शुरू कर दे तो उसमें खतरा पंदा हो जाता है। 

लेकित कासगंजसे कानपुर तककी रातकी यात्रा तो बहुत ही खराब रही हर 
स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इससे सारी यात्रा अत्यन्त असुविधाजतक हो गई। 
भीड़ हर जगह आग्रह करके हम छोगोंकों देखना चाहती थी। मुझे जगानके लिए जो शोर 
मचाया जाता था; वह कर्कंश और हृदय-बेधक होता था। में थका हुआ था। मेरा सिर 
चकरा रहा था और मुझे आरामकी बहुत जरूरत थी। श्रीमती गांधी और दूसरे लोग 
भीइसे इल्तजा करते थे कि वे चुय रहें और संयम बरतें; मगर इसका कोई असर नहीं 
होता था। श्रीमती गांधी और जनतामें मानो रस्साकसी होती थीं। वे रोशनी बन्द 
करती या खिड़की बन्द करती थीं तो लोग रोशनी करते थे और खिड़कियाँ 
खोलते थे। जब उनसे कहा जाता कि गांधीजी आराम कर रहे हें, क्या आप लोग यह 


अनशासनकी आवश्यकता २८५ 


चाहते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु हो जाये, तो जवाब मिलता था, हम दर्शन करनके 

लिए मीलों चलकर आये हे और दर्शन करके ही जायेंगे। मेंने अपना दिल कड़ा कर 
लिया था और सुबह होनेतक उठा ही नहीं। लेकित पूरी रात एक क्षण भी सो नहीं 
पाया। प्यार वृद्धि खोकर कंसा पागरूपन कर सकता है, इसका उदाहरण उस रात 
देखनेकों मिला। दारिद्रथ और अपमानके बोझसे दबी, कराहती हुई जनता कुछ इतनी 
आशा और विद्वास छेकर आती थी कि मानो मेरे पास सुखद भविष्यका कोई सन्देश 
पड़ा हुआ है। मुझे देखनेके लिए वे चारों तरफसे पैदल चलकर आते थे। 

विश्वास तो मुझे भी है कि में उन्हें कुछ सन्देश दे सकता हूँ और कुछ राहत 
भी, लेकिन 

हाँ, बहुत बड़ा लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है। आत्मसंयम, अनुशासन 
और बलिदानके बिना राहत या मृक्तिकी आशा नहीं की जा सकती। अनुशासन- 
हीत बलिदानसे भी काम नहीं चलेगा। सवाल है, खूनमें समायी हुई इस अनुशासन- 
हीवताको अनुशासनमें कैसे परिवर्तित करें। अंग्रेजी संगीनोंका डर या उनका 
पाखण्ड हममें अनुशासन उत्पन्न नहीं कर सकता। ब्रिटिश अधिकारियोंको शान्त 
और शान्लिप्रिय, हमारी जनताके स्तेह और स्नेह-प्रदर्शनके प्रति कोई प्रेम नहीं है। 
अगर उनसे बने तो इस जंगली ' ढंगके प्रदर्शतकों वे उसी तरह शस्त्र-बलसे दबा दें, 
जित तरह सर माइकेल ओडायरने दबानेकी कोशिश की थी' और जिसमें उन्हें 
लज्जाजनक असफलता प्राप्त हुई थी। 


यह प्रदर्शन शस्त्र-बलसे नहीं दबाया जा सकता; किन्तु यदि राष्ट्रके कल्याणकी 
दृष्टिसे इसका नियमन और नियन्त्रण नहीं किया जा सका तो यह स्वराज्य-प्राप्तिमें 
भी सहायक नहीं हो सकता। इसमें सफलता और आत्मनाश, दोनों ही बातोंके 
तमाम तत्त्व निहित हें। यदि राष्ट्र उस समय जब कि उसके सेवकोंको आरामकी 
आवश्यकता हो, अत्यधिक प्रेमप्रदर्शन द्वारा उसमें व्याघात उत्पन्न करे तो इससे 
उनकी शक्तिका अपव्यय होगा और हमने जिस उद्देश्यकी प्राप्तिका वचन दिया है, 
उसे भी नहीं पा सक्रेंगे। इसलिए हमें रातकों किये जानवाले प्रदर्शन समाप्त कर 
देने चाहिए। हमारे लिए अपने छोटेसे-छोटे साथीकी भावनाका ध्यान रखना भी 
आवश्यक है। हमें यात्रियोंसे भरी हुई पूरी गाड़ीके लोगोंके आराममें बाधा नहीं 
डालनी चाहिए। हमें अपन प्रिय नेताओंके प्रति स्नेह प्रकट करना चाहिए-- सार्थक 
कार्यों और अथक शक्तिके द्वारा। जो प्यार अपने प्रियके चरण छूने और उसके पास 
पहुँचकर शोर मचानसे सनन्‍्तुष्ट हो जाता है, भय है कि वह धीरे-धीरे उसके लिए 
जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे प्यारमें गुण नहीं बच रहता, बल्कि कुछ समयके 
बाद वह एक व्यसन ही बन जाता है और इसलिए दुर्गुग बन बेठता है। यदि 
प्रदर्शनोंकों साथंक उद्देश्योंकी पूति करनेका साधन बनाना हो तो देशकों चाहिए 
कि वह उन्हें अनुशासित करे। यह एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रके सामने है। 
असहयोगका मन्शा घृणा उत्नन्न करता नहीं है, बल्कि राष्ट्रको इस हृदतक पवित्र 
बनाना है कि वह किसी भी बाहरी या भीतरी हमलेके आगे झुकने न पाये। 


१८-२५ 


३८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


असहयोग आन्दोलन प्रभावशाली तभी हो सकता है कि जब हमारी इस प्राचीन 
और महान्‌ देशकी जनतवाके विभिन्न वर्गो्में सहयोग स्थापित हो जाये। सहयोगका 
यह कार्यक्रम हम अपने प्रियजनोंत्ते प्रारम्भ करें। 

[ अंग्रेजी से | 

यंग इंडिया, २०-१०-१९२० 


२०६. ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी और इंडिया 


कुमारी नॉमेंन्टव्न' मुझे एक खुली चिट॒ठी भेजी है, जिसे में दूसरे स्तम्भमें 
दे रहा हूँ। उक्त महिला जब इंडिया की सम्पादिका थीं, तब में उनके लेख आदि 
पढ़ता था; मेरा उबका इतना ही परिचय है। असहयोगपर उनके विचार प्रबल 
हें; वे शक्तिशाली और शक्तिदायी हैें। सुधारोंके बाद भी कौंसिलोंके बहिप्कारका सनर्थन 
उन्होंने जिस तरह खुलकर किया है, उससे उन लोगोंको शक्ति मिलनी चाहिए जो 
आगा-पीछा कर रहे हें तथापि बहिष्कारका अंग्रेज प्रजा या 'लीग ऑफ नेशन्‍्स पर 
जो असर पड़ सकता है, उसे बढ़ा-चढ़ाकर न देखनकी प्रार्थता में पाठकोंसे अवश्य 
कहेंगा। हमारे कामसे, बाहरके लोगोंकी जो राय बनती है उसका खयाल किये बिना, 
हमें अपने कत्तंव्यपर ध्यान देते रहना चाहिए; यही हमारे लिए अच्छा है। हमारे 
कामका अंग्रेज जनताके मनपर जो असर हुआ है, उसे हमने बढ़ा-चढ़ाकर आँका हैं 
और इससे प्रायः: ही' राष्ट्रके हितोंकी हानि हुई है। साथ ही मुझे यह अवद्य लगता 
है कि कुमारी नॉर्मेन्टनके तक अपनी जगह बिलकुल ठोस हें। 

फिर भी ब्रिटिश समितिके विषयों उन्‍होंने जो विचार रखे हैँ, कदाचित्‌ 
जनताको उनमें ज्यादा दिलचस्पी जान पड़ंगी। उन्होंने जिस विवादकी चर्चा की है, 
उसके पक्ष-विपक्षमें मुझ कुछ मालूम नहीं है। फिर भी समितिके विधानपर उनके 
विचार मौलिक जान पड़ते हें। उनकी इस बातसे में पूरी तरह सहमत हूँ कि 
अगर किसी समितिका नाम ब्रिटिश समिति हो, तो फिर उसके सब सदस्य और 
उसकी नीति ब्रिटिश ही होनी चाहिए और तब यह ब्रिटिश जनतापर अपेक्षाकृत 
अधिक प्रभाव डाल सकेगी। 

तब हमें निश्चय ही इसका सही-सही पता चल जायेगा कि ब्रिटिश लोग 
भारतीय मामलोंमें कितनी दिलचस्पी लेते हें। इंडिया" नामक समाचारपत्रके 
विषयमें भी कुमारी नॉमेंस्टनके विचारोंका में समर्थत करता हेँ। वह जितना काम 
करता है, उतक्षके अनुपात उसपर बहुत अधिक खर्च होता है। अंग्रेज जनतापर 
उसका प्रभाव भी हूगभग नहीं के बरावर है। और हिन्दुस्तानके लोगोंकों भी पूरी 
तरह ब्रिटिश जनताकी रायसे अवगत रखनेमें उसे बहुत दिलचस्पी नहीं है। इसलिए 


१, कुमारी देना नोमेंन्टन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके मुखपत्र इंडियांकों भूतपूवे सम्पादिका । 
गांबीजोक़ी छिख्ले १५ सितम्बर, १९२० के अपने पत्रमें उन्होंने मतहबोगक़ी नीतिका समर्थन किया था । 


ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी और इंडिया ' ३८७ 


उसका इतना ही उपयोग बच रहता है कि वह पालियामेन्टके विवरण देता है जिसे 
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बहुत कम ख्चपर प्राप्त करके छोगोंमें बँटवा 
सकती है। यह काम तो कोई भी साहसी समाचारपत्र किसी भी दिन हाथयमें ले 
सकता है और आर्थिक लाभ भी उठा सकता है। हम लोग चूंकि अब असहयोग 
आरम्भ कर चुके हें और चूंकि हमने आत्मनिर्भर बननका संकल्प कर लिया है, 
हमारे लिए यही समीचीन होगा कि हम ब्रिटिश समितिको समाप्त कर दें और 
“इंडिया” को बन्द करवा दें। इससे जनताके पंसेका अपव्यय बचेंगा और हम 
अपनी ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे। 

कुमारी नॉमेंन्टनने एक विकल्प सुझाया है कि हम किसी प्रकारकी सलाहकार 
समिति या सलाहकार रेजिडेंट रलन्दनमें रखें जो समय-समयपर प्रस्तावित ब्रिटिश 
समितिकों सुझाव दे। मुझे इस सुझावका समर्थन करना कठिन जान पड़ता है। में तो 
यह चाहता हूँ कि भारतके सर्वेश्रेष्ठ काम कर सकनेवाले लोग भारतमें रहकर ही 
काम करें और सारा ध्यान यहीं लगायें। बड़ी कीमती फसल खड़ी है और काटने- 
वाले बहुत थोड़े हें। हम अपना एक भी आदमी विदेशोंमें काम करनेके लिए नहीं 
भेज सकतें। पर्याप्त और ठोस कामके द्वारा भारतमें कोई स्थायी असर पैदा कर 
चुकनेके बाद ही विदेशोंमें अपने प्रतिनिधि भेजनके औचित्यपर विचार करनेका 
समय आयेगा। 

(इंडिया की असन्तोषजनक हालतको लेकर लन्दनके एक अन्य प्रतिष्ठित संवाद- 
दातान भी तथ्य लिखकर भेजे हेँ। तदनुसार केवछ ५०० (! ) लोगोंके पास इंडिया 
भेजा जाता है, जिनमें २२० ग्रेट ब्रिटनमें और शेष भारतमें हें। पिछले वर्षकी आमदनी 
पौं० ४-१७-० (!! ) थी और इस साल उसपर होनेवाला खर्च ३,३०० पौण्ड आँका 
गया है। इस तथ्यकों हमारे संवाददातान इस प्रकार प्रस्तुत किया है: 

“इंडिया ' को चलाते रहनेके लिए हम अर्थात्‌ भारतके गरीब लोग १,८०० पौंड 
हरसाल खर्च करते हें। इनमें से ५५० पौंड श्री सैयद हुर्सेनकों सम्पादक और सचिवकी 
हैसियतसे अक्तूबरसे शुरू करके साल-भरमें मिल जाते हैं। श्री फैनर ब्रॉकवेको संयुक्त 
सम्पादक और सचिवकी हैसियतसे ५५० पौंड, श्री जी० पी० ब्लिजेन्डको सचिवकी 
हैसियतसे' १०० पौंड, ठाइपिस्टको १५० पौंड और क्लकको १५० पौंड मिल जाते हैें। 

पत्रकी जिन्दगीमें उतार-चढ़ाव आते रहे हें; किन्तु प्रचारकी दृष्टिसे तो यह कभी' 
सफल नहीं रहा। इसकी कोई रचनात्मक नीति नहीं रही। जिस साप्ताहिकके कुछ 
५०० पाठक हों, ऐसे तीसरे दर्जके साप्ताहिकपर १,८०० पौंड खर्च कर डालना और 
उसीकी अन्य व्यवस्थापर अतिरिक्त १,५०० पौंड--इस तरह कुछ मिलाकर ३,३०० 
पौंड खर्च करना हमें एक जबरदस्त अपव्यय लगता है। --सम्पादक, यंगइंडिया ) 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-१०-१९२० 


२०७, लाहौरमें कालेजके विद्याथियोंसे बातचीत ' 


२० अक्तूबर, १९२० 


जिस पंजाबके लिए सारा देश यह लड़ाई लड़नंको तेयार हो गया, क्‍या वह 
पंजाब सोता ही रहेगा ? तुम कदाचित्‌ खिलाफतकों भूल जाओ, परन्तु पंजाबकों नहीं 
भूल सकते। जलियाँवालासे हम बहादुर बने, परन्तु जब पेटके बल रेंगनेका अवसर 
आया तब कायर बन गये; जलियाँवालासे भारत ऊँचा उठा है, परन्तु पेटके बल 
रेंगनसे भारत नीचे गिरा है। विद्यार्थियोंसे यूनियन जेककों सलाम कराना तो इससे 
भी अधिक कड़वा था। कर्नल जॉन्सनने तुम्हारी नाक काटी और तुमने कटवाई। मेरा 
सत्याग्रह कभी इज्जत गँवानेकों नहीं कहता। पंजाबमें मारे गये लड़कोंकी आत्मा यहाँ 
आकर पुकार रही है कि तुम क्या करना चाहते हो ? तुम सर माइकेलकों फाँसीपर 
चढ़ाता चाहते हो, तो तुम्हें भो फाँसीपर चढ़नेके लिए तेयार रहना चाहिए। 

२५ हर मं 

जब [ट्रान्सवालमें | बोअर युद्ध हो रहा था, तब स्मट्स' और हर्टजोग -जैसे 
नामी वकील वकालत छोड़कर लड़ाईमें कूद पड़े थे। बोअर स्त्रियाँ लड़कोंको सिखाती' 
थीं कि एक भी शब्द अंग्रेजीका न बोलें। तब यहाँ स्त्री-पुरुष --- उदाहरणार्थ पण्डित 
रामभजदत्त चौधरी और सरलादेवी---एक-दूसरेके साथ अंग्रेजीमें पत्र-व्यवहार करते 
हैं। इसमें मुझे नामर्दी दिखाई देती है। द्रान्सवालकी स्त्रियाँ तो झाँसीकी रानियाँ थीं। 
हमारी स्त्रियोंमें ऐसी बहादुरी कब आयेगी ? में अंग्रेजी भाषापर मोहित हूँ। न्यू 
टेस्टामेन्ट ' पर में फिदा हूँ। टॉल्स्टॉय और “कुरान ' को मेंन अंग्रेजीके माध्यमसे ही पढ़ा 
है। परन्तु भारतीयोंके बीच आपसमें अंग्रेजी भाषाका काममें लिया जाना में हरगिज 
बश्रात नहीं कर सकता। में तो मानता हूँ कि हिन्दुस्तानका जो पिता अपने पुत्रके 
साथ, जो पति अपनी पत्नीके साथ अंग्रेजीमें पत्र-व्यवहार करता है वह नामदं है। 
जव में अंग्रेजका समकक्ष हो जाऊँगा, तभी उसकी कोई चीज काममें ले सकूंगा। बोअर 
लोगोंकी दूसरी कुर्बानी वेरीनिरगिगकी सन्धिके बाद की थी। स्मट्स और बोधान इंग्लेंडके 
दिये हुए सुधारोंकों ठुकरा दिया, सब जगह असहयोग हुआ और वह तभी बन्द हुआ 
जब लोगोंको वांछित स्वतन्त्रताका संविधान मिला। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २ ९--१०-१९२० 

१. मद्ददेव देसाईके बात्रा-विवरणले संकलित । बद बातचीत रामभजदत्त चौधरीके घर हुई थी, जहाँ 
गांधीजी उस्त समय ढहरे हुए थे । 

२. जनरक स्मइस (१८७०-१९५० ); दक्षिग आफ़िक्री राजनीतिज्ञ; प्रधान मन्त्री (१९१९-२४ 
और १९३९-४८) । 

३. १८६६-१९४२; दक्षिण आकफ्रिकी राष्ट्रवादी नेता और राजनीतिश्ञ; दक्षिण आफ्रिका संघके 
प्रधान मंत्री १९२४-३९ । 


२०८, भाषण : भिवानी सस्सेलनमें 


२२ अक्तुबर, १९२० 
महात्माजीन कहा कि भगवान्‌कों माननेवाले लोगोंके लिए ऐसी सरकारकों 
सहयोग देना सम्भव नहीं । स्वराज्य प्राप्त करनेके केवल दो मार्ग हें-- एक शक्ति- 
का, दूसरा झान्तिपूर्ण असहयोगका । हिन्दू और सुसलमान, दोनोंने असहयोगका सार्ग 
स्वीकार कर लिया है। स्वराज्य प्राप्त करनके पहले दो बातें पूरी हो ही जानो 
चाहिए। एक तो जनतामें पूरी-पुरी एकता और दूसरी सरकारसे असहयोग । महा- 
त्माजीने कहा कि असहयोगके कार्यक्रममें मेरा प्रबल विव्वास है। वह भारतीयोंकों 
आजाद कर सकता है और साल-भरके भीतर स्व॒राज्य दिला सकता है। ईइवर स्वार्थे- 
हीन बलिदान चाहता है। भारतीयोंकों सरकारी अदालतों, सरकारी स्कूलों, सरकारी 
नौकरियों, पदवियों और कौंसिलोंका बहिष्कार कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे 
हाथका कता-बुना खहर पहनें, स्वयं अपनो पंचायतें कायम करें और दूसरी चीजोंका 
ध्यान छोड़ दें। हिन्द और मुसलमानोंकी पूर्ण एकता भारतको स्वतन्त्रता और मुस्लिस 
भाइयोंकों खिलाफतकी समस्यामें मदद देनवाली सिद्ध होगी। 
[ अंग्रेजीसे | 
ट्रिब्यून, २७-१०-१९२० 


२०९. स्व॒राज्य सभा 


“अखिल भारतीय होमरूल लीग को अब स्व॒राज्य सभा के नामसे पुकारा 
जायेगा। इसके संविधावकों बदल दिया गया है। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि 
“होमरूल नाम मुझे सदेव अटपटा लगता था। यदि हम अपने अन्यतम आदर्शको 
भी विदेशी नामसे पुकारते हे तो क्‍यों न हम स्वयं विदेशी बतनेके आदर्शकों अपने 
संग लेकर चलें? में कितने ही शिक्षित भारतीयोंको जानता हूँ जो यह मानते हें कि 
हिन्दुस्तावका उद्धार पाइचात्य पद्धति और पाइचात्य आदर्शोका अनुकरण करनेसे ही 
सम्भव है। ऐसे सज्जनोंमें एक श्री चिन्तामणि' हें। उनके प्रति मेरे मनमें आदर-भाव 
है। उनके मनमें भी हिन्दुस्तानके प्रति कोई कम प्रेमभाव नहीं है और वे स्वार्थबुद्धि- 
से ही प्रेरित होकर अधिकांशतया अंग्रेजी' रीति-रिवाजोंको पसन्द करते हों सो बात 
भी नहीं है। अपितु उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम अंग्रेज बनकर ही अंग्रेजोंका 
मुकाबर कर सकेंगे। कुछ-एक भारतीय, जिन्होंने ईसाई धर्मको अंगीकार कर लिया 


१. चिरावुरी यशेश्वर चिन्तामणि (१८८०-१९४१); इलादाबादके प्रसिद्ध देनिक छीडरके सम्पादक । 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


है, यही मानते हें कि जबतक हिन्दु-मुस्लिम दोनों ईसाई नहीं बन जाते तबतक 
हिल्दुस्तावका उद्धार असम्भव है। 
लेकिन जैसे जनताको अंग्रेज अथवा ईसाई बननेके आदर्श पसन्द नहीं आ सकते 
वैसे ही मुझे 'होमरूल शब्दका प्रयोग करता बिलकुल पसन्द न था। स्वराज्य ' में 
जो अर्थ है, जो वल है वह होमरूल में नहीं है। स्व॒राज्य शब्दका अर्थ हिन्दू, मुसलमान 
और अनपढ़ भी समझ सकते हें, होमरूल का अर्थ उनकी समझसे बाहर है। इसी 
कारण होमरूल शब्दका त्याग करके हमने स्वराज्य शब्दको उसका उचित स्थान प्रदान 
किया है। 
इमके उपरान्त हमने जो अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किये हें वे भी जानने और 
विचार करने योग्य हे। पहले हमारा आदर्श ब्रिटिश साम्राज्यकी छत्रछायामें ही रह- 
क्र उपनिवेशोंकी तरह होमझूलका उपयोग करना था। इस आदशंके बदले अब यह 
परिवर्तत किया गया हैं कि भारतीय' प्रजा जिस' तरहका स्वराज्य चाहेगी, हम उसे 
प्राप्त करनका प्रयत्त करेंगे। प्राप्त साधनोंके सम्बन्ध्में आजतक झगड़ा होता रहता है; 
इसलिए साधनोंमें जो प्रभावकारी और निःशस्त्र हों, शान्तिपूर्ण हों, ऐसे समस्त साधनों- 
को स्थान प्रदात किया गया है। परिणामस्वरूप हमारा वर्तमान आदर्श यह है कि हमें 
तलवारका प्रयोग किये बिना स्वराज्य प्राप्त करता है। 
जनताकी आवाज ही कांग्रेसकी आवाज है। होमरूल लीग हमेशा कांग्रेसकी' 
सहायक संस्था रही हैँ और स्वराज्य' सभा भी उसकी सहायक संस्था रहना चाहती 
है। इसलिए कांग्रेसके संविधानमें स्वराज्यका जो अर्थ किया गया है इसमें भी फिल- 
हाल वही रखा गया हैं; तथापि इसका अभिप्राय यह हैं कि स्वराज्य सभा कांग्रेसके 
संविधानमें फेरफार करानंका सतत्‌ प्रयत्न करेगी। 
इन सुधारोंको में निर्दोष और आवश्यक मानता हूँ । इनका हेतु स्पष्ट है। ये सुधार 
बहुत विचार-विमश करनेके बाद किये गये हे। उचित संविधानकी रचनाके लिए 
श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपाऊाचारी, श्री उमर सोबानी तथा बम्बई शाखाके 
प्रमुख श्री' जिच्चा' और श्री जयकरकी' समिति नियुक्त की गई थी। संविधानपर --- एक 
बार कलकत्तामें और एक बार बम्बईमें --- सभाओंगें विचार-विमर्श किये जानेके बाद 
प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया। 
तथापि वकील-वर्ग और दूसरे अतक भाइयोंन स्वराज्य सभासे त्यागपत्र दे दिया 
है। त्यागपत्रपर आजतक के अनेक नामांकित पुरुषोंके हस्ताक्षर हें। मुझे इन त्याग- 
पत्रोंसे दु:ख हुआ है। इसमें जो कारण दिये गये हें उन्हें पढ़कर मुझे विशेष दुःख हुआ। 
स्वराज्य सभाके लिए इत भाइयोंकी सहायता मूल्यवान थी। तथापि जहाँ आदशॉकी 
बात आती हैं वहाँ प्रियसे-प्रियजनोंके वियोगकों भी सहन करना पड़ता है और उसीमें 
आनन्द मनाना पड़ता है। 
आइये अब तनिक त्यागपत्रपर विचार करें। 


१. मुकुन्दराव रामराव जबकर (१८७३-१९५९ ); बम्बईके वकीक और उदार दलीय नेता; पूना 
विश्वविद्याल्यके उप-कुल्पति । 


स्वराज्य सभा ३९१ 


सबसे पहले मुझपर लगाये गये आरोपकी जाँच करें। श्री जिन्नाने यह तके 
दिया हैं कि जबतक तीन चौथाई मतोंसे संशोधनकों स्वीकार नहीं किया जाता तबतक 
वह संशोवन बाकायदा नहीं माला जायेगा। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि 
होमरूल लीग परिषदके प्राचीत संविधानके अनुसार किसी भी संशोधनको तीन चौथाई 
मतोंके बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसपर मेन यह व्यवस्था दी कि होमरूल 
लीग परिषद्की आम समितिन परिषद्पर जो रोक लगाई है वह रोक स्वयं आम 
समितिपर लागू नहीं होती । आम समितिकों बहुमतसे निर्णय करनेका सामान्य अधिकार 
है और वह परिषद्पर लगाई गई रोकसे रद नहीं होता। अपने इस कथनपर में 
अब भी कायम हूँ। मेरे द्वारा दी गई इस व्यवस्थाके सम्बन्धमें श्री जिन्ना और उनके 
साथियोंने जिस विशेषणका प्रयोग किया है उसके सम्वन्धमें में वाद-विवादमें पड़नेकी 
जरूरत नहीं समझता। 

क्ेकिन मेते यह सोचकर कि श्री जिन्ना-जैसे व्यक्तिनं जो विचार प्रकट किये हे 
और श्री जयकर-जसे व्यक्तिने जिनका अनुमोदन किया है उनके सम्बन्धमें मुझे खूब 
सोच-विचार करना चाहिए, मेंने दूसरे वकीलोंसे सलाह-मशविरा किया। उन्होंने भी 
मेरे कथनका समर्थन किया और कहा कि इसके अतिरिक्त में कुछ और कह ही नहीं 
सकता था। यदि कोई दूसरी बात कहता तो स्वेच्छाचारी कहलाता। 

त्यागपत्र देनेका दूसरा कारण उन्होंने यह बताया कि स्वराज्य' सभाने कांग्रेसके 
संविधानकी अवमानना की हैं। यह बात ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि में पहले कह आया 
हूँ कि जबतक कांग्रेसके संविधानमें परिवर्तत नहीं किया जाता तबतक कांग्रेसने 
स्वराज्यका जो अर्थ किया है हम उसे ही' मान्य रखेंगे। 

तीसरा आरोप कुछ गम्भीर है। श्री जिन्ना और उनके साथी लिखते हे कि 
स्वराज्य प्राप्त करनेके उपायोंसें सम्बन्धित खण्डसे यही अर्थ निकलता है कि 
स्वराज्य सभा कानून विरोधी आन्दोलन भी चला सकती है। यह अर्थ कुछ हृदतक 
सही है, क्योंकि उपायोंमें सविनय' अवज्ञाका समावेश हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता 
है। इसलिए इस बातका अवकाश रखना में उचित समझता हूँ। संविधान अथवा 
कानूतके अन्तर्गत कौतन-कौनसी बातें आती हें, यह बताना हमेशा ही आसान नहीं 
होता। कोई कहता है कि असहकार गैरकानूनी है। किसीका कहना है कि सविनय 
अवज्ञा कानूनके विरुद्ध हैं। इस तरहके धर्मंसंकटमें न पड़नेकी वजहसे उपायोंसे 
सम्बन्धित खण्डमें छूट रखी गई है। लेकिन इसका कदापि यह अर्थ नहीं कि 
स्वराज्य सभा कानूनकी मनमानी अवज्ञा करनके तत्त्वको उत्तेजन देगी। शान्तिपूर्ण 
उपायोंका ही सहारा लिया जा सकता है। सम्बन्धित खण्डमें की गई इस व्यवस्थाके 
अतुत्तार सब तरहकी अविनयपर प्रतिबन्धरी बात आ जाती है। उपयुक्त खण्डका 
उद्देश्य यह है कि वे सम्य तरीकोंका परित्याग न करते हुए जो-जो उपाय उचित 
जात पड़ें उन्हें अपतानेमें हमारे सामने कोई दिक्कत न आये। 

स्वराज्य सभाके संविधानमें कुछ भी अनूचित नहीं है--यह बात में पहले ही 
बता चुका हूँ। तथापि इन सब नताओंने सभाका क्‍यों त्याग किया है? इसका सीधा- 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वाहममय 


सादा उत्तर तो यह है कि देश इस' समय इतनी तीज गतिके साथ आगे बढ़ रहा है 
कि हमारे नेता उसकी गतिकों सहन नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितिमें दुःखकी अनु- 
भूति होनेके बावजूद आगे कदम बढ़ाये बगेर हमारा छुटकारा नहीं है। हिन्दुस्तानके 
सम्मख एसा समय फिर सौ वर्षोतक नहीं आयगा। इस अवसरको हम छोड़ नहीं 
सकते। हम केवल इतनी ही उम्मीद करते हे कि नतागण जब जन-प्रवाहके वेगकों 
समझेंगे तब वे भी इस प्रवाहमें बहे बिना रह नहीं सकंगे। इस बीच हमारा कत्तंव्य 
यह है कि हम विनयपूर्वक अपने मार्गपर चलते रहें, अपने नेताओंके मतभेदकों सहन 
करें, उनके प्रति आदर-भाव रखें लेकिन उनके मतभेदसे घबराये बिना हमें दृढ़ता, 
गान्ति और नीतिपूर्वक आगे बढ़ जाता चाहिए। साँचको आँच आ ही नहीं सकती। 

[ गुजराती से | 

नवजीवत, २४-१०-१९२० 


२१०. पत्र: अलोगढ़ कालेजके टस्टियोंको 


२४ अक्तूबर, १९२० 


सज्जनो, 


आप भारतके सभी मुसलमान विश्वके एक अत्यन्त नाजुक विषयपर अपना 
निर्णय देनके लिए इकट्ठ होने जा रहे हैं। मेंने सुना है कि आपने अपनी बैठकके 
अवसरपर सरकार और पुलिसकी मदद माँगी' है। यह अफवाह सच हो तो आप 
निश्चित समझिये कि ऐसा करके आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। अपने सर्वथा घरेलू 
मामड़ेमें आपको न तो सरकारी हस्तक्षेपकी आवश्यकता है और न पुलिसके संरक्षण 
की। अलीभाई या में, दोनोंमें से कोई भी पशुबलकी लड़ाईमें थोड़े ही लगे हें। हमारी 
छेड़ी हुई लड़ाईमें एकमात्र हथियार जनमत है और यदि हम जनताकों अपने पक्षमें 
न रख सके, तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेगे। | हमारे वीचके | इस झगइ़में भी 
लोकमतकी परीक्षा आपको बहुमत मिलनसे ही होगी। इसीलिए इस मामलेकी पूरी 
चर्चा कर लेनेके बाद भी आप बहुमतसे इस नतीजेपर पहुँचें कि यदि कालेज या स्कूलके 
छात्र संस्थाकों सरकारसे असम्बद्ध करने और सरकारी सहायता अस्वीकृत करनके 
विषयमें अपना आग्रह नहीं छोड़ देते तो उन्हें छात्रावासमें रहने या केवल कालेजमें 
आकर पढ़ते रहनेंका अधिकार नहीं है, तो वे श्ञान्तिपृ्वक चले जायेंगे। उस' हालतमें 
यथासम्भव अलीगढ़में और न हो सके तो अन्यत्र, हमने उनकी शिक्षा जारी रखनंका 
विचार किया है। इच्छा तो यह है कि उतका घम्मनिरपेक्ष शिक्षण जितना बिलकुल 
जरूरी हैं उससे अधिक एक क्षणके लिए भी न रुके परन्तु यह शिक्षा इस्कामके कानून 
और भारतकी इज्जतके अनुसार देनेकी हमारी दिली ख्वाहिश है। मेने इस बारेमें 
मशहूर उल्ले्ाओंकी राय ले ली' है और उनका यह मत है कि जिस सरकारने पवित्र 


पत्र : अलीगढ़ कालेजके दट्ृस्टियोंको ३९३ 


खिलाफतको नष्ट करने या जजीरत-उल-अरबके' इस्लामी अधिकारमें हस्तक्षेप करनेके 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयलल किये हैं, उससे कोई धर्मनिष्ठ मुसलमान सहायता नहीं ले 
सकता। यह तो आप भी हमारे जितना ही जानते हें कि इस हुकमतने भारतकी 
इज्जतको किस प्रकार इरादतन मिद्टीमें मिलाया है। इन कारणोंसे, लोगोंका जोश 
काबूमें रखनेकी सावधानीके साथ, जनता सरकारके साथका सारा स्वेच्छापूर्ण सम्बन्ध 
तोड़ रही है। ऐसी हाछतमें मेरा खयाल है कि आपको कमसे-कम इतना तो करना 
ही चाहिए कि आइन्दा सरकारी मदद लेनेसे इनकार कर दें, अपनी महान्‌ संस्थाकों 
सरका रसे स्वतन्त्र बना लें और मुस्लिम विश्वविद्यालयके लिए मिला हुआ चार्टर 
(अधिका रपत्र ) लौटा दें। और यदि आप इस्लाम और भारतकी पुकार अनसुनी कर 
दें, तो अलीगढ़-संस्थाके छात्रोंकोी, जिस सरकारने इस्लाम और भारतकी वफादारीका 
सारा हक खो दिया है उसकी छत्रछाया स्वीकार करनवाली, आपकी' संस्थाकी परछाई- 
तक छोड़ देनी चाहिए। तब उन्हें इस अलीगढ़के स्थानपर अधिक विशाल, अधिक 
उदात्त और अधिक निर्मेछ अलीगढ़ --- उसके महान्‌ संस्थापकके हृदयकी आकांक्षाओंकों 
पूरा करनंवाला अलीगढ़--खड़ा करना चाहिए। मेरी तो कल्पनामें भी नहीं आ 
सकता कि स्वनामधन्य स्वर्गंवासी सर सेयद अहमद अपनी महान्‌ संस्थाको मौजूदा 
सरकारके अधिकार या प्रभावमें एक क्षण भी रहने देते। 

चूंकि में अलीगढ़ संस्थाको सरकारी नियन्त्रण और सरकारी सहायतासे अछूग 
करानके विचारका जन्मदाता हूँ, इसलिए मेरा खयाल है कि आपकी चर्चाओंके समय 
यदि में आपकी बंठकर्म उपस्थित रहूँ, तो शायद सहायक सिद्ध हो सकता हँ। इसलिए 
यदि मुझे उपस्थित रहनकी आज्ञा देंगे, तो में आनन्दसे अपनी सेवाएँ अपंण करनेको तैयार 
है। इस समय में बम्बई जा रहा हूँ और वहाँ आपके उत्तरकी प्रतीक्षा करूँगा। 

परन्तु आप मुझे सभामें बुलायें या न बुलायें, फिर भी कृपा करके इस साफ 
घरेलू मामलेके बीच सरकारको हरगिज न डालिये। 

और आपकी माफंत मुझे इस सरकारकों भी थोड़ा-सा कह छेने दीजिये। 
आजकल मेरे और अली भाइयोंके बारेमें सरकारके इरादोंके सम्बन्धर्में अफवाहें उड़ती 
रहती हूं । में आशा रखता हूँ कि सरकार लड़ाईको अपने मार्गपर शान्तिपूवक अग्रसर 
होने देगी और, ऐसा हो सके, इसलिए हमारी स्वतन्त्रतापर अंकुश नहीं लगायेगी। 
हम अपनी बातका प्रचार अत्यन्त वधानिक रीतिसे करनेकी कोशिश कर रहे हैं। हम 
प्रयत्व कर रहे है कि सरकारको लोगोंकी इच्छाके सामने झुकायें और ऐसा करनेको वह 
तेयार न हो, तो पशुबहूका आश्रय लेकर नहीं, परन्तु शुद्ध छोकमतके जोरसे उसे 
उलट द। हम मानते है कि सरकारकी शैतानियतका पर्दाफाश करना और लोगोंसे 
अपनी इच्छा शब्दोंमें नहीं बल्कि कार्यके द्वारा, यानी सरकारसे अपना सारा सम्बन्ध 


१. हेजाजके पवित्र स्थान। २९ माचे, १९२०कों भारत सरकारने इस बातकी पुष्टि की कि ये स्थान 
स्वतन्त्र मुस्लिम सत्ताके ही अधीन रहेंगे । 

२. १८१७-१८९८; शिक्षा-शासत्री एवं सुपारवादी; मोहम्मडन ऐग्लो ओरिएण्टल काढेज, अलीगढ़के 
संस्थापक । 


३९४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


तोड़कर, व्यक्त करनके लिए कहना सर्वथा वध, न्‍्यायपूर्ण और अच्छा काम है। और 
लोगोंसे सरकारके साथ असहयोगक्री वात हम उनकी पदश्ु-वृत्तियोंकी उकसाकर नहीं 
बल्कि उनकी बुद्धि और उनके हृदयकों जगाकर ही कहते हैं। फिर भी, यदि सरकार- 
का इरादा विचार-स्वातन्त्य और शान्तिपूर्ण कार्यंतक को दबा देनेका हो, तो में आशा 
रखूंगा कि वह हमारे विरुद्ध नजरखबन्दी या किसी खास प्रान्त्म ही रहने या किसी 
विशेष स्थानपर ने जाने आदिका कोई हुक्म जारी ते करके हमें सीधा कंद ही कर 
लेगी। कारण, हमारी हादिक इच्छा हैं कि इस घड़ी हमारे अपने ही हाथों कानूनका 
सविनय भंग न हो! परच्तु यदि हमारी घूमन-फिरनकी स्वतन्त्रतापर अंकुश रखनेका 
कोई हुक्म हमपर लगाया जायेगा, तो लछाचार होकर उसका सविनय अनादर करना 
हमारा फर्जे हो जायेगा। क्‍योंकि जबतक हमारी घमने-फिरनकी आजादीपर प्रत्यक्ष 
बन्धन ने हूगा दिये जायें, तबतक अपने कार्यके हितमें उसका उपयोग करते रहनके 
लिए हम क्ृतमंहल्प हें। 
कष्टके लिए सक्निय क्षमाप्रार्थी । 


आपका सच्चा संवक, 
मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२० 


२११५: पत्र: मुहम्मद अली जिन्नाकों 


लेबनंम रोड 
बम्बई 
२५ अक्तूबर, १९२० 
प्रिय श्री जिन्ना 


में अभी एक लम्त दौरेयें लौठा है। आपका और आपके १९ अन्य साथियों द्वारा 
मेरे नाम लिखा गया वह पत्र मुझे मिल गया है जिसमें आप लोगोंन स्वराज्य सभा- 
की सदस्पतासें त्यागपत्र दिया हैं -- स्वराज्य सभा जो अभीतक अखिल भारतीय 
होमरूल लीगके नामसे जानी जाती थी। 

मुझ इस बातका बहुत अफसोस हैं कि आप और आपके साथ हस्ताक्षर 
करनवाले अन्य सज्जनोंन यह गम्भीर कदम उठाना उचित समझा। 

त्यागपत्र देनेका कारण बताते हुए आपने कहा है कि जिस बैठकमें उक्त 
परिवर्तेत किया गया और उसमें जो कार्य-विधि अपनाई गई थी वह “ लीगके नियमों 
और विनियमोंके विरुद्ध/ थी और मेंने उस का्य-विधिको उचित बताते हुए जो 
निर्णय दिया वह गलत भी था और मनमाना भी। 


पत्र: मुहम्मद अली' जिन्नाकों ३९५ 


मेरा ऐसा खयाल है कि बैठकर्में जो कार्य-विधि अपनाई गई थी वह नियमों और 
विनियमोंके अनकल थीं और मेरा निर्णय (रूलिंग) भी बिलकुल सही था। आपने 
यह महा उठाया था कि तीन चौथाई बहुमत नहीं हुआ है। आपने जिन विनियमोंकी 
चर्चा की थी, उनका सम्बन्ध लीगकी कौंसिल द्वारा विधानमे परिवर्तत करनसे था 
और उसके अनसार तीन चौथाई मत मिलनप'र ही वह वध हो सकता था। सम्बन्धित 
बैठक, जिसमें मतदान हुआ, लीगकी कौंसिलकी बैठक नहीं थी, बल्कि वह लोगको 
सामान्य सभा थी। और मेंने यह निर्णय दिया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके 
द्वारा तीन चौथाई मत प्राप्त किये बिना विधानमें परिवर्तन न करनेके लिए लीगते अपने- 
को बाध्य माना हो। इसलिए लीग अपने विधानमें किसी भी बहुमतसे परिवर्तेत कर 
सकती है और वैसा परिवर्तत करना उचित हो सकता हैं। यदि मेंने नियमोंकी आपकी 
व्याख्या या निष्कर्षकों स्वीकार कर लिया होता तो मेरा खयाल है कि उक्त निर्णय 
अवैध अथवा मनमाना हो जाता। चूँकि कार्य-विधिको चुनौती आपने दी थी' और चूँकि 
कानूनकी आपकी जानकारीके बारेमें मेरी बड़ी ऊँची राय है, इसलिए मेंने उक्त बैठक- 
के बाद अपने निर्णयकी बारीकीसे जाँच की और जिस वकीलसे भी मेने इस विषय- 
में सलाह ली, उसने मुझे यही' बताया कि जो निर्णय मेंने दिया उसके सिवाय कोई 
अन्य निर्णय देना मेरे लिए सम्भव ही' नहीं था। 

आपकी दूसरी आपत्ति यह है कि नये विधानमें आपने “ब्रिटिश सम्बन्धों ” का 
उल्लेख ही छोड़ दिया हैं तथा “अवधानिक और गैर-कानूनी कारंबाइयों की भी 
इसमें इजाजत दी गई है। 

जहाँतक ब्रिटिश सम्बन्धोंका खयाल है, मेरी समझमें आपका कहना बिलकुल 
गलत है। क्‍योंकि नये विधान द्वारा स्व॒राज्य शब्दका अर्थ जान-बूझकर सीमित किया 
गया है और उसमें मन्‍्शा यही' है कि सभाको कांग्रेसके सिद्धान्तके प्रति पूरी तरह वफादार 
रखा जाये। इस महत्त्वपूर्ण परिवतेनकों स्वीकार करनेके पहले जो बहस हुई थी, में 
आपको उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। एकके-बाद-एक वक्‍तान इस बातकों स्पष्ट 
किया कि व्याख्या सम्बन्धी धारा जान-बूझकर इस विचारसे डाली गई है कि कांग्रेससे 
सभाकी सम्बद्धता साफ, पक्‍की और सन्‍्देहसे परे रहे। 

मेरी रायमें आपको इस बातकी कोई जरूरत नहीं है कि वक्‍ताओंन, जिनमें में 
भी शामिल हूँ, जो विचार प्रकट किये हे उन्हें आप भी मान लें। यदि सम्भव होता, 
तो जिस तरह मेंने अपने भाषणोंमें साफ तौरसे कहा है उसी' तरह में निश्चय ही 
किसी भी सिद्धान्तके लिए साफ तौरसे इस बातकी जरूर घोषणा करता कि अपने देशके 
लिए स्वराज्य हमारा उद्देश्य हैं; फिर चाहे वह ब्रिटिश सम्बन्धोंके साथ प्राप्त हो, 
चाहे उनसे अलूग होकर। में वेसे इस सम्बन्धके खिलाफ नहीं हूँ, किन्तु में उसे बहुत 
अहमियत भी नहीं देना चाहता। उस सम्बन्धकी खातिर एक क्षणके लिए भी में 
भारतको दासताकी बेड़ी पहन नहीं रहने देना चाहता। किन्तु मेने और अन्य लोगोंने, जो 
मेरी ही तरह सोचते हैँ, अपनी महत्त्वाकांक्षाकों इस दृष्टिसे मर्यादित कर लिया है कि हम 
कांग्रेसकों अपने साथ लेकर चल सकें और इस' प्रकार उस संस्थासे सम्बन्धित रहनेके 


३९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


; की 


योग्य बने रहें। में कहना चाहता हें कि आपने जो संशोधन पेश किया था और सभान 
जिस मौलिक प्रस्तावकों स्वीकार किया है, उन दोनोंमें कोई बड़ा अन्तर नहीं है। 
अन्तर इतना ही है कि मूल प्रस्ताव देशके सामने शुद्ध स्वराज्यके आदर्शकी दिल्लाम 
काम करनेकी बात सामने रखता है। इसलिए मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि परि- 
वर्तत सम्बन्धी आपकी यह आपत्ति [अगर आप उठाना ही चाहें) तो इतनी महत्त्वपूर्ण 
नहीं है कि आपको संस्था छोड़नी पड़। 

अब बच जाती है पद्धति-सम्बन्धी आपकी आपत्ति। आपने उक्त धारार का 
यह अर्थ लगाया है कि उसके द्वारा “अवेधानिक और गैर-काननी कारंवाइयों की छूट 
दी गई है। में इस अर्थकों बिलकुरू स्वीकार नहीं करता। आप यह तो मानंग ही कि 
“४ अवैधानिक ” और “गैर-काननी ” बिलकुल पारिभाषिक शब्द हें। मद्रासके एक 
भूतपूर्व एडवोकेट जनरल असहयोगकों / अवेधानिक ” मानते हें। और अगर में आपकी 
बात ठीक-ठीक समझा हाँ, तो आप उसे पूरी तरह वधानिक ” मानते हैं। कांग्रस- 
के विशेष अधिवेशनके अध्यक्षत सोच-समझकर निर्णय दिया कि मेरा प्रस्ताव अवधानिक 
नहीं था। मेने भी लगातार २० वर्षोतक खासी वकालत की है और मेरे लिए ब्रिटिश 
विधानके अन्तर्गत हिसात्मक आन्दोलनके अतिरिक्त किसी अन्य अवधानिक उदाहरणकी 
कह्यता कर सकता कठिन है। सभाके विधानकों असंदिग्ध शब्दोंमें हिसासे बरी रखा 
गया हैं द 

यही बात “गेर-कानूनी / शब्दके बारेम भी लागू है। विधिके ज्ञाता उसका व्या- 
खयाके सम्बन्ध में एकमत नहीं हें। डाक्टरकों लानके लिए अगर कोई साइकिल-सवार 
बिता रोशनी लगाये निकल पड़े तो यह कानूनके खिलाफ तो होगा; छेकिन यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह “ गेर-कानूनी ” हलूचलमें लगा हुआ है। वह बड़ी खुशीसे 
जुरमाना अदा कर देता हैं और इस तरह कानूनकों मानता है। किसी अत्याचारपूर्ण 
आदेशकी अवज्ञा करना कानूनके खिलाफ हो सकता है, किन्तु मेरी रायमें वह “ गर- 
कानूनी हहूचल ” नहीं है। ऐसा व्याख्यान देना भी गरकाननी हलचल नहीं हैं, जो 
किसी जल्‍दी चिढ़ जानवाले न्‍्यायाधीशकी रायमें विद्रोहात्मक है 

मेंने आपके सामने ये जो रोजमर्राके उदाहरण पेश किये हें, उनसे मेरा तात्पये 
यह दिखाना है कि जो देश अपने जीवन, सम्मान और धमकी रक्षाके लिए लड़ रहा 
हो, उसका अपने-आपको पेचीदे पारिभाषिक शब्दोंमें बाँध रखना बहुत ही खतरनाक 
बात है। यह तो ठीक ही है कि सभी सावंजनिक संस्थाएँ देशकी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनेकी पद्धतियोंके विषय्में अलग-अलग सोचें। में स्वयं अवेधानिक और गैर-कानूनी 
ढंगोंको बहुत नापसन्द करता हूँ, किन्तु में इनको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर भी नहीं देखना 
चाहता और न ब्रिटिश सम्बन्धकों ही बढ़ा-चढ़ाकर देखना चाहता हूँ। 

इसलिए में आपसे और आपके मित्रोंसे इस बातपर पुनविचार करनकी प्रार्थना 
.. करता हूँ कि आप लोगोंने एक एसी संस्थासे, जिसे आप परिश्रम और स्नेहके साथ 

पोषित करते रहे हे, जल्‍्दीमें छेद कर लिया है। देशके सामने नई 

..जिन्दगीका जो मंदान खुल गया है, यदि आप उसमें हाथ बेटाना चाहते हे और देशको . 








72 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ये सारी सेवाएँ मेने इसी विद्वासके बलपर की थीं कि मेरे इत कामोंसे साम्रा- 
ज्यमें मेरे देशकों समान पद मिलेगा। अभी पिछले दिसम्बरतक सरकारपर भरोसा 
रखकर सहयोग करनेके लिए मेंने अपने देश-बन्धुओंसे अनुरोध किया। मुझे तबतक 
यह आझ्या थी कि श्री लॉयड जॉर्ज मुसलमानोंकों दिये गये अपने वचनोंका पाकून 
करेंगे और सरकार द्वारा पंजाबमें किय गये अत्याचारोंकी जो तसवीर प्रकाशर्म आयी 
है उससे उन्हें पंजाबियोंकी हानिकी पूरी भरपाई करनेकी प्रेरणा मिलेगी। परल्तु श्री 
लॉयड जॉर्ज द्वारा किये गये विध्वासघात, और आपने जिस ढंगसे उनके व्यवहारकी 
सराहना की, तथा पंजाबमें किये गये अत्याचारोंपर पर्दा डालनंकी कोशिशके कारण 
सरकार और उस रटाप्ट्रकी नकतीयतीपर से, जो ऐसी सरकारका समर्थत कर रहा है, 
मरा सारा एतबार उठ गया है। 

यद्यपि आपके शुभ हेतुओऑपर से मेरा विध्वास उठ गया है, तो भी आपकी 
बहादुरीकोीं में पहचानता हूँ और जानता हूँ कि आप जो चीज न्याय और तकंके 
सामने अककर देनेकों तैयार नहीं होते, उसे वीरताके आगे झुककर देनेकों रजामन्द 
हो जायेंगे। 

साम्राज्यका भारतके लिए क्‍या अर्थ है, सो देखिये: 

ब्रिटनके लाभके लिए भारतकी सम्पत्तिका शोषण; 

रोज बढ़ता हुआ सैनिक खर्च और संसारके किसी भी देशकी अपेक्षा अधिक महंगे 
प्रशासनिक अधिकारी: 

भारतकी दरिद्रताका रत्ती-मर खयाल न कर अपव्ययपूर्ण ढंगसे संचालित सारे 
सरकारी विभाग; 

हम लोगोंके बीच रहनवाले मुट्ठी-भर अंग्रेजोंकी जान कहीं जोखिममें न पड़ 
जाये, इस इरसे सभी लोगोंके हथियार छीन कछेना और उसके परिणामस्वरूप लोगोंमें 
उत्पन्न नपुंसकता; 

ऐसी अत्यन्त खर्चीली सरकारकों चलानेके लिए शराब, अफीम आदि मादक 
पदार्थोका व्यापार करना; 

जनताके उद्गंगको प्रकट करनेके लिए रोज-ब-रोज बढ़ते हुए आन्दोलनको दवा 
देनकी खातिर आये दिन दमन और सख्त कानून; 

आपके उपनिवेशोंमें रहनेवाले भारतीयोंके प्रति किया जानवाला दार्मनाक 
बरताव और 

हमारी भावनाओंकी उपेक्षा करके पंजाबके शञासनकों दिया गया प्रशंसाका प्रमाण- 
पत्र और मुसलभानोंकी भावनाओंका तिरस्कार। 

में जानता हूँ कि यदि हम लड़कर आपके हाथोंसे अपना राज्य छीन सकें, तो 
आप इसपर एतराज नहीं करेंगे। आप जानते हें कि ऐसा करनकी हममें ताकत नहीं 
है, क्योंकि आपन ऐसी खुली और सम्मानित लड़ाई लड़नकी हमारी स्थिति नहीं रहने 
दी। इस प्रकार कड़ाईके मैदानमें अपनी वीरता साबित करनेके द्वार हमारे लिए बन्द 
हैं! आत्माका शौये दिखानेका मार्ग अब भी हमारे लिए खुला है। में जानता हूँ कि 


पत्र : भारतके अंग्रेजोंके नाम ३९९ 


आप इस शौयके आगे भी झुकेंगे। में इस समय अपने लोगोंमें उसी शौयंकों जगानेका 
काम कर रहा हैँ। असहयोगका अर्थ है, त्यागकी शिक्षा। जब हमने देख लिया कि 
इस देशके आपके शासनमें हम दिन-दित अधिक गृलामीमें फेसते जा रहे हें, तब हम 
आपके साथ और सहयोग किस लिए करें ? आज लोग मेरी सलाह मान रहे हे, सो मेरे 
नामके कारण नहीं। इस मामलेपर विचार करते समय आप' मेरे या अली' भाइयोंके 
तामको अलग रखें। में यदि आज लोगोंको मुसलमानोंका विरोध करनेकी सलाह देनेकी' 
मू्खेता करूँ या अली भाई उस प्रकार मुसलमानोंको हिन्दुओंके विरुद्ध भड़कानेमें अपने 
जादुई बलको काममें लें, तो मुझे और उन्हें दोनोंको जनता तुरन्त ठकरा देगी। आज 
लोग बड़ी संख्यामें हमें सुतनेकों इसलिए चले आते हें कि हम आपके जुल्मसे कराहते 
हुए लोगोंकी आन्तरिक भावनाओंकों वाणी देते हें। अली भाई भी कलूतक आपके 
मित्र थे, जैसा कि में था और अब भी हूँ। मेरा धर्म आपके प्रति मेरे अन्तरमें किसी 
भी प्रकारकी कटुता रखनकी मनाहीं करता है। मेरी कलाईमें जोर हो, तो भी में 
अपना हाथ आपके खिलाफ नहीं उठाऊँगा। में अपने कष्टसहनसे ही आपको जीतनेकी 
आकांक्षा रखता हूँ। अली भाई जरूर, उनसे हो सके तो, अपन दीन और देशकी खातिर 
तलवार उठा छेंगे। परच्तु लोगोंकी भावनाएं प्रकट करन और उनके दुःखोंका इलाज 
दुनके काममें उन्होंने और मेने लोगोंके साथ साझा किया है। 


आप लोक-भावनाके इस चढ़ते हुए ज्वारकों दबा देनेके उपायकी तलाशझमें हैं। 
में आपको बता दूं कि इसका एक ही उपाय है और वह यह कि रोगके कारणोंको 
ही ढूंढ़कर दूर कर दिया जाये। अब भी बाजी आपके हाथमें हैं। भारतके साथ किये गये 
घोर अन्यायोंके लिए आप प्रायश्चित्त कर सकते हें। आप मि० लॉयड जॉर्जेसे उनके 
वचनका पालन करा सकते हैं। में आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन्होंने जो-कुछ किया 
है, उससे निकलनेकी कितनी ही खिड़कियाँ उन्होंने स्वयं ही रख ली हैं। आप वाइस- 
राय महोदयकों अपन पदसे निवृत्त हो जानंको मजबूर कर सकते हे और वह जगह 
योग्य आदमीको दी जा सकती है। आप सर माइकेल ओ'डायर और जनरलूू डायर 
दोनोंके सम्बन्धर्म अपन विचार भी बदल सकते हें। लोगोंके माने हुए और उनके द्वारा 
चुन हुए सब मतोंके नताओंकी एक परिषद्‌ बुलवाकर भारतवासियोंकी इच्छानसार 
स्राज्य प्रदान करनका रास्ता निकालनके लिए सरकारको विवश कर सकते हैं। 


परन्तु जबतक आप यह न समझ लें कि प्रत्यक भारतीय सचम्‌च आपकी बरा- 
बरीका और आपका भाई है, तबतक आपसे यह नहीं होगा। में आपसे मेहरबानीकी 
याचना नहीं करता तो केवल मित्रके नाते एक कठिन प्रइनका सम्मानित हल 
आपको सुझा रहा हूँ। दमन और कठोरताका दूसरा रास्ता तो आपके लिए खला 
ही है। में आपको चेतावनी देता हूँ कि यह उपाय बेकार साबित होगा। उसका 
आरणम्म तो हो चुका है। सरकारन पानीपतके दो बहादुर आदमियोंको स्वतस्त्र 
मत रखत और प्रकट करनपर कद कर लिया है। एक अन्य व्यक्तिपर लाहौरमें 
मुकदमा चल रहा है। अयोध्यामें एक और आदमी कद हुआ है। तीसरेका फैसला 
होनवाला है। आपको देखना चाहिए कि आपके आसपास क्‍या हो रहा है। 


४०० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हमारा आन्दोलन तो दमन और सख्तीकी आशा रखकर ही शुरू हुआ है। में आदर- 
पूवंक आपसे दोनोंमें से अच्छा रास्ता अपनान और जिस भारतका आप नमक खा 
रहे हैं, उसके लोगोंका पक्ष लेनेका अनुरोध करता हूँ। उनकी आबकांक्षाओंकों 
5, श् ब् श्थ, ऐ 
दवानेका प्रवत्त करता इस देशसे बेवफाई करनके बराबर है। 
आपका विद्वस्त मित्र, 


मो० क० गांधी 


| अंग्रजी से | 
यंग इंडिया, २३-१०-११९२० 


२१३. “दलित ” जातियाँ 


स्वामी विवेकानत्द पंचमों को! “दलित जातियाँ” कहा करते थे। स्वामी 
विवेकानन्द द्वारा दिया गया यह विशेषण अन्य विशेषणोंकी अपेक्षा निस्सन्देह अधिक 
सटीक है। हमने उतका दलत किया है और परिणामतः स्वयं ही पतनके गतंमें 
जा गिरे। आज जो “इस साम्राज्यमें हमारी स्थिति अछ्तों-जेसी हो गई है” सो 
गोखलेके गब्दोंमें, बदलेमें हमारे प्रति न्‍्यायी ईश्वर द्वारा किया गया न्याय ही है। 
एक व्यक्तिने' मुझे एक बड़ा करुण पत्र लिखा है जो अन्यत्र प्रकाशित किया जा 
रहा है, जिसमें उसने क्षुव्ध होकर मुझसे पूछा है कि में उन लोगोंके लिए क्‍या 
क्र रहा हूँ। मेने उक्त पत्र, पत्र-लेखक द्वारा दिये गये झीषकस ही प्रकाशित किया 
है। हम अंग्रेजोंसे अपने खुनसे रंगे हाथ धोनेकों कहें, उससे पहले क्या हम हिन्दुओं- 
का यह ककत्तंब्य नहीं है कि स्वयं अपने दामनके दाग मिटा लें? यह समयपर 
पूछा गया एक सम्यक्‌ प्रश्न है। और अगर किसी गुलाम देशके किसी व्यक्तिके 
लिए अपने-आपको गुलामीसे छटकारा दिलाये बिना दलित जातियोंके लोगोंको 
उनकी गुरामीसे छुटकारा दिलाना सम्भव होता तो में आज ही यह काम कर 
गुजरता। लेकिन यह असम्भव है। गुलामको तो सही काम करनेकी भी छूट 
नहीं होती। उदाहरणाथे, विदेशी मालका आयात बन्द कर देता मेरे लिए उचित 
काम है, केकिन मुझे वेसा करनेका अधिकार नहीं है। इसी तरह मौलाना मुहम्मद 
अलीके लिए टर्की जाकर तुकोसे व्यक्तिश: यह कहना बिलकुल सही था कि उनके 
स्यायसम्मत संघर्षमें भारत उतके साथ है। लेकिन उन्हें ऐसा करनेकी छूट नहीं थी। 
अगर हमारी कोई सच्ची राष्ट्रीय विधान सभा होती तो में [सवर्ण| हिन्दुओंकी 
घुष्टताका उत्तर अवश्य देता --इस तरह कि केवछ दलित जातियोंके उपयोगके लिए 
ही खास कुएँ खुरबाता जो आजके कुओंसे बहतर होते और विशेष रूपसे उन्हींके 


१, भछुत जातिषाँ । 
२, एस० एम० माइकेछ; देखिए “सत्याग्रह और दलित जातियोँ?”, १७-११-१९२० । 


“४ दलित ” जातियाँ ४०१ 


लिए अपेक्षाकृत अच्छे और इतने अधिक स्कूल खुलवा देता कि दलित जातियोंमें 
ऐसा एक भी व्यक्ति न बचता जिसके बच्चोंकी पढ़ाई-लिखाईके लिए स्कूछ न होते । 
लेकिन अभी तो मुझे उस शुभ दिनके लिए प्रतीक्षा ही करनी है। 
लेकिन इस बीच क्‍या इन लोगोंको अपनी शक्ति और साधनोंके भरोसे ही 
छोड़ देना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेने अपने विनम्न तरीकेसे अपने पंचम ' 
भाइयोंके लिए जो-कुछ कर सकता हूँ, किया है और आगे भी करता रहूँगा। 
राष्ट्रके इन दलित लोगोंके लिए तीन रास्ते खुले हें। अगर उनका धीरज छूट रहा 
| हो तो वे इसके लिए दूसरोंकों गुलाम बनाकर रखनेवाली सरकारसे सहायता माँग सकते 
हैं। उन्हें यह सहायता मिल भी जायेगी, लेकिन यह ताड़से छूटकर भाड़में गिरनके 
समान होगा। आज “पंचम” छोग गुलामोंके भी गुलाम हें। अगर उन्होंने सरकारसे 
सहायता माँगी तो उतका उपयोग उनके अपने ही भाई-बन्दोंकों दबानके लिए किया 
जायगा। आज उनके प्रति अपराध किया जा रहा है, छेकिन अगर वे सरकारकी 
सहायता लेंगे तो वे स्त्रयं ही दूधरोंके प्रति अपराध करनेवाले बन जायेंगे। मुसलमानोंने 
यह नुस्खा आजमाकर देखा, लेकिन वे विफल रहे। उन्होंने देखा कि उनकी हालत 
तो पहलेसे भी बदतर हो गई है। सिखोंने अनजाने यही काम किया, लेकिन वे 
असफह रहे। आज भारतमें कोई भी समुदाय उतना असन्तुष्ट नहीं है जितने कि 
सिख हें। इसलिए सरकारी सहायता इस समस्याका कोई समाधान नहीं है। 
दूमरा रास्ता है हिन्दुत्वका परित्याग करके सामूहिक रूपसे इस्काम या ईसाइ- 
यतकों अंगीकार कर लेता, और अगर पाथिव समृद्धिके लिए अपना धर्म बदलना सही 
होता तो में बेहिचक उन्हें ऐसा करनेकी सलाह दे देता। छेकित धर्म तो हृदयकी चीज 
है, कोई भी भौतिक सुख-सुविधा ऐसी नहीं है जिसके कारण अपना धर्म छोड़ा जा 
सकता हो। अगर पंचम” समाजके साथ अमानवीय व्यवहार करतो हिन्दुत्वका अंग 
होता तो हिन्दू धर्मका परित्याग कर देना उनका भी परम कत्तंव्य होता और साथ ही 
मुझ-जैसे लोगोंका भी, जो धर्मको भी अन्ध-श्रद्धाका विषय नहीं बताना चाहेंगे और 
धर्मके पत्रित्र नामपर हर बुराईको बरदाश्त नहीं कर छेंगे। लेकिन मेरे विचा रसे, अस्पु- 
इयता हिन्दुत्तकका अंग नहीं है। यह तो हिन्दु्के शरीरपर निकला हुआ एक अतिरिक्त 
मांस-पिड है, जिसे हर सम्भव कोशिश करके काट फेंकना चाहिए। और ऐसे हिन्दू 
सुधारकोंकी बहुत बड़ी संख्या इस देशमें है जो पुरी रूगनसे हिन्दुत्वको इस कलंकसे 
मुक्त करनेके लिए प्रयत्नशील हें। इसलिए मेरे विचारसे धर्मंपरिवर्तत भी इसका 
कोई उपाय नहीं है। 
और तब अन्‍्तमें रह जाता है आत्म-सहायता और आत्म-निर्भरताके साथ-साथ 
ऐसे पंचमेतर हिन्दुओंकी मदद लेनेका रास्ता जो कत्तंव्य मानकर स्वेच्छासे मदद दें 
और यह न समझें कि वे कोई क्ृपाका कार्य कर रहे हैं। और यहीं असहयोगके 
प्रयोगकी बात आती है। श्री राजगोपालाचारी और श्री हनुमन्तरावने पत्र-लेखककों ठीक 
ही बताया कि में इस जानी-मानी बुराईको दूर करनेके लिए सुनियमित असहयोगका 
तरीका पसन्द करूँगा। लेकिन असहयोगका मतलब है दूसरोंकी सहायतापर निर्भर 
१८-२६ 


४०२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


न करके, स्त्रय॑ ही प्रथत्व करता। निषिद्ध स्थानोंमें प्रवेश करनका आग्रह करना असह- 
योग नहीं माना जायेगा। अगर ज्ान्तिपूर्वक ऐसा किया जाये तो अलबत्ता यह सविनय 
अवज्ञा माना जा सकता है। लेकिन मेंने स्वयं बहुत बड़ी कीमत चुकाकर यह रहस्य 
जाना है कि सविनय अवज्ञाके लिए बहुत अधिक प्रारम्भिक प्रशिक्षण और आत्म- 
संयमकी आवश्यकता होती है। असहयोग सभी कर सकते है, लेकिन सविनय अवज्ञा बहुत 
कम लोग कर सकते हें। अतः हिन्दुल्वके प्रति विरोध प्रकट करनेके लिए पंचम 
लोग, जबतक उनकी खास शिकायतें बनी रहती हे तबतक के लिए, बेशक अन्य हिन्दू- 
वर्गोस्ते सारे सम्यके और सम्बन्ध तोड़ ले सकते हें। लेकिन इसके लिए संगठित रूपसे 
समझदारीके साथ प्रयत्त करनकी जरूरत होगी। और जहाँतक मुझ दिखाई देता है 
पंचमोके बीच ऐसा कोई नता नहीं है जो उन्हें असहयोगके माध्यमसे विजय दिला 
सकता हा। द 
इसलिए पंचमोंके लिए इससे अच्छा रास्ता शायद यह है कि वे वर्तमान सर- 
कारकी गूलामीका जुआ उतार फेंकनके लिए आज जो महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन चल 
रहा है, उसमें हृदयसे शामिल हो जायें। हमारे पंचम भाई यह आसानीसे देख सकते 
हैं कि इस बुरी सरकारके विरुद्ध असहयोग करनकी पहली झातं यह है कि भारतीय 
राष्ट्रके विभिन्न अंगोंके बीच परस्पर सहयोग हो। हिन्दुओंकी यह समझना चाहिए कि 
. अगर वे सरकारके विरुद्ध सफलतापूर्वक असहयोग करना चाहते हें तो जंसे उन्होंने 
मुप्ऊमानोंकी समस्पाकों अपना बना लिया वंसे ही उन्हें पंचमोंके दुःखकों भी अपना 
बता लेता चाहिए। अगर असहयोगमें हिसा न हो तो यह तत्त्वतः एक गहरी आत्म- 
. शुद्धिका आन्दोलन है। यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है और पंचम लोग चाहे जान- 
बूझकर इसमें शामिल हों या नहीं, शेष हिन्दू समाज यदि उनकी उपेक्षा करेगा तो 
उपकी अपनी ही प्रगतिका मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा। इसलिए यद्यपि मुझे पंचमोंकी 
समस्थाका समाधान ँढ़नकी उतनी ही चिन्ता है, जितनी अपने प्राणोंकी रक्षा 
करनेकी, फिर भी में अपना सारा ध्यान राष्ट्रीय असहयोगपर ही केन्द्रित करके सन्तुष्ट 
हूँ, क्योंकि मेरा यह निश्चित विश्वास है कि इस बृहत्तर समस्यामें वह लघुतर समस्या 
भी सम्मिलित है। 
इसी समस्यासे सम्बद्ध है अब्राह्मणोंकी समसस्‍्या। मेरी बड़ी अभिलाषा है कि इस 
 समस्याका अध्ययन में और भी अधिक गहराईसे कर पाता। मद्रासमें एक निजी 
. ढंगकी बेठकमें मेने एक भाषण दिया था। उसके एक हिस्सेकों सन्दर्भसे अलग करके 
.. वेश किया गया हैं और इस तरह उसका दुरुपयोग तथाकथित ब्राह्मणों और अब्नाह्मणों- 
के पारस्परिक विरोधको बढ़ानके लिए किया गया है। मेन उस बंठकर्में जो-कुछ कहा 
.. उसका एक भी झछ्द में वापस नहीं छेना चाहता। उस बैठकमें मेने उन लोगोंसें कुछ 
. अनुरोध किया था जो ब्राह्मण मान जाते हैं। मेंने उनसे कहा कि मेरे विचारसे 
_ अब्राह्मणोंके प्रति ब्राह्मणोंका व्यवहार उतना ही शेतानियतभरा है जितना शैतानियत- 
मारे प्रति ब्रिटंनका व्यवहार। मेने आगे कहा कि बिना-किसी बखेंडे और 
जीके अब्राह्मणोंकों तुष्ट करना चाहिए। केकिन मेने जो-कुछ कहा, उसका उद्देश्य 













अलीगढ़ ४०३ 


यह कभी भी नहीं था कि महाराष्ट्र या मद्रासकी शक्तिशाली ब्राह्मणंतर जातियों या 
उनके बीच जो वरारती लोग हें उन्हें इस बातका प्रोत्साहन दूं कि तथाकथित 
ब्राह्मपोंकों डराएँ-चमकाएँ। में “ तथाकथित ” शब्दका प्रयोग जान-बूझकर कर रहा हूँ। 
कारण, जिन ब्राह्मणोंने अन्धविश्वास जनित रूढ़िवादितासे मुक्ति पा ली है, उनका न 
केवल अब्राह्मणोंस कोई झगड़ा नहीं है, वल्कि अब्नाह्मण लोग जिन बातोंमें पिछड़ हुए 
है उन वातोंमें उन्हें आगे बढ़ानेके लिए भी वे हर तरहसे तत्पर रहते हें। अपने देशसे 
प्रेम करनेवाला कोई भी व्यक्ति अगर अपन देशभाइयोंके तुच्छसे-तुच्छ वर्गकी भी उपेक्षा 
करना है तो वह अवने देशको सर्वसामान्य रूपसे आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए 
ब्राह्मगेतर जातियोंक जो लोग सरकारको रिझ्ञानेकी कोशिश कर रहे हैं, वे अपने- 
आपको और अयन राष्ट्रकों सरकारके हाथों बेच रहे हें। जिन लोगोंको सरकारमें 
विश्वास है वे बेशक उसे कायम रखनेके लिए जो सहायता देता चाहें दें, लेकिन 
जिस भारतीयकों अपनी मातृभूमिपर गये होगा वह असगुतके लिए कभी भी अपनी 


[# 


नाक नहीं कटायेगा। 
[ अंग्रेजी से | 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२० 


२१४. अलीगढ़ 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक पुरानी --पेतालीस साल पुरानी -- संस्था है। इसकी 
अपनी विशिष्ट परम्पराएँ हें। इसकी उपलब्धियोंका इतिहास बड़ा गौरवमय है। इसने 
भारतकों अली बन्धुओं-जैंसी विभूतियाँ दीं। यह भारतमें इस्लामी संस्कृतिका बहुत ही 
जाना-माना केन्द्र है। 

फिर में इसके वर्तमान स्वरूपको ध्वस्त क्‍यों करना चाहता हूँ? कुछ मुसलमान 
बहुत आसानीसे ऐसा सोच लेते हे कि में अछीगढ़के कल्याणके बहाने वास्तवमें इसका 
अकल्याण ही चाहता हूँ। उन्हें शायद यह मालूम नहीं कि में अलीगढ़ विश्वविद्याल्य- 
में जो-कुछ करनकी माँग उसके न्यासियोंसे कर रहा हूँ वही सब हिन्दू विश्व- 
विद्यालयके मम्बन्धरमें करनका अनुरोध में पंडितजीसे'! भी कर रहा हूँ। और में 
निश्चय ही बतारमसके विद्यारथियोंकों भी वही बातें समझानवाला हूँ जो बातें मेने 
अलीगढ़के विद्याथियोंकों समझानंकों कोशिश की है। मेने खालसा कालेजके सम्बन्धमें 
भी यही किया है। यह कालेज सिख संस्कृतिका एकमात्र केन्द्र हैं। 

मेरी यह उत्कट इच्छा है कि इन स्वतन्त्र संस्थाओंके वर्तमान स्वरूपको नष्ट 
कर दूँ, और फिर में इनके स्थानपर आजकी अपेक्षा कहीं शुद्ध और सच्ची संस्थाएँ 
खड़ी करनंका प्रयत्न करूँगा। 


१, पंडित मदनमोहन माल्वीय । 


४०४ सस्पूर्ण गांधी' वाहइमय 


में यह माननेसे इनकार करता हूँ कि ये संस्थाएँ किसी भी तरहसे अपनी-अपसी 
संस्क्ृतियोंकी सच्ची प्रतिनिधि हें। और अंग्रेजोंके हाथसे आज जितना खतरा इस्लामकों 
है उतना ही खतरा हिन्दुओं और सिखोंकों भी है। मैंने अलीगढ़के एक प्राध्यापकसे 
पूछा कि क्‍या जरूरत पड़नेपर आप ऐसा प्रचार कर सकते हैं कि पूर्ण स्वतच्त्रता 
भारतका अन्तिम लक्ष्य है, अथवा क्‍या विश्वविद्यालय गवनेरका ब्रिटिश शासककी 
हैसियतसे अपने यहाँ स्वागत करनेसे इनकार कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूपसे 
स्वीकार किया कि ऐसा सम्भव नहीं। और फिर भी में कहँगा कि भारतके अधिकांश 
विद्यार्थियोंके मनमें ब्रिटिश शासनके लिए प्रतिष्ठा या सम्मानका कोई भाव नहीं है। 
इस शासनसे वे बिलकुल ऊब चुके हैँ। निश्चय ही इसके प्रति उनके मनमें कोई 
सदभाव नहीं रह गया है। में तो कहूँगा कि लड़कोंकों इस कृत्रिम वातावरणमें 
रखता उन्हें अपने धर्मंसे विमुख होनेकी सीख देना है, और उन्हें वहाँ रखकर हम 
उनकी अपनी-अपनी संस्कृतिका बहुत बड़ा अपकार कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहेंगे 
कि हमारा राष्ट्र दम्भियों और मिथ्याचारियोंका राष्ट्र बन जाये। 

ब्रिटिश सरकारके क्या इरादे हे, हम जानते हैे। इस हालतमे अगर हम जलियाँ- 
वालाके निर्दोष रक्‍तसे रोंगे हाथों द्वारा दिये गये पंसोंमें से छोटी-सी रकम भी स्वीं- 
कार करते. हैं, जो पेंसा दरअपल हमारा ही है, तो यह हमारी पुंसत्वहीनता और 
अभारतीयताका सूचक होगा। अगर हम ऐसा करते हे तब तो जिस डाकन हमारी 
सारी सम्पत्ति छठ ली हो, हम उसके हाथोंसे भी निश्चय ही दान स्वीकार कर सकते 
हैं। इस सरकारने हमसे हमारा सम्मान छीना है और हमारे एक धर्मको खतरेमें 
डाल दिया है। मेरी नम्र सम्मतिर्म ऐसे स्कलोंमें शिक्षा प्राप्त करना पाप है, जिनका 
खर्च सरकार उठाती हो या जो सरकारके प्रभावमें हों। ह 

इसलिए में बहिचक यह सलाह दे रहा हूँ कि इन सारी संस्थाओंको, किसी भी 
कीमतपर, शीघ्र ही नष्ट कर देता चाहिए। लेकिन अगर इन संस्थाओंके न्येसी, 
शिक्षक और माता-पिता या बच्चे एक होकर काम करेंगे तो हमें कुछ भी गँवाना नहीं 
पड़गा बल्कि प्राप्त बहुत-कुछ होगा। 

में तो इन संस्थाओंका ढाँचा बदलनेको, आत्मा बदलनेकों कह रहा हूँ; आत्मा 
बदलनेकी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार हम पुराने पड़ गये शरीरका 
त्याग कर देते हें उसी प्रकार जो संस्थाएं पुरानी पड़ गई है, हमारी आवश्यकता 
पूरी करने लायक नहीं रह गई हें, उन संस्थाओंकों भी छोड़ देना चाहिए, और उनके 
बदले ऐसी नई संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए जो हमारी आवश्यकताएँ पूरी करनेकी 
दृष्टिसें ज्यादा उपयुक्त हों। जब राष्ट्र अपना कदम आगे बढ़ा रहा है तब अध्ययन व 
अध्यापतका काम करनवाली संस्थाएँ, जो राष्ट्रके युवक-समुदायका प्रतिनिधित्व करती 
हैं, पीछे कैसे रह सकती हैं। गुजरातमें ऐसे बहुत-से हाई स्कूलोंने, जिनकी उपलब्धियोंका 
इतिहास न्‍्यूनाधिक गौरवमय ही है, सरकारी अनुद्दन और सरकारी शिक्षा-व्यवस्थासे 
जुड़े रहनेके मोहसे छुटकारा पा लिया है। और इससे उनका कुछ घाटा नहीं हुआ, 
बल्कि उनका स्वरूप हर दृष्टिसे अधिक निर्मल हो गया है। अब वहाँके न्‍्यासी और 


हमारा पिछला दौरा ४०५ 


प्रधानाध्यापक अपने स्कूलोंके विद्याथियोंकों अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र वातावरणमें शिक्षा 
दे सकते हें। 
आर्थिक कारण तो उन्हीं लोगोंके मार्गमें बाधक होता है जो काम' नहीं करना 

चाहते | हमारी संस्थाएँ उस हालतमें नहीं चल सकेगी, जब शिक्षक और न्यासी लोग अपने 
न्यासके प्रति ईमानदार नहीं होंगे या अगर राष्ट्र सचमुच ऐसी संस्थाकों नहीं चाहेगा। 
असहयोगका कार्यक्रम इस' विश्वासपर आधारित है कि राष्ट्र वर्तमान सरकारसे ऊब 
गया है और इसे हिसाका सहारा लिये बिना बदलना चाहता है। अबतक का अनुभव 
यही' बताता है कि राष्ट्र निश्चित रूपसे परिवतंन चाहता है। अगर इसमें असफलता 
मिलती है या विलम्ब होता है तो उसका कारण कायकर्ताओंका अभाव होगा। 

| अंग्रजीसे | 

यंग इंडिया, २७-१०-१९२० 


२१५. हमारा पिछला दोरा 


हरएक यात्रामें मुझे इतने अधिक अनुभव हो रहे हे कि उनकी चर्चा करके पाठकों- 
को उनके परिणामोंसे अवगत कराना मेरे लिए कठिन हो रहा है। इसलिए में अबतक 
जो कह चुका हैँ, उसके साथ अनुशासन और संघटनकी आवश्यकतापर अतिरिक्त जोर 
देकर ही मुझे सन्तुष्ट होना पड़गा। में कानपुर तककी अपनी यात्राके विषयमें लिख 
चुका हूँ। में डर रहा था कि कानपुर -- मौलाना हसरत मोहानी और डा० मुरारी- 
लालके' कानपुरमें -- पहुँचकर क्या होगा? दोनों ही बहुत बड़ कार्यकर्त्ता हें। स्टेशनपर 
जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वेसी ही थी। जबरदस्त भीड़ हमारी प्रतीक्षा कर रही 
थी; किन्तु वह इतनी अनुशासित रही कि हम लोग जनताकों दो घनी पंक्तियोंके 
बीचसे आसानीके साथ बढ़ते चले गय और जबतक' मोटरगाड़ियोंमें जाकर अपनी- 
अपनी जगह नहीं बैठ गये, एक भी व्यक्ति टससे-मस' नहीं हुआ। जिस काममें 
फिजूल ही ३० मिनट चले जाते, उसमें पाँच मिनट भी नहीं छगे। जलूसका कार्यक्रम 
छोड़ दिया गया था; इससे खुशी' हुई। कार्यक्रम भी स्टेशन ही की तरह व्यवस्थित और 
कामसे-काम रखनवाला था। हम लोग [ डेरेपर ] करीब ८ बजे पहुँचे। एक ही दिन वहाँ 
रुका जा सकता था; किन्तु उतने ही समयमें कार्यकर्त्ताओंके साथ बैठक, 'शिकागों 
द्विब्यून ' के श्री फ्रेजर हंटकों निजी भेंट, विधवा आश्रम देखना, राष्ट्रीय गुजराती शालाका 
उद्घाटन, गुजराती महिलाओंकी एक सभा (जिसमें महिलाएँ बड़ी संख्यामें उपस्थित थीं ), 
राष्ट्रीय समझौता अदालतका उद्घाटन, सावंजनिक सभा और अन्‍्त्मोें मुलाकातियोंसे 
बातचीत की। ये सारे ही काम बिता-किसी अतिरिक्त भाग-दौड़ और परेशानीके 
तिपट गये। सार्वजनिक सभाके समय प्रारम्भमें थोड़ीसी गड़बड़ी हुई। यह जान पड़ा 


१. इन्होंने राषसाहबकी उपाधि छोड़ दी थी ओर संयुक्त प्रांतकी सरकारकों तमगा और सनद 
वापस कर दी थी । 


४०६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कि स्वयंसेत्रक्रोंकों पहलेत्ते कुछ हिंदायतें नहीं दी गई हें; किन्तु थोड़ ही प्रयत्तके बाद 
वहाँ भी पूरी शान्ति हो गई अतः लोगोंन लम्बे-लम्बे भाषण पूरी तरह शान्त रहकर 
सुने। मेरा विश्वास है कि जैसे ही हम संगठित हुए और हममें अनुशासन आया वंसे ही 
हमें स्व॒राज्य मिल जायगा। यदि हम सब एक होकर किसी भी विदेशी शक्ति द्वारा 
शामित होनेसे इनकार कर दें, तो हमारे-जैसे देशको इससे अधिक और कुछ करनेकी 
जरूरत नहीं है। लखनऊमें इससे बिलकुल उलठा रहा। स्टेशनपर यहाँसे वहाँतक गड़- 
बढ़ी-ही-गड़बड़ी थी और लोग उमड़ते चले आ रहे थे। वह अनुशासनहीन स्नेहका 
प्रदर्शर ही था। सब हम लोगोंतक पहुँचनेके लिए एक-दूसरेकों ढकेलते हुए चले आ रहे 
थे और यह किसी की भी समझम नहीं आ रहा था कि इस तरह हमतक' पहुंचना 
असम्भव है। अच्तमें मेने कह दिया कि में यहाँसे उस क्षणतक हिलेगा भी नहीं जबतक 
भीड़ अपने-आपको संयमित नहीं कर लेती। भीड़ जल्दी ही मेरी बात समझ गई और 
उसने हमारे निकलनके लिए रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद जलूस निकला -- परेशान 
कर देतवाला जलत। मौलाना अब्दुल वारीके यहाँ हम लोग ठहराये गये। हमारे दलमें जो 
हिंदू गामिल थे उनके लिए उन्होंने एक ब्राह्मण रसोइएका विशेष प्रबन्ध कर रखा था। 
पाठकोंकों याद होगा कि इसी जगह मौलाना जफरुल्मूल्क गिरफ्तार किये गये थे। मौलाना 
साहब तिष्कलंक चरित्रके एक सुसंस्कृत मुसलमान है। श्री विलोबीकी हत्या भी 
लखनऊसे थोड़ी ही दूरपर हुई थी; इसीलिए रातकी सभामें बहुत बड़ी संख्यामें लोग 
उपस्थित हुए। व्याख्यान बहुत शान्‍्त भावसे सुने गये। अच्छा होता, यदि मेरे पास 
भाषणगोंका सारांश देतेका समय और स्थान होता। हम सबने खीरीकी हत्याकी' बातको 
स्पष्ट किया कि खिलाफत समितिकी सतकताके बावजूद ऐसा किस तरह हो गया; 
और यह भी बताया कि इससे लोगोंमें अनावश्यक आतंक फैला; स्थानीय समितिपर 
लाँछव लगा तथा इस तरह खिलाफतके उद्दे्यको हानि पहुँची। मुझे इस बातका 
दुःख है कि सभामें नताओंमें से कोई नहीं आया था, इसलिए सबका ध्यान इस 
बातकी ओर गया। वे समझते हें कि असहयोग आन्दोलन हानिकर है। यह तो समय 
ही बतलायगा। हमें उनके प्रति निराश नहीं होना चाहिए। वे राष्ट्रके हैं और जिस 
दिन उतके मनका अविद्वास दूर हो जायेगा, वे भी देशके साथ कदम मिलाकर बढ़ेंगे। 

अमृतसर और लाहौरकी अभिभृत कर देनवाली घटनाएँ मुझे मन मारकर छोड़नी 
पड़ी हेँ। अब में भिवानीकी बात करूँगा। अमृतसरमें भी स्टेशनपर बहुत अधिक भीड़ 
थी, किन्तु वह अनुशासित नहीं थी। हम दूसरे प्लेटफा्मपर उतरे और उसकी आँख 
बचाकर निकल गये। लाहौरकी भीड़से हम मोटरमें यात्रा करके बचे। 

भिवानीतक रातमें जो यात्रा हुई, उसमें आराम नामको भी नहीं मिला। लोग 
जगह-जगह दर्शनका आग्रह करते रहे। एक आदमीने कहा कि महात्माको आरामकी 
जरूरत नहीं होती; उनका कत्तंव्य है कि वे लोगोंको दर्शन दें। जब हम लोगोंन दढ़ता- 
पूर्वक बिस्तर छोड़कर बाहर आनसे इनकार कर दिया, तो कुछ लोगोंको सचमुच ही बड़ी 
निराशा हुई। एकन कहा कि छोगोंकी इच्छाकी परवाह किये बिना दर्शन न देना इस 


१, विलोबीकी दृत्या । 


हमारा पिछला दौरा ४०७ 


बातका सूचक है कि हम लोग जनताको कुछ नहीं समझते। इसी तरह जागते और 
हैरान होते हुए हम लोग भिवानी' पहुँचे। आसपासके गाँवोंसे कोई ५० हजार आदमी 
इकट्ठ थे और मुझे रूगता था कि हम लोग उसमें पिस ही जायेंगे। किन्तु जब मेने 
वहाँ परिपूर्ण व्यवस्था देखी, तो मुझे ताज्जुब हुआ और बहुत अच्छा छगा। स्टेशन- 
प्र न भाग-दौड़ थी और न शोर-गुल। सब अपनी-अपनी जगह खड़ रहे। जबरदस्त 
भीड़के बावजूद जलसकी आसानीसे व्यवस्था होती रही। सभा मण्डपकी व्यवस्था तो 
और भी' ध्यान देने योग्य थी। बहुत बड़ा कलापूर्ण किन्तु आडम्बरहीन एक मण्डप, 
जिसमें एक भी कुर्सी नहीं, अध्यक्षेके लिए भी नहीं; पण्डालके बीच एक हरूम्बा ऊँचा 
मंच जिसपर सम्श्रान्त अतिथियोंके बेठनेकी व्यवस्था। पण्डालमें कोई १२ हजार लोग बैठे 
थे और फिर भी पण्डाल ठसा-ठप्त नहीं था। फाटक चौड़े-चौड़े थे और मेदानका उतार 
मध्यकी ओर रखा गया था, ताकि सब आसानीसे मध्यमें रखा हुआ मंच देख सकें। 
में इतना ही सुझाना चाहता हूँ कि अद्धंवृत्ताकार मण्डप ज्यादा अच्छा होता है। मंचके 
पीछे बेठनेका इन्तजाम नहीं होना चाहिए। सिन्धके इन्तजामकी हम इन स्तम्भोंमें चर्चा 
कर चुके हें। अंग्रेजी अक्षर उलटी [टी] ,.' की तरह बैठनका प्रबन्ध था, इसलिए 
सुननेकी हृदतक यह प्रबन्ध बेहतर था। 

आनवाले कांग्रेसके अधिवेशनमें भिवानी और हैदराबाद (सिन्ध) का उदाहरण 
सामने रखना चाहिए। स्वागत समितिकों इस तरह कुछ सहस्न मुद्राओं और जगहकी 
बचत हो जायेगी। अलबत्ता उन्हें मंचपर या उसके नीचे, कुसियोंका बहिष्कार करना 
पड़ेगा। हमें अधिकसे-अधिक जनता और जननेताओंको आकर्षित करनेकी कोशिश करनी 
चाहिए। हम थोड़से पढ़े-लिखे लोग जनताकों उसके अपने नताओंके द्वारा ही नियन्त्रित 
रखनेकी आशा कर सकते है, क्योंकि जनताकी तरह ही उसके नेता भी भोले-भाले और 
सरल हें। कुछ लोग ही कुर्सियाँ चाहते हे, इसलिए अगर उन' ज्यादातर आदमियोंपर 
कुसियाँ थोपें, जिन्हें उनकी जरूरत महसूस नहीं होती, तो यह एक प्रकारकी करता 
है। में यह भी आशा करता हूँ कि नागपुरके स्वयंसेवकोंको अभीसे प्रशिक्षण देता शुरू 
कर दिया जायेगा। उन्हें उनके विभिन्न सेवा-कार्य अभीसे सिखाये जान चाहिए, ताकि 
छोटीसे-छोटी बातका भी अच्छेसे-अच्छा इन्तजाम हो सके। 

[अंग्रेजी से 
यंग इंडिया, २७-१०-१९२० 


२१६. मालवीयजी और शास्त्रियरके बचावमें 


सेवामें 
सम्पादक 
“यंग इंडिया 
महोदय, 

“स्कूलों और कालेजोंका व्यामोहु ” ' शीर्षक अपने लेखमें महात्मा गांधीने 
विद्यार्थियोंके स्कूल और कालेज छोड़ देनके सम्बन्धर्में असहयोग कार्यक्रमकी चर्चा 
की है। यह स्वीकार करते हुए कि इस प्रस्तावकों  हानिकर ” और  देशके 
उच्चतम हितोंके विरुद्ध / बताया गया है, वे कहते हैं कि पण्डित सदनमोहत 
मालवीय इसके सबसे कट्टर विरोधों हें । इसके बाद वे पण्डितजीके इस रुखका 
कारण ढूँढ़नकी कोशिश करते हें। और महात्मा गांधीके ही शब्दोंमें, “ में इसका 
जो उत्तर ढूंढ़ पाया हूँ वह यह है कि जहाँ पहले बर्गके लोग वर्तमान दशासन- 
पद्धतिको एक खालिस बराई मानते हूं, वहाँ दूसरे बर्गके लोग ऐसा नहीं मानते 
हैं। दूसरे शब्दोंमें, मेरे सुझावके विरोधी लोग पंजाब और खिलाफत सम्बन्धी 
अन्यायोंकी गम्भीरताका पर्याप्त अनुभव नहीं करते।” और वे आगे कहते .हें, 
/ यह सोचा भी नहीं जा सकता कि मालवीयजी और शास्त्रियर इन अन्यायोंको 
मेरी तरह महसूस नहीं कर सकते। लेकिन सेरे कहनेका तात्पय बिलकुल यही 
है।” हम महात्मा गांधीको विववास दिलाते हें कि उनके प्रति हमारे मनमें 
अपरिमित और उत्कद सस्सान है, लेकिन इसी कारणसे हम दूसरोंकी ईसान- 
दारोकी ओरसे अपत्री आँखें बन्द नहीं कर ले सकते। हम सर्वश्री मालवीयजी 
और शास्त्रियरकी वकालत नहीं कर रहे हैँं। वे स्वयं बहुत समर्थ हें। पण्डितजी 
द्वारा कॉंसिलमें दिया गया ओजस्वी भाषण, जलियाँवाला बाग-स्मारकके लिए 
चन्देकी मर्मुस्पर्शी अपील, और अभी हालमें बम्बई-स्थित एस्पायर थियेटरमें दिया 
गया उनका जोशीला भाषण इन सबसे महात्मा गांधीने, निस्सन्देह अनजान ही, 
जो बातें उनके विरुद्ध कही हैं, उनका खण्डन हो जाता है। श्री शास्त्रियरन “ सर्वेट 
ऑफ इंडिया में! जो लेख लिखें हें और पंजाबकी शोकजनक घटनापर जो 
भाषण दिये हें, वे उनकी ज्वलन्त देशभक्तिके प्रमाण हें। हाँ, यह जरूर है कि 
श्री गोखलेके इन योग्य उत्तराधिकारीके निष्पक्ष दृष्टिकोणके कारण इनकी देश- 
भक्तिका रूप कुछ सौम्य हो जाता है। इन दोनों महापुरुषोंने खिलाफतके 
सम्बन्धर्म भी अपनी गहरी भावनाकों पर्याप्त अभिव्यक्ति दी है। 


१, तारीख २९-९-१९२० । 
२. भारत सेवक समाज (संवद्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी ), पूनाका मुख-पत्र । 


7 


मालवीयजी और शास्त्रियरके बचावमें ४०९ 


महात्मा! गांधी स्वयं ही व्यक्तिकी स्वतन्त्रताके सवालपर और अपनी 
अन्तरात्माकी आवाजके अनुसार चलनेके महत्त्वपर इतना कुछ कह चुके हैं कि 
हमें यह विश्वास नहीं होता कि अपन किसी भी कामसे वे उस स्वतन्त्रता- 
पर प्रतिबत्ध रूगानकी कोशिश करेंगे या उस आवाजको बन्द कर देलेका प्रयत्न 
करेंगे। लेकिन वास्तवमें इस लेखमें अप्रत्यक्ष रूपसे, ठीक ऐसा ही करनकी कोशिश 
की गई है, यह बात तो समझसें आ सकती है कि लक्ष्यतक पहुँचनेके उपायके 
बारेमें मतभेद होनेकी काफी गुंजाइश है, लेकिन यह बात समझसें नहीं आती 
कि कोई महात्मा गांधी-जेसा जबरदस्त व्यक्तिवादी स्वप्नमें भी भिन्न सत प्रकट 
करनपर रोक लगानकी कोशिश केसे कर सकता है। 

अन्तमें, हम महात्मा गांधीसे अनुरोध करते हे कि वे ऐसी गोलमोल बातें 
न कहा करें। हम आधुनिक बुद्धसे अनुरोध करते हें कि वे इस तरह लोगोंकी 
भावना न उभारें, और जो-कुछ कहें, तक्कके आधारपर ही कहें। हमें विद्वास 
है कि उन्होंने जो-कुछ कहा है, वे उसके अनौचित्यको समभझेंगे और उसका 
प्रतिकार करनमें शीघक्षता करेंगे। हमें भरोसा है कि महात्मा गांधी यह स्वीकार 
करेंगे कि जेसे सदाशयतापुर्ण उनके विश्वास होते हें बसे ही सदाशयतापुर्ण हमारे 
विश्वास भी हो सकते हैं, और जो विचार-स्वातन्व्य वे अपने लिए चाहते हें 
वही विचार-स्वातन्त्य हमें भी देंगे, यद्यपि दुर्भाग्यवद् हमें उनसे भिन्न संत 
रखना पड़ रहा है। 

आपके, 
£ स्वदेशी 


मुझे इस' पत्रकों प्रकाशित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। इस पत्रके लेखकगण 
मेरे सम्मानके पात्र हे क्योंकि उन्होंने इन दो महान्‌ देशभकतोंका बचाव करनेकी कोशिश 
की हैं। बड़ा अच्छा होता अगर उन्होंने मुझे अपने नाम भी' प्रकाशित करनेकी अनु- 
मति दी होती । फिर भी, में पाठकोंको इतना सूचित कर दूँ कि ये सब गुजराती हे। 
और यह मेरे लिए गवंकी बात है कि अन्य' लोगोंकी तरह ही गुजराती लोग भी 
मालवीयजी या शास्त्रियरजीकी देशभक्तिप'र आक्षेप करना बरदाइत नहीं कर सकते। 
लेकिन सबसे पहले में इन मित्रोंको आइवस्त कर दूं कि इन दो देशभक्‍तोंका सम्मान 
वे मुझसे अधिक नहीं कर सकते। फिलहाल, कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामलोंमे हमारे 
बीच मतभेद है। मेने इस मतभेदका कारण ढूंढ़नेकी ईमानदारीसे कोशिश की है और 
इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि खिलाफत और पंजाबके सम्बन्धमें किये गये अन्यायोंको 
वे उतनी तीत्रतासे अनुभव नहीं कर सकते जितनी तीक्नतासे उन्हें में अनुभव करता 
हूँ। अनुभूतिका मापदण्ड कम है, शब्द नहीं। उतका निदान मेरे निदानसे भिन्न है। इन 
दोनों अन्यायोंसे में इसी' निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि इस सरकारसे मुझे किसी भी अच्छाई- 
की अपेक्षा नहीं रखनी. चाहिए। वे ऐसा नहीं मानते, अत: उनके लिए सरकारके 
साथ सम्बन्ध रखना सम्भव है। लेकिन मेरे लिए, जबतक सरकार अपने कियपर 


४१० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पश्चात्ताप नहीं करती तबतक, उससे कोई सम्बन्ध रखना असम्भव है। सम्भव है, दो 
सर्जन किसी रोग-विशेषका निदान एक ही करें, और फिर भी एक उसके लिए सिफ्फे 
मरहम और दूसरा उसके लिए गम्भीर आपरेशनका सहारा ले किन्तु इस कारण जो 
डाक्टर आपरेशन करता है उत्तके प्रति मतमें आदरका अभाव आ जाना जरूरी नहीं 
है। और अगर दूसरा सर्जन इलाजके तरीकोंमें इस फकंका कारण ढूँढ़न बैठ तो 
उसे यह कहनेका अधिकार है और उसका यह कहना उचित होगा कि जिसने 
मरहम लगानेकों कहा वह रोगकी गम्भीरताको अनुभव नहीं कर पाया, हालाँकि उसने 
भी उस रोगकों उसी नामसे बताया जिस नामस्रे दूसरे सर्जतने बताया। में पत्रलेखकों- 
को यह भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ कि मेंने इस मामलेमें कोई गोलूमोल बात 
नहीं कही। में किसीकी स्वतन्त्रतापर अंकुश भी नहीं लगाना चाहता, किसीकी अचन्त- 
रात्माकी आवाज भी बन्द नहीं करना चाहता, और इन दो देशभक्‍तोंके सम्बन्धर्म तो 
और भी नहीं। इसके वितरीत, मुझमें इतनी विनय' है कि में कह सके कि यद्यपि मुझे 
पूरा विश्वास है कि मेरा निदान और उपचार, दोनों सही हे, फिर भी वे गलत हो 
सकते हैं। और जब में देखेँगा कि वे गलत हे तो में अपनी गलती स्वीकार करन में 

श-भरकी भी देर नहीं करूँगा। और अच्तमें में अपने इन मित्रोंकों विश्वास दिलाता 
हूँ कि किसीकी भावताकों न उभारकर, किसीके जोशकों न जगाकर, दुर्बोधसे-दुर्बोध 
सत्यकों सादेसे-पादे शब्दोंमें -- इतने सीबे-सादे शब्दोंमें कि वह अशिक्षित जनसाधारण- 
की समझमें भी आ जाये -- प्रस्तुत करना मैंने अपने जीवनका उद्देश्य बना लिया है। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया २७-१०-१९२० 


२१७. भाषण : डाकोरमें 


२७ अक्तूबर, १९२० 

आप सब और में इस यात्रा-स्थानपर इकठठ हुए है, परन्तु इस समय भारतकी 

एसी विषम स्थिति है, ऐसी दीन दशा है कि हम यात्रा-स्थलूपर पहुँचकर भी पवित्रताका 

अनुभव नहीं कर पाते। और में तो इस पवित्र स्थानपर रणछोड़जीके दर्शनोंके लिए 

नहीं आया हूं। इस समय रणछोड़रायमें' ऋणसे मुक्त करनेकी ताकत नहीं रही। इसका 

कारण यह है कि हम, जो उनके पुजारी हें वे, सच्चे पुजारी नहीं रहे; हम अपनी 

श्रद्धा खो बेठ है। यात्रा-स्थान पवित्रताके बजाय पाखण्डके घर बन गये हें, यह में 
आँखों देख रहा हँ। इस आपत्तिसे, इस पापसे ईह्वर हमें कब छड़ायेगा? 

मेन कई बार सुना है कि डाकोरजीमें आनंवाले बहुतसे लोग अच्छे चाल-चलनसे 

नहीं रहते। यहाँ आते-जाते कुछ स्थानोंपर वे अभद्र व्यवहार करते है। मुझ पता नहीं 


“ रणछोडराब ” के “रण” शब्दको “ऋण ? का अपभ्रंश मानकर युजरातमें वैष्णव-भक्‍त उसका 
थ॑ “ ऋणले छुड़ानेवाला ” करते हैं । 


भाषण : डाकोरमें ४११ 


यह बात सही है या गलत। परच्तु यदि हमारा धर्म --हिन्दुओंका धर्म और मुसल- 
मानोंका धर्म -- हमें कुछ सिखाता है, तो पहली चीज वह यह सिखाता है कि हमें 
अपनी विषय-वासताको, अपनी इन्द्रियोंकों काबूमें रखता चाहिए। सभी धर्म हमें 
सिखाते हे कि संसारमे जितनी स्त्रियाँ हे, वे सब, बड़ी उम्रवाली हमारी माता-समान हें, 
बराबरकी उम्रवाली बहनके समान और छोटी पुत्रीके समान हैं। मेने सुता और माना 
भी है कि डाकोरमें आनंवाले धर्मके इस पहले नियमका उल्लंघन करते है। फिर भी 
वे मानते है कि गोमतीमें स्तान करके वे पवित्र हो जायेंगे। यह किस कामका ? में यह 
भी नहीं मानता कि स्वान करके उनका इरादा पवित्र होनका होगा। सत्यका पालन, 
ब्रह्मचर्यका पालन साधारण धर्म है। गृहस्थोंके लिए भी ब्रह्मचर्य-पालन धर्म है। ब्रह्म- 
चर्यका अर्थ है कान, आँख, नाक, जीम और त्वचा सभी इन्द्रियोंका संयम । यह धर्म 
केवल संन्यासियोंके लिए नहीं, सद्गृहस्थोंके लिए भी है। यह सादा नियम जो न पालता 
हो, वह सद्‌गृहस्थ ही नहीं। इस संसारमे, हिन्दू समाज और मुस्लिम समाजमें भी, 
यदि हमें ठीक ढंगसे रहना हो, स्वतन्त्र होकर रहना हो, किसीके गुलाम न बनना हो, 
तो यह हमारा सबसे पहला कत्तंव्य' है। 

मुझसे किसीन कहा कि इस जलूसेमें बहुतसे घाराला' भाई होंगे, उन्हें दो शब्द 
कहिये। उनसे में क्या कहूँ ? परन्तु इतना तो मुझे उनसे कहना ही' चाहिए कि यदि आप 
धर्मको समझते हों, तो वह धर्म यह नहीं कहता कि आप दूसरोंको लटठें। लूटकर जीनसे 
तो आत्महत्या कर लेना अच्छा है। दूसरोंको छूटकर खानसे भूखों मरना बेहतर है। 
दूसरोंको लूटकर कपड़े पहननेसे' नंगी हालतमें रहना ज्यादा अच्छा है। 

आज में सारे भारतसे विनती कर रहा हँ। वह सिफ्फ बनिय, ब्राह्मणोंसे नहीं करता, 
परन्तु भारतमें ढेढ़, भंगी, धाराला जो भी हैँ -- मुसलमान, ईसाई, पारसी -- सबसे में 
विनती कर रहा हूँ कि अगर आपकी इच्छा भारतको सुखी बनाने की हो, तो आपका 
पहला धरम यह है कि भिन्न-भिन्न धर्मोके साथ आपको एकदिल होक'र रहना चाहिए। 
यह पड़ोसीका धर्म है। भाई शौकत अलीको कामके सिलसिलेमें बम्बईसे बाहर न जाना 
पड़ा होता, तो आप उन्हें हिन्दुओंके इस तीथ-स्थानमें मेरे साथ देखते। में जहाँ जाता 
हूँ, वहाँ उन्हें --- और अब तो इन दोनों भाइयोंको --- अपने साथ ही दौरेपर ले जाता हूँ । 
में सबसे कहता हूँ कि मेरे दो सगे भाई गुजर गये हे, परन्तु इन दो भाइयोंके प्रति 
मेरा भाव सगे भाईसे जरा भी कम नहीं है। में सनातनी हिन्दू होनेंका दावा करता 
हूँ और इन दो मुसलूमानोंके साथ भाईचारा रखकर भी अपना हिन्दू धर्म पूरी तरह 
पाल रहा हूँ। इसमें मेरा स्वार्थ है। यदि में हिन्दू होते हुए इस्लामके लिए मर सक, 
तो समय आनंपर हिन्दू धर्मके लिए भी मर सकगा। इसमें मेरी अपनी और देशकी 
परीक्षा है। 

सात करोड़ मुसलमान भाइयोंपर महान्‌ धर्म-संकट आ पड़ा है। एक विकराल 
हुकूमत उनके धर्मको छिन्न-भिन्न कर देनपर तुली हुई है। जैसे इस समय आकाशमें चर्द्ध- 
माको ग्रहण छगा हुआ है, वसे ही इस्लामको इस सल्तनतके ग्रहणने ग्रस लिया है। उसे 


१, शुजरातकों एक जाति । 


४१२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आप मुक्त कराइये। चन्द्रमाका ग्रहण तो स्थूल ग्रहण है। उससे मुक्त होना हमारे हाथमें 
भी नहीं। मुझे यह चर्द्रग्रहण जरा भी नहीं डराता, मझसे वह उपवास नहीं करा सकता। 
परन्तु हमारी आत्माको जो ग्रहण छग गया है, हमारे हृदयकों जिस ग्रहणन ग्रस लिया 
उससे म॑ काँपता हँ। उस ग्रहणसे मुक्त होनका उपाय उपवास हो, तो में ईदृवरसे 

माँगता हैँ कि वह मुझे उपवास करनकी शक्ति दे। इस ग्रहणसे मक्‍त होनका इलाज 
आत्महत्या हो, तो परमेश्वर मुझे आत्महत्या करनकी शक्ति दे। भारतका सुन्दर चन्द्र 
इंग्लेंडके कलंकसे मलित है। इसका एक कारण में बता चुका हूँ। इस्लामपर हुकूमतकी 
तलवार लटक रही है। आज वह इस्लामपर लटक रही है, कल हिन्दुओंकी बारी 
आयेगी। जिस हुकूमतने इस्लामको दगा दिया है, जिस हुकूमतने पंजाबके द्वारा सारे 
भारतको पेटके बल चलाया है, जिसने पंजावके जरिये छोटे-बड़े बच्चोंको जबरन सलामी 
देनेको मजबूर किया है और ऐसा करते हुए जिस हुकमतके हाथों छः:-सात वर्षके दो 
बालकोंके प्राण चले गये, जिस हुकूमतके अधीन एक या डेढ़ हजार निर्दोष मनुष्योंकी' 
हत्या हुई है, वह हुकूमत कसी होगी ? हमपर किस हृदतक इस हुकमतका ग्रहण लगा 
है, इसका में अन्दाज नहीं लगा सकता। 

मौजूदा शासन रामराज्य नहीं; रावणराज्य है। इस रावणराज्यमें हम पीडित 
हैं और पाखण्ड सीखते हें। ऐसे रावणराज्यमें हम मृक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 
क्या पाखण्डियोंके साथ पाखण्डी बनकर ? शठके साथ शठतासे मुकाबला करके ? 
पाखण्डमें हम उत्की बराबरी कंसे कर सकेंगे? इस सल्तनतकी चालाकियोंका 
मुकाबला हम कंसे कर सकंगे ? जिस सलतनतन छल-कपटमें प्रवीण यरोपको भी 
अपन छल-कपटसे मात कर दिया है, उसके सामन यहाँके कटनीतिज्ञ क्या कर सक 
हैं! हिन्दू-मुसलमानोंको पाखण्ड करता हो, तो भी हमारे पास यह पाखण्डकी 
विद्या नहीं है। रावणको पाखण्डसे मारता हो, तो उसके जेसे दस सिर और बीस 
भुजाएँ चाहिए, सो कहाँसे लायें? उसे मास्नेका काम राम-जैसा पाखण्डी ही कर 
सकता है। रामके पास क्‍या पाखण्ड था? उसने ब्रह्मचयेका पालन किया था; उसे 
ईदवरका डर था; उसकी सेता बन्दरोंकी थी। बन्दरोंने कभी हथियार उठाये है? 
आज भी हम दिवाली मनातें हें, सो रामकी रावणपर विजय मनाते है। परन्तु यह 
विजय हम तभी मना सकते हें जब हम इस दस नहीं, किन्तु दस हजार सिरोंवाले 
रावणको छिन्न-भिन्न कर सकें। जबतक हम यह न कर सकें, तबतक हमारे लिए 
वनवास ही रहेगा। आप सीताजी-जंसी सतियोंपर कुदृष्टि न डालें, तभी इस 
सल्तनतको मात दे सकेंगे। शैतानकों ईद्वर ही मात दे सका है। उसीने शैतानकों 
पेदा किया और वही उसे मार सकता है। इन्सानकी ताकतसे वह नहीं हारता। 
अकेले ईद्वरकी ही गुलामी करनंवाले मनुष्यके हाथसे ईइवर ही उसे हराता है। 

हमें इतनी जबरदस्त हुकूमतसे मुकाबका करना है। उसकी तरफसे आनंवाले 
दुःखोंका रोना में नहीं रोना चाहता। में तो उलठे भारतसे यह माँगता हूँ कि उसकी 
बुराई करनेका अधिकार आप लोग मुझ अकेलेकों ही दे दें। में जब सरकारके 
साथ सहयोग करता था, तब आपके मूँहसे इस सरकारके बारेमें मेने अंगारे झरते 


भाषण : डाकोरमें ४१३ 


देखे हैं। आपके मूँहसे सरकार की निन्‍दा भी शोभा नहीं देती। मेने जो कड़वे 
घूँट पिये हो, वे आपने कभी नहीं पिये। वे कड़वे घूँट पीकर मेने जो शवित प्राप्त 
की है उसकी शतांश भी आपने प्राप्त नहीं की। उससे नाराज होनके बहुतसे कारण 
मुझे मिले, परन्तु अपना गुस्सा में पी गया। इस अवसरपर भी में क्रोधर्म आकर 
एक भी शब्द नहीं बोल रहा, परन्तु अपनी आत्माके ही शब्दोंको दुहरा रहा हूं। 
में नहीं चाहता कि आप अंग्रेजी राज्यके प्रति ऋषधमें एक वाक्य भी बोले। अंग्रेजोंकी 
बुराई देखनेके बजाय आप अपनी ही बुराई देखिये और उसे निकाल दीजिये। 
तब आप स्वतन्त्र हो जायेंगे--मुक्त हो जायेंगे। में अंग्रेजी हुकूमतके ऐब बता 
रहा हूँ, सो प्रत्यक्षदर्शीके रूपमें ही बता रहा हूँ। इस हुकूमतकोीं तीस साल सच्चे 
दिलसे सेवा करनेके बाद मुझे इतमीनान हो गया है कि यह रामराज्य नहीं, 
रावणराज्य हैं। इस समय यह हुकूमत मुझे बुरी लग रही है, इसलिए नहीं कि 
मुझे कोई अंग्रेजोंके प्रति नफरत है, मुझे नफरत तो हुकूमतके प्रति है। जबतक अंग्रेज 
सरकार पद्चात्ताप नहीं करती, भारतके स्त्री-पुरुषोंसे माफी नहीं माँगती और यह 
नहीं कहती कि हम तुम्हारे नौकर हे और नौकर बवाकर रखो तो रहना चाहते हे, 
तबतक' में इस हुकूमतके हवाई जहाजों और मशीनगनोंका सामना करनेको तेयार 
हँँ। इसके हवाई जहाज और मशीनगन मुझे डरा नहीं सकते। 

इस हुकूमतका सामना करनेमें मुझे धर्मकी बिलकुल हानि होती दिखाई नहीं देती । 
मौका पड़े तो जैसे में लड़केके विरुद्ध असहयोग कर सकता हूँ, वेसे ही हुकूमतके विरुद्ध 
भी करूँगा। यह भी' धर्म है। मनुष्य मात्र भूलोंसे भरा है, पापी है। में स्वीकार 
करता हूँ कि में संयम-घर्मं पाछता हूँ, फिर भी पूर्ण नहीं हूँ। मुझमें पाप और 
अपूर्णता भरी है। तो भी में पापसे डरता हूँ | मुझमें त्रुटियाँ हें और उन्हें निकालनेकी 
में कोशिश करता हूँ। में उनका गुलाम नहीं हूँ। यह हुकूमत तो पापको ही धर्म मानती 


: है। यह हुकूमत दूसरे देशोंको कुचलछकर अपने देशकों खुशहाल बनाती है। यह अत्या- 


“ चार है। में दूसरे देशोंकों कुचलकर, मिट्टीमें मिलाकर भारतकों खुशहाल बनाना 


नहीं चाहता। दूस'रोंके धर्मको मिटाकर में भारतकों उठाना नहीं चाहता। परन्तु यह 
सल्तनत तो कहती है कि हम बादशाहतके लिए चाहे-जो अत्याचार करेंगे। सल्तनत 
ऐसा कहती ही नहीं, करके दिखाती है। पंजाबमें उसने करके दिखा दिया। में कृष्णका 
पुजारी आप सबसे कहता हूँ कि ऐसी हुकूमतके स्कूल-कालेजों और उसकी अदालतोंको 
ठुकरा दीजिये। मुझे अपने शरीरके लिए किसीका डर नहीं है। अपना शरीर तो 
में इस हुकूमतकों सौंपकर ही यहाँ बैठा हुआ हूँ। अपने हृदयका नेतृत्व आप ईश्वरको 


“ ही सौंप दीजिये। उस समय आपकी बेड़ियाँ टूट जायेंगी। 


असहयोग सोने-जैसा शास्त्र है, दिव्य शस्त्र है। हिन्दुओंको वह श्रीकृष्णसे मिला 


है; मुसलमानोंकों मुहम्मद पेगम्बरने दिया है; पारसियोंको जेन्द अवेस्ता से मिला 


स् अरब, 


है। जहाँ तुम अन्याय देखो; किसी मनुष्यमें अन्यायकों मूर्तिमान्‌ देखो, तो उस 
मनुष्यका त्याग कर दो। तुलसीदासजीन बहुत ही' मृदु भाषामें कहा है कि असन्‍न्तसे 
टूर भागों, असन्‍्त अपने समागमसे पीड़ित करते हैं। जैसे दावानलसे दूर भागते 


४१४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हो, वैसे ही असन्तसे-- अन्यायसे भागो। भागनंका ही अर्थ असहयोग है। असहयोग 
द्वेष या बेर नहीं है। यह तो धर्मात्माका धर्माचरण है। असहयोग बाप-बेटेमें उचित 
है, स्त्री-पुछपके बीच कत्तेव्य है, संगे-सम्बन्धियोंमें फर्ज है। मेरा ऊड़का मद्य-मांस 
खाकर आये और में उसका वेष्णव वाप उसे अपने घरमें क्षणभर भी रख, तो 
फिर मुझे रौरव नरकमें ही जाना पड़े। इस असहयोगका रहस्य में आपको न 
समझा सके, तो फिर स्व॒राज्य एक असम्भव वस्तु है। स्वराज्य लेना हो, तो एक 
ही उपाय है और वह असहयोग हैं। 

हाँ, तलवार भी जरूर एक उपाय है। परन्तु तलवारके लिए आपने कभी तपस्या 
की है? तलवारकें लिए संयम किया है ? इस्लामियोंको तो तुमसे ज्यादा तलवार चलानी' 
आती है। उत्होंने भी जान लिया है कि यह काम तलवारसे नहीं होगा। क्‍या दो-चार 
आदमियोंको मार देन से यह सल्तनत डरकर स्वराज्य दे देगी ? जो सल्तनत हजारों अंग्रेजों- 
की लाशोंगर बनती है, जिसने हजारों अंग्रेज, सिख और पठानोंके खूनकी नदियाँ बहायीं 
हैं, वह सल्तनत क्या पाँच-दग हल्वाओंसे डर जायेगी? हरगिज नहीं। में अंग्रेजी सल्तनत 
की निन्‍्दा करता हूँ, परलतु उसे बहादुर भी बताता हूँ। उसे स्वदेश प्यारा है। उसमें 
जो राक्ष्सी भावना है, वह त्याज्य है। में तो रावणकी बहादुरीकी भी तारीफ करनेवारू 
हँ। तुलसीदासजीन कहा है कि दुश्मन मिले तो रावण-जैसा मिले। लक्ष्मणके साथ 
लड़नेवाला तो इच्द्रजितू-जेसा होता चाहिए। ऐसी हुकमतसे लड़ो, तो बहादुरीसे, 
मदानमें उतरकर, तलवार निकालकर लड़ो। परन्तु वह चीज' ताकतसे बाहर की है। 
मे हिन्दू धर्मको जेता समझा हूँ, उसके अनुसार हिन्दूको बिना तलवारके ही लड़ना 
चाहिए, दूसरेका सिर काटनेके बजाय अपना ही सिर उड़ा देना चाहिए। में स्वयं 
भारतका बड़से-बड़ा क्षत्रिय होनेका दावा करता हूँ। क्‍या में रिवाल्व॒रसे पाँच गोलियाँ 
नहीं चला सकता? क्या में किसीको जहर नहीं पिला सकता ? मुझे कोई वायुयानमें 
ले जाये, तो वहाँसे क्या में बम नहीं फेंक सकता ? परन्तु मेंने इन वस्तुओंका ज्ञानपूर्वक 
त्याग कर दिया है। मुझे ईइ्वरने एक खटमल-तक भी पैदा करनेकी शक्ति नहीं दी, 
तो फिर किसीको मारतका काम भी मेरा नहीं है। मेरा काम तो मरनेका है। में 
अपनी, अपनी स्त्री और अपने देशकी रक्षा करनेमें सिर दे दूँ, तब में शुद्ध क्षत्रिय हूँ। 
अशकक्‍्तसे-अशक्त मनुष्य -- स्त्रियाँ भी --- अपने अन्दर क्षत्रियका स्वभाव पैदा कर सकते 
हैं; अर्थात्‌ शत्रुस कह सकते हें कि हम तो अटल खड़ रहेंगे, तुमसे जो हो सो कर 
लछो। नहीं तो हत्यारा भी क्षत्रिय माना जायेगा, स्त्रीपर हाथ उठानेवाला पुरुष भी 
क्षत्रियोंमें गिना जायेगा। इसीलिए में भारत [के लोगों |से पुकार-पुकारकर कह रहा 
हूँ कि जो-कुछ करो सो शुद्ध क्षत्रिय-वृत्तिसे करो। मुसलूमानोंकों गालियाँ देने, मुसल- 
मानोंका तिरस्कार करनेसे तो हमारा धर्म लज्जित ही होता है। घड़ी-भरको मान लो 
कि मुसलमान तुम्हें धोखा देते हैं, तो जो शक्ति तुम इस हुकूमतसे असहयोग करनेमें 
इस्तेमाल करो, वही शक्ति तुम मुसलूमानोंसे असहयोग करनेमें काममें लेना। आजतक 
तुमन मुसलमानोंसे सहयोग किया ही कहाँ है। एक बार उनसे सहयोग करके देखो। 
तुमने सरकारसे तो खूब सहयोग किया हैं; और इतनेपर भी हम दुःखी है। इसलिए 


भाषण : डाकोरमें ४१५ 


में तुमसे कहता हें कि सरकारसे असहयोग करो और मुसलमान भाइयोंके साथ सहयोग 
करो। अस्तहयोग करानेके लिए तुम्हें मारकाट नहीं करनी है। जिसे उसमें शरीक न 
होना हो, उसे तुम मार-मारकर हकीम नहीं बना सकोगे। उससे तुम्हें नम्नता और 
विनयका व्यवह।र करना चाहिए। वह तुम्हें लात मारे तो सहन कर लेना, तभी तुम 
असहयोग करा सकोगे। तुममें सचाई होगी, नम्रता होगी, तुम एकदिल होगे, तुम 
बहादुर बनोगे तो तुम्हें छोड़कर सरकारका साथ कौन दे सकेगा? ऐसे छोगोंको 
समझानके लिए खूद बहादुर बनो और त्याग करो। 

एक लाख गोरे तीस करोड़ लोगोंपर कंसे हुकूमत चला सकते हे ? कारण यह 
है कि हम गुलाम बन गये हेँ। यदि हम यह कह दे कि भाई, आजसे हम गलाम' नहीं 
रहगे तब या तो वे चले जायेंगे या हमारे नौकर बनकर रहेंगे। परन्तु ऐसा कहनकी 
दर्क्ति प्राप्त करनेकी पहली सीढ़ी यह है कि हम धारालों, भीलों, मुसलूमानोंके साथ, 
छढ़ों और भंगियों, सभी जातियोंके साथ भाईचारा रखें, उन्हें भाई समझें उनका 
तिरस्कार न करें। मुसलमान गायको मारते हे, इससे तुम्हें क्रोध आता है, पर्तु 
क्या हिन्दू गायकों नहीं मारतें? गायका दूध सूख जानेपर भी उसका खून खींच लेना, 
गायकी सनन्‍्तानके आर भोंकना भी गायकी ह॒त्याके बराबर ही है। सदा ऐसी गोहत्या 
करनेवाले हिन्दू किस मूँहसे मुसलमान भाइयोंके पास जाकर यह कह सकते हें कि 
हमारी गायको तुम क्‍यों मारते हो? गायको बचाना हो, तो हिन्दुओंकों स्वयं अपनी 
दराफत दिखानी चाहिए। मुझे तो मुसलमानसे ऐसी याचना करन जाते शर्म जाती है। 
और तुम्हारी गायको अंग्रेज तो रोज खाते हँ। अंग्रेज सिपाहियोंका 'बीफ -- 
गोमांस-- के बिता तो घड़ीभर भी नहीं चलता। तुम मुसलमानोंका तिरस्कार क्‍यों 
करते हो? मुसलमानोंमें तो ईश्वरका डर भी है। तुम थोड़े दित अली भाइयोंके 
साथ रहो, तो तुम्हें पता चले कि वे ईश्वरसे कितना डरते हें। मुसलमानोंके साथ 
एकदिल हो जाओ तो स्वराज्य मिलना थोड़े ही समयकी बात है। 

अपने लड़कोंको पाठशालाओंसे' हटा को, धारा सभाओंमें प्रतिनिधि मत भेजो, 
चरखेपर सूत कातो और खादीके कपड़े पहनो। 

अन्तमें यही कहना है कि हमें लड़कोंको शिक्षा देनी है, नई अदालतें चलानी हे 
उनके लिए रुपया चाहिए। तुम यथाशक्ति रुपया दो। तुमसे रुपया छेना मुझे कठिन 
लगता है। में ऐसे बहुत-से नौजवान नहीं देखता, जिनके हाथोंमें रुपया सौंपक'र निर्भय 
रह सक। तुम्हें असहयोगमें मदद करनी हो तो अभी जो स्वयंसेवक घूर्मेंगे, उन्हें एक 
पेसेसे लगाकर तुम्हें जितना देना हो, उतना देना। असहयोगके लिए एक-एक पैसा तो 
कमसे-कम हरएक दे ही' सकता है। और कुछ नहीं तो प्रत्येक मनुष्य कमसे-कम कताई- 
बुनाई तो कर ही' सकता है। यदि तुम यह मानते हो कि मिलका कपड़ा पहनकर 
स्वदेशीका पालन होता है, तो यह भूल है। मिले भारतके लिए पूरा कपड़ा नहीं बना 
सकती । खादीमें ही सौन्दर्य है। बारीक मलमल गुलामीकी निशानी है, इसलिए खादी 
मुझ हल्कों, फूल-सी लगती है और पतली मलूमल भारी रूगती है। तुम अपन लड़कों- 


को घर ही बिठा दो। वे कुछ समय न पढ़ें; तो हर्ज नहीं। घर बैठ उन्हें भगवानका 
भजन करन दो। 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वामय 


तुम यदि असहयोगकों पसन्द करते हो, इस राक्षसी राज्यके जुएसे निकलना 
चाहते हो, तो जब स्वयंसेवक आयें तब उठकर चल़े न जाना, बल्कि यथाशक्ति उन्हें 
कुछ-न-कुछ देकर जाना। मेरा या वलल्‍्लभभाईका नाम लेकर या स्वराज्य सभाका धाम 
लेकर कोई तुमसे कुछ माँगे, तो बिलकुल मत देना। तुम उन्हें पहचानते हो, तो 
उनके हाथमें रुपया देता। इस समय जिसके पास रुपया-पंसा न हो, वह अहमदाबाद 
भेज सकता है। आजसे ईइवर तुम्हें साहसी बनाये, बलिदानकी शक्ति दे; ईइवर 
तुम्हें सचाई और नम्नता दे और तुम केवल ईइवरसे ही डरो और वह तुममें से 
मनुष्य-मात्रका डर निकाल दे। । 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, ३-१ १-१९२ ० 


२१८. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, डाकोरमें 
२७ अक्तूबर, १९२० 


बहनो, 

आप सब शान्तिसे मेरी बात सुनना। मुझे जो कहना है, में थोड़े ही रब्दोंमें 
कह दूंगा। आपकमें से कुछ बहने डाकोरकी ही होंगी और कुछ बाहरसे' यहाँ आई होंगी। 
मुझे विश्वास हैं कि इतनी सारी बहनोंमें शायद ही किसीको पता होगा कि इस 
समय भारतकी क्या दशा है? आज हिन्दुस्तानकी जेसी हालत है, उसमें हमारा ककत्तंव्य' 
क्या है, हमारा धर्म क्या हैं? आप सब इस' तीर्थस्थानमें पवित्र भावसे आई हैँ । आपको 
लगता होगा कि डाकोरजीके दर्शन किये कि सब पाप नष्ट हो गये। गोमतीमें स्तान 
कर हेने-मात्रसे स्वेस्व मिल गया। कुछ बहनोंका. यह भी खयाल होगा कि गांधी- 
जैसे महात्माके दर्शन करके कृतार्थ हो गये। यह बात बिलकुल गलूत है। गोमतीजी में 
सस्‍्तान करो और मनको पवित्र न बनाओ, तो उलटे आप गोमतीजीको गंदा बनाती हें। 
डाकोरजीके दर्शन करन जायें और वहाँ केवल परोंका मेल छोड़ आयें, तो वह दर्शन 
कोई काम नहीं आता। मनको पवित्र करें, हृदयमें अच्छे भाव उत्पन्न करें, अपन बारेमें 
ज्ञान प्राप्त करें, तभी डाकोरनाथका दर्शन सफल होगा। यह तो आप खुद ही कहेंगी 
. कि मेरे-जैसे अश्रद्धालु या किसी ईसाईको दर्शनसे क्‍या लाभ होगा। में आपको बता 
देता चाहता हूँ कि जबतक हमारा मन शुद्ध नहीं, दिल जबतक साफ नहीं हुआ तबतक 
गोमतीका स्नान या रणछोड़सयके दर्शनका कुछ भी फल नहीं हो सकता। 

अब सब बहनोंसे मेरा पहला अनूरोध यह है कि आप यह समझ ले कि सच्चा 
धर्म किस बातमें है। जबतक आप यह न समझें कि सच्चा धर्म किस बातमें है, जब- 
तक नहीं समझेंगी कि भारतकी क्‍या दशा है, आप जबतक यह मानती हे कि सरकार 
तो माँ-बाप है, उसके राज्यमें हम शान्तिसे रहती हैं, तबतक आप गुलामीसे नहीं छूट 
सकतीं। में मानता हूँ कि सरकारन हमें गुलाम बनाया है। तीस वर्षतक में मानता था 


भाषण : स्त्रियोंकी सभा, डाकोरमें . ४१७ 


कि हम अंग्रेजी राज्यकी छायामें सुखी हें। परन्तु अब मुझे विश्वास हो गया है कि 
हम इस सरकारकी छायाके नीचे नहीं बेठ हें, बल्कि धूपमें झुलस रहे हे। हमारा धर्म 
हमसे छूटा जा रहा है। मेंन रास्तेमें इस आशयकी तस्तियाँ लटकी हुई देखीं कि 
होटलमें जानेसे हम अपना धर्म खो आते हैं। यह सच है, परन्तु अद्धंसत्य है। ये 
होटल कब आरम्भ हुए ? इस सरकारके राज्यमें। और क्‍यों हुए? इसलिए कि इस 
सरकारन हमें ऐश-आराम करना सिखा दिया। अब हम घर छोड़कर बाजारमें स्वाद 
लेना सीख गये हे, वेष्णवोंके मर्यादा-धर्मका हमने उल्लंघन कर दिया है। यह सरकार 
ऐसी है, जो शराब और अफीमका व्यापार करके छाखों रुपये पंदा करती है। शास्त्रमें 
कहा है कि जो राजा व्यापार करे वह मध्यम है; प्रजाकी रक्षा कर सकनके लिए 
ही जो उससे थोड़ा-सा ले वह उत्तम, और जो प्रजाकों व्यसनी बनाकर और मद्यपान 
सिखाकर रुपया पंदा करे वह राजा अधम है। आजकल हमपर ऐसा अधम शासन 
है, यह में तुम बहनोंकों सिखाने यहाँ आया हूँ। 

'भगवदगीता में हमें सिखाया गया है कि हम सबको समान समझें। हिन्दू 
मुसलमान तो देशकी आँखोंके समान हों। उनमें वेरभाव नहीं हो सकता। परन्तु हम 
इन मुसलूमानोंसे नफरत --- असहयोग करते हे, उनसे वर करते हें। यह सरकार आज 
इन मुसलमानोंका धर्म मिटानेपर तुली हुई है। आज वह उनका धर्म मिटाती है, तो 
करू हमारा धर्म भी मिटा सकती है। 

दूसरी बात पंजाबकी है। पंजाबका नाम भी श्ञायद तुमने नहीं सुना होगा। 
परन्तु हमारे ऋषियोंने पंजाबसे ही भारतमें प्रवेश किया था। पंजाब वह भूमि है, जहाँ 
बैठकर ऋषियोंन सारे शास्त्र लिखे थे। उसी पंजाबमें सरकारने स्त्रियों और पुरुषोंका 
अपमान किया है; उसी' पंजाबके बच्चोंकों कोड़ लगाये हें; उसी पंजाबके आदमियोंकों 
साँपकी तरह पेटके बल चलाया है। ऐसी सरकारकी प्रभुता स्वीकार करना अधर्म है। 
इसीलिए में कहता हूँ कि हमें इस रावणराज्यको बदलकर रामराज्य स्थापित करना 
चाहिए। 

मेरा दूसरा अनुरोध आपसे यह है कि आप स्वदेशी धर्मका पालन करने लग 
जायें। इस सरकारने हमें पाखण्ड सिखाया है। हम यह मानना सीखे हें कि विलायती 
कपड़ेसे शरीरकी शोभा बढ़ती है। यहाँ आई हुई बहनें जो कपड़ा पहने हुए हे, उनमें 
भी विदेशीपनकी ब्‌ है। मिलोंका कपड़ा भी स्वदेशी नहीं है। जितना कपड़ा सिलोंमें 
बनता है, वह भारतके लिए काफी नहीं। आप कोई भिखारी नहीं हे। मेने आपसे 
भी अधिक गरीब देखे हें। मेने ऐसे पुरुष देखे हो जिन्हें केवल एक लँगोटी ही मिलती 
है और ऐसी बहने जिन्हें मात्र जीणं-शीर्ण लहँगा मिलता है। आज हिन्दुस्तान स्वदेशी 
धर्मको अंगीकार कर ले, सुन्दर चरखा” सभी बहनें चलाने लगें, खुद कात सके उतने 
ही कपड़े पहनें, तो हम आज ही गुलामीसे छूट जायें। पहलेकी स्त्रियाँ गुणोंकों ही खूब- 
सूरती मानती थीं। विदेशी कपड़े पहननेवाली' तो कुबड़ी' है। कपड़े पहनकर सुन्दरताका 
प्रदर्शन तो वेश्याओंकी मनोवृत्ति है। हम कसी सीताजी और दमयन्‍न्तीको पूजते हें ? क्‍या 
बारीक कपड़े पहननवाली दमयन्ती या बारीक कपड़े पहननेवाली सीताजीको ? नहीं, 


४१८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


आधे वस्त्रोंमें वन-वन घ॒मनेवाली दमयन्तीकों, चौदह वर्ष वनवासमें वितानवाली सीताजी- 
को हम पूजते हों। हरिह्चन्धकी रानीन दासत्व किया था, सो क्‍या वह बारीक कपड़े 
पहनती होगी ? उस समय तो पत्तोंसे छाज ढकते थे। ऊपरी टीम-ठामसे सुन्दरताका 
प्रदर्शन करना वेश्याका लक्षण है। आप अपना धर्म पालना चाहती हैं, तो पहली 
सीढ़ी यह है कि आप स्वदेशी धर्म समझ ले। अपन ही हाथका कता हुआ सूत और 
अपने ही घरके पुरुषोंका गाते-गाते बुना हुआ कपड़ा काममें लेनेका नाम ही स्वदेशी 
धर्म है। में स्वयं सचमुच खूबसूरत हूँ, क्योंकि मेरे पहने हुए कपड़ोंमें बहनोंके हाथका 
कता हुआ और पुरुषों द्वारा प्रेमसे बुना हुआ सूत है। यदि तुम्हें रावणराज्यसे स्वतन्त्र 
होकर रामराज्य स्थापित करना हो, तो तुम स्वदेशी धर्म अंगीकार करो, चरखकों 
घरमें जारी करो। चरखा सिखानंवाली अब तो तुम्हें बहुत मिल जायेंगी। प्रत्यक 
बहन ईश्वर-भजन करती-करती कमसे-कम एक घंटा तो काते ही। उस सूतसे तुम 
कपड़ा बुनवा लेना। 

विदेशी मलमल छोड़कर हाथका बुना हुआ कपड़ा पहनना पहले तुम्हें भारी तो 
अवश्य पड़ेग।। बम्बईकी' कुछ बहनोंने मेरे सामने शिकायत की कि हमारी साड़ी 
पहले चालीस तोलेसे कम होती थी, सो अब सत्तर तोलेसे बढ़ जाती है। मेने उन्हें 
जरा आलंकारिक भाषामें उत्तर दिया कि कपड़ोंका भार घटाकर तुमने आजतक 
अपना भार हलका किया है। स्त्रियाँ नौ मासतक गर्भका भार आनन्दके साथ उठाती 
हैं, प्रसव-कालकी भारी वेदना सहर्ष सहन करती हे। आज तो भारतवषंका प्रसव- 
काल है। इस नव भारतके प्रसव-कालमें तुम मोटे कपड़का भार उठानको भी तैयार 
नहीं होगी ? यह बोझा उठा छोगी, तभी तुम भारतकों स्वतन्त्र बना सकोगी। भारतको 
तया जन्म देना हो, तो प्रत्येक स्त्रीकों नौ महीने तो क्‍या, नौ वर्ष भी भारी खादीका 
भार उठाना पड़गा। 

दूसरे, तुम जानती हो कि तुम अपने बच्चोंकों कहाँ पढ़ने भेजती हो? तुम उन्हें 
रावणराज्यकी पाठ्शालाओोंमें भेजती हो। धामिक वेष्णव कभी अपने बालकोंकों अधर्मी 
राज्यकी पाठशालाओंमें भेजंगा ? क्‍या में कभी किसी पाखण्डीसे गीता या भागवत ' 
पढ़ने जाऊंगा ? आजकलके स्कूल पाखण्डी राज्यके हे। जबतक ये स्कूल हमारे न हो 
जायें, तबतक के लिए तुम अपने बच्चोंकों उनमें से निकाल लो। उन्हें “रामरक्षा' 
सिखाओ, ईइवरके भजन सिखाओ अथवा अपने गाँवके समझदार लोगोंसे जाकर कहो कि 
“हमारे बच्चोंकों पढ़ाओ , परच्तु इन स्कूलोंमें तो तुम अपने बच्चोंको हरगिज मत भेजो । 

आज एक बहन मेरे सामने पाँच रुपये रख गई। अबतक मेने इस ढंगसे दान 
नहीं लिया। जितना मुझे चाहिए उतना मित्रोंसे ही ले लेता हूँ। परन्तु अब तो मुझे 
स्व॒राज्य स्थापित करना है और अनक पाठशालाएँ चलानी हे; वे इस तरह मित्रोंसे 
रुपया लेकर तो चलाई नहीं जा सकतीं। तुम्हें रामका राज्य चाहिए, तो उसके लिए 
प्रयास करता ही चाहिए। जितनी शक्ति हो उतना दान तुम देता; उसका उपयोग 
में स्वदेशीके लिए, तुम्हारे बच्चोंके लिए पाठशालाएँ खोलनेमें करूगा। इस समय तो 
डाकोरनाथजीको लेकर हममें से कुछ पाखण्डी लोग अदालतोंमें पहुँचे हें ! क्या देवताओं- 


भाषण : स्त्रियोंकी सभा, डाकोरमें ४१९ 


से सम्वन्धित अपने झगड़े हम अदालतमें ले जाते हे? यह पाखण्ड है। वकीलोंको घर 
बिठानके लिए हमें उन्हें थोड़ा-बहुत देना पड़ेगा। मेरी और मेरे साथियोंकी दलील 
सही हो, तो विश्वास रखो तुम्हारे एक पैसेके तुम्हें दो पैसे मिलेंगे। इस रुपयसे तुम्हारा 
ही स्वदेशी आन्दोलन, तुम्हारी ही अदालतें चलेंगी। आज देवस्थानोंमें हम जो रुपये 
देते हैं, वे पाखण्डियोंके हाथों लुट जाते हें। 

यादि तुम्हें सीताजीकी तरह पवित्र बनना हो; मेंने समझाया वेसा अनेक प्रकारका 
सुक्ष्म मानसिक व्यभिचा र छोड़ना हो और अपनी दूसरी बहनोंसे छुड़वाना हो; पाखण्डमें 
से पवित्र धर्म सीखना हो तो तुम्हें स्व॒राज्यके इस आन्दोलनमें पूरा भाग लेना चाहिए। 
पाखण्ड क्या है और धर्म क्या है, इसकी परीक्षा करना तो प्रत्यककों आना ही चाहिए। 
तुम्हारे पास बहुत-से पाखण्डी भी रुपया माँगने आयेंगे। में यह नहीं कहता कि तुम 
उन सबको दो। जब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हें मुझपर विश्वास है, तभी में आज 
तुम्हारे आगे हाथ पसार रहा हूँ। अपन काममें रुपयेके मलिन तत्त्वको शामिल करते हुए 
में काँप रहा हूँ। मेरा इतना तप हो कि रुपयके बिना काम चला सक, मुझमें इतनी 
तदबीर हो तो में निश्चय ही न माँगूँ। परन्तु वसा तप या तदबीर मुझमें नहीं है। में 
स्वयं भी कलियूगका ही आदमी हूँ, मुझमें अनक त्रूटियाँ हें। परन्तु मुझे विश्वास है कि 
में अपनी त्रुटियाँ दूर करनका सतत प्रयत्तन करता रहता हँ। इसलिए आपको विश्वास 
हो तो एक पंसेसे लेकर जितना हो सके, उतना दान दो। इस सारे पैसेके ख्चेकी 
व्यवस्थाका कार्य स्वराज्य' सभा करेगी। 

अन्तमें आप सब बहनोंसे मेरा अनुरोध है कि आपसे जो दो-चार बातें मेने 
कही हे, उन्हें एक कानसे सुतकर दूसरे कानसे निकाल मत देना। स्वदेशी धर्मके पालनसे 
पोशाकके खर्चंसे कुछ रुपये बचेंगे, उनसे अपन बच्चोंकों घी-दूध दे सरकेगी। इस 
समय घी-दूधका रुपया आप एश-आराममें खर्च कर डालती हे। और इस बचतमं से 
में भी थोड़ा-सा माँगता हूँ। तुम्हारी खुशी हो तभी पेसा देना। पेसा न दो, तो 
भी चरखेका जो धर्म मेने आपके सामने रखा है, उसे तो स्वीकार कर ही' लेना। 
आज हमें ग्रहणके अशौचका प्रक्षाऊव करना है। अपने दिलका मेल निकाल देना ही 
ग्रहणका सच्चा प्रक्षाऊन है। सब बहनें सच्चे हृदयसे राम-नाम लेंगी, यह प्रार्थना 
करेंगी कि रावणराज्यके बजाय' रामराज्य मिले, तो में विश्वास दिलाता हूँ कि राम 
निर्बंलंका बल अवश्य बनेंगे। परमेश्वर आप सबके दिलोंका शासक बने और 
दूसरी तरहकी गुलामीसे आपको छुड़ाये। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २३-११-१९२० 


२१९, पत्र: रॉबर्टसनको 


[२८ अक्तूबर, १९२० ]* 


प्रिय श्री रॉबटंसन, 
अभी दौरेसे लौटकर मेंने आपका कृपापत्र देखा। आपने जो पत्रिका भेजी है, 
निस्‍्सन्देह में उसे पढंगा और जब में दिसम्बरमें अहमदाबाद आऊंगा, तब आपसे 
बातचीत करनेमें मुझे खुशी होगी। 
हृदयसे आपका, 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७३०८)की फोटो-नकलसे। 


२२०. पत्र: देवदास गांधोकों 


आश्रम 
[२८ अक्तूबर, १९२० | 

चि० देवदास, 

हम ग्यारह बजे यहाँ पहुँचे। मेन तुम्हें कल जो पत्र लिखा था, उम्मीद है कि 
वह तुम्हें मिल गया होगा। तुम्हारी तबीयतकी खबर मथुरादासने दी है। में मानता 
हैँ कि इस सम्बन्धरमें वह मुझे नियमित रूपसे लिखता रहेगा। तुम्हारी तबीयतके 
बारेमें में चिन्ता न करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। 

बलीबेन आ गई है। वापस लौटते समय वह बच्चोंकों ले जायेगी। दीपक भी 
छुट्टियाँ बितानके लिए लाहोर जा रहा है। श्री एन्ड्यूज यहीं हैं। कल जायेंगे। 
जिनविजयजी' भी मेरे साथ आये हें। 

बा राजी-खशी होगी। सोमवारकों सबरे में यहाँसे मेहमदाबाद जाऊँगा और 
वहाँसे उसी दिन दोपहरको नडियादके लिए रवाना हो जाऊँगा। मंगलवारकों नडि- 
यादसे चलेगा और बुधवारको सवेरे वहाँ पहुंचूगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ७१७२)की फोटो-नकलसे। 


रच 


« गांधीजी २८ अक्तूबर, १९२० को संयुक्त प्रान्त और पंजाबके दौरेसे लौटकर अहमदाबाद पहुँचे थे । 
२. इंस्पेक्टर जनरल मो पुल्सि, पूना । 
. जेन विद्वानू व साधु जो उन दिनों गुजरात पुरातत्व मन्दिरके कमेचारी ये। 


जॉए 


२२१. पत्र : रघुनाथसहायकों 


आश्रम 
साबरमती 
३० अक्तूबर, १९२० 

प्रियः महोदय, 


आपका पत्र मिला; उसके लिए धन्यवाद। आपने जिस दृश्यका वर्णन किया 
है, में मानता हूँ कि वह बहुत शर्मनाक है। में इस मामलेकी छानबीन कर रहा हूँ। 
यदि आपको उपद्रवोंके सम्बन्धर्में कुछ और तथ्य मिल जायें, तो कृपया मुझे फिरसे 
लिखिए। में अपने साथियोंसे बातचीत करनेके बाद आपके साथ पत्र-व्यवहार करने- 
की आशा रखता हूँ। 

इसमें तो शक नहीं कि इस तरहकी दुर्घटनाएंँ बीच-बीचमें होती रहेंगी। 
ऐसी' हिसात्मक प्रवृत्तियोंकों रोकना हम सबका काम होगा। किच्तु में यह बात उचित 
नहीं मानता कि कुछ विद्याथियोंके अति उत्साह-दोषसे' हम एक बड़ा आन्दोलन बन्द 
क्र दें। 


आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ७३१३ )की फोटो-तकलसें । 


२२२. पत्र: अखबारोंको 


[३१ अक्तूबर, १९२० के पूर्व | 

में देखता हूँ कि कुछ लोग चायकी दुकानें जबरदस्ती बन्द करवाते हें' और 

इसमें मेरे नामका दुरुपयोग करते हे। एक दुकानदारने, जिसकी दुकान और जिसके 
आदमियोंपर [इस सिलसिलेमें | पत्थर फेंके गये थे, मुझे इस सम्बन्धमें पत्र भी लिखा 
है। यह जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ है। मुझे यह बिलकुल पसन्द नहीं है। यह ठीक 


१. हेड मास्टर, दयालसिंद्द हाईं स्कूल, लाहौर | २५ अक्तूबर, १९२० के अपने पत्रमें उन्होंने गांधीजीको 
लिखा था: “ सैकड़ों लड़के मेरे स्कूलमें घुस भाये; खिड़कियाँ और बेच तोड़ डालीं; कई विद्यार्थियोंको मारा 
ओर बहुत-सी किताबें उठा के गये। शरारत करनेमें विदाथियोके साथ कुछ “बदमाश? भी शामिल हो 
गये थे । मेहर॒बानी करके इस तरहके असदृयोगके परिणामपर विचार कीजिए । यह आपके विचारकि 
अनुरूप अहिसात्मक नहीं रह सकता, . .।” 

२, देखिए “ चायकी दुकानें ?, ३१--१०-१९२० । 


2 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है कि चायकी दुकानें भी मुझे पसन्द नहीं हे लेकिन मेंने उन्हें बच्द करवानेकी कोई 
हलचल न तो खुद शुरू की है और न किसीसे बसा करनको कहा है। सच तो यह 
है कि यदि कोई चायकी दुकानें जबरदस्ती बन्द करवाना चाहे तो में दुकानदारोंकी 
रक्षा करूँगा। जो छोग चायकी दुकानें बन्द करवानंकी इस हलूचलमें हिस्सा ले रहे हें 
उन्हें यह काम करना ही हो तो शान्तिसे करना चाहिए। छोगोंकों उसके लिए 
समझाना चाहिए, उसमें पशुबलका उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए और न मेरे 
नामका दुश्पयोग करता चाहिए। स्वयंसेवकोंको चाहिए कि वे निर्दोष दुकानदारोंको 
ऐसे हमलोंसे बचायें। 


मो० क० गांधी 


[ गुजरातीसे | 
गुजराती, २१-१०-१९२० 


२२३. दीवाली कसे मनायें 


अगर हम ऐसा कहें कि इस कलियुगमें हमें ठाठ-बाटके साथ दीवाली मनानेका 
कोई अधिकार नहीं है, तो अतिशयोक्ति न होगी। दीवाली मनानका अर्थ यह हुआ कि 
हम रामराज्यमें रहनेकी कल्पता कर रहे हँ। क्या आज हिन्दुस्तानमें रामराज्य है? 

जो राजा प्रजाकी बात सुननकों तैयार ही नहीं है, जिस राजाकी प्रजाके लिए 
पीनेको दूध नहीं, खानेकों भोजन नहीं, पहननेको वस्त्र नहीं, जो राजा बिना किसी 
संकोचके लोगोंकी हत्या करता है, जो राजा अफीम, शराब और गाँजेका व्यापार 
करता है, जो राजा सूअरका मांस खाकर मुसलमानोंका और गायका मांस खाकर 
हिन्दुओंका मन द्ुःखाता है, जो राजा इस्लामको जोखिममें डालता है, जो राजा 
घुड़दौड़में दाव लगाता है उस राजाकी प्रजा दीवाली कंसे मना सकती है?! 

इस वर्णनमें किसीकों अतिशयोक्तिकी आशंका नहीं होनी चाहिए; अथवा 
जिन्हें ऐसा भय' है उन्हें में नम्नतापृवंक समझानेके लिए आतुर हूँ। यदि में अंग्रेजोंके 
प्रति तनिक भी अन्याय करता होऊँ तो में अपनी भूल स्वीकार करनेके लिए तेयार 
हूँ। उस भूलछके लिए क्षमा माँगना भी में अपना धर्म समझूंगा। 

जिस कसौटीपर में ब्रिटिश राज्यको कसना चाहता हूँ उसी कसौटीपर किसी भी 
भारतीय राजाकों कसना चाहूगा। इतना ही नहीं अपितु भारतीय राजाको में और 
भी कठित कसौटीपर कसना चाहूँगा। कसौटीपर थोड़ा-सा कसते ही मुझ अंग्रजी राज्य' 
असह्य प्रतीत होता है। इस राज्य-सत्ताके प्रति मेरा समस्त मोह नष्ट हो चुका है। 

अंग्रेज जनताकी शूरवीरताके प्रति मेरे मनमें बहुत अधिक सम्मान है। उनकी 
संघशकिति, योजताशक्ति सुन्दर है। उनके साहित्यके कितने ही अंश अवर्णनीय हें। 
उनकी बाइबिल' को पढ़कर मुझे आत्म-सन्‍्तोष मिलता है। लेकिन उनकी स्वार्थ 
परता उनके गुणोंकों ढक देती है। उतकी इस प्रवृत्तिसे हिन्दुस्तानकों नुकसान ही हुआ है। 


दीवाली कसे मनायें ४२३ 


हिन्दुस्तानके लोग पतित और कायर हो गये हें। हिन्दस्तानके लोगोंमें आज जिस 
काय'रताके दर्शन होते ह ऐसी कायरता मगलों अथवा किसी भी राजाके शासन-कालूमें 
नहीं थी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यह कायरता अनायास ही नहीं आई है; 
बल्कि वह जान-बूझकर लोगोंके दिलोंमें पंदा की गई है। इसी कारण इस राज्यको 
में रावणराज्य' मानता हूँ। हमें जेसा राज्य चाहिए उसे में रामराज्य कहता हूँ। 
ऐसा रामराज्य' तो स्वराज्य ही हो सकता है। 

इस' राज्यकी' कंसे स्थापता की जा सकती. है? 

प्राचीत कालमें जब जनता कष्टमें होती' थी' तब वह तपरचर्या करती थी। प्रजा 
मानती थी कि पापी राजा उसे अपने पापोंके कारण ही मिलता है, इसलिए 
स्वयं पवित्र होनेका प्रयत्त करती थी। इस दिशामें पहला कदम यह होता था कि 
राक्षतकों पहचानकर वह उससे दूर रहती, उससे असहयोग करती थी। असहयोग 
करनेकी' हिम्मत होनी चाहिए; उसे प्राप्त करनेके लिए सुखोपभोगका परित्याग किय। 
जाना चाहिए। राक्षसी राज्यमें रहकर शिक्षा प्राप्त करना, उसके हाथों सम्मानित 
पदवियोंको ग्रहण करना, उससे अपने झगड़ोंका निर्णय करवाना, उसको कानून रचनेमें 
मदद करना, उसे सिपाही प्रदात करना, उसके द्वारा तैयार किये गये वस्त्र पहनना 
और इसके साथ-साथ उस राज्यके नष्ट होनेकी कामना करना तो जिस डालूपर बैठे 
हों उसीको काटनेके समान है। यह तो पाप माना जायेगा और ऐसे राज्यका 
नाश भी नहीं होगा। तब हम किस तरह दीपावलीका त्योहार मनायें ? 

१. अगर हमारे बच्चे सरकारी स्कूलोंमें जाते हों तो उन्हें उठा लें। 

२. उनके बदले दूसरे स्कलोंकी' स्थापना करें। 

३. हम' अपने झगड़ोंकों अपनी पंचायतोंके जरिये सुलझायें। 

४. वकील वकालत छोड़ दें। 

५. मतदाता स्वयं मत न देनका निश्चय करें और दूसरोंसे भी वसा ही 
करनकी प्रार्थना करें। अपन ही मुहल्लेमें अगर कोई उम्मीदवार हो तो दीवालीका 
अभिनन्दनपत्र भेजते हुए उससे अपना नाम वापस लेनके लिए कहें। 

६. अपन घरोंमें पवित्र चरखोंको प्रतिष्ठापित करें। 

७. हाथसे कते हुए सूतका ही' कपड़ा तेयार करें और उसके बने वस्त्र पहनकर 
देशकी' खातिर अतिरिक्त भार वहन करें। 

इन सब कार्योके लिए पसेकी जरूरत तो होती ही है, इसलिए हम यथाशक्ति 
दान दें, दूसरोंसे धन इकट्ठा करें। यदि जनता मेरी सलाह माने तो इस दीवाली- 
पर में उससे केवल स्वराज्यके लिए ही काम करवाऊँ। 

दीवालीपर हम इतना तो कदापि न करें: 

१. ठाठउ-बाट न करें। 

२. जुआ न खेंलें। 

३. तरह-तरहके पकवान न बनायें। 

४, पटाखें न छुड़ायें। इन सबसे बचनेवाली रकम हम स्वराज्य-कार्यमें दें। 


४४ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


यह आपदु-धर्म है। जब हम अपने मनोनुकूल राज्यकी स्थापना करनेमें समर्थ 
हो जायेंगे तब हम निःसनन्‍्देह कुछ निर्दोष आनन्दोंका उपभोग कर सकेंगे। लेकिन 
इस' समय तो जनता शोकमें डूबी हुई है, यह प्रजाका वेधव्य-काल है। ऐसे समय 
जनता रागरंगमें कदापि नहीं डूब सकती। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३१-१०-१९२० 


२२४. चायकी दुकानें 


गुज्रातमें चायकी' दुकानें बन्द हो गई हैं; यह परिव्तत साधारण परिवर्तन 
नहीं है। जिन लोगोंने इस कार्यकों हाथमें लेकर पूरा किया उन्हें में बधाई देता हूँ। 
मुझे उम्मीद है कि यह [आत्म - | त्याग कायम रहेगा। 

एक जमाना ऐसा था जब हम अपना खान-पान घरमें ही करते थे। और 
बादमें बाहर खाने-पीनंकी कोई जरूरत ही वहीं रहती थी। अब तो हम खान-पान 
अधिकतर बाहर ही' करते हें इसलिए हमें अच्छी खुराक नहीं मिल पाती और जो 
मिलती भी' हैं वह महँगी होती है। यह तरीका गरीबोंके लिए तो बहुत ही मेहगा 
पड़ता हे । 

चायमें मुझे तो कोई विशेष गुण नजर नहीं आया, और फिर बाजारमें मिलते- 
वाली चाय अधिक उबाले जानेके कारण हानिकारक होती है। लेकिन इस आन्दो- 
लनका सबसे अच्छा परिणाम तो यह निकला कि इससे दूधकी बचत हुई है और 
उसके दाम गिर गये हे। अगर जनता बराबर ध्यान रखे तो दूधके दामोंको नियन्त्रित 
रखा जा सकेगा और दूध, घी आदि वस्तुएँ जो गरीबोंके लिए स्वप्नवत्‌ हो गई थीं, 
सम्भवत: उन्हें मिलन लगेगी। 

लेकित चायकी दुकानोंको लोकमतके बलपर बन्द करवाना एक बात है और पशु- 
बलसे बन्द करवाना दूसरी बात। बम्बईमें इन्हें बलात्‌ बन्द करवानके प्रयत्त किये 
जा रहे हे जो मेरे विचारसे एक भयंकर बात है। इस सम्बन्धमें मेने वहाँके समाचार- 
पत्रोंकोी पत्र भी लिखा है। में उस ओर भी पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ। 
जोर-जबरदस्तीसे चायकी दुकानें बन्द की जायें इसकी अपेक्षा में उनका खुला रहना 
अधिक पसन्द करूँगा। चायकी' दुकानें बन्द करवानका रास्ता यह नहीं कि चाय-विक्रे- 
ताओंपर जुल्म किया जाये। इसकी बजाय' वहाँ जानेवाले ग्राहकोंको समझाना चाहिए। 
जब ऐसी प्रवृत्तिमें मेरा नाम जोड़ दिया जाता है तब मुझे और भी दुःख होता है। किसी 
भी तरहकी जोर-जबरदस्तीमें सेरी सहमति हो ही नहीं सकती। में जोर-जब रदस्तीको 
अधम मानता हूँ। अच्छेस्ते-अच्छे कार्यके लिए भी में जोर-जबरदस्ती नहीं करना चाहता। 
स्व॒राज्य-तक में बल्पूर्वक नहीं लेता चाहता, तो फिर चायकी दुकानोंकों जोर-जबर- 
दस्तीसे बन्द करवानेकी इच्छा में कंसे कर सकता हूँ? 


१. देखिए “ पत्र: अखबारोंको ”, ३१-१०-१९२० के पूर्व । 


भाषण : स्त्रियोंकी सभा, अहमदाबादमें ४२५ 


लेकिन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिव्तत जनता शराबबन्दी करवाकर कर सकती 
है। यदि जनता इस' कार्यकों अपने हाथमें ले तो शराबकी दुकानें बन्द करवाई जा 
सकती हें। उस' दुकानके मालिकको समझाक'र नहीं, क्योंकि मालिकोंको समझाना में 
लगभग असम्भव मानता हूँ, वरन्‌ शराब पीनेवालोंको उसके दुर्गुणोंसे परिचित करवा- 
कर, उतके मनको प्रभावित करना में मुश्किल नहीं मानता। चायसे मनृष्यका हाजमा 
बिगड़ता है, शराबसे आत्म-विनाश होता है। शराबके बाद उन्माद, व्यभिचार और 
जुआ आदि दुर्गुण आते हैं। शराबसे मन मलिन होता है, हृदय क्रूर बनता है। मेरी 
दृढ़ मान्यता है! कि शराबके व्यसनसे परद्चिवमके लोग दुष्ट हो गये हें। इसी कारण 
वे दुष्कृत्य करनेमें नहीं हिचकिचाते और पापको पुण्य मानते हें। इसलिए यदि 
हम गुजरातमें लोगोंकी शराब पीनेकी बूरी' आदत छूड़वा सकें तो यह उन्हें एक तरहकी 
कदसे मुक्त करवाने-जैसा होगा। मनृष्यको शराबकी कोई जरूरत नहीं, यह सभी जानते 
हैं। शराबी संयमका पालन नहीं कर सकता--कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस बातसे 
अनभिज्ञ है? इसलिए मुझे उम्मीद है कि विवेकसे, पशुबलका प्रयोग किये बिना और 
अच्छी तरह समझा-बुझाकर शराबीको शराबके व्यसनसे मुक्त करवानेका प्रयत्न चाल 
रहेगा। 

निःसन्देह इस' कार्यमें कठिनाइयाँ हें। चाय पीनवालोंको समझाना सहलू था। 
शराब पीनेवालोंको समझानेका काम ज्यादा मुश्किल है। तथापि जनमतके आगे सब 
घुटने टेक देते हें। जनमतके सम्मुख लज्जित होते ही' शराबी अपना व्यसन छोड़ देंगे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २१-१०-१९२० 


२२५. भाषण: स्त्रियोंकी सभा, अहमदाबादसें 


३१ अक्तूबर, १९२० 
सारे भारतमें जहाँ-जहाँ में घुम रहा हूँ, वहाँ सब जगह स्त्रियोंके दर्शनसे कृतार्थ 

होता हँ। हर जगह हजारों स्त्रियाँ मुझसे मिलती हें। आज' में आपसे एक सुन्दर बात 
कहँगा। अमृतसरका नाम तो अब आपमें से किसीके लिए भी अज्ञात नहीं होगा। इस 
शहरमें हमारे हजारों भाइयोंके खूनकी नदी बही थी और वहाँ जनरल डायरने हजार- 
पर्वह-सौं निर्दोष मनृष्योंको कत्छ या घायल किया था। उसी अमृतसरमें जब में कुछ 
दिन पहले गया, तब एक दिन सुबह साढ़े छः बजे चार बहनें मेरे पास चली आईं। 
अमृतसरमें तो यहाँसे बहुत ज्यादा ठण्ड होती है। परन्तु उन बहनोंने सोचा कि जो 
भाई हमारी इतनी सेवा कर रहा है, उसे चेतावनी तो जरूर दे देनी चाहिए। उनमें से 
एकने मुझसे कहा, / भाई, आप काम तो अच्छा कर रहे हूँ। परन्तु आपको पता नहीं 
कि हमारे पुरुष और किसी हृदतक हम स्त्रियाँ भी आपको धोखा दे रही हें।” 
में तो चौंक पड़ा। मेंने कहा, “मुझे क्‍यों धोखा देने लगे? इससे उन्हें क्या लाभ 


४२६ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


होगा ? ” उसने कहा, “ पुरुष बदमाश हैं, वे आपसे झूठ बोलते हैं। हमने तो समझ ही 
लिया है कि आपके काममें पवित्र स्त्रियों और पवित्र पुरुषोंकी ही जरूरत है और 
इसी कारण, इस उद्देश्यसे कि आपकी भावनाएँ हममें पैदा हों, हम स्त्रियाँ आपके पीछे- 
पीछे फिरती हैे।” उस बहनने फिर एक संस्कृत शब्दका प्रयोग किया। पंजाबकों 
स्त्रीके महसे ऐसे संस्कृत शब्दकी आशा नहीं की जा सकती। तुम भी शायद उस 
शब्दका अर्थ नहीं समझती होगी। उसने कहा कि हमारे पुरुष 'जितेन्द्रियः नहीं हूं 
और हम स्त्रियाँ भी जितना आप चाहते और मानते हैं, उतनी जितेन्द्रियः नहीं 
है। मेने उसका कहना इशारेमें समझ लिया। जितेच्द्िय वह है जिसकी इन्द्रियाँ वशम 
है अर्थात्‌ जो पुरुष या जो स्त्री कानसे बुरा सुद सकती है, जीभसे बुरा बोल सकती 
है, उसे जिलेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता। अभी तो उसका विशेष अर्थ यह है कि जो 
पुरुष एकपत्नी-ब्रत नहीं पालता अथवा जो स्त्री पतिब्रत धर्म नहीं पालती, वह जिते- 
न्द्रिय नहीं। उस बहनने कहा, “आप हमसे चाहते हे कि हम गुस्सेकों रोकें, परन्तु 
जो विपयोंकों नहीं रोक सकता वह कोधको कंसे रोक सकता है? और जो कोधको 
नहीं रोक सकता वह कुर्बानी, स्वार्थत्याग कंसे कर सकता है? 
(९ ५ ९ 


तुलसीदासजी और गीताजी का यह कहना है कि असच्तका संग त्याज्य है। 
और यह राज्य' भी असन्‍्तोंका है, यह अधम राज्य है। इस राज्यकी पाठ्शालाओंमें 
बच्चोंके पढ़नेसे तो उनका न पढ़ना ही बेहतर है। यह डर रखनेका कोई कारण 
नहीं कि लड़का नहीं पढ़ेगा तो कमाकर कौन खिलायेगा। जिनके लड़के नहीं होते, 
वे कैसे पेट भरते हैं? पेट भरनेवाला तो परमेश्वर है। 


२८ ५ २८ 


तुम्हें मोटी' रोटी बनानी आती हो और दूसरीको पतली तो तुम अपनी मोटी 
रोटी' खाओंगी या उसकी पतली माँगकर खाओगी ? मिलका -- देशी मिलका भी 
-- कपड़ा पहनने स्वदेशी-धर्मका पालन नहीं होता। इससे तो उलठे गरीबोंके काम 
आनेवाला माल महँगा बना दोगी। 


रे २८ २५ 


दुःख सहे बिता सुख नहीं। रामने चौदह बरस वनवास भोगा, तब कहीं सीताजी- 
को छूड़ाया; नलने इतने दुःख उठाये, तब वह अमर हुआ; हरिद्चच्द्र, रानी तारामती 
और रोहितने इतने दुःख बरदाइत किये, तब उनके सत्यका सूर्य चमका और उसका 
प्रकाश संसारमें फेछा। इसलिए दुःखसे डरकर और मोटी साड़ीसे न शरमाकर अपने 
हाथसे कातकर बृुनवाया हुआ कपड़ा काममें छो। 

और ईह्वरका नाम भजना भी जरूरी है, परन्तु तोतेकी तरह रामनाम लेनेसे 
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हृदयमें राम हो, तो दयाधर्म रहे और दयाधमं दिलमें 
हो, तो हम ऐसा व्यवहार नहीं करते, जिससे दूसरोंको दुःख हो। में कहता हूकि 
यदि तुम हाथसे कते-बुने कपड़े चहीं पहनोगी, तो हजारों स्त्रियोंको नग्न रहना पड़ेगा, 


पत्र; छगनलाल गांधीकों ४२७ 


चिथड़े पहनने पड़ंगे। आज' भी म॑ तुम्हें देशमें हजारों दमयन्तियाँ दिखा सकता हूँ। 
मेंते एक स्त्रीसे तहानेकों कहा तो वह कहती' है, “मुझे दूसरा कपड़ा पहननेको दें तो 


नहाऊं। ” देशकी इस वक्‍त ऐसी कठिन दशा है। 
५ २५ ५ 


स्वराज्य स्थापित करने, नई पाठशालाएँ खोलतनेके लिए रुपया चाहिए। वह में 
वक्षोंसी तोड़कर नहीं ला सकता। डाकोरमें जब मेंने पहले-पहल यह भिक्षा माँगी, तब 
एक पीक्ततेवाली स्त्रीने अपनी अँगूठी उतारकर दे दी, दो-तीन अन्य स्त्रियोंन अँगूठियाँ, 
कंठियाँ वर्गरह दीं। एक भाईले सोनेका कंकण निकाछूकर दिया। उसका विश्वास 
था कि जो एक पंसा देता है उसे बदलेमें दो मिलते हें। 
८ हि ( 
यह कलियृग है। जहाँ-तहाँ पाखण्ड है। रुपया माँगे बिना काम चला सकूँ, तो 
में बड़ा खुश होऊँ और कदापि न माँगू। में या मेरे साथी यथासम्भव बुरे काममें 
रुपया नहीं लगायेंगे। फिर भी तुम मेरा कहना मानते हो, तभी देना। 
हर २८ हि 


दीवाली, राम सीताजीको छूड़ाकर लाये, इसकी खुशीका उत्सव है। रामने 
रावणपर जैसी विजय प्राप्त की, वेसी हम फिर प्राप्त न कर सकें, तबतक हमें एऐश- 
आराम करने या श्रृंगार करने, स्वाद लेने या पटाखे छुड़ानेंका अधिकार नहीं है। 

हर हब ८ 

यह पैसा लखपतियोंके लाखों रुपयोंके दानसे अधिक पवित्र है। ताँबेके हर 
पैसेके साथ अहमदाबादकी बहनोंकी आत्मा जुड़ी हुई है, उनकी देशभक्ति समाई हुई 
है। इन पवित्र पंसोंसे में देशके बालकोंको शिक्षा दूँगा। इन पवित्र पाई-पेसोंके दानपर 
स्वराज्यको घर लाऊँगा। 


| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३-११-१९२० 


२२६. पत्र: छगनलालरल गांधीको 


सोमवार, [ अक्तूबर १९२० | 
चि० छगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। 
भाई जुगतरामको चालीस रुपये देना। में तुमसे इस बारेमें कहना भूल गया 
था। अबसे उनका वेतन नवजीवन' [के खाते | से नहीं दिया जायंगा; और अब यह 
वेतन शालामें से दिया जाया करेगा। 


१, गांधीजीकी अपीलपर दिये गये कुछ पेसे । 


४२८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


तुलसीदास कराणीके' पैसेका पता चल गया है। केकितन वह रकम उड़ीसाके 
लिए नहीं है। वह तो शान्तिनिकेतनके लिए है। तथापि [ पक्‍की जानकारीके लिए ] 
मेरे उन्हींकों पत्र लिखा है। वह रकम शान्तिनिकेतन भेज दी गई है। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (एस० एन० ७३२८)की फोटो-तकलसे। 


२२७. तार: मुहस्मद अलीको 
एक्सप्रेस [१ नवम्बर, १९२० के पूर्व ! 
मौलाना मुहम्मद अली 
अलीगढ़ 


कालेजकी परिस्थिति पूरी तौरपर तारसे सूचित करें। क्या अभीतक आपने 
कालेजका अहाता खाली नहीं किया? नडियाद के पतेपर एक्सप्रेस तार 
करें। 


गांधो 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३६० )की फोटो-तकलसे । 
२२८. तार: सर अकबर हेदरोको* 
साधारण [१ नवस्बर, १९२० के पूव![* 
हेंदरी 
ट्र्स्टी 
अलीगढ़ 


मुहम्मद अली खाली करनेसे इनकार करेंगे, यह बात समझमें नहीं आती। 
वचतका पालन अवश्य किया जायेगा। 


गांधी 
अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३६०)की फोटो-नकलसे | 


१. मंगरोलके । 

२, पहली नवम्बरकों गांधीजी नडियादमें थे । 

३. १८६९-१९४०; अलीगढ़ विश्वविद्याल्यके न्यासिंयोंमें से एक । 

४. देखिए पिछला शीर्षक । ऐसा लगता है कि दोनों तार एक ही समय भेजे गये थे । 


२२९. भाषण : मेहमदाबादमें 


१ नवम्बर, १९२० 


मेरी इच्छा आज आपसे बहुत-सी बातें करनकी है। परच्तु में उसमें ज्यादा समय 
नहीं लेना चाहता। आजका कार हिन्दुस्तानके लिए कठित काल है। देशकी खराब' 
हालत में बयान नहीं कर सकता। में अभी बहनोंसे कह आया हूँ कि इस देशम जो 
राज्य चल रहा है, वह राक्षसी राज्य है, रावणराज्य है, उसमें शैतानियत भरी है। 
इसके हमारे पास दो बड़े उदाहरण हे: पंजाब और खिलाफत। खिलाफतके मामलेमें 
दिये हुए वचन पाले नहीं गये; धोखा दिया गया। पंजाबमें बिना कारण हत्याएँ 
की गईं। जिप्का स्वभाव राक्षसी हो, शैतानी हो, वही ऐसे काम कर सकता है। 
ऐसे राज्यको तुलपीदासजीने राक्षसी राज्य कहा है। उसके साथ सहयोग नहीं किया 
जा सकता। इतना ही नहीं परचतु असहयोग करना धर्म और कत्तंव्य है। ऐसी सर- 
कारसे हम सहायता लें या उसकी कृपा स्वीकार करें, तो हम उसके किये हुए अन्याय 
और पापमें शरीक होते हे। जबतक उसके पापमें हमारा हिस्सा रहेगा, तबतक 
जनता सुखी नहीं हो सकती। 

यह असहयोग केसे हो सकता है? एक रास्ता तो यह है कि हम सबमें आपस- 
में सहयोग होना चाहिए। देशके तमाम लोगोंमें, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, 
सबमें पूरी तरह सहयोग होना चाहिए। राक्षस दूसरोंकों आपसमें लड़ाकर ही राज्य 
कर सकता है। हमारी सरकारन यही किया है। उसने हिन्दू-मुसलमानोंकों लड़ाया। 
मद्रास प्रान्तमें ब्राह्मण-अब्राह्मणोंको लड़ाया। उससे हो सके तो यहाँ भी ऐसी लड़ाई 
कराये। मेरे पास तो पत्र आ रहे हें। ढेढ़ और भंगी मुझसे पूछ रहे हे कि असह- 
योगमें हमारा स्थान कहाँ होगा ? में इसका अर्थ समझ गया हूँ। और इसलिए कहता 
हैँ कि जबतक हम एकदिल न हो जायें, तबतक असहयोग असम्भव है। एकदिल 
हम पाखण्डसे नहीं हो सकते। हम एक-दूसरेके साथ न्याय करें, तभी एकदिल होना 
सम्भव है। 

इसके लिए हममें कुर्बानी करनकी ताकत चाहिए, स्वार्थ-त्याग करनंकी शक्ति 
होनी चाहिए; हमें मरना आना चाहिए। हम मारकर, मकानोंको जलाकर, रेलकी 
पटरियाँ उखाड़कर स्वराज्य नहीं ले सकेंगे। स्वराज्य लेता हो तो हमें पवित्र बनना 
चाहिए। पवित्र बननेका अर्थ है, जितेन्द्रिय बनना। 

जबतक हममें से असत्य, छल-कपट नहीं चला जाता, तबतक हम काम नहीं कर 
सकेंगे। अहमदाबादमें बकरोंका वध रोकनेके लिए किये गये प्रयत्नका उदाहरण ताजा 
ही है। वहाँ एक पाखण्डी मौलवीने लोगोंको बहकाना शुरू किया। बारह-बारह बजे- 
तक उसने सभाएँ कीं। यह जाहिर किया कि में गांधीकी तरफसे आया हूँ, उनके 


१, देखिए “ भाषण: स्तरियोंकी सभा, डाकोरमें ”, २७-१०-१९२० । 


४३० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हने से यहाँ ठहरा हूँ। उस आदमीने भाषणोंमें भली-बुरी बातें कहकर लोगोंको उक- 
साया और एक साधु भी उसके साथ हो गया। उसने यह मान लिया कि बकरेकों 
बचानसे उसे स्वर्ग मिल जायेगा। साधुने इसमें मौलवीकों मिला लिया और मौलवीने 
बकरा मारनेवाले को धमकाकर उसका वध नहीं होने दिया। परन्तु इस घटनासे हिन्दू- 
मसलमानोंमें झगड़की जड़ पड़ गईं। हिन्दू मानते हैँ कि माताकों बकरा चढ़ाया जाय। 
मेरे-जैिसा आदमी मानता है कि न चढ़ाया जाये। चढ़ाना हो तो मेरा शरीर चढ़ाया 
जाये। परन्तु हिन्दुओंके इस पारस्परिक झगड़में में मौलाना शौकत अलीको तो हरगिज 
बुलाने नहीं जाऊंगा। परल्तु नाम हिन्दू तो मौलवीको बुला लाये। मौलवी साहब आ 
गये और अपनी डोंडी पीटनवाले मनुष्योंकी सहायतासे उन्होंने बकरा छड़ा दिया। वह 
साधु मुझसे मिला। मेंते उससे कहा कि तुम साथुका वेश उतार डालो । मौलवीसे मेंने 
कहा कि अहमदाबादसे चले जाओ। तुम इस प्रकार देशकी सेवा नहीं कर सकते। जब 
हम सरकारको भी मारकर राज्य भोगना नहीं चाहते, तो क्या अपने ही भाइयोंको 
मारकर राज्य भोग सकेंगे ? उसका परिणाम क्‍या होगा ? परिणाम तो देखने लायक 
होता, परन्तु अहमदाबादके कलक्टर अच्छे थे; उन्होंने बकरा नहीं मारने दिया। नहीं 
तो ऐसा होता कि सरकार अपनी पुलिस भेजकर उसीकी मददसे बकरा कटवाती 
और फिर हमारा असहयोग निरथंक हो जाता। मेन मौलवीकों बुलबाकर यह कह दिया। 
एसा पाखण्ड घुस जाय तो हमारी कुछ न चले। मेन उससे कहा कि तुम अपना क्षेत्र मत 
छोड़ो, अपना काम न छोड़ों। उसने कहा कि हिन्दुओंन मुझे मजब्र किया। दो सौ 
नामद हम कसे मजबूर कर सकते है?! और अगर कर सकते हें तो एक गोरा क्‍या 
नहीं कर सकता ? और हुआ भी यही। कलकक्‍्टरन मौलवीको बुलाया, तो वह डर गया 
और उसने मजदूरोंसे मदद माँगी ताकि उनके फसादके डरसे सरकार उसका कुछ 
न करे। जो जेल जानकी इच्छा करता है उसे [लोगोंको | हिसा न करनेकी बात 
सिखानी चाहिए 
मेरे या मौलाना शौकत अलीके पकड़े जानेपर आप दंगा करेंगे, मकान जलायेंगे, 
रेलकी पटरियाँ उद्ाड़ंगे तो बाजी हार जायेंगे। आप अरब नहीं हैं, इसलिए आपसे 
ऐसा कहता हूँ। आपको तो लकड़ी मारना भी नहीं आता। गधेके लाठी जमा दी 
और स्त्रीकों ऊकड़ी मार दी, तो यह लकड़ी मारता आता नहीं कहलाता। जिसे 
लकड़ी मारना आता है, वह तो हजारोंके सामने लड़ सकता है। परन्तु आग ऐसे 
नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसी सलाह दी जा सकती है। 
हम सिहवृत्ति भूलकर भेड़ बन गये हें। हम आयरलेंड या मिस्रके उदाहरण 
लेकर वसे बतनन लगेंगे, तो दोजखरमम पड़ंगे। जब सरकार अपना तेज दिखायगी --- और 
यह बेजा नहीं, क्योंकि में भी सरकार होऊ तो छोगोंको पकड़ं। जिसे हुकमतः करनी 
है, वह अपने विरोधियोंकों पकड़गा ही, यह उसका धर्म है। इसलिए जब सरकार 
अपना तेज दिखायेंगी--- तब आप फसाद करेंगे तो हार जायेंगे। आप उसे इस तरह 
डरान लगेंगे तो आप डरपोक हें। हिन्दुस्तानकों छुड़ाना है तो हमें सिह बनना होगा। 
आप छः: हजार मनृष्य इस समय खतरेमें हें। और आप इस म्यूनिसिपैलिटीका 
क्या करेंगे ? यह तो सरकारन आपके यहाँ हाथी बाँध दिया। छः हजार आदमियोंकी 


भाषण : मेहमदाबादमें ४३१ 


बस्तीपर बारह हजारका ख्चे! इस म्पुनिसिपलिटीकों खत्म कर दो, यह आपका कोई 
काम नहीं करती। वह आपको शिक्षा देती है, परन्तु उस शिक्षासे तो हमें असहयोग 
करना है। हम अपात्रसे दात कंसे लेंगे? मुझे विद्यापीठके लछिए रुपया चाहिए, परन्तु 
क्या में उतके लिए वेश्याओंसे दान लेकर काम चलाऊंगा ? शराबकी दुकानोंसे नफा 
कमाकर चलाऊंगा ? 

में कहता हूँ कि हमारी शिक्षाका रुपया दशराबकी दुकानोंसे आता है। हम आब- 
कारी विभाग बन्द कर देनेको कहें तो वे कहेंगे कि उस रुपयके बिता पाठ्शालाएँ 
बन्द कर देनी पड़ेंगी। शराबके रुपयेसे पढ़े हुए हमारे वकील, बेरिस्ट र, विद्वान देशका 
क्या भला करेंगे ? 

में यहाँके लड़कोंकों बवाई देता हूँ कि उन्होंने सरकारी पाठ्शाछाओंका त्याग 
कर दिया। आप आजसे इन लड़के-लड़कियोंको अपने ढंगसे पढ़ायें। शिक्षकोंसे इस्तीफे 
दिलाओ और आज ही मूह॒ते करो। अपने मकानमें मुहृ्ते करो और सरकारी मकान 
छोड़ दो। म्यूनि्तिपेलिटीकी शिक्षाका तो यह हल हुआ। दूसरा काम पाखानों और 
रोशनीका है। वे बूरी हालतमें हें। म्युनिसिपलिटी रक्षा तों करती नहीं, क्योंकि पुलिस- 
विभाग उसके हाथमें तहीं। म्युनिसिपषेलिटीके रास्तोंपर धूल उड़ती है। इस प्रकार 
शिक्षाके ज्िवा और कोई महत्त्वपूर्ण काम वह नहीं करती | दवाखाना उसका है, परल्तु 
उसके मुकाबलेमें दो-तीत निजी दवाखाने चल रहे हें। इसलिए वह उसे मुबारक हो। 
मतलब यह कि हमें म्युतितिपेलिटीकी कोई जरूरत नहीं। वह तो एक पूजनीय मूर्ति 
हुईं। आप नौ सौ करदाता मिलकर प्रस्ताव करो कि यह स्युनिसिपेलिटी उठा दी 
जाये। कहो कि हमें तुम्हारा सैनिटरी बोर्ड नहीं चाहिए, ग्राम-पंचायत नहीं 
चाहिए। मेम्बरोंको नोटिप़त दे दो कि म्युनिश्तिपलतिटी खाली कर दो। 

सरकारको जता दो कि हम उत्तका कर नहीं देंगे। इसमें कानूनका भंग नही है, 
बेअदबी नहीं है। आपको उसकी सेवा नहीं लेनी, इसलिए सरका रके लिए उसमें शिकायत- 
की कोई बात नहीं हो सकती। आप उसका मुकाबला! कर सकते हें। कुछ समयतक 
सरकार आपको धमकायेगी। आप मुकाबला करोगे तो आपके घर कुर्की लायगी। 
उन्हें घर बेचने देवा। छः हजारकी बस्ती गाँव भी खाली कर सकती है। फिर म्युनरि- 
सिपैलिटी किसका काम करेगी ? परन्तु सरकार ऐसी पागल नहीं कि यहाँतक जायेगी। 
में उसको बुरा कह रहा हूँ परन्तु इतना जानता हूँ कि वह समझदार है। यदि 
वह ऐसा न करे तो उसे आज ही चले जाना पड़े। परन्तु सरकार अपनी हुकूमत 
छोड़ना नहीं चाहती। 

इस कामको पार लरूगानके लिए आपको एकदिल होना चाहिए। इसमें कुछ 
विरोधी तो निकलेंगे ही। परन्तु विरोधीसे अदबके साथ, नम्नतापू्वक कहो -- आप 
हमारे सिरके ताज हैं। हम तो आपसे केवल पंचायतका मत मान छेनकों कहते है। ” 
यह न हो सके, तो भी उनसे विनय करें कि आप' हमारे काममें खलल न डालें। 


१. यहाँ निश्चित रूपसे संकेत गुजरात विधापीठकी ओर है जिसकी स्थापना अक्तूबरमें हुईं थी; 
देखिए “ भाषण : गुजरात महाविद्याब्यके उद्घाटनपर ”, १७-११-१९२० । 


४३२ सम्पूर्ण गांधी' वाहमय 


यदि ऐसे दो-चार सौ आदमी छः हजारके विरुद्ध होंगे तो इससे उन्हें क्या लाभ 
होगा ? आप हिन्दू-मुसलमान एक होकर रहें, आपको मेरी यही सलाह है। 

में काम करनेके लिए दो शर्तें बता चुका हूँ। एक तो सहिष्णुता अथवा अहिसा- 
धर्मं। यह मान लें कि वह दुर्बलोंका धर्म है, तो भी जबतक आपमें तलवार चलानेकी 
शक्ति नहीं आ जाती, तबतक दूसरा उपाय बताया ही नहीं जा सकता। दूसरी शर्ते 
यह है कि हिन्दू-मुसलमान, देशकी तमाम कौमें एकदिक होनी चाहिए। इन दो 
दर्तोंका पालन करो, तभी आप असहयोग कर सकते हें। धारा सभाओंमें प्रतिनिधि 
न भेजता और पाठ्शालाओंसे लड़कोंको हटा लेना असहयोगकी पहली सीढ़ी है। 
आप इतना कर लें, तो समझिये कि स्वराज्य मिल गया। 

सरकारी नौकरोंका डर न रखो। उनसे हमें वर नहीं है; हमें तो उन्हें प्रेमसे, 
मुहब्बतसे वशर्में करता है। फिर आपको डरना नहीं होगा। 

अब दो बातें करनेको रह जाती हें। आप अहमदाबादसे कपड़ा मँगवाते हें। 
मेहमद्ाबादमें पहले सुन्दर कपड़ा बनता था, परन्तु अब वह धन्धा करनेवाले नहीं 
रहे। आप छः हजार आदमी चाहें तो क्‍या नहीं कर सकते ? आपको मिलका कपड़ा 
क्यों चाहिए? आपके घर आपकी मिलें हें। खाना आप होटलसे नहीं मँगवाते, तो 
कपड़ा क्‍यों बाहरसे मंगवाते हे? 

आप मिलका कपड़ा न छें, तो मंगलदास सेठ या टाटाकी' मिले बन्द नहीं हो 
जायेंगी। वह माल तो गरीबोंके लिए है। आप उनके पेटपर लात नहीं मार सकते। 
रह गया विलायती माल। उसे तो हमें हराम ही समझना चाहिए। हम पराये वस्त्र 
नहीं पहन सकते। जेसे कोई पुरुष परस्त्रीपर नजर डाले तो वह व्यभिचार है, वंसे 
ही पराये देशके कपड़पर दृष्टिषपात करना भी पाप है। जबतक हम कपड़के लिए 
इस सरकारके गूलाम है, तबतक हम उससे स्वतन्त्र नहीं हो सकते। जापानका माल 
काममें लेना भी विलायती मालके बराबर ही है, क्योंकि इस हुकमतके जहाजों द्वारा 
ही वह माल यहाँ आता है। इस सल्तनतने चारों ओरसे देशपर घेरा डाल रखा है। 
इसलिए मेरी सलाह है कि आप इतिहासका नया अध्याय खोले। करोड़ों लोगोंके 
लिए शायद मृश्किल होगा, परन्तु अपने गाँवकी हृदतक आप स्वावलम्बी बन सकते हें। 
अतवाज तो आपको मंँगाता नहीं पड़ता। खेड़ा जिलेमें अनाजकी कमी नहीं हो 
सकती; परन्तु अपन वस्त्र भी यहीं पंदा करो। इतना ही नहीं, अधिक पैदा करके 
आसपास भजों। फिर म्यूनिसिपेलिटीके कामके लिए बारह हजार रुपये निकालना 
आपके लिए कठिन नहीं होगा। 

अब में रुपयकी बातपर आता हूँ। इतने अधिक काम करने हें, इसलिए रुपया 
अवश्य चाहिए। परन्तु सबसे! अधिक कठिनाई मुझे रुपया इकट्ठा करनमें होती है। चंदा 
जमा करनंवाले आदमी अप्रामाणिक मिलते हें, इससे में काँपता हूँ। परन्तु रुपया तो 
चाहिए ही। इसलिए विवश होकर मेंने हाथ फैलाया है। में यह काम केवल करोड़- 
पतियों द्वारा नहीं चलाना चाहता। में तो भंगीसे भी दान छूँगा। श्रद्धासे दिया हुआ 


१. सर दोराबजी ठग ( १८०५९-१९३२ ); बम्बईके मिल-माल्कि । 


नडियाद नग्रपालिकाके पाषंदोंसे बातचीत ४३३ 


एक पैसा भी मेरे लिए लाखके बराबर है। कुमारियाँ मुझे अँगठियाँ और जेवर देती 
है, यह मुझे बहुत प्रिय लगता है; क्‍योंकि वे ईश्वरको बीचमें रखकर, देती हँ। में 
खुशामद करने जाऊं और लोग तब' मुझ रुपया दें, उससे यह हजार दर्जे अच्छा है। 
यहाँ आप दें तो मेरे सामने नहीं ईद्वरको बीचमें रखकर दें। 

रुपया वसूल करनेवाले स्वयंसेवक जनताका रुपया हराम समझकर चंदा इकट्ठा 
करेंगे तभी हमारा काम चलेगा। जनता तो भोली है। मेरे नामसे कोई भी आ जाये, 
तो उसकी बात मान लेती है। कोई धर्त स्त्री गांधीजीकी लड़कीके नामसे द्वारकामें 
चन्दा वसूल कर रही थी। अब वह हैदराबाद गई है। वहाँ उसका स्वागत-सत्कार 
हुआ। इस प्रकार लोग मेरे नामस्े ठगे जायें, यह मेरे लिए असह्य है। हमारे सामने 

हमदाबादवाले मौलवीका उदाहरण है। उसने मेरे ही नामका उपयोग किया। इसलिए 

में प्रत्यक मनुष्यसे स्वच्छता चाहता हूँ। यदि तुम प्रामाणिक बनो, तो में तुम्हारी चरण- 
रज लेनको तैयार हूँ। दुनियामें पाखण्डतो हमेशा रहेगा। परन्तु उसे जनताके पास न 
जाने दो। अगर ऐसा न हो सके, तो मुझे सरकारी फाँसीका डर नहीं, परन्तु इस 
फाँसीका बड़ा डर है। इसलिए तुम ईश्वरको बीचमें रखकर चन्दा करना। 

लोगोंपे में कहता हूँ कि किसीका भी नाम लेकर कोई बड़ा तीसमारखाँ आये, 
तो भी उसे रुपया न देता। खिलाफत कमेटी तथा स्वराज्य सभाकी तरफसे उन 
संस्थाओंकी मुहरवाले प्रमाणपत्र जारी करनका मेरा विचार है। जिस मनुष्यके पास 
प्रमाणपत्र न हो, उसकी मत सुनना, उसे कुछ न देना। उसे खड़े न रहने देता। हम 
शासन अपने हाथमें लेवा चाहते हें, तो उसे चलानेके लिए हमें दृढ़ बनना पड़ेगा। 

सरकारकी गुल्ममी छोड़कर तुम मेरी गुलामीम आ जाओ, तो वह स्वतन्त्रता 
नहीं। में आपके मत और हृदय चुराना चाहता हूँ। परन्तु आपको गुलाम बनाना नहीं 
चाहता, क्‍योंकि में स्वयं गुलाम नहीं बनना चाहता। 

| गुजराती से | 


नवजीवन, ७-१ १-१९२० 


२३०. नडियाद नगरपालिकाके पा७षेंदोंसे बातचीत 


१ नवम्बर, १९२० 

न केवल शिक्षाके मामलेमें बल्कि हर मामलेमे' आप सरकारसे स्वतन्त्र हो सकते हें । 

आप नगरपालिकाकों अपने हाथमें लें और कर भी स्वयं ही उगाहें। सरकार कुछ 

समयतक तो दबाव डालेगी और कर इकट्ठा करेगी लेकिन कर देनवालोंको उसका विरोध 
करना चाहिए और इससे जो भी स्थिति उत्पन्न हो उसका सामना करना चाहिए। 


4 ह है 
१, सिंध । 


२. खेड़ाके कल्वट्रने नगरपालिकाक्रो सूचित किया था कि सरकारसे शिक्षा-सम्बन्धी अनुदान छेनेसे 
इनकार कर देनेपर भी वह सरकारके नियन््रणसे मुक्त नहीं हो सकती । 


१८-२८ 


४३४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हम आज स्वराज्य माँगते हें तो हमें आजसे ही सारा कारोबार खुद ही चलाने- 
के लिए तैयार रहना चाहिए। आप करदाताओंकों यह-सब समझा सकते हें और 
अगर बे सरकारको कर देनसे इनकार न करें तो आप जिस प्रकार सरका रसे असहयोग 
करते हे उसी प्रकार उनसे भी कर सकते हैं। आप उनसे कह सकते है कि अब आप 
अपना कोई काम हमसे नहीं करवा सकते। नेताओंका कार्य तो जनताका नतृत्व 
करना है, उसके नेतृत्वमें चलना नहीं। और फिर आपको लोगोंको स्पष्ट रूपसे समझा 
देना चाहिए कि सरकारकों कर न देनेसे हम पैसा देनेके दायित्वसे मुक्त नहीं हो 
जाते; अपना काम-काज चलानेके लिए आपको पैसा देता ही होगा। लेकिन सर- 
कारकों दस रुपये देकर बदलेमें जैसे केवल एक रुपयेकी प्राप्ति होती है वंसी बात इसमें 
नहीं होती। यहाँ तो आप एक पैसा देंगे तो उसके एवजमें दो पंसे मिलेंगे। छेकिन 
पैसे तो आपको देन ही होंगे। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-११-१९२० 


२३१. भाषण : नडियादसे 


१ नवम्बर, १९२० 


ऐसी भारी लड़ाईमें जब कि तमाम कौमोंको एकदिल होनेकी जरूरत है, तब किसी 
गैर-जिम्मेदार अथवा पाखण्डी मनुष्यके भला-बुरा बोलनसे हिन्दू-हिन्दू या मुसलूमान- 
मुमलमानमें झगड़ा पेदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे आशा है कि 
स्वराज्य सभा तथा खिलाफत कमेटीकी तरफसे नोटिस निकलेगा कि उनके प्रमाणपत्रके 
बिना कोई ने बोले। कोई भी आदमी बोलने आये, तो उसे सुननेका आपको अधि- 
कार है; परन्तु आपको पता तो चल जायेगा कि यह किसी' संस्थाका प्रतिनिधि नहीं 
है। जिस हुकूमतसे हमें लड़ना है, उसका बन्दोबस्त जबरदस्त है। उनमें से कोई आदमी 
अफसरके हुक्‍्मके बिना न बोलता है, न काम करता है। हममें भी यह शक्ति आनी 
चाहिए। 

हम स्वतन्त्र होना चाहते हों तो हिन्दू-मुसलमानोंमें एकता और साफदिली होनी 
चाहिए। कोई मुसलमान गफलतसे कुछ बोल दे तो हिन्दुओंको उसे बरदाइत कर लेना 
चाहिए। इसी प्रकार कोई हिन्दू कुछ कह दे तो मुसलमानोंको सहन कर छेता 
चाहिए। 

मुझे पकड़ लें, मौलाना शौकत अलीको पकड़ लें, मौलाना अब्दुल बारीको पकड़ लें, 
तो आपको चुपचाप काम करता है। आप हड़ताल भी नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे, 
तो हम हारे हुए माने जायेंगे। आप हमें वापस क्‍यों लाना चाहेंगे? जफर अली 
पकड़े गये, तो मेने उनसे कहा : “हम आपके लिए अर्जी नहीं देंगे, परन्तु स्व॒राज्य छेकर 
आपको छुड़वायेंगे।” आप हम-जंसोंकों छुड़वाना चाहते हों तो असहयोगके चार कदम 


४३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


जो-कुछ हुआ है, धृष्टताके साथ उसका समर्थन करती है। में तो उसके द्वारा संचा- 
लित अथवा नियन्त्रित शालाओंमें शिक्षण लेना एक तरहका पाप समझता हँ। जबतक 
हमें मुक्ति नहीं मिल जाती, इस शिक्षणके बिना रहना या इत संस्थाओंकों बन्द कर 
देना में बेहतर समझता हूँ। 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, २-११-१९२० तथा अंग्रेजी प्रति ( एस० एन० ७३१५ ) की 
फोटो-नकलसे 


२३३. भाषण : भड़ोंचमें 


२ नवम्बर, १९२० 


इस समय रावणराज्य और रामराज्यमें युद्ध हो रहा है। खुदा और शतानमें 
लड़ाई चल रही' है। राक्षसों और देवोंमें झगड़ा मचा हुआ है। इस सरकारकी आत्माको 
में राक्षसके रूपमें देख रहा हँ। जिस दिनसे मेरी आँखें खूल गईं हैँ, तबसे में इस 
विचारका प्रचार कर रहा हूँ। मुझे प्रतीति हो गई है कि अंग्रेजी हुकूमत शैतानियतसे 
भरी हुई है, राक्षस-स्वरूप है। सब धर्म --हिन्दू, मुसलमान, पारसी -- सभी धर्म 
कहते हैं कि अधर्मको धरंसे हटाना चाहिए। अर्थात्‌ अधमंकी सहायता करना बन्द 
कर देता चाहिए। मुस्लिम शास्त्रोंमे|ं ऐसे दृष्टान्त मिलते हे। पारसी धर्मरमें तो 
अहरमज्द और अहरमनमें सतत युद्ध होता ही रहता है। गीता में भी यही बात 
है। आज हमारे लिए असहयोगके सिवा और कोई धर्म नहीं है। परन्तु आपका 
यह खयाल हो कि अंग्रेजी हुकूमतमें अब भी कोई ग्रहण करने योग्य' वस्तु है, वह 
पापमय' नहीं है तो आप उससे जरूर चिपटे रहिये। में यह नहीं कहना चाहता 
कि अंग्रेज खराब हँ। उनकी पंदा की हुई प्रवृत्ति, उनकी रोपी हुई पापकी जड़ 
भारतकी हानि कर रही है। लॉड हाडिग, लॉर्ड रिपन-जेसे अच्छे वाइसराय और 
अहमदाबादके भले और शरीफ कलेक्टर श्री चटफील्ड-जैसे कर्मचारी हुकमतमें हे 
जरूर, फिर भी ये छोग राक्षसी काममें लगे हुए हें और इसलिए राक्षसी प्रवृत्तिका 
ही पोषण करते हे। मेरे पिताजी स्वयं एक रियासतमें नौकर थे। उनके राजा 
अधर्मी थे। मेने उनसे पूछा, “ऐसे राजाकी नौकरी आप छोड़ क्यों नहीं देते? ” 
उन्होंने कहा, ' हमने इनका नमक खाया है।” मेरे पिता नमकहराम नहीं बने, परल्तु 
हमारा सारा कुटुम्ब विषय, मांस और दाराबमें डूबे हुए राजाका आश्रित रहा। में 
सारे भारतके सामन कह रहा हूँ कि हमारे पास और कोई धर्म नहीं है। कितने 
ही पुण्यवान्‌ पुरुष क्‍यों न हों, तो भी इस प्रवृत्तिका स्पर्श होनसे वे अच्छे नहीं 
रहते। इसलिए जिन श्ास्त्रीजी और मालवीयजीको में पूजनीय मानता हूँ, जिनका 
निकट सम्पर्क मुझे प्रिय है, जिनके प्रति मेरे मनमें अब भी अत्यन्त आस्था है, उनमें 
और मुझमें मतभेद हो गया है। उनका खयाल है कि यह राज्य पुण्यमय है, मेरा 


भाषण : भड़ोंचमें ४३७ 


खयाल है कि यह पापसय है। मालवीयजी मेरे बड़े भाईके समान हैं। शास्त्रीजीके 
लिए मेरे मनमें आदर है, तो भी मुझे उनसे लड़ाई करनी ही चाहिए। असहयोग 
कंसे करना चाहिए, यह तो कांग्रेसने बता दिया है; मुस्लिम लीगने बता दिया है 
और सिख छलीगने भी बता दिया है। 

असहयोग करनेकी दो शर्ते हें। उनमें से एक तो हिन्दू-मुसलमानोंकी एकता हैं। 
हिन्दू-मुसलमान अर्थात्‌ सब जातियोंकी एकता। यह हिन्दू-मुसलमानोंका तो मेने एक 
जग-प्रसिद्ध दृष्टान्त लिया है। इन दोनोंमें बहुत समयसे अविश्वास है, इसलिए 
जबतक हिन्दू या मुसलमान लड़ते रहेंगे, तबतक हमें विजय प्राप्त नहीं होगी। ऐसे 
ही प्रेमसे पारसी वगरहकों वश्षमें कर लेना उचित है। उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति अर्थात्‌ 
हत्या आदिके द्वारा वशर्में कर सकते हें, परन्तु तब हमें अस्सी हजार पारसियोंका 
ताश करना पड़गा। हमें तो उन्हें प्रेमसे ही वह्च्में करता उचित है। हिन्दू या 
मुसलमान सिखोंकों दवायें तो भी हम स्वतन्त्रता नहीं के सकेंगे। अभी-अभी जेंन 
भी कहन लगे हूँ कि हम हिन्दू नहीं है, तो क्या हम उन्हें कुचल देंगे? सबलकी 
सबलता प्रेमसे जीत लेनमें है, मदपूर्वक कुचल डालनेमें नहीं। इसलिए सबसे पहला 
काम यह है कि सब धर्मोंमें एकता रखी जाये। 

हमारा दूसरा साधन है योजना-शक्ति। जबतक हमर योजना-शक्ति नहीं 
आयंगी, तबतक असहयोग असम्भव है। 

दूसरी आवश्यकता है दया की। ह॒त्याका तो विचार ही नहीं आना चाहिए। 
दयाके बदल़े ऋरता बरतोगे, तो भी आपका काम नहीं होगा। तलवार छोगे, तो 
आपकी तलवारके टुकड़ हो जायेंगे। देशकों बचा सकते हो, तो आपको अपनी तल- 
वार मुबारक हो; परन्तु यह असम्भव है। सरकारके प्रति एक भी खराब शब्द मत 
कहिये; गालियाँ देना छोड़ दीजिये। सहयोगवादी जो कहें उसे अदबसे सुन लीजिये, 
परन्तु अपने इनकार पर डटो रहिये। यह इनकार सौ रोगोंकी एक दवा है। यह 
असहयोगका दूसरा नाम है। 

असहयोगकों सफल बनानके लिए आपको दो महान्‌ बलिदान देने हें। पहला 
शिक्षाके मामलेसे। आज भारतमें शिक्षाका प्रदन सबसे बड़ा प्रदत बन गया है। दूसरा 
बलिदान धारा सभाओंका त्याग करना है। असहयोग अभी तक लोग --आम 
जनता --- ही कर रही है। विशेष वर्ग बिलकुल नहीं करता। उससे कराना हो तो 
हम अपने कौशलसे करा सकते हैँ। हम सबके हस्ताक्षरसे उन्हें एक नोटिस दे दें कि वे 
हमारी तरफसे धारा सभामें नहीं जा सकते, तो वे नहीं जा सकेंगे। परन्तु शिक्षाममे 
माँ-बाप, विद्यार्थी, शिक्षक परेशान हों, तो उसका क्‍या हो ? भावी सनन्‍्ततिकों गृलामीसे 
छूटना ही चाहिए। बुजुर्गोका यह फर्ज है कि उन्हें स्वतन्त्र कर दिया जाये। माँ-बाप 
और शिक्षक भावी पीढ़ीके लिए इतनी' स्वतन्त्रता किसी' भी तरह कर दें। रुपयेकी 
कमीके कारण आप राष्ट्रीय शिक्षाकों क्षणभर भी मत रोकिये। कोई यह पूछेगा कि 
सरकार कानून बनाकर बाधा डाले तो? इस बारेमें में एक शब्द भी नहीं कहना 
चाहता, क्योंकि वह निरथ्थक है। यदि आपका खयाल हो कि इस प्रकार हमारा क्षेत्र 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


संकुचित करनेमें कोई समर्थ है, तो आप वीर बतकर और निडर होकर सरकारी 
स्कल-काल़ेजोंका त्याग कर दें। जितन बालक-बालिकाओं और यूवकोंको आप पढ़ा 
सकते हों उतनोंको पढ़ाइय और दूसरोंका लोभ छोड़ दीजिय । 

अब स्वदेशीके बारेमें। मेरा विश्वास है कि स्वदेशीमे स्वराज्य निहित है। मेरे 
बारेमें एक बार चिन्तामणिने लिखा था कि गांधीकों स्वराज्य' और खिलाफतसे स्वदेशी 
ज्यादा प्रिय है। मुझे सचमुच ही स्वदेशी प्रियः है। जीत होनके बाद खिलाफतका 
प्रदन थोड़े ही रहनेवाला है? स्वदेशी तो शाश्वत है। स्वदेशी शरीरके साथ लगा 
हुआ धर्म है। वह अठल है। दुढ़तापूवंक हम एक दिन भी स्वदेशीका पालन करें, तो 
आज ही स्वराज्य हमारे हाथमें होगा। बृद्धिम्नान लोगोंन मुझसे कहा है कि हम 
लंकाशायरका कारबार ठप कर दें, परन्तु यह काम कठिन है। हममें न तो बहि- 
प्कारकी शक्ति है और न भावना। शक्ति होती तो जैसे मे शस्त्रोंसे नहीं डरता, 
वसे ही बहिप्कारसे भी न डरता। बहिष्कारके बिना भारतका शोषण होता हो, 
तो में उस्ते भी अच्छा समझता हूँ। में स्वयं एक बार जिसका त्याग कर देता हूं, 
उसे दुबारा ग्रहण ही नहीं करता। शराबी और पापीके साथ क्षण-भरके लिए भी 
सहयोग नहीं हो सकता। सहयोग तभी सम्भव है, जब वह शराब छोड़ दे। यह 
अटल शिद्धान्त हिन्दुस्तान ग्रहण कर ले, तो आज ही स्वतन्त्रता मिल जाये, खिला- 
फतके मामलेमें आज ही न्याय मिल जायं। मुसलमानोंकों में अभीतक खादी नहीं 
पहना सका। उन्हें फकीर नहीं बना सका। हिन्दुओंको भी समझा नहीं सका हूं। 
इसीलिए हम अबतक खिलाफतके मामलेमें इन्साफ नहीं पा सके। पंजाबके भामलेमें 
इतना अधिक रुदन होनेपर भी, अबतक कुछ नहीं हो रहा है। हमारे मनमें यह बात 
बेंठ जानी चाहिए कि विदेशी कपड़ा हमारे लिए हराम है। स्त्रियोंसे दीत वाणीमें 
मेरी प्रार्थना हैं कि स्वदेशी तो आपके हाथकी बात है। कातना आपका धर्म ही है। 
पुरुषोंक सामने आपको अपना उदाहरण रखना चाहिए। खादीमें बोझा होनेकी शिकायत 
माताएँ तो कर ही नहीं सकतीं। नौ महीने सन्‍्तानका भार आनन्दसे उठानवाली माता 
यह कसे कह सकती है कि एक सेर बोझा मेरे लिए असह्य है? वह बाँझ रहनको तेयार 
हो तभी ऐसा कह सकेगी , परन्तु जबतक वह बाँशझ नहीं रहना चाहती बल्कि वीरों 
और वीरांगनाओंको जन्म देना चाहती है, तबतक में मातासे ये शब्द नहीं सुनना चाहता। 
यह मेरी समझके बाहरकी बात है कि आपका देश यदि नग्न दशामें है, तो आप 
जापान, चीन, इंग्लेंड या फ्रांसके मिलोंमें बनी हुई साड़ियाँ कंसे पहन सकती हैं। 

छेड़ हुए कामके लिए रुपया चाहिए। यह देश इतना श्रद्धालु है कि रुपया तो 
पाखण्डी भी जुटा सकते हें। अपने मन्दिरों, मस्जिदों और धर्मशालाओंके लिए आप 
रुपया इकट्ठा कर सकते हें, तो अपन अधिक शुद्ध मन्दिरों -- शिक्षा-मन्दिरों --के लिए 
क्‍यों नहीं कर सकते ? हममें तपश्चर्या चाहिए, त्याग चाहिए। हिन्दू त्यागका अर्थ अच्छी 
तरह समझ जायेंगे। शास्त्रोंमें कहा है कि अपरिग्रह-पालन करनेवाले के पास रत्न तो 
नाचते हैं। मेरा अपना भी ऐसा ही अनूभव है। आफ़िका-जैसे गरीब देशमें रुपयेके 
अभावमें लड़ाई कभी बन्द नहीं रही। उलटे मुझे गोखल्ेजीको लिखना पड़ा था कि 


भाषण : अंकलेद्व रमें ४३९ 


वे रुपया न भेजें। खेड़ा और चम्पारनके समय भी लोगोंन रुपयेकी वर्षा कर दी थी। 
मेने उसे रोका था। अहमदाबादके मजदूरोंन तेईस दिन प्रचण्ड असहयोग किया, तो भी 
बाहरसे कोई मदद नहीं माँगी थी। त्याग-वृत्ति हो तो रुपयोंकी बौछार होने लगे। 

वष्णवों, जैनों और स्वामिनारायणके मन्दिरोंमें करोड़ों रुपये जंग खा रहे हें। 
उसमें से थोड़ा-सा भाग मिल जाये, तो भी' आपके सारे शिक्षा-विभागका काम चल जाय। 
परन्तु जेसे सरकार रुपया लुटाकर आनन-फाननमें सरकारी विभाग खोल देती है, बसे 
हम नहीं खोलना चाहते। हमारा काम हिन्दुस्तानकी गरीबीके हिसाबसे ही होगा। 
जादूके आम घड़ी-भरमें उगाये जा सकते हें, परन्तु उनका रस हम चख नहीं सकते। 
सच्चे आम उगनेमें बीस वर्ष लगते हें, इसलिए कोई आपको राष्ट्रीय शिक्षाके लिए 
करोड़ रुपया दे, तो में कहँगा कि उसे फेंक दो। खालसा कालेजके प्रोफेसरोंसे कहा 
गया कि यदि गांधी तुम्हें एक करोड़ रुपयेकी ग्रांट” दे दे, उसके बाद असहयोग करना। 
प्रोफेसरोंन कहा कि हम सरकारकी गुलामीसे छटकर गांधीके गुलाम बनना नहीं चाहते । 
हम झोपड़ी-झोपड़ी घुमकर सिखोंसे भिक्षा माँगेंगे। उन्हीं प्रोफेसरोंने खाछसा कालेजकों 
नोटिस दे दिया है कि सरकारी अधिकार खत्म नहीं होगा तो वे फकीर बनकर देशके 
बच्चोंको राष्ट्रीय शिक्षा देंगे। 

आप यथाभक्ति, यथाशक्ति और बेझिक भरसक दान दें। इसका उपयोग 
आपके गाँवके लिए ही नहीं होगा । अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठ स्थापित किया गया 
है, उसके काममें यह रुपया लगाया जायेगा। में इसके द्वारा भड़ौंचके निवासियोंकों 
एक पदाथ्थे-पाठ देना चाहता हूँ। 

यदि इस ढंगसे असहयोग किया गया तो आप एक वर्षके भीतर स्वराज्य पा 
जायेंगे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १०-६१-१९२० 


२३४. भाषण : अंकलदवरमें" 


२ नवम्बर, १९२० 


जिस पृज्य पुरुषका नाम आपने अपनी पाठ्शालाके साथ जोड़ा है, उसके नामकी' 
शोभा बढ़ाइये। लोकमान्यको स्व॒राज्य जितना प्रियः था, उतना और किसीको नहीं 
होगा। इस राष्ट्रीय पाठशालाके साथ स्व० लोकमान्यका नाम स्वराज्यको निकट लानके 
उद्देश्यसे ही जोड़ना उचित है। माँ-बाप, विद्याथियों और शिक्षकोंसे में जो सरकारी पाठ- 
शालाएँ छोड़नको कहता हूँ, वह इसलिए नहीं कि उनकी शिक्षा खराब है। जो भावना 
में आपमें पंदा करता चाहता हूँ, उसके साथ शिक्षाके प्रशनका थोड़ा ही सम्बन्ध है। 


१. गुजरात विद्यापीव्का महाविद्यालय १५-११-१९२०को खोला गया था । 
२. लोकमान्य राष्ट्रीय पाठशालाका उद्घावन करते हुए । 


४४० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सरकारी पाठशालाओंमें जो शिक्षा दी जाती है, उसमें सुधारकी आवश्यकता तो 
जरूर है, परन्तु जबतक ऐसा न हो तबतक जो करनका काम है, उसे नहीं रोका 
जा सकता। 

पचास वर्षसे हम सरकारी स्कलोंकों पोसते आ रहे हें और उनसे कुछ लाभ भी 
उठाया है। लेकिन इस' समय' वे सारे सकल हमारे लिए हराम ह। अलबत्ता, इसका 
कारण अछग है। वर्तमान स्कूलोंपर जो झण्डा फहराता है, वह राक्षसी राज्यका 
है। इन स्कलोंपर जिस हुकूमतका झण्डा लूहरा रहा है, उसने सात करोड़ मुसलमानों- 
के दिल जरुमी किये हें और पंजाबमें किये गय काले कारनामे पूरे भारतपर अत्या- 
चार हैं। सारे धर्मशास्त्र एक स्वरसे कहते हें कि अधर्मी राजाका आश्रय पाप है, वह 
अधमंको भेंटनेके बराबर है, अधमंमें भाग लेनके समान है। इस हुकूमतके स्कलोंमें 
जानसे आपको द्रव्य मिलता हो, वहाँ आपको कुरान शरीफ, जेंद अवेस्ता' या 
“गीता पढ़ाई जाये, तो भी आप उससे भाग जाइये। वे 'कुरान' या गीता' भी 
पढ़ायें तो भी उनका उद्देश्य ब्रा है। इसलिए जिस स्कलपर राक्षसी ध्वजा फहरा 
रही हो, उसमें अपने बच्चोंकों शिक्षा देकर हम उन्हें गुलाम नहीं बनाना चाहते। 
जो यह चीज समझ गये हों, वे एक दितके लिए भी अपने बच्चोंकों सरकारी स्कूल- 
कालेजोंमं नहीं रहने देंगे। पहले बच्चोंको वहाँसे हटा लेंगे और बादमें दूसरी 
शिक्षा देनेका प्रबन्ध करेंगे। हमारा मकान जलने लगे तो दूसरा अच्छा मकान मिलने- 
तक हम उस जलते हुए मकानमें हरगिज नहीं रहेगे। हम तुरन्त ही नीचे छलांग 
मारेंगे-- फिर भले ही नीचे खाई हो। यह भाव यदि हममें पैदा न हो, तो हम 
शिक्षाके आन्दोलनमें असफल होंगे, क्योंकि सरकारी मनुष्य -- जासूस -- तो हमें सदा 
ललचाते रहेगे और कहेंगे कि देखो, हमारी पाठ्शालाओंकी शिक्षा कितनी बढ़िया 
है, हमारे मकान कितने बढ़िया हें, हमारे यहाँ मृफ्त शिक्षा दी जाती है। इतना 
सब होनेपर भी उनकी शिक्षा हमारे लिए त्याज्य है-- हराम है, ऐसी भावना जब- 
तक लोगोंमें पंदा न हो, तबतक आन्दोलन आगे नहीं बढ़ेगा। 

माता-पिताओंसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बालकोंकों गुलामीमें न रखें। 
आपका पहला काम यह है कि बच्चोंको सरकारी स्कूल-कालेजोंसे हटा लें। हटा लछेने- 
के बाद हम बच्चोंकों गलियोंमें नहीं भटकने देंगे। इसलिए आपका दूसरा काम यह 
है कि राष्ट्रीय शिक्षा देनेके लिए अपना स्वेस्व लगाकर प्रबन्ध करें। यदि इतनी शक्ति 
हमसें न हो, तो हम स्वराज्य नहीं ले सकेंगे। स्व॒राज्य अर्थात्‌ अपना राज्य चलानेके 
लिए शक्ति तो अवश्य चाहिए। 

राष्ट्रीय शिक्षाकी सफलताके लिए दूसरी आवश्यकता है चरित्रवान्‌ शिक्षकोंकी । 
यहाँके हाई स्कूलके मुख्य अध्यापक और दूसरे शिक्षकोंको, जिन्होंने धर्म और देशके लिए 
त्याग किया है, में बधाई देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस वृत्तिसे आपने 
स्वार्थय्राग किया है, उसी वृत्तिसे अब आगेका कार्य करना। कार्यमें तन्‍्मय हो जायेंगे, 
तो रुपया सुलभ हो जायेगा। आपका व्यवस्थापक मण्डल आसानीसे रुपया जुटा सकेगा। 
साफ जमीतपर बैठकर पढ़नेपर भी राष्ट्रीय पाठशालाके लड़के दूसरे लड़कोंकी स्पर्द्धा 


भाषण : अंकलेश्व रमें ४४९१ 


कर सकेंगे और शिक्षक चरित्रवान्‌ होंगे तो सरकारकी बड़ी-बड़ी पाठशालाओंकी अपेक्षा 
राष्ट्रीय स्कलोंके विद्यार्थी अधिक पौरुषवान्‌ बनेंगे। इस समय पुरुष पुरुषत्व खो बैठ 
हैं, स्त्रियाँ स्त्रीत्व गँवा बेठी हें। उनमें वीर सन्‍्तान पंदा करनेकी शक्ति नहीं है। 
में उन्हें गुलाम पंदा करनसे मता करता हूँं। वीर सन्‍्तान पंदा हो तो जिन पाठ- 
शालाओंकी शिक्षा उन्हें गुलाम बना देती है, उसकी शिक्षा लेनेसे वे इनकार कर देंगे। 
माता-पिता लड़कोंकों गुलामीकी शिक्षा लेने न भेजें तो दूसरी पाठशालाओंके मुकाबलेमें 
राष्ट्रीय स्कूल अवश्य सुशोभित होंगे। 

व्यवस्थापक कमेटीकों मेरा सुझाव है कि आप लछोग बिलकुल अधीर न हों। 
आप माता-पिताओंसे विनतय' करें, परन्तु कट वचन न कहें। उन्हें समझाना कठिन कार्ये 
है। यह नहीं मान लेता चाहिए कि हर एककी आँखें खुल जायेंगी और वह हमारी 
तरह देखने लगंगा। यह नई हवा अभी थोड़े ही दिनसे बहने लगी है। इसलिए हम 
धीरज न रख सके, तो कुछ भी काम नहीं कर सकगे। 

मेने सुना है कि अंकलेद्वरके धनाढ्य पारसी असहयोगके विरुद्ध हें। भारत 
जितना हिन्दुओं और मुसलमानोंका देश है, उतना ही पारसियोंका भी है। क्या दादा- 
भाई नौरोजी हिन्दुस्तानी नहीं थे ? क्या सर फीरोजशाह भारतीय नही थे ? पारसियों- 
को भी' देशके लिए उतना ही दर्द होना चाहिए जितना औरोंको है। हम पारसियोंको 
समझाक र, पैरों पड़क र, उनसे द्रव्य माँगेंगे, वे अपने बच्चोंको हमारी पाठशालाओं में भेजेंगे 
तो उन्हें नमस्कार करेंगे, नहीं भजेंगे तो भी नमस्कार करेंगे। ऐसा करके हम उन्हें 
दिखायेंग कि भारतमें जो जबरदस्त आन्दोलन चल रहा है, उसमें उन्हें भी अपना हिस्सा 
अदा करना चाहिए। आप पारसी भादईयोंको प्रेमसे वशमें करें। उनसे कहना कि 
आपको अपना फर्ज समझाना हमारा धर्म है। 

राष्ट्रीय पाठशालाकों सफलतापूर्वक चलानंकी सबसे बढ़िया कुंजी यह है कि 
बिलकुल आडम्बर न किया जाये, विज्ञापनबाजी बिलकुल न की जाये। इससे पीछे 
नहीं हटना होगा। ईटोंकी सुन्दर चिनाई करनी हो तो जल्दबाजीसे काम नहीं 
चलेगा। विनाशके काममें उत्तावली हो सकती है। फसल काटनेका काम हँसिया लेकर 
एक दिनमें किया जा सकता है, परन्तु बोनका काम इस प्रकार जल्दबाजीमें नहीं हो 
सकता। स्कलोंको खाली करानेका काम तो एक ही दिनमें किया जा सकता है, 
परन्तु जहाँ नई चीज बनानी है, वहाँ बहुत धीरजकी जरूरत है। आपको अच्छे मास्टर 
न॑ मिलते हों तो इससे घबराकर आप चरित्रहीन शिक्षक न ले लें। यदि हम सत्यको 
न छोड़, जल्दबाजी न करें तो आज' इस पाठशालामें जैसे १२० विद्यार्थी भरती हुए 
है, वेसे आपको १,२०० विद्यार्थी मिल सकेंगे। सरकारी पाठशालाओंके तमाम विद्यार्थी 
आपको मिल जायें, तो भी' काफी नहीं। वहाँ सभी बालक तो जाते नहीं। गाँवमं एक 
भी बालक या बालिका एसी न 'रहनी चाहिए, जिसे हम उत्तम चरित्रका निर्माण 
करनवाली शिक्षा न दे सके। 

जिस महापुरुषके नामप'र आपने यह कार्य आरम्भ किया है, खिलाफत और पंजाबके 
सम्बन्धर्में न्याय प्राप्त करने, स्वराज्य प्राप्त करने आदि शुभकार्योके लिए जिसकी 


४४२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


स्थापना हो रही है, जिसकी स्मृतिर्मे यह पाठशाला स्थापित हो रही है उसे आप 
सुशोभित करें। परमेश्वर माता-पिताओंको, विद्याथियोंको और शिक्षकोंको सद्बुद्धि दे। 


[गुजरातीसे| 
नवजीवन, १०-११-१९२० 


२३५. अलीगढ़के छात्रोंके माता-पिताओंके नाम 

सज्जनो, 

में जानता हूँ कि मेरे कुछ कामोंसे इस' समय मेरे तमाम अच्छेसे-अच्छे मित्र हैरान 
हो उठ हें; देशके नौजवानोंको दी गई मेरी सलाह उन कामोंमें से एक है। मुझे 
मित्रोंकी इस हैरानीपर आइचय नहीं होता। हम आज जिस शासन-प्रणालीका भार 
ढो रहे हैँ उसके सम्बन्धर्में मेरा रुख बिलकुल बदल गया है। हमारे धर्मग्रंथोंम रावणके 
आसुरी शासनका वर्णन है। मेरे केख वर्तमान शासन-प्रणाली उसी प्रकारके आसुरी 
तत्त्वोंसे परिपूर्ण है। मेरी निश्चित मान्यता हैं कि अगर इस प्रणालीमें आमूल परिवर्तेन 
नहीं किया जाता और शासक लोग निश्चित रूपसे पशचात्ताप नहीं करते तो इस 
शासनको समाप्त कर देता चाहिए। किक्तु, इस सम्बन्धर्म मेरे मित्रोंकी मान्यता इतनी 
दृढ़ नहीं है। 

अलीगढ़में पढ़नवाले अपने बच्चोंके लिए आप चिन्तित हें। आपकी चिन्ता मेरी 
भी चिन्ता है। आप विश्वास कीजिए कि में आपकी भावनाओंकों चोट नहीं पहुँचाना 
चाहता। में स्वयं चार लड़कोंका पिता हूँ और उनका छालन-पालन, अपनी समझसे मेने 
अच्छेसे-अच्छे ढंगसे किया है। में सदा अपन माता-पिताके प्रति आज्ञाकारी रहा हूँ और 
उसी तरह अपने शिक्षकोंके प्रति भी। में माता-पिताके प्रति पुत्रके कत्तेव्यका मूल्य भी 
जानता हूँ। लेकिन ईइवरके प्रति अपने कत्तेव्यकों में सर्वोपरि मानता हूँ। और भेरे 
विचा रसे, इस देशके युवकों और युवतियोंके सामन वह घड़ी आ पहुँची है जब उन्हें 
चुनाव करना है कि वे ईश्वरके प्रति अपना कत्तंव्य निभायें था अन्य लोगोंके प्रति। 
मेरा दावा है कि अपने देशके युवा-समुदायकों में काफी निकटसे जानता हूँ। में जानता 
हूँ कि हमारे देशमें अपन उच्चतर शिक्षणका स्वरूप तय करना-कराना ज्यादातर तो 
नौजवानोंके ही हाथम है। में बहुतसे एसे उदाहरण भी जानता हूँ जिनमें माता-पिताओं- 
को उच्चतर शिक्षाके प्रति अपने बच्चोंका आकर्षण एक झूठा मोह-जैसा लगता है, 
लेकिन तब भी वे उन्हें उस ओरसे विमुख नहीं कर पाते । इसलिए मेरी यह निश्चित 
मान्यता हैं कि अगर में नौजवानोंसे, अपने माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध भी, अपन 
स्कूल और कालेज छोड़ देनको कहता हूँ तो उससे माता-पिताकी भावनाकों कोई चोट 
नहीं पहुँचती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन सेकड़ों बच्चोंन अपने 
स्कूछ या कालेज छोड़ दिये हें, उनके माता-पिताओंमें से केवल एकन आपत्ति करते 


अलीगढ़के' छात्रोंके माता-पिताओंके नाम ४४३ 


हुए मुझे पत्र लिखा है और ये सज्जन भी सरकारी नौकर हेँं। आपत्तिका आधार यह 
है कि उनके बच्चोंने स्कूल और कालेज छोड़ते समय उनसे सलाहतक नहीं ली। दरअसल 
मेन तो लड़कोंको यही सलाह दी है कि उम्हें किसी निर्णयपर पहुँचनेसे पूर्व सकल 
या कालेज छोड़नके सवालपर अपने माता-पितासे बातचीत कर लेनी चाहिए। 

स्वयं मेने बीसियों समाओंमें हजारों माता-पिताओंसे अनुरोध किया है, छेकिन 
तब किसी माता-पितान सरकारी नियंत्रणमें चलनवाले स्कूल छोड़नके सुझावका प्रतिवाद 
नहीं किया। सच तो यह है कि उन्होंने आइचर्येजनक रूपसे एकमत होकर असहयोग- 
का प्रस्ताव पास किया, जिसमें स्कलोंसे सम्बन्धित बात भी थी। इसलिए में मानता 
हैँ कि दूसरोंकी तरह अलीगढ़के बच्चोंके माता-पिता भी इस बातको जानते हैं कि उनके 
बच्चोंको सरकारके नियंत्रणमें चलनेवाले स्कलों और कालेजोंको छोड़ देना चाहिए; 
क्योंकि इनका नियंत्रण वही सरकार कर रही है जो भारतके मुसलमानोंके साथ छल 
करन में शामिल रही है और जिसने पंजाबमें बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके बड़ी हृदय- 
हीनतासे इस राष्ट्रका अपमान किया है। 

आशा है आप यह भी जानते होंगे कि हमारे बच्चोंकी शिक्षाकी उपेक्षा न 
हो, इस बातकी चिन्ता मुझ भी उतनी ही है जितनी कि किसी औरको हो सकती 
है। लेकित बेशक, मुझे ओरोंसे अधिक इस बातकी चिन्ता जरूर है कि उन्हें शिक्षाका 
यह दान पवित्र हाथोंसे मिलि। जिस सरकारको हम हृदयसे नापसन्द करते हैं, उससे 
शिक्षाके लिए अनुदान प्राप्त करता मुझ तो हम सबकी पौंस्षहीनता लगती है। मेरी 
नम्र सम्मतिर्मे तो यह चीज बेईमानी और गर-वफादारीसे भी भरी हुई है। 

क्या यह बेहतर नहीं कि हमारे बच्चे, भले ही झोपड़ियों या पेड़की छायामें किन्तु 
स्वतन्त्र वातावरणमें, ऐसे शिक्षकोंसे शिक्षा प्राप्त करें जो स्वयं स्वतत्त्र विचार रखते 
हों और हमारे बच्चोंमें भी स्वतन्त्रताकी भावना भर सकते हों? अगर आप लोग 
यह अनुभव कर लेते कि हमारी प्यारी मातुभूमिके भाग्य-विधाता हम माता-पिता 
नहीं बल्कि हमारे बच्चे है, तो कितता अच्छा होता। जिस दासताके अभिशापने हमें 
पेटके बल रेंगनको मजबूर किया, क्या हम उन्हें उसके अभिशापसे मुक्त नहीं करा- 
येंगे ? हम कमजोर हें, इसलिए हो सकता है, हममें यह जुआ उतार फेंकनकी शक्ति 
या इच्छा न हो। लेकिन क्या हम इतनी बुद्धिमानी' नहीं दिखायेंगे कि अपने बच्चों- 
के लिए यह अभिशज्ञापपूर्ण विरासत न छोड़ें। 

स्वतन्त्र युवा और युवतियोंके रूपमें अपना अध्ययन जारी रखनसे बच्चोंका कुछ 
नुकसान नहीं होगा। निश्चय ही, उन्हें सरकारी विश्वविद्यालयोंकी डिग्रियोंकी जरूरत 
तहीं है। और अगर हम' अपने बच्चोंके प्रति मोहको छोड़ दें तो उनकी शिक्षाके लिए 
पैसा जूटानंकी समस्या, दरअसल, बहुत आसान हो जाये। अगर राष्ट्र एक हफ्तेतक 
आत्म-त्यागसे काम ले तो उससे उसके स्कूली बच्चोंके लिए एक सालका खर्चे निकल 
आये। बल्कि हिन्दुओं और मुसलमानोंके जो घर्मार्थ और परमार्थ कोष चल रहे हे 
उनके सहारे हफ्ते-भरके आत्म-त्यागके बिना भी हम अपने बच्चोंकी शिक्षाकी 
व्यवस्था कर सकते है। वर्तमान प्रयास और कुछ नहीं, यह निश्चित करनेके लिए 


४४४ सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


लोकमत जाननेका एक तरीका-भर है कि हममें स्वशासत और अपने धर्मों तथा 
सम्मानकी रक्षा करनकी क्षमता है या नहीं। 


भारतीय युवा-समृदायका हितचिन्तक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रजीसे | 
यंग इंडिया, ३२-११-१९२० 


२३६. दिप्पणियाँ 


लछाहौरकी सावजनिक सभामें कही गई इस बातका सरकार द्वारा खण्डन किया 
गया है कि मौलाना जफर अली खाँ एक तंग, अँधेरी कोठरीमें कद हें और अगरखचे 
वे अभी एक विचाराधीन कंदी ही है, तो भी उन्हें जलूमें दिया जानवाला भोजन ही 
मिल रहा है। यह उनके पुत्र द्वारा दी गई खबर थी। सम्बन्धित सभामें बोलनवाला 
कौत था, इसका सरकारने अपने खण्डनमें उल्लेख नहीं किया है। वक्‍ता में था और 
जिस बातका सरकारने खण्डन किया है, वह मेंने कही थी। तथापि में सतक था। 
मुझ खबर किससे मिली है, मेने यह बता दिया था और यह भी कहा था कि अगर यह 
बात सच है तो यह बरताव गैर-कानूनी और अमानवीय है। मुझे इस बातकी खुशी 
है कि सरकारन तीनों बातोंका खण्डन किया है। जो सरकार पहले ही इतनी बदनाम 
हो चुकी है, उसपर एकाध अतिशयोक्तिपूर्ण छांछन लगानकी मेरी इच्छा नहीं हो 
सकती। में जानता हूँ कि एक भी गरूत बात कहनेसे भारतका अहित ही हो सकता 
है। तथापि सरकारके तमाम खण्डनोंको अगर में सन्देहकी दृष्टिसे देखूँ, तो मुझे क्षमा 
किया जाये। पंजाबके काले दिनोंमे इस तरहके बहुत खण्डन होते रहे ह॑ और इन 
खण्डनोंमें से ज्यादातर सफेंद झूठ थे। इसलिए में पाठकोंसे प्रार्थना करता हूँ कि 
जबतक मौलाना जफर अली खाँके पत्रका स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता तबतक हम 
कोई भी राय न बतायें। उन्होंने बहुत सोच-समझकर मुझे यह खबर दी थी और उनके 
कथनकी सत्यतामें अविद्वास करनेका न तब कोई कारण था, न अब है। मेंने उन्हें 
पत्र लिखा है। 


२ मं २५ 


इस बीच, में चाहता हूँ कि पाठक मेरे साथ मौलाना जफर अली खाँको इस बात- 
पर बधाई दें कि उन्हें पाँच सालका देश-निकाला और एक हजार रुपये जुर्मानेंकी सजा 
हुई है। स्मरण रखना चाहिए कि यह सजा उन्हें कतिपयः विचार रखनेके कारण 
हुई है। में यंग इंडिया के पृष्ठोंमं इस सजाका विश्लेषण कर चुका हूँ।' इस तरह 
पंजाबमें दमन शुरू हो गया है। राज्य-विरोधी सभाओंका निषेध भी छागू कर दिया 


१, देखिए “ पंजावमें दमन”, २९-९-१९२० | 


व्प्पिणियाँ ४४५ 


गया है। जिन्हें सख्त भाषण कहा जा रहा है, इसी अर्थमें सख्त हे कि वे “जैसेकों 
तेसा ” कहते हें। उनमें इस बातकी माँग भी की जाती है कि अगर सरकार 
पश्चात्ताप नहीं करती तो हमें पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिए। अगर ऐसी माँग सख्त हो 
तो वे भाषण सख्त हें। 


हर 4 4 


किन्तु इस दमतकी हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे हमारा यह संकल्प 
और दृढ़ बनना चाहिए कि हम इस जुएको उतार फेंकेंगे जो हमें अपमानित करने और 
सदा गूलाम बताये रखनेके इरादेसे हमपर रख दिया गया है। सफलताकी एक अनिवार्य 
दर्त यह है कि दमनके वावजूद हम अपनी बुद्धि स्थिर रख सकें। लगातार छिपकर 
या खूल्लमखूल्ला हमें प्रत्याक्रमण नहीं करना चाहिए। विनम्रतापूर्वक हमें दमनकों 
बरदाइत करना चाहिए और उसका उपयोग सरकारके साथ अपने सम्बन्धोंकों मुल्तवी 
या खत्म करनेके संकल्पकों दृढ़ बतानकी दिशामें करना चाहिए। किसी निरपराध 
व्यक्तिकों सजा दिये जानपर हम हड़ताल करते हें। यह तो कमजोरीकी निशानी है, 
इसका तो यह अर्थ होता है कि हम स्वयं जेल नहीं जाना चाहतें। किन्तु मेरी समझ- 
में तो सम्राटके जेलखानोंके दरवाजे पार किये बिना हम स्वराज्यके आँगनमें नहीं 
पहुँच सकते | इसलिए जब कभी किसी निरपराध व्यक्तिको अपनी राय जाहिर करनंके 
अपराधमें सजा दी जाती है, तो हमें उनके उस कष्टके अवसरपरु उत्सव मनाना 
चाहिए। राजनीतिक अपराधियोंकी रिहाईका सबसे अच्छा उपाय जेलोंको भर देना 
है और जेलोंको भरनेका सबसे अच्छा उपाय निरन्तर असहयोग करना, सम्भव हो तो 
अंग्रेजोंसे सम्बन्ध रखकर और यदि आवश्यक हो तो उनसे सारे सम्बन्ध तोड़कर, 
पूर्ण स्वराज्यकी निस्‍्संकोच स्पष्ट शब्दोंमें माँग करना है। 


हि २८ ८ 


यदि अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रताकों दबानमें पंजाब सरकार सक्रिय हो उठी है, तो 
संयुक्त प्रान्तकी सरकार भी इस बातमें उससे पीछे नहीं हैं। मौलाना जफरुल्मुल्कको दो 
वर्षका कारावास और ७५० रुपये जुर्माना अथवा जुरमाना न देनपर ९ महीनकी 
अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। और भी लछोगोंके गिरफ्तार होनेकी सम्भावना है। 
इतना हीं नहीं, यह भी सुझाव दिया गया है कि मेरी गति-विधियाँ अबाध नहीं रखी 
जानी चाहिए। मेरी गति-विधिका परिणाम थोड़ ही समयमें स्व॒राज्यकी प्राप्ति है। और 
अगर इस दिनकों दूर रखना है तो मेरी बातें सुनने और तदनुसार सोचनेसे जनताको 
वंचित रखा जाना चाहिए। यदि सरकारकी ऐसी ही राय हो कि मेरी गति-विधियाँ 
हानिकारक हे तो उसे मेरी स्वतन्त्रताका अपहरण करनतेका अधिकार है। सच कहूँ 
तो मेरे सहयोगियोंकों सजा देनके बजाय मुझसे निपट लेना ज्यादा ठीक है। मेरी और 
मेरे सहयोगियोंकी गति-विधियोंमें अन्तर करना ठीक नहीं है। हम सभी पूर्ण रूपसे 
अहिसक है। हम केवल कुछ ऐसे विचारोंके प्रचारकी चिन्ता कर रहे हैं, जिनका यदि 
पालन किया जाये, तो उसका परिणाम हिंसा तो हो ही नहीं सकता। जो सरकार 


४४६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


शान्तिपूर्ण प्रचारका दमन करनेकी कोशिश करती है, वह तो केवल एक अत्याचारी 
सरकार ही हो सकती है। इसलिए जबतक यह सरकार खिलाफत और पंजाबको न्याय 
देनेसे इनकार करती चली जाती है, तबतक उसे दमनका सहारा लेना ही पड़ेगा। 
दमन ही उस अत्याचारी सरकारका एकमात्र साथी है जो अपने उद्देश्यकी सफलतामें 
बाधाका अनुभव करती है। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-११-१९२० 


२३७. दलित जातियाँ' 


आधिकारिक उत्तर देनेके खयालसे इस पत्रकों सीनेटके सामने पेश किया गया। 
सीनेटने इस आश्यका एक प्रस्ताव पास किया है कि सीनेटके संविधानके अनुसार 
ऐसी कोई भी संस्था, जिसमें दलित वर्गोके लोगोंके लिए स्थान न हो, सीनेटसे सम्बद्ध 
नहीं हो सकती। स्वयं भुझे तो संविधानके मन्शाके बारेमें किसी प्रकारका सन्देह था 
ही नहीं । 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ३२-११-१९२० 


२३८. लखनऊके भाषण 


अली-बन्धुओंके मेरे साथ लखनऊ पहुँचनेपर अभी जो सभा हुई थी' बहुत लोगोंका 
ध्यान उस ओर आछक्षष्ट हुआ है, क्योंकि उसके परिणामस्वरूप श्री डगलसन, जो एक 
भारतीय ईसाई बेरिस्टर हैं, असहयोग आन्दोलनसे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया है। श्री 
डगलसके इस निर्णयका कारण है उस अवसरपर मौलाना अब्दुल बारी द्वारा दिया 
गया भाषण। श्री डगलछसका आरोप है कि मौलाना साहबने ईसाइयोंको काफिर कहा 
और श्री विलोबीकी हृत्याकी लगभग उपेक्षा ही कर दी। 

में उस सभामें मौजूद था और मौलाना साहबका एक-एक शब्द ध्यानसे सुन 
रहा था। इसलिए में कहना चाहता हूँ कि उस भाषणमें श्री डगलूसके आन्दोलनसे 
अछग होनेकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यह कहना भी सही नहीं है कि मौलाना 
साहबने ह॒त्यारेकों क्षम्य कहा या विलोबीकों काफिर कहनेमें उनका मंशा ईसाइयतका 
अपमान करना था। श्री डगलसके पास इस सम्बन्धविच्छेदका कोई भी औचित्य नहीं 


१. यह िप्पणी श्री सी० एफ० एन्डयूजके पत्रके उत्तरमें छिखी गयी थी । श्री एन्डथूजने गांधीजीके 
एक लेख ( देखिए “दलित जातियाँ?”, २७-१०-१९२० ) का उल्लेख करते हुए पूछा था: “क्या सभी 
राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजोंमें दलित जातियोंके छोग अंबेश पा सकेंगे? ?” 


लखनऊके भाषण ७४७ 


है। उन्होंने सभामें कोई विरोध प्रगंट नहीं किया; मुझसे कोई शिकायत नहीं की। 
वे जानते हें कि मौलाना साहबका में बड़ा सम्मान करता हूँ; अगर उनके भाषणमें 
उस अपराधको क्षम्य मानते या ईसाइयतका किसी तरहसे अपमान करनेकी कोई 
बात होती तो में खुद ही उसका प्रतिवाद करता। दुनियाके महान्‌ धर्मोमें से कोई 
व्यक्ति किसी धर्मका अपमान करे तो में उसमें भागी नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त 
श्री डगलस' अपनी वकालत छोड़कर असहयोगमे सिर्फ खिलाफतके सवालको लेकर ही 
दामिल नहीं हुए थे; पंजाबमें किये गये अन्यायका भी उन्हें उतना ही ध्यान था; 
और उनका संकल्प स्वराज्य मिलने तक असहयोगकी प्रगतिके साथ कदम मिलाकर 
चलते रहनेका था। क्या अब श्री डगरूस पंजाबके अन्यायका निराकरण या स्व'राज्य 
नहीं चाहते ? और क्या सिर्फ इसी कारण खिलाफत आन्दोलनसे उनका अलग हो 
जाना ठीक है कि एक मौलवीने, चाहे वह कितना भी प्रतिष्ठित क्‍यों न हो, अपने 
भाषणसे उनके मनकों चोट पहुँचाई ? निश्चय हीं, श्री डगलसके इस रवंयमें कहीं 
कोई भ्रम है और समझमें न आने जैसी' कोई ऐसी बात भी है। खेर, में इतना 
कहकर इस बातकों यहीं समाप्त करता हूँ कि श्री डगलस' अगर ठीक समझें तो 
अपनी बातको और स्पष्ट करके समझायें और आन्दोलनसे अलूग होनेके अधिक संगत 
कारण बताकर उसका औचित्य सिद्ध करें। 

अब उन भाषणों और विशेषकर मौलाना अब्दुल बारी साहबके भाषणपर विचार 
करना जरूरी है। रिपोर्टरका काम यों भी बड़ा कठित होता है। लेकिन जब उसे 
किसी भाषणका विवरण आशुलिपिमें न लिखकर साधारण लिपिमें अनुवाद करते हुए 
पूरा-प््‌रा लिखना पड़े और साथ ही जब वह उस भाषाका अच्छा जानकार भी न 
हो, जिसमें भाषण दिया जा रहा है तो यह काम और भी कठिन हो जाता है। मेरे 
सहयोगी श्री महादेव देसाईकों मौलाना साहबका भाषण नोट करते समय इसी कंठि- 
नाईका सामना करना पड़ा था। “नवजीवन में प्रकाशित हो जानेके बाद मेंन वह 
विवरण देखा और देखकर चिन्तित हुआ। मेंने सोचा कि वे बिलकुल अनजाने एक 
बहुत बड़ी भूल कर गये हेँं। रिपोर्ट्मे मौलाना साहबके साथ न्याय नहीं हुआ है। 
उनके मुँहसें ऐसा कहलाया गया है कि श्री विलोबीका हत्यारा शहीद है, और में 
(मौलाना साहब) गांधीजी द्वारा कही गई बातोंके मुकाबलेमें 'अलकुरान की बातोंको 
तरजीह देता हूँ। में श्री महादेव देसाईको अपने उत्तम और सर्वाधिक सावधान सह- 
योगियोंमें से' मानता हूँ। लेकिन ऐसे लोगोंसे भी, पूरी सदाशयताके बावजूद, कभी-कभी 
गलती हो सकती है। 

जहाँतक मुझे स्मरण है, मौलाना अब्दुल बारी साहबने यह कहा था कि “ दूसरों- 
की तरह मुझे भी श्री विलोबीकी हत्या बुरी छगी है। में जानता हूँ कि इससे 
खिलाफतके उद्देश्यकी बहुत क्षति हुई है। में भलीभाँति जानता हूँ कि अगर इस 
हत्याके सम्बन्धमें मुझे पहलेसे कोई खबर होतों तो में उसे रोकनेकी कोशिश करता। 
अगर दूसरे लोग भी मालम हो जानपर उसके आड़े आते तो में उस्चे ठीक मानता। 


१, देखिए “ श्री डगलसका उत्तर ”, १७-११-१९२० । 


४४८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


लेकिन मुझसे कुछ मित्रोंने हत्यारेके लिए जहचुमकी बदुदुआ करनेको कहा। यह बिल- 
कुल दूपरी बात है। एक धार्मिक व्यक्तिके नाते मुझे ऐसा करना असम्भव छगा। में 
नहीं जानता कि यह हत्या कंसे हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। इसलिए मृत्युके 
बाद ह॒त्यारेका क्या होगा, यह स्पष्टतः उसके और खुदाके बीचकी चीज है, और अगर 
कोई पहलेसे ही खूदाके फैसलेके बारेमें अन्दाजा लगाये तो यह गुस्ताखी ही होगी। 
श्री विलोबी काफिर जातिके थे और अगर जिहादकी घोषणा की गई होती तो शत्रु- 
जातिके किसी भी व्यक्तिको इस्लामकी तलवारके घाट उतारता उचित ही होता। 
लेकिन हमने तलवार न उठानेका निश्चय कर लिया है, इसलिए [अब] शत्रु-जाति- 
के किसी भी व्यक्तिकी जान लेवा किसी मुसछमानके लिए उचित नहीं है। हमने 
श्री गांधीकी असहयोग करनेकी सलाह माव ली है। क्‍योंकि इसकी पुष्टिमें कुरान ' 
और स्वयं हजरत मुहम्मदके जीवनमें काफी प्रमाण मिलते हँ। और जबतक अप्तहयोग 
चल रहा है, में पूरी तरह श्री गांधीके मार्गदर्शनमें चलूंगा। मुझे मूरतिपुजक हिन्दुओंसे 
मेत्री करनेके कारण फटकारा जाता है। लेकिन मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जिन 
काफिरोंने इस्लामकों संकटमें डालनेके लिए कुछ भी उठा नहीं रखा, उन काफिरोंके 
मुकावले हिन्दुओंसे मेत्री करन और यहाँतक कि गोवधसे भी अहूग रहनेका मुसल- 
मानोंकों पुरा अधिकार है।” 

यह है मौलाना साहबके भाषणका सार। निशचय ही, भाषणमें कड़वाहट बहुत 
थी। मौलाना अब्दुल बारी-जैसे धामिक आस्थावाले किसी व्यक्तिकों अगर अपने 
धामिक सम्मानपर आँच आती दिखे तो भरा उसके भाषणमें कड़वाहट होनपर शिका- 
यत कौन कर सकता है? व्यक्तिश: मुझे तो किसीके लिए भी काफिर शब्दका प्रयोग 
करना उतना ही बुरा लगता है जितना किसी हिन्दू हारा किसीके लिए स्लेच्छ या 
अताये शब्दका प्रयोग करना बुरा छूगता है। लेकिन जिन शब्दोंके प्रयोगकी मुसलमानों 
और हिन्दुओंको बचपनसे ही इतनी ऊरूत लग गई है, उसके लिए में किसी मुसलमान 
या हिल्दूसे झगड़नेकों तैयार नहीं हूँ। जैसे-जैसे अलूग-अलूग धन्धों और मजहबोंके 
लोगोंके बीच मेत्री बढ़ती जायेगी, वसे-वेसे निश्चय ही' ऐसे शब्दोंका प्रयोग बन्द होता 
जायंगा। क्‍या सिर्फ इस कारणसे पादरी हेबर-जैसे व्यक्तिकी विद्वत्त और नेकीसे 
इनकार किया जा सकता है कि उन्होंने हिन्दुओंको 'हीदन” ' कहा और इसलिए उन्हें 
दयनीय तक बताया है? “मनृष्य हो कर है -- ये शब्द पूरे मानव-समाजके लिए 
कहे गये थे; और आज भी प्रार्थताके समय कई ईसाई गिरजोंमें इन शब्दोंका उच्चार 
किया जाता है। इसलिए मुझे तो उक्त भाषणमें श्री डगलूसके इस निर्णयका कोई 
कारण दिखाई नहीं पड़ता। 

मौलाना शौकत अलीका भाषण तो और भी निर्दोष था। उन्होंने कहा था कि 
श्री विछोबीकी हत्याका जितना दुःख मुझे है, उतना और किसीको नहीं हो सकता। 


१. रिजीनॉल्ड हेबर ( १७८२-१८२६ ); कलकत्ताके बिशप । 
२, गेर-इंसाइ्येकि लिए प्रयुक्त घृणायूचक शब्द । 
३. पूरी पंक्तियोंकि लिए देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ३७९ की पाद-टिप्पणी । 


कांग्रेसका संविधान ४४९ 


अगर खिलाफत समितियोंन हिंसाको रोकनके लिए निरन्तर और यथासम्भव अधिकसे- 
अधिक प्रयास न किया होता तो ऐसी एक नहीं, अनेक हत्याएँ हो चुकी होतीं। लेकिन 
अपने ही' धर्म और सम्मानकी खातिर हमारा यह कत्तंव्य हो जाता है कि जबतक 
हमने असहयोगकों अपना रखा है तबतक हिसाकों रोके रहें। किन्तु हत्यारेकी 
भत्सेना करनेवाले इस चाटुकारिताभरे प्रस्तावसे में सहमत नहीं हूँ। 

में देखता हूँ, मेरे भाषणकी रिपोर्ट तैयार करनमें भी गलती की गई है। मेने 
यह कभी नहीं कहा कि जब हम तलवार उठाना चाहेंगे तो उसकी पूर्व॑सूचना दे 
देंगे। मेने जितने जोरदार शब्दोंमें हो सकता था, इस ह॒त्याकी भत्संना की और कहा 
कि आज जब इस्लामकी अनेक मानी हुईं धारमिक संस्थाओंने लछोगोंको सुरक्षाका 
आश्वासन दे रखा है, ऐसी हालतमें एक निर्दोष व्यक्तिकी हत्याके अपराधको किसी 
भी तरह क्षमा करनेसे' इस्लामकी प्रतिष्ठाको बद्रा लगेगा। मेंने यह भी कहा कि स्वयं 
मेरा व्यक्तिगत धम्म तो अपने शत्रुके प्राण लेनेकी अनुमति कभी नहीं देता। लेकिन साथ 
ही मेने यह भी कहा कि इस्लाम बल्कि लाखों हिन्दुओंकी भी ऐसी मान्यता है कि 
कुछ विशेष परिस्थितियोंमें शत्रुकों मारना उचित हो सकता है। और मेंने कहा कि 
जब भारतके मुसछमान तलवार उठाना चाहेंगे तो स्पष्ट शब्दोंमें उचित पूर्वसूचना 
देनेकी ईमानदारी वे अवश्य दिखायेंगे। 

और जो बात में अक्सर कहता रहा हूँ, उसे एक बार फिर दोहराता हूँ कि 
मुसलमानोंमें जो लोग सबसे नेक और निर्भीक (मौछाना अब्दुल बारी और अली- 
बन्धुओंको में ऐसा ही मानता हूँ ) है, वे हिसाको रोकनेके लिए अपने तई पूरा प्रणस 
कर रहे है। में सचमृच ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोगोंने इतना कठिन प्रयास न किया 
होता तो इस देशमें हिसाके विस्फोटको नहीं रोका जा सकता था। में यह भी स्वीकार 
करता हूँ कि अगर ऐसा होता तो वह न इस्लामके लिए हिंतकर होता और न भारतके 
लिए। उसका यही परिणाम होता कि इस्लाम और भारतको कोई सम्मान दिये बिना 
सरकारको निर्ममतापूर्ण दमतका अवसर मिल जाता। 

| अंग्रेजी से ] 
यंग इंडिया, ३२-११-१९२० 


२३९. कांग्रेसका संविधान 


कांग्रेस संविधान समितिने आखिरकार सर्वेसाधारणकी जानकारीके लिए अपना 
विवरण प्रकाशित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी चर्चार्में मददके विचारसे 
सावजनिक संस्थाओंको उसपर अपनी-अपनी राय भेजनके लिए आसन्त्रित किया है। 
यह बड़े दुःखकी बात है कि यद्यपि संविधान समितिमें बहुत कम सदस्य थे, फिर भी 
वे प्रयत्नोंके बावजूद एक-साथ मिलकर कभी नहीं बैठ सके। सम्भव है, इसमें किसीका 
दोष न रहा हो। वसे विवरणका मसविदा सभी सदस्योंकी नजरोंसे गुजरा है और 


१८-२९ 


४५० सम्पूर्ण गांधी वाहमय' 


एक सदस्यको छोड़कर सबने उसे बारीकीसे देखा है। विवरण पाँच सदस्पोंमें से चार 
सदस्योंके प्रोढ़ विचार-विनिमयका नतीजा है। तथापि यह तो कहना ही पड़ेगा कि 
वह एक सर्वंसम्मत विवरण नहीं है। सदस्योंने सोचा कि विरोधी विवरण उपस्थित 
क्रनेकी बजाय' यह अधिक अच्छा होगा कि एक कामचलाऊ योजना प्रस्तुत की जाये 
और प्रत्येक सदस्यको विभिन्न मामलोंपर असहमत होनेकी परिस्थितिमें अपना मत 
व्यक्त करनेकी स्वतन्त्रता दे दी जाये। विधानमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है 
सिद्धान्तका परिवतंन। व्याख्यामें परिवर्तित सिद्धान्त देशके वर्तमान मानसकों ठीक-ठीक 
प्रतिबिम्बित करता है। 

में यह जानता हूँ कि अनेक महत्त्वपूर्ण समाचारपत्रोंमें प्रस्तावित परिवतेन की 
विरोधी आलोचना की गई है। किन्तु देशमें एक असाधारण परिस्थिति यह उत्पन्न 
हो गई है कि आजतक ज्यादातर समाचारपत्र जो जनतापर प्रभाव रखते थे और जनता- 
की राय समझते थे; आज उनकी अपेक्षा जनताकी राय ही बहुत अधिक प्रगतिशील हो 
गई है। वास्तवमें आज मत-निर्माण केवल शिक्षित-वर्गतक ही सीमित नहीं बचा है, बल्कि 
जनताने केवल मत बनानकी ही नहीं, उसके मुताबिक आचरण करा लेनेकी जिम्मेदारी 
भी अपने ऊपर ले ली है। यदि हम उसकी रायको छोटा करके देखें अथवा उसकी 
अवज्ञा करें अथवा इसे किसी क्षणिक उथल-पुथलसे उत्पन्न मानें तो यह एक त्रुटि 
होगी, इसी तरह अगर हम यह भी मानें कि जनतामें यह जागृति अली-भाइयों या मेरी 
गति-विधियोंके कारण उत्पन्न हुई है, तो यह भी उतनी ही बड़ी गलती होगी । जनता 
आज हमारी बात सुन रही है, इसका कारण ही यह है कि हम उसीकी भावनाओंकों 
व्यक्त कर रहे हें। जनता उतनी मूर्खे या नासमझ कदापि नहीं है जितनी हम कभी- 
कभी उसे मान लेते हे। जिस बातको हम बुद्धिसे नहीं समझ पाते, वह उसे अन्त:प्रेरणासे 
समझ छेती हैं। अलबत्ता जनता जो-कुछ चाहती है, उसे किस तरह “व्यक्त करे, 
सो वह नहीं जानती और वह जो-कुछ चाहती है, उसे प्राप्त करनंका तरीका तो और 
भी कम परिमाणमें जानती है। नेतृत्वका यही उपयोग है। यदि नेतृत्व खराब हो, 
जल्दबाजीसे भरा हुआ हो या इससे भी बुरी बात, स्वार्थसे भरा हुआ हो, तो उसका 
परिणाम बहुत ब्रा निकरू सकता है। 

सिद्धान्तमें प्रस्तावित परिवर्ततका पहला भाग देशकी वर्तमान इच्छाकों व्यक्त 
करता है और दूसरा यह व्यक्त करता हैं कि उक्त इच्छा प्री की जा सकती है। 
मेरी नम्न रायमें प्रस्तावित परिवतित सिद्धान्त कांग्रेसके मूल सिद्धान्तका विस्तार-भर 
है। और जबतक अंग्रेजोंसे सम्बन्ध तोड़नका प्रयत्न नहीं किया जाता, तबतक तो वह 
कांग्रेसके सिद्धान्तकी परिभाषा करनेवाली आजकी धाराके अन्तर्गत ही है। मूलका विस्तार 
वह इसी अथंमें है कि उसमें अंग्रेजोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी सम्भावनाकी गृंजाइश 
भी है। मेरी तुच्छ सम्मतिर्मे यदि भारत अप्रतिहत रूपसे प्रगति करना चाहता है, तो 
उसे अंग्रेज जनताके सामने यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हम यदि अंग्रेजोंसे 
सम्बन्ध बताये रखकर अपना पूरा विकास कर सकते हैं, तो हम सम्बन्ध बनाये रखना 
चाहते हें, किन्तु यदि परिपूर्ण राष्ट्रीय विकासके लिए आवश्यक हो, तो हम उसके 


कांग्रेसका संविधान ४५१ 


बिना काम चलानका निश्चय कर चुके ह और हमारे लिए उससे पूरा सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लेना भी सम्भव है। ऐसा मानना कि ब्रिटिश सम्बन्धोंके बिना हम अपने उद्दे- 
दयकी ओर बढ़ ही नहीं सकते, मेरी समझमें राष्ट्रीय सम्मानके लिए अपमानजनक 
ही नहीं है, इससे राष्ट्रीय प्रगतिमें बड़ी बाधा भी उत्पन्न होती है। यह एक अन्ध- 
विश्वास है; और इसी अन्धविद्वासके कारण हमारे कुछ अच्छेस्े-अच्छे लोग पंजाबके 
अत्याचार और खिलाफतके अपमानको सहन कर लेते हे। उक्त सम्बन्धके प्रति हमारी 
यह अन्ध-श्रद्धा हमारे मनमें लाचारीकी भावना जगाये रखती है। सिद्धान्तका प्रस्तावित 
परिवर्तन हमें इस लाचार परिस्थितिसे मुक्त करनमें समर्थ बनाता है। मेरी व्यक्तिगत 
मान्यता है कि स्वतन्त्रताका प्रयत्त करता बिलकुल वंधातिक है। किन्तु केवल इस 
विचा रसे परिवर्तित सिद्धान्तके मसविदेमें से अत्यन्त पारिभाषिक विशेषण “ वंधानिक ” 
को हटा दिया गया है कि आगे चलकर पूर्ण स्वराज्यके वेधानिक स्वरूपको लेकर 
बहस न उठ खड़ी हो। इतना-भर निश्चयपूर्वक कह देनेसे काम चल जाना चाहिए 
कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त करनेके लिए शाल्तिपूर्ण, सम्मानपूर्ण और उचित' पद्धतिका 
अवलम्बन करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगियोंने प्रस्तावित सिद्धान्तको स्वीकार 
करते समय यही दृष्टिकोण अपने सामने रखा है। कुछ भी हो, जो परिवर्तत किया 
गया है उसके विषयमें मेरा तो निस्सन्‍्देह यही विचार रहा है। मेरे मनमें ऐसा कोई 
भी साधन प्रयुक्त करनेकी अभिलाषा नहीं है, जो कानून और व्यवस्थाकों भंग करता 
हो। में यह जानता हूँ कि शान्ति और व्यवस्थाका नाम छेते हुए में एक अनावश्यक 
बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रमुख नेताओंमें से कुछ आज भी यही मानते हें 
कि मेरी वर्तमान पद्धति कानून और व्यवस्थाकों भंग करनेवाली है। फिर भी 
इतना तो कदाचित्‌ वे भी मानेंगे कि वेधानिक शब्दकों बनाये रखनेसे ही देशकों 
उन पद्धतियोंसे बरी नहीं रखा जा सकता, जिन्हें में काममें ले रहा हूँ। निस्‍्सन्देह 
इसपर बड़ी बारीक कानूनी बहस हो सकती है, किन्तु जब देशको काम करना है, 
तो ऐसी बहसोंमें पड़नसे' कोई लाभ नहीं। दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रतिनिधियोंकी 
संख्याको सीमित करनेसे सम्बन्धित है। मेरी समझमें इस तरहके सीमितीकरणके 
स्पष्ट लाभ हें। बहुत जल्दी ही वह समय आ जायेगा कि यदि हमने ऐसी कोई 
सीमा नहीं बनाई, तो कांग्रेस वशके बाहर बड़ी हो जायेगी। अमर्यादित संख्यामें 
दर्शकोंको आने देना भी तो एक कठिन बात है। फिर यदि प्रतिनिधि ही अमर्यादित 
संख्यामें बनने दिये जायें, तो राष्ट्रीय काय्ये करना कंसे सम्भव होगा। 

अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है अखिल भारतीय कांग्रेस समितिके सदस्योंके चुनावसे 
सम्बन्धित परिवरतंत। इसमें कांग्रेसकी हृदतक देशकों भाषाके आधारपर पुनविभाजित 
करना और उक्त समितिको रूगभग विषय-समिति बना देनेका सुझाव है। इन परिवर्तनों+ 
पर टीका-टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है; किन्तु में यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि 
यदि सदस्योंकी संख्याकों मर्यादित करनेका सिद्धान्त कांग्रेस स्वीकार कर ले, तो सानु- 
पातिक प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त ले आना भी अच्छा रहेगा। इससे उन सभी दलोंकों 
सुविधा होगी जो कांग्रेसमें अपने प्रतिनिधि भेजना चाहते हें। 


४ण५२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


देखता हूँ कि 'सर्वेट आफ इंडिया ने ब्रिटिश समिति और इंडिया नामक 

समाचारपत्रसे सम्बन्धित यंग इंडिया में हाल ही में प्रकाशित मेरे लेख' और ब्रिटिश 
समितिके बने रहनेपर मेरी मुग्ध स्वीकृतिको परस्पर विरोधी माना है-- कमसे-कम 
प्रस्तावित विधानके प्रकाशनकी हृदतक। किन्तु यह सुविदित है कि पिछले कई वर्षोसि 
उक्त संस्थाके विषयमें मेरी यही राय है। यदि में अपने सहयोगियोंकों उक्त संस्थाकी 
समाप्तिकी बात सुझाऊँ, तो वह निरथंक होगी। समिति उपयोगी है अथवा नहीं, 
इसपर कुछ कहता हमारा काम नहीं था। हमारा काम तो केवल एक नया विधान 
तैयार करवेका था। इनके अतिरिक्त में यह भी जानता था कि मेरे साथी ब्रिटिश 
समितिके अस्तित्वके खिलाफ नहीं हैं। नये संविधानको बनाते हुए में यह बात देख 
सका हूँ कि इसमें सिद्धान्तके प्रशव निहित नहीं हें और अपने विरोधियोकी रायोंसे 
जल्दीसे-जल्दी सहमत होनेकी मेरी इच्छा भी थी। तथापि समितिका आज जो स्वरूप 
है, में उसे खत्म करनेपर जोर दूंगा और इंडिया नामक इसके मुख-पत्रकों भी बन्द 
क्रवाना चाहूँगा। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-११-१९२० 


२४०. निर्दोष भूल 


महादेव देसाईने “नवजीवन ' के पिछले अंकर्में छूखनऊमें हुई विराट सभाकी जो 
रिपोर्ट प्रकाशित की थी वह कुल मिलाकर बहुत सुन्दर बन पड़ी है। उसीमें उन्होंने 
मौलाना अब्दुल बारी साहबके भाषणका विवरण भी दिया है। इस भाषणको सबने 
बहुत ध्यानसे सुना था। किन्तु श्री डगलूस नामक एक ईसाई [सज्जन | ने तो उस 
भाषणका यहाँतक अनर्थ किया कि जिस असहयोगको स्वीकार करके उन्होंने वकालत 
छोड़ दी थी उसे पुनः आरम्भ कर दिया है और असहयोगका काम छोड़ दिया है। 
प्र सभी लोगोंपर इस भाषणका एक जैसा असर नहीं हुआ। मुझे मालम है कि श्री 
महादेव देसाई मौलाना साहबकी फारसी और अरबी छब्दोंसे भरी उर्दूको पूरी तरह 
नहीं समझ सके हे। उन्होंने उसका जो विवरण दिया है, मेरे मतानुसार उसमें भूलें 
हुई हैं। मौलाना साहबके भाषणका मेरे ऊपर कुछ दूसरा ही असर हुआ है। इस 
भाषणको में जैसा मुझे याद आता है, ठीक वसा यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये शब्द 
मौलाना साहबके नहीं कहे जा सकते, क्योंकि मे उनके इस भाषणके कोई नोट 
नहीं लिये थे; लेकिन मेरी यह दृढ़ धारणा है कि ये विचार उनके ही हेँं। 
गांधीजी द्वारा खेरी की घटनापर विवेचन करनेके बाद में उस विषय- 
पर कुछ बोलना अपना कत्तंव्य समझता हूँ। मुझे राजनेतिक विषयोंकी जानकारी 


१, देखिए “ त्रिट्शि कांग्रेस कमेटी और इंडिया”, २०-१०-१९२० । 
२. विलोबीकी हृत्या । 


निर्दोष भूल ४५३ 


नहीं है। में भाषण नहीं देना चाहता। में तो सिर्फ एक आलिमके' रूपमें बोलना 
चाहता हूँ इसलिए बैठ-बैठ ही 'बोलंगा। इस ह॒त्याके सम्बन्धर्में अनेक व्यक्तियों- 
ने अनेक विचार व्यक्त किये हँँ। उनमें से कुछ तो इस बारेमें कुछ सम- 
झते ही नहीं हैं। में तो सिर्फ अपने दीनके फरमानको जिस रूपमें जानता हूं, 
उसको ध्यानमें रखते हुए अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते 
हे कि हत्या करनवाला जहन्युममें जायेगा। में ऐसा कदापि नहीं कह सकता। 
व्यक्तिके दिलकों सिफे खूदा ही जानता है। इस व्यक्तिने किस लिए और किस 
तरह ह॒त्याकी इसकी मुझे क्या खबर? इस्लाममें दृश्मनकों मरनका स्पष्ट रूपसे 
हक दिया गया है। दुश्मनोंमें निर्दोष कौन और दोषी कौन है, इसका विचार 
नहीं किया जा सकता। लड़ाईम दुश्मनकी कौमके सभी व्यक्तियोंकी हत्या कर 
सकनेका कानून प्रसिद्ध है। श्री विलोबी काफिर थे अर्थात्‌ दुश्मवकी कौमके थे। 
और अगर इस समय [अंग्रेजोंके विरुद्ध | जिहादकी घोषणा हुई होती और 
ऐसे व्यक्तिकी भी कानूनन हत्या की गई होती तो ह॒त्या करनेवाले व्यक्तिको 
अवश्य शहीद माना जाता। लेकिन इस समय हमने जिहादकी घोषणा नहीं की 
है। हमें गांधीजीन दूसरा रास्ता बताया है और हम जान गये हैं कि इस समय 
जिहाद बोलकर हम इस्लामकी रक्षा नहीं कर सकते, हममें वेंसी शक्ति नहीं 
है। गांधीजीन हमसे तक मवालात ' ' करनेको कहा है और हमने इसे पसन्द 
किया है। उसके लिए कुरान शरीफ में स्पष्ट रूपसे निर्देश दिया हुआ है। 
पैगम्बर साहबने भी तेरह वर्षतक “तक मवालात को इख्तियार किया था। मेंन 
स्वयंको गांधीजीको सौंप दिया है, इस कारण कितने ही मुसलमान मुझसे 
नाराज हो गये हैं, लेकिन में कह सकता हूँ कि वे मुझे बिलकुल नहीं समझते । 
जिन काफिरोंने इस्कामको खतरेमें डाला है उनसे मित्रता करनेकी अपेक्षा में 
हिन्दुओंकी दोस्तीकों अधिक पसन्द करता हूँ और उनकी खातिर गोरक्षाकों 
भी जायज समझता हूँ। पेगम्बर साहबन खुद बुतपरस्तोंसे दोस्ती की थी। 
जबतक खिलाफत कमेटी और आलिम लोग जिहादका फरमान नहीं निकालते 
तबतक हम तलवार नहीं उठा सकते और इसी कारण श्री विलोबीकी हत्यापर 
मुझे दुःख होता है। अगर मुझे पता चलता तो में इस हत्याकों जरूर रोकता; 
लेकिन ऐसा कहना और हत्याके प्रति अपनी नापसन्दगी जाहिर करना एक बात 
है तथा हत्या करनवाला जहचुममें जायेगा, यह कहना दूसरी बात है। इस 
आदमीके लिए जहचुममें जगह है अथवा जन्नतमें, इसका फैसला तो सिर्फ खुदा 
ही कर सकता है। हम तो इतना ही कह सकते हू कि इस हत्यासे खिलाफत- 
की लड़ाईको धक्का पहुँचा है और हमें ऐसे कामोंको रोकना चाहिए! 
मेंने तो मौलाना साहबके भाषणको उपर्युक्त ढंगसे समझा है। इससे हम देख 
सकते हे कि जबतक शाद्हैण्ड रिपोर्ट ते ली जाये तबतक महत्त्वपूर्ण भाषणोंकी रिपोर्ट 


१, जानकार ! 
२, असहयोग । 


४५४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


देना बहुत जोखिमका काम है। श्री महादेवकी रिपोर्टसे अनजाने ही मौलवी साहबके 
प्रति अन्याय हो गया है। खूनी शहीद हो गया, ऐसा मौलाना साहबन नहीं कहा 
और मेरे खयालसे तो ऐसा कहनेसे इस्लामकी प्रतिष्ठाकों भी धक्का पहुँचता। मेरी 
नम्र रायमें जब जिहाद नहीं बोला गया है, उस समय कोई भी मुसलमान अच्छे 
उद्देश् और खिलाफतकी खातिर अपनी जवाबदेहीपर हत्या करे तो वह शहीद नहीं 
हो सकता। ऐसा व्यक्ति जहब्रुममें जाने लायक न हो, यह जुदा और समझमें आ 
सकनवाली बात है। लेकिन शहीद होना तो अच्छे कामका खास इनाम है। जिस कार्य- 
से खिलाफतकों धक्का पहुँचनेकी बातको हम स्वीकार करते हे उस कार्यके करनसे शहीद 
नहीं बता जा सकता। इसलिए मौलाना साहबके भाषणमें, खूनी शहीद हो गया, यह 
वाद्य कदापि नहीं हो सकता था, एसी मेरी मान्यता है। 

श्री महादेवकी रिपोर्टमें दूसरी भूल में यह देखता हेँ कि मौलाना साहबने यह 
बताया है कि कुरान शरीफ के फरमानकी अपेक्षा उन्होंने मेरे फरमानकों अधिक पसन्द 
किया हैं। किसी भी मुसलूमानकों कुरान शरीफ के फरमानसे दूसरे मुसलमान द्वारा 
दिया गया फरमान ही पसन्द नहीं आ सकता तो फिर एक हिन्दूके फरमानकी तो 
बात ही क्या ? जिस तरह हिन्दुओंके लिए “गीता” अथवा “वेद” अन्तिम आदेश हें 
उसी तरह मुसलमानोंके लिए कुरान शरीफ है। और फिर मौलाना साहब-जैसे 
विद्वानूकों में फरमान दे ही नहीं सकता। में तो खिलाफत समिति-तक को आदेश 
नहीं दे सकता। में तो केवल सलाहकार ही हो सकता हूँ, और हूँ। 

एक भूल और हो गई है। श्री महादेवने मौलाना साहबके अन्तिम वाक्यकों 
इस तरह उद्धत किया है: 

लेकिन जबसे में इस संघर्षमें शामिल हुआ हूँ तबसे हिन्दुओं और गायके 

समान सुझे और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। 

मौलाना साहबने ऐसा कहा, यह मुझे याद नहीं आता और में मानता हकि 
वे ऐसा कदापि नहीं कह सकते। वे सिर्फ इतना ही कह सकते है कि अन्य लोगोंकी 
अपेक्षा उन्हें हिन्दू अधिक पसन्द हें। इसके अतिरिक्त इस भूलकी उपर्युक्त दो भूलोंसे 
कोई तुलना नहीं की जा सकती। पहली भूलसे लोगोंको अनजाने ही हत्या करनेकी 
प्रेरणा मिलती है; और ऐसी' प्रेरणा देनेका मौलाना साहबका कोई विचार नहीं 
था और न है, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है। दूसरी भूछसे मौलाना साहबके प्रति अन्याय 
होता है और मुप्तलमानोंकों भी दुःखी होनेका कारण मिलता है। कोई मुसलमान 
कुरान शरीफ के फरमानकी अपेक्षा किसी अन्य व्यक्तिके फरमानकों अधिक पसन्द 
करे, यह विचार अपने धर्मके प्रति सजग मुसलमानोंके लिए असह्ाय है। 

_ नवजीवन ” को ध्यानसे पढ़नेवाले पाठकोंको मुझे यह बतानेकी जरूरत नहीं 
कि श्री महादेवने अपनी रिपोर्टके नीचे जो टिप्पणी दी है उसमें उन्होंने अपना और 
मौलाना साहबका पूरा-पूरा बचाव कर लिया है। वे कहते हैं: 


इस तरह मेंन अपने शब्दोंमें मौलाना साहबकी दलीलोंको रखा है। इसमें 
दोब होनेकी सम्भावना है, लेकिन इन्हें मेंने अपनी समझ और स्मृतिके आधारपर 


निर्दोष भूल ४५५ 


प्रस्तुत किया है। यह प्रसंग इतना अधिक गम्भीर था और इसपर इतने नपे- 
तुले शब्दोंमें विवेचलत किया गया था कि जबतक भाषणकों उसके मूल रूपमें 
प्रस्तुत न किया जाये तबतक इसमें कोई-न-कोई भूल रह ही जायेगी। 


श्री' महादेवने भी पूरी रिपोर्ट तो छी नहीं थी, इसलिए मुझे उसमें जो अध्रापन 
दिखाई दिया उसे मेने पाठकोंक समक्ष रखा है। [मौलाना साहबके भाषणपर लिखी 
गई | मेरी रिपोर्टके अधूरेपनकों तो जिन लोगोंने इसे सुना वही बता सकते हें और 
सब लोगोंके अध्रेपनकों तो मौलाना साहब ही देख सकते हे और चाहें तो बता भी 
सकते हे। लेकिन मुझे तो इससे यही सीखना है कि एक पत्रकारके रूपमें मेरी क्‍या 
जवाबदेही है? प्रत्येक सम्पादक अपने पत्रकी हर पंवितपर अंकुश नहीं रख सकता। 
यदि मेने भी महादेवकी रिपोर्टको पहले ही देख लिया होता तो में उपर्यक्त परिवतेन 
अवश्य करता। लेकिन में श्री महादेवके दोष निकालनके लिए भी तैयार नहीं हूँ। 
रिपोर्टर जैसा भाषण सुनता हैं उसे अपनी समझ और छुद्ध बुद्धिसे प्रस्तुत करता हैं--- 
रिपोर्टरके इस कत्तेव्यको श्री महादेवने भली-भाँति निभाया है। पाठकोंकों सदा सम्पादक 
तथा रिपोर्टर-वर्गकी मुह्किलोंकों ध्यानमें रखते हुए समाचारपत्नोंमें उचित सुधारकी 
गुंजाइश रखकर ही उन्हें पढ़ना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो वे समाचारपत्रोंके 
संचालकोंके प्रति भारी अन्याय करते हें और उनसे जितना लाभ उठाना सम्भव हैं 
उतना लाभ कदापि नहीं उठा सकते। 
अब रहे श्री डगलस, जिनका में ऊपर उल्लेख कर आया हूँ। उन्होंने आन्दोलनसे 
हाथ खींच लिया है। इन भाईने ऐसा करके केवल उतावली दिखाई है। मौलाना साहबने 
ईसाइयोंके बारेमें 'काफिर' शब्दका इस्तेमाल किया, इससे उन्हें दुःख हुआ है। में 
उनके इस दुःखकों समझ सकता हूँ। अगर काफिर  छब्दका प्रयोग न किया जाता 
तो अधिक अच्छा होता । लेकिन मौलाना साहबने इस शब्दका प्रयोग तो शुद्ध हृदयसे 
किया था और इस समय जिन अंग्रेजोंको वे शत्रु मानते हें उन्हींके सम्बन्धर्मं यह प्रयोग 
किया गया था। तथापि श्री डगलसने जो कदम उठाया है उसे उठानेसे पहले उन्हें 
मौलाना साहबसे उनके कथनका अभिप्राय जान लेना चाहिए था। वसा न करके 
उन्होंने अत्यन्त उतावलीमें आन्दोलनको त्याग दिया है; इससे उनके इस कदमको में 
सन्देहकी नजरसे देखता हँ। मौलाना साहबके वचन तीखे थे लेकिन मेरा ऐसा विश्वास 
है कि वे किसी निर्दोष व्यक्तिके हदयको आघात पहुँचानेवाले नहीं थे। साथ ही मुझे 
यह भी विश्वास है कि उनके भाषणमें हत्याकों बढ़ावा देनेका भी कोई भाव न था। 
उन्होंने तो अपने भाषणमें सिर्फ शास्त्रके अर्थकों ही स्पष्ट किया हैं और अपने ऊपर 
किये गये प्रहारोंका उत्तर दिया है। 
[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, ३--११-१९२० 


२४१. भाषण: तासिकसें 
४ नवम्बर, १९२० 


भाइयो, 

इस' समय इस पवित्र स्थानमें में आपसे लम्बी बात तहीं करूँगा। मुझे खेद है 
कि मेरे भाईके समान मौ० शौकत अली इस समय मेरे साथ नहीं हें। वे और उनके 
भाई मुहम्मद अली इस समय अलीगढ़में महत्त्वपूर्ण काम कर रहे है, इसलिए इस बार 
उनके बहनोई मुरादाबाद निवासी भाई मुअज्जम अली, जिन्‍्होंने हालमें वेरिस्टरी छोड़ी 
है, मेरे साथ यहाँ आये हें। 

हमारी कांग्रेसके वर्तमान अध्यक्ष प॑० मोतीलालजीको नामसे तो आप सब जानते 
होंगे। पंजाबके मामलेमें उन्होंने कितनी जबरदस्त सेवाएँ की हँ और कितना त्याग 
किया है, यह दुनिया जानती है। उन्तके और पं० मालवीयजीके भगीरथ प्रयत्नसे ही 
पंजाबमें कितने ही बेगुनाह हिन्दु-मुसठमान भाइयोंकी जान बची है। आज भी, 
लगभग एक लाखकी मासिक आमदनीवाली धड़ललेसे चलती वकालत छोड़कर वे 
भारतकी सेवामें संलग्न हें। 

पिछले दस महीनोंकी घटनाओंसे मुझे विश्वास हो गया है कि आजकल जो 
हुकूमत हमपर शासन कर रही' है, वह केवल राक्षसी है। में उसे रावणराज्य कहता 
हँ। इसके दो बड़े सबूत लोगोंके सामने मौजूद हें। पंजाबमें जो अत्याचार किये गये, 
वे कभी किसीने नहीं सुन होंगे। दूसरे, खिलाफतके मामलेमें दगा देकर भारतके सात 
करोड़ मुसलमानोंके दिल इस सल्तनतने जिस प्रकार जख्मी किये, वसा कोई राजा नहीं 
कर सकता। ऐसी राक्षसी हुकूमतमें रहनेवाली रैयत क्या करे? तुलसीदासने कहा है 
कि जो असंत हें, जो बुरे हें, उनकी असंगतिकी जाये -- उनका संग छोड़ा जाये, 
उनकी मुहब्बत तोड़ दी जाये, उनसे असहयोग किया जाये, उन्हें मदद देना बन्द कर 
दिया जाये। यह एक यज्ञ है, उसमें जब हम अपना बलिदान देंगे, तभी खुद बुद्ध 
होंगे और रावणराज्यको मिटाकर रामराज्यकी स्थापना कर सकेंगे। यह रामराज्य ही 
स्व॒राज्य है। स्व॒राज्य स्थापित किये बिना हम इस' राक्षसी राज्यसे छूट नहीं सकते। 

यह स्व॒राज्य किस तरह स्थापित किया जाये ? हिन्दू-मुसलूमानोंमें परस्पर प्रेम 
और मुहब्बत बढ़ाकर और सहयोग करके। जबतक यह सल्तनत अपने किये हुए पापोंपर 
पश्चात्ताप न करे, तोबा न करे, तबतक उसके साथ किसी तरहका व्यवहार हमें हराम 
मानना चाहिए। अंग्रेजोंको काटकर, उनके मकान जलाकर हम इस सल्तनतको मिटा 
या झुका नहीं सकेंगे, परन्तु उनसे मुहब्बत तोड़कर हम उन्हें मिटा सकते हैं। एक 


१. गांधीजी करवीरपीठ्के श्रीमद शंकराचायके विशेष निमन्‍्त्रणणर नासिक गये थे; इस सभाकी 
अध्यक्षता श्रीमद्‌ शंकराचाययने ही की थी । गांधीजोने अपना भाषण हिंन्दीमें दिया था, जो उपलब्ध नहीं 
है। यहाँ इसका भनुवाद गुजरातीसे किया गया है । 


भाषण : नासिकमें ४५७ 


लाख लोग तीस करोड़ लोगोंको मजबूर कर रहे हैं, इसका कारण इतना ही है कि 
हम स्वर्य उनपर मोहित हें। हम स्वयं मान लेते हे कि अंग्रेज यहाँसे चले जायेंगे, तो 
हम आपसमें लड़ मरेंगे। इस भ्रमको हमें एकदम दूर कर देना चाहिए। हमें इन 
एक लाख अंग्रेजोंके हाथों विवश होनेसे इनकार कर देना चाहिए। हिन्दु-मुसलूमानोंको 
मिलकर खूत करनेके बजाय अपना खून बहाकर ही स्वतन्त्र होना चाहिए। यही एक 
रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है, यह में आपको समझाना चाहता हूँ। शैतानके साथ 
गंतानीसे नहीं, परन्तु ईद्वरकी मदद लेकर ही लड़ाई जीती जा सकती है, शैतानको 
मजबूर किया जा सकता है; और ईदवरकी मदद उसीको मिलेगी, जिसके दिलमें 
मुहब्बत है। 

इस प्रकार आत्मत्याग और कुर्बानीकी नींवपर इमारत खड़ी करनी है -- इसके 
लिए आज हमें इस असनन्‍्त राज्यसे अपना सम्बन्ध, उसका दान, उसकी कृपा सब-कुछ 
छोड़ना चाहिए। उसकी पदवियाँ, उसकी पाठ्गालाएँ, उसकी नौकरियाँ हराम समझनी 
चाहिए और जंसे हम जलते हुए घरको छोड़कर निकल जाते हें बसे ही और कोई 
विचार किये बिता सबसे पहले हमें उसमेंसे निकल जाना चाहिए। इस सरकारकी 
फौजमें भी हम भरती नहीं हो सकते। उसने हमारे लिए धारा सभाका जो जाल 
फैलाया है उसमें भी हमें न फँसना चाहिए। कुछ लोगोंकों में यह दलील देते देखता हूँ 
कि सरकार जिस रुपयेसे पाठशालाएं चलाती है, वह उसका कहाँ है? वह जनताका ही' 
रुपया है। फिर उस रुपयेसे चलनेवाले स्कूल हम किस लिए छोड़ें ? में कहता हूँ कि 
आपका रुपया डाक्‌ छूट ले, उसके बाद भी उसके हाथके रुपयको आप अपना कंसे कह 
सकते हें ? और जो सम्पत्ति डाकुओंने आपसे छीन ली, उसका टुकड़ा बादमें वह दानके 
रूपमें देनेको निकाले, तो वह दान आप कंसे ले सकते हैं? जिसने हमारी इज्जत छी, 
जिसने हमारे मजहबको खतरेमें डालकर बड़ीसे-बड़ी डकती की है, उसके हाथका दान 
हम कंसे के ? उसका तो संग छोड़ देता ही हमारा वर्तमान धर्म है। आपसी झगड़ोंके 
लिए हमें उनकी अदालतोंका आश्रय नहीं लेना चाहिए, और एसा करना चाहिए कि 
उनके द्वारा दी जानेवाली नई धारा सभाओंके उम्मीदवारोंकों एक भी मतदाता मत 
नदे। 

हम इतना करें और साथ ही स्वदेशी-धर्मके पालनकी आवश्यकताकों समझ जायें 
तो एक ही वर्षमें स्व॒राज्य मिल सकता है तथा पंजाब और खिलाफतके मामलोंमें 
न्‍्याय' प्राप्त किया जा सकता है। स्वदेशीकी बात मामूली नहीं है। हिन्दुस्तान इस 
समय' गरीब है, प्रजाके पास खानेके लिए अन्न नहीं है, पहननके लिए वस्त्र नहीं हें। 
मेने ऐसी कितनी ही स्त्रियाँ देखी हैँ जो पहननंके लिए एकसे दूसरा वस्त्र न होनके 
कारण नहा नहीं सकतीं। यदि हम चाहते हे कि हमें पेट भरनेके लिए पर्याप्त अन्न 
और लज्जाहिवारणा्थ शरीर ढकनके लिए पर्याप्त बस्त्र मिलें तो हिन्दुस्तानके प्रत्येक 
मनुष्यको स्वदेशी-धर्म स्वीकार करना होगा, प्रत्येक बहनकों घरमें चरखा लाना और 
चलाना पड़ेगा; हमें मिलोंके कपड़ेका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मिलोंका 
कपड़ा ज्यादातर हमारा सबसे ज्यादा गरीब वर्ण काममें लाता है। यदि विलायती 


४५८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कपड़ा छोड़कर हम मिलोंके कपड़ेका उपयोग शूरू कर देंगे तो इसका अर्थ गरीबोंके 
लिए कपड़ा ज्यादा महँगा कर देता होगा। इसलिए हमें अपने ही घरोंमें बहनोंके 
हाथों काते सूतका और बुनकरों द्वारा बुने गये कपड़े ही पहनने चाहिए। में आपसे 
विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि में जो खादी पहनता हूँ उससे अधिक पवित्र और सुन्दर 
कोई दूसरा कपड़ा नहीं है। 

में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको इस गंगाके पवित्र स्थानमें भारतको 
स्वतंत्र करने, मुसलमान भाइयोंके घाव भरने, पंजाबका न्याय प्राप्त करतके लिए सर्वेस्व 
बलिदान करतेकी पवित्र प्रतिज्ञा करनेका बल दे। 

| गुजराती से | 


नवजीवर्न, १०-११-१९२० 


२४२. पत्र : गुरुकुलके अध्यापकों और विद्याथियोंको 


पुना 
शुक्रवार [५ नवम्बर, १९२० [* 


गुरुकुलके अध्यापक और बालक, 


आपका पत्र मिला है। गुरुकुलन मेरे बालकोंको प्रेमपाशमें बद्ध कर दिये थे यह 
बात में कंसे भूल सकता हूं। आपको में क्‍या संदेश भेजू ? परन्तु यदि कुछ कहना 
चाहिए तो इतना हि. कहना चाहता हुं कि क्‍या आप आधुनिक समयका यज्ञ कर 
स्तेयके पापमें से बचते हो? आप सूत्रचक्र चलाकर हिन्दुस्तातके भूखसे दुःखित 
लोगोंका खयाल प्रतिदिन करते हो? क्‍या आपने अनुभव कर लिया हैं कि इस 
समय इस छोटासा चक्रका चलाना महायज्ञ है। 

नेहाभिक्रमनाशोस्ती ति ।' 


मोहनदास गांधीके आशीर्वाद 
एस० एन० ७४१९ की' फोटो-नतकलसे। 


१, गोदावरी; जिसे दक्षिण गंगा माना जाता है । 
२ गांधीजो ५ नवम्बर, १९२० को पूनामें थे । 
३. देखिए भगवदुगीता, २-४० । 


२४३. भाषण : डेकन जीमखातना, पुनाकी सभासें' 


५ नवम्बर, १९२० 


इस जीमखानेमें परसों गवर्नरकों बुलाया गया था और उनसे पुरस्कार वितरण 
कराया गया था। यह हाल सुनकर मुझे शर्म आई। में गवनंर साहबको जानता हूँ। 
वे योग्य पुरुष हे। पंजाबके गम्भीर अत्याचारोंके समय जब पंजाबका हाकिस पागल हो 
गया था, तब इनका दिमाग ठिकाने रहा था। उन्होंने बड़ी शान्ति रखी थी। यदि हम 
इस हुकूमतको रखना मंजूर करें, तो यही हाकिम चाहिए। परन्तु इस समय में उन्हें 
अस्वीकार करता हँ। इसका कारण यह है कि उन्होंने सरकारकी नौकरी नहीं 
छोड़ी । जिस हुकूमतमें खुदाकी नहीं, परन्तु शैतानकी प्रेरणा काम कर रही है, उसकी 
नौकरीमें इनके जैसा पुरुष रह ही कंसे सकता है? मेरे पूज्य गुरु गोखले होते और 
उन्हें गवर्नर बना दिया जाता, तो भी में कहता कि जो गवनेर ऐसी हुकूमतके 
अत्याचार सहन कर रहा है, उसके पास में कभी नहीं जाऊंँगा। अच्छेसे-अच्छा सज्जन 
भी इस हुकमतमें कुछ नहीं कर सकता। तिलक महाराज, जिन्होंने स्व॒राज्यके लिए 
सारी जिन्दगी बर्बाद कर दी, वाइसराय होनेके लायक थे। वे भी इस हुकूमतमें, 
जिसने [ अपनी गलतियोंकी | माफी नहीं माँगी, तोबा नहीं की, वाइसराय होते, तो 
उन्हें भी में सलाम करनेको तैयार न होता। मेरा झगड़ा अंग्रेज-जातिसे नहीं, सल्तनतके 
विरुद्ध है। यह हुकूमत लम्बी-चौड़ी बातें करती है, परन्तु एकका भी पालन नहीं 
करती। काब्डन' तथा ब्राइटको भुलाकर वह इस समय होतानियतकी गुलामी कर 
रही है। जबतक यह स्थिति बनी हुईं है, तबतक उसके साथ किसी तरहका सम्बन्ध 
हमारे लिए हराम होना चाहिए। 

[ गुजराती | 
नवजीवन, १४-११-१९२० 


१, महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे संकलित । 

२, रिचिर्ड काब्डन ( १८०४-१८६७ ); इंस्लेंडका एक महान्‌ अर्थ-शाली, जिसने १८४६ में इंग्लेंडके 
अनाज सम्बन्धी कानून (काने छॉज ) रद कराये थे । 

३. जॉन जआइट (१८११-१८८९ ); प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिश ओर वक्ता । अनाज सम्बन्धी 
कानून रद करवानेके आन्दोलनके एक पव्तेक । 


२४४. भाषण : भवातनीपेठ, पुनाकी सभासें' 


५ नवम्बर, १९२० 


हिन्दू-मुसलमान दोनोंमें अबतक दुश्मनी चली आ रही है। एकदिल होनेकी हमने 
बातें ही की हैं। केवल राजनंतिक कामके लिए ही हमने थोड़ा प्रेम रखा है, परन्तु 
दिली प्रेम नहीं रखा। अब में चाहता हूँ कि हम अपने दिलोंको साफ करके हादिक 
प्रेम बढ़ायें। परन्तु में देखता हूँ कि यहाँ तो ब्राह्मण-अब्नाह्मणोंक बीच ऐसी' ठनी' हुई 
है, जिसे देखकर मुझे कँपर्कंपी छुटती है। मद्गासमें में एक बार ब्राह्मणोंके सामने बोल 
रहा था। सभा खानगी थी। वहाँ अव्राह्मगोंका सवाल कुछ भिन्न प्रकारका और 
अत्यन्त जटिल है। वहाँ एक उदाहरण देकर मेंने कहा था कि पंचमों (अछूतों) के 
प्रति व्यवहा रमें तो ब्राह्मण नौकरशाही जितनी ही शैतानियत क' रहे हे। में ब्राह्मणोंके 
सामने बात कर रहा था, इसलिए मेंने ब्राह्मणोंका दोष बताया। पंचमोंको अस्पृश्य 
मानना निशुचय ही दौतानियत है। मेने कहा था कि जबतक हम अपनी शहौतानियत 
नहीं छोड़ देते, तततक हममें दूसरोंकी शैतानियत मिटानेकी योग्यता नहीं आ सकती। 
परन्तु मेरा आरोप तो ब्राह्मणोंपर नहीं, हिन्दू जातिपर था। आजकलके ब्राह्मणोंपर 
नहीं था। स्व० गोखलेजी ब्राह्मण थे, छोकमान्यजी ब्राह्मण थे और वे भी अस्पृश्योंको 
स्पृश्य कहते थे और हमेशा कहते थे कि यदि हम उन्हें अस्पृश्य समझेंगे तो स्वराज्य 
नहीं चला सकेंगे। 

मेंने वहाँ महाराष्ट्रकी तो बात ही नहीं की थी। मेन मद्रासमें मद्रासके लिए ही' 
जो उद्गार प्रकट किये थे, उनमें से एक शब्दकों लेकर अन्नाह्मण उसका दुरुपयोग कर 
रहे हैं। कुछ अब्राह्मण यह भी कहते हें कि वे हिन्दू नहीं हें। ऐसे लोगोंकों तो ब्राह्मण- 
अब्राह्मणके झगड़ेमें पड़नेका कोई हक ही नहीं। परन्तु में अब्राह्मणोंस कहता हूँ कि 
जसे मुसलमान भाई हमें गालियाँ दें, तो भी हम उतपर फौजदारी मुकदमा नहीं करेंगे, 
उसी प्रकार अब्राह्मणोंको भी वेसे विचार छोड़ देने चाहिए। यदि ब्राह्मणोंकों दबानेके 
लिए वे इस बुरी सल्तनतके पास जाकर उसकी सहायता माँगेंगे तो वे यह याद रखें 
कि उन्हें उसीके गुलाम बनना पड़ंगा। अब्नाह्मणोंसे मेरी अर्ज है कि वे मेरे नामसे' 
कोई झूठा प्रचार न करें। मुझे पता नहीं कि सत्यशोधक मण्डल क्या है, परन्तु वह यह 
जाहिर कर रहा है कि में वर्णाश्रमका खण्डन करनेवाला हूँ। में कहता हूँ कि यह 
झूठी बात है। मेरे नामसे चाहे जैसी मनगढ़ंत बातें फैछाई गई हेँ। में कट्टर हिन्दू-वेष्णव 
हैं; रामायण , भहाभारत ', उपनिषद्पर मेरी अटल श्रद्धा है। में अपने शास्त्रोंकी खामी 
समझता हूं, परन्तु वर्णाश्रमका कट्टर अनुयायी हूँ। इस तथ्यसे यदि कोई मेरे नामका 
लाभ उठाता चाहता हो तो भले ही' उठाये। यदि हिन्दू ब्राह्मण-अब्राह्मण जैसे भेद करके 
इस शैतान सरकारकी शरण जायेंगे, तो मेरा यह कहना है कि वे ठोकर खायेंगे और 


१. महादेव देसाईके यात्रा-विंवरणसे संकलित । 


भाषण : स्त्रियोंकी सभा, पूनामें ४६१ 


उन्हें वापस लौटना पड़गा। मुसलूमानोंकों इसका अनुभव हो गया है। राष्ट्रीय 
अन्याय दूर करानके लिए सबको एक होना ही पड़गा। 


५ ८ ् 


मेंने सुता है कि सरकार हमें पकड़ना चाहती है। यदि सरकार हमें पकड़ना 

चाहती हो, तो इसके लिए हम उसे दोष नहीं दें सकते। हम इस हुकमतको उखाड़ना 
चाहते हें। इस हुकूमतकों हमें कंद करनेका हक है किन्तु आपको हड़ताल करनेका 
हक नहीं। आप एसा करेंगे, तो उसका अर्थ यह होगा कि आप जेल जाना नहीं 
चाहते। यदि आपमेंसे कोई पागल बनेगा, मकान जलायेगा, किसी अंग्रेजकी हत्या करेगा, 
तो आप मात खायेंगे। हम मिस्र नहीं, रूस नहीं, आयरलेंड नहीं हें। हमारी लड़ाई 
दस्त्रोंकी नहीं है। असहयोग ही हमारा हथियार है। सरकार यह मानती है कि वह 
हमें पकड़ लेगी, तो आप सब डरकर बैठ रहेंगे। आप सरकारको दिखा सकते हें 
कि वह इस तरह बनियाई हिसाब छगाती है, परन्तु हमें पकड़नेके बाद ऐसा नहीं 
हो सकता। मेरा असहयोगका काम आप आसानीसे उठाकर हमें मुक्त कर सकंगे। 
स्व॒राज्यकी मुहर प्राप्त करके आप हम तीनोंको छुड़वा सकेंगे। हमें छुड़ाना आपके 
हाथमें होता चाहिए। में उनके हाथों नहीं छूटना चाहता, आपके ही हाथसे छूटना 
चाहता हँ। परन्तु आपके भी खूनसे सने हुए हाथोंसे में छुटना नहीं चाहता। मेरे 
पकड़े जानेसे किसीका खून होगा, तो यह समझ लीजिये कि तत्काल मेरा भी खून 
गिरेगा। में खुदासे प्रार्थना करूँगा कि वह मुझे कोई ऐसी ताकत दे, जिससे में आपके 
कृत्योंकी ज्वालामें भस्म हो जाऊँ। में विश्वास रखता हूँ कि मेरी जाति मुझे धोखा 
नहीं देगी। परन्तु यदि धोखा देती है, तो में चाहूँगा कि मर जाऊँ। 

[ गुज्रातीसे | 

नवजीवंन, १४-११-१९२० 


२४५. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, पुनामें' 


६ नवम्बर, १९२० 


में जानता हूँ, हिन्दू, मुसलमान, पारसी और दूसरी सभी जातियोंका धर्म स्त्रियोंके 
ही हाथोंमें है। जिस दिन स्त्रियाँ धर्म छोड़ देंगी, उस दिन हमारा धर्म नष्ट हो जायेगा। 
हमारे शास्त्रोंमें कहा हैं कि जहाँ राजा और स्त्रियाँ धर्म छोड़ देती है, वहाँ देश नष्ट 
हो जाता है। हमारे यहाँकी स्त्रियों धर्म बिलकुल नहीं छोड़ा, परन्तु राजाने तो छोड़ 
दिया है। हमारे यहाँ जो राज्य चल रहा है, वह + 77-7::-.-' है-- वह राक्षसी 
राज्य-जैसा है। 


मर 04 ८ 


१. महादेव देसाईके थात्रा-विवरणसे संकलित । 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


यह सल्तनत मर्दोको नाम बना रही है। हम नाम न होते, स्त्रियाँ वीर पुरुष 

पैदा करनेवाली होतीं, तो अत्याचार असम्भव हो जातें। मगर मुझ अफसोस है कि 
आजकल हमारे देशके मर्द नाम बन गये हैं। में हिन्दुस्तानकी माताओंसे अश्रुपात 
चाहता हँ। जबतक वे मर्द पैदा नहीं करेंगी, तबतक देशका उद्धार असम्भव है। 
परन्तु मर्द पेदा कंसे किये जा सकते हें? जब स्त्रियोंके दिलोंम हिम्मत आये, भक्त 
आये, श्रद्धा आये, ईश्वर उनके हृदयका पति बने, वे ईश्वरसे ही डरे, मनुष्यसे डरता 
छोड़ दें, तभी हिन्दुस्तानमें मर्द पंदा होंगे। . . » रावणराज्यको समाप्त करना हो 
तो रामराज्य पैदा करना चाहिए। रामराज्य प्राप्त करनकी शक्ति तबतक कंसे आ 
सकती है जबतक बहनें पार्वती, कौशल्या-जितना तप नहीं करतीं, द्रौपदी, दमयन्ती- 
जितना धर्म-पालन नहीं करतीं तबतक मर्द पंदा होना असम्भव है। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, १८-११-१९२० 


२४६. भाषण : वाईमें* 


६ नवम्बर, १९२० 


मद्रासमें' जो बात कही थी, उसे उलटकर अन्नाह्मण उसका दुरुपयोग कर रहे हें। 
में आप लोगोंसे नम्नरतापृर्वक कहता हूँ कि उसका इस झगड़ेसे कोई सम्बन्ध नहीं था। 
अब्राह्मण यह भी कहते हैँ कि हम ब्राह्मणोंकों हटा देंगे। उन्हें वे कष्ट भी देते है, कई 
तरहसे तंग करते हें। परन्तु हमारी हिन्दू संस्कृति ऐसी नहीं कि वह किसीके भी साथ 
ऐसा बरताव करनकी इजाजत देती हो। इस संस्कृतिमें पछा हुआ कोई भी मनुष्य यह 
कहे कि में हिन्दू नहीं हूँ, इस बातको ही में नहीं समझ पाता। में यह भी कल्पना नहीं 
कर सकता कि किसी अब्नाह्मणका ब्राह्मणके प्रति ढ्ेष होगा। में अनब्नाह्मण हूँ; मुझे किसी 
ब्राह्मणसे ढेष नहीं। में भगवद्गीता का अध्येता हू और मेरा दावा है कि भगवद्‌- 
गीता के सच्चे अम्यासीके लिए द्वेष और घृणा छोड़ना आसान है। उसमें यह बात भी 
है कि किसीको जीतना हो, तो प्रेमसे जीतना चाहिए। अब्राह्मणोंसे में कहँगा कि आप 
हिन्दू संस्कृतिकों पहचानते हों, तो झगड़े-टंटे छोड़ दीजिये। ब्राह्मणोंने अन्याय किया हो, 
तो उसके लिए आप न्याय माँग सकते हैं। आपका प्रथम कत्तेंव्य यह है कि आप यह जाँच 
करें कि ब्राह्मणोंन आपके साथ क्या-क्या किया और ब्राह्मण नेताओंसे उसका फैसला कर- 
नेको कहो। आजकल हिन्दू धरमंमें जो अतिशयता है, जो दोष हें उन्हें सुधा रनेका ब्राह्मण 
प्रयत्व कर रहे हेँ। ब्राह्मणोंके जीमें उस बारेमें दुःख है। में उन ब्राह्मणोंके विषयमें 
नहीं बोल रहा हूँ, जो अन्धका रमें पड़ हुए हैँ और शास्त्रका उच्चारण-मात्र करते हें। 


१ ओर २. मूलमें ही यहाँ कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं । 
३. महादेव देसाईके थात्रा-विवरणसे संकलित । यह नवजोवनके दो अंकोमें प्रकाशित हुआ था । 
४. देखिए “लो कालेज, मद्रासके विद्याथियोंसे बातचीत”, २२-८-१९२० । 


भाषण : वाईमें ४६३ 


में तो उन ब्राह्मणोंकी बात कर रहा हूँ जिनके विरुद्ध अब्राह्मण हमले कर रहे हें 


और कहता हूँ कि यदि आप ब्राह्मणोंसे द्वेष करोगे, तो अपने ही पैरोंपर कुल्हाड़ी 
मारोगे। 


7५ ५ रॉ 


मेंने तीस वर्ष सहयोग किया है, परन्तु आज असहयोग करनेको प्रवृत्त हुआ हूँ, 
इसका कारण क्‍या है? कारण यही है कि हमारे शास्त्र कहते हें कि जबतक मनुष्यमें 
कुछ भी अच्छाई रहे तबतक उससे सहयोग किया जाये, परन्तु जब इन्सान अपनी 
इन्सानियत छोड़ देनेका हठ पकड़ ले, तब उसे त्याग देना मनृष्यमात्रका कत्तेव्य हो 
जाता है। तुलसीदास, तुकाराम, रामदास सभी यह सिखा गये हे कि देव और दानव, 
राम और रावणमें सहयोग नहीं रह सकता। राम और लक्ष्मण तो बालक थे, फिर 
भी दस मस्तकवाले रावणसे जूझे। हमारी सरकारने मुसलमानोंके दिलोंमें पैना खंजर 
भोंका है और इस्लामका अपमान किया है। पंजाबमें स्त्री-पुरुषों और विद्याथियोंपर 
अत्याचार हुए हे। उनकी पुनरावृत्तिकों रोकनंका एकमात्र मार्ग सरकारके विरुद्ध 
असहयोग करना है। 

“गीता 'में जिस अभेद-बृद्धिकी बात कही गई है, उसका क्‍या अर्थ है? जबतक 
आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि पंजाबके पुरुषोंपर जो मार पड़ी, उन्हें जो पेटके 
बल चलाया गया और उनसे नाक रगड़वाई गईं, विद्यारथियोंपर जो अत्याचार हुए, 
वे सब आप पर ही हुए हैं, तबतक आपको अभेद-बुद्धि प्राप्त नहीं हुई। श्री समर्थ 
रामदास स्वामीके लिए कहा जाता है कि जब उन्होंने किसीके कोड़ा लगते देखा 
तब उन्हें इतना दुःख हुआ था कि उनकी अपनी पीठपर कोड़ेके निशान दिखाई दिये। 
रामदास' स्वामीन यह अभेद-दृष्टि सिद्ध कर ली थी इसी कारण वे हमारे पूज्य बन 
गये हैं। यदि हमें ऐसा न लगे कि पंजाबमें और मुसलमानोंके साथ जो बेइन्साफी 
हुई है, वह हमारे साथ ही' हुई है, तो हम इस्लामकी रक्षा कंसे कर सकेंगे? हिन्दू 
धरमंकी रक्षा कंसे कर सकेंगे ? 

भूल तो सभी करते हें, परन्तु भूल हुई जानकर सभी माफी' माँगते हें, तोबा 
करते हैं। परन्तु इस सल्तनतने तो घमण्डमें भूल करके तोबा करनेसे इनकार कर दिया 
और हम सबसे अत्याचारोंकों भूल जानेको कहा। यह राक्षसी वार है। तुल्सीदासजी 
कह गये हे कि असंतोंका त्याग किया जाये। में उसी उपदेशके आधारपर इस हुकूमत- 
का त्याग करनेकी सलाह दे रहा हें। इस हुकमतमें रहकर हम उसकी कृपा या 
सहायता स्वीकार करना बन्द कर दें, तो काफी है। सीताजी रावणके राज्यमें रावणके 
यहाँसे आनेवाली मिठाइयाँ स्वीकार नहीं कर सकती थीं, राक्षसियोंका दासत्व मंजूर 
नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने भारी तपसथा करके अपन सतीत्वका पालन 
किया। हमें अपने शीलकी रक्षा करनी हो, तो असहयोगके सिवा और कोई उपाय 
नहीं । विद्यार्थी पाठशालाएँ छोड़नेसे इसी कारण झिझकते हे कि आज पाठ्शाला छोड़ 
देंगे, तो कल हमारी शिक्षाका क्‍या होगा? में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस 
श्रद्धासे जानकीजी रावणका आहार तजती थीं--- रामचन्द्रजीकी ओरसे उन्हें आहार 


४६४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


तो पहुँचता ही था-- उसी श्रद्धासे आप इस शैतानी सल्तनतकी शिक्षा छोड़ देंगे, तो 
आपके लिए रामचन्द्रजी' और श्रीकृष्ण भगवान्‌ शिक्षाका प्रबन्ध करेंगे। 

मुझसे विद्यार्थी कहेंगे कि आपके रामचन्द्रजी कहाँ हें? अंग्रेजी ढंगकी शिक्षा 
पाकर, उसका इतिहास पढ़कर हमारे मनमें ऐसे प्रश्न उठने छूगते हँ। हमारे 
विद्यार्थियोंका पतन होता जा रहा है, परश्चिमकी विद्यासे हम पश्चिमकी आदतें सीखते 
हैं और शर्म-शर्म के नारे लगाना सीखते हें। श्रीमती बेसेंट्वी आप न चाहते हों, 
तो भले ही आप उनकी पाठ्शालाओंमें न जायें। परन्तु उनकी सभाओंमें जाकर 
झगड़ा-फसाद करना तो न हिन्दू-संस्कृतिमें लिखा हैं और न इस्लामी शरीअतमें 
कहा गया है। हम तालियाँ बजाकर अपना समर्थन प्रकट नहीं कर सकते; शर्म- 
शर्मकी आवाजें लगाकर हम अपना विरोध प्रदर्शित नहीं कर सकते; [यह तो ] 
केवल व्यवहारसे ही बता सकते हैे। आपको असहयोग करना हो, तो यह समझना 
चाहिए कि आपके शास्त्र क्या कहते हें। यह धामिक युद्ध है। हम अधर्मको धर्मंसे 
हरा सकते हूँ और धर्माचरणसे अधर्माचरणको रोक सकते हें। 


२५ ५ ८ 


आप' केवल भारतके सेवक बन जायेंगे, तो आज जितनी सेवा कर रहे है उससे 
चौगूनी कर सकंगे। जैसे हमारे संस्यासी आहारःमात्र लेकर सनन्‍्तोष मानते थे, बसे ही 
आप भी देशके लिए एक वर्षका संन्यास ले लीजिये और स्वराज्य प्राप्त कीजिये। 


८ ५ २५ 


हिन्दू धरमंमें सर्वोत्तम संस्कृति हैँ, उसमें कहा गया है कि सच्चा क्षत्रिय तो वह 

है, जो मारता नहीं परन्तु मरना जानता है। गीता” में मुझे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
दब्द अपलायनम्‌ ' मिला है। जो तलवारसे काम लेता है, उसका किसी समय पीछे 
हटना सम्भव है। वह ईश्वरपर श्रद्धा न कर बाहुओंपर विश्वास रखता है, इसलिए 
'अपलायन धर्मका पालन नहीं करता। प्रक्लाद आदि अपलायन धर्मका पालन 
करके शुद्ध क्षत्रिय हो गये, में तो यही' कहूँगा। 

| गुजरातीसे | 

नवजीवन, १४-११-१९२० और २१-११-१९२० 


१. देखिए “ कुछ दिक्‍्कतें”?, ७-११-१९२० । 
२« ये शब्द वकीलोंको सम्बोधित करके कहे गये थे । 


२४७. १६ नवम्बरकों क्‍या करें? 


१६ नवम्बर एक तरहसे जनताके लिए परीक्षाका दिन है क्योंकि उस दिन पूरे 
बम्बई अहातेमें विवात परिषदके लिए सदस्य चुने जायेंगे। उस दिन मतदाता क्या करेंगे, 
उनका कत्तंव्य क्‍या है? 

१. में तो यह आशा करता हूँ कि कोई मतदाता अपना मत देने चुनाव-केन्द्र- 
प्र नहीं जायेगा। 

२. सभी मतदाता अपने घर बेठे रहेंगे। 

३. यादि चुनाव-केन्द्रसे कहीं दूर मतदाताओंकी कोई सभा की जाये तो मत- 
दाता उसमें शरीक होंगे और वहाँ अपना यह मत प्रकट करेंगे कि यह सभा किसीको 
भी' अपने प्रतिनिधिके रूपमें नहीं भेजना चाहती। 

४. मतद्ाताओंके हस्ताक्षर लेने और उनसे मत न देनेकों कहनेंका काम १५की 
रातसे २४ घंटेके लिए बन्द कर दिया जायेगा। 

५. स्वयंसेवक भी १६वीं तारीखसे मतदाताओंकों [मत न देनेके लिए | सम- 
झानेका काम नहीं करेंगे। 

६. संक्षेप्में इसका यह अर्थ हुआ कि उस दिन जो छोग मत देना चाहते हें 
उनके साथ कोई रोकटोक नहीं होनी चाहिए। 

यदि मतदाताओंकों हम १५वीं तारीखतक अपनी बात न समझा सके हों तो 
१६ वीं को फिर क्या समझाना ? निरचय ही हम किसीको भी मत देनेसे बलातू रोकना 
नहीं चाहते। इसलिए १६वींको कोई आग्रह नहीं किया जायेगा। 

हमारा आन्दोलन तो जनमतको प्रशिक्षित करनका है। उसमें सफलता होनेपर ही 
स्व॒राज्य सहज और सुरलूभ होगा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-११-१९२० 


२४८. यदि में गिरफ्तार हो जाऊं? 


3 नवम्बर, १९२० 

में बराबर यह सोचता रहा हूँ कि यदि में गिरफ्तार हो गया तो लोग क्या 
करेंगे। मेरे सहयोगी भी मुझसे यह प्रशइत करते रहे हैँं। यदि लछोगोंने प्रेमके पागलपनमें 
गलत रास्ता पकड़ लिया तो भारतकी क्‍या दशा होगी ? एसेमें मेरी अपनी' क्या दशा 
होगी ? सरकार खूनकी नदियाँ बहा दे, मुझे इसका भय नहीं होगा; परन्तु यदि लोग 
मेरे लिए या मेरे नामपर सरकारको गाली भी दें, तो उससे मुझे बहुत आघात पहुँ- 
चेगा। यदि जवता मेरी गिरफ्तारीपर अपना सच्तुलन खो बैठी तो वह मेरे लिए 


१८-०३० 


४६६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


शर्मकी बात होगी। राष्ट्र केवल मुझपर निर्भर रहकर प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति 
केवल तभी' हो सकती है जब लोग मेरे सुझाये हुए रास्तेकों समझें और अपनायें। 
इसी' सबबसे में चाहता हूँ कि लोग पूरा आत्मसंयम रखें और मेरी गिरफ्तारीके दिनको 
खुशी मतानेका दिन समझें। में तो यह चाहता हूँ कि जो कमजोरियाँ आज मौजूद 
हैं वे भी उस समय न रहें। 
मुझे गिरफ्तार करनेमें सरकारका क्‍या उद्देय हो सकता है? सरकार मेरी 

दुश्मन नहीं है। क्योंकि मेरे मनमें उसके प्रति लेशमात्र शत्रुता नहीं है। परन्तु उनका 
विश्वास है कि इस सारे आन्दोलनका कर्त्ता-धर्त्ता में ही हूँ; यदि मुझ उत्तके बीचसे हटा 
दिया जाये तो प्रजा और शासक दोनों चनसे बेठ सकेंगे। प्रजा मेरे इशारेपर नाचती 
है, ऐसी केवल सरकारकी ही नहीं, हमारे कुछ नताओंकी भी मान्यता है। तब फिर 
सरकार छलोगोंको कंसे जाँचे ? लोग सचमुच मेरी सलाह समझते हें या केवल मेरे 
भाषणोंकी चकाचौंवर्में आ गये हें, इसका ठीक निश्चय वहु किस तरह करे? उसके 
पास इसका एक यही रास्ता बच रहता है कि वह मुझे गिरफ्तार कर ले अथवा जिन 
कारणोंसे मेंने इस आन्दोलनकी सलाह दी है, उन्हें दूर करे। परन्तु सरकार सत्ताके 
मदमें झूम रही है, वह अपना दोष नहीं देखेगी और यदि देखेगी भी तो उसे स्वीकार 
नहीं करेगी। तब उसके पास एकमात्र यही उपाय बच रहता है कि वह जनताकी 
शक्तिको मापे। मुझे गिरफ्तार करके वह उसकी शक्ति माप सकती है। यदि जनता 
इस प्रकार आतंकित हो गई और झूक गई तब तो कहा जा सकेगा कि सरकारने 
पंजाब और खिलाफतके प्रति जो अन्याय किया, जनता उसके योग्य ही थी। दूसरी 
ओर यदि जनतान हिसाका सहारा लिया तो वह सरकारके हाथोंमें खलना ही होगा। 
तब उसके हवाई जहाज जनतापर बम बरसायेंगे। उसके डायर उनपर गोलियाँ 
चलायेंगे और उसके स्मिथ हमारी स्त्रियोंके बुक उलटायेंगे। अन्य अधिकारी ऐसे भी 
होंगे जो लोगोंसे जमीनपर नाक रणड़वायेंगे, उनको पेटके बल रेंगनेपर मजबूर करेंगे, 
उन्हें कोड़े मारकर यातना पहुँचायेंगे। जनताका डरके मारे झुक जाना या करोधमें 
आकर हिसाका सहारा लेना एक ही जैसी बूरी चीजें साबित होंगी। वे हमें स्व- 
राज्यकी तरफ नहीं ले जायेंगी। अन्य देशोंमें केवल शस्त्र-बलसे सरकार पलट दी 
गई है, परन्तु मेने बहुधा यह स्पष्ट किया है कि भारत उस बलके प्रयोगसे स्वराज्य 
तहीं पा सकता। तो फिर प्रइन है कि मेरी गिरफ्तारीके बाद जनताकों क्‍या करना 
चाहिए? जवाब आसान है। जनताको 

१. शान्‍्त रहना चाहिए, 

२. हड़तालें नहीं करनी चाहिए, 

३. सभाएँ भी नहीं करनी चाहिए 

बल्कि 
४. जनताको पूर्णतः: जागरूक रहना चाहिए। में यह आशा अवश्य करूँगा कि 
५. सभी सरकारी स्कूल खाली कर दिये जायेंगे और इस तरह बन्द होनेपर 
मजबूर कर दिये जायेंगे, 
६. काफी तादादमें वकील वकालत छोड़ देंगे, 


यदि में गिरफ्तार हो जाऊँ!? ४६७ 


७. अदालतोंमें चल रहे मुकदमोंका आपसी समझौतेसे निपटारा किया जायेगा, 
अनक राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय खोले जायेंगे, 

९. लाखों स्त्री-पुरुष केवल हाथके कते-बुने कपड़के उपयोगकी दृष्टिसे सभी 
विदेशी वस्त्र-पात्र त्याग देंगे और जमा विदेशी कपड़ेको बेच देंगे या 
जला देंगे, 

१०, फौज या किसी' दूसरी सरकारी सेवामें कोई भरती नहीं होगा, 

११. जो लोग अन्य प्रकारसे अपनी जीविका कमा सकते हों वे सैनिक या 
असेनिक सरकारी नौकरी त्याग दें, 

१२. आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय कोषोंमें चन्दा दें, 

१३. लोग खिताब वापस लौटा दें, 

१४. उम्मीदवार चुतावोंसे अलूग हट जायें, या यदि चुन लिये गये हों तो 
अपनी सीठोंसे त्यागपत्र दे दें, 

१५. जिन मतदाताओंन अभीतक अपने मनमें फैसला न किया हो, वे तय 
कर लें कि कौंसिलोंमें कोई प्रतिनिधि भेजना पाप है। 

१६, यदि जनता निदचयपूर्वक इन बातोंपर अमल करे तो उसे सालभर भी 
स्वराज्यका इन्तजार नहीं करना पड़ंगा। 


५ 


यदि वह इतनी शक्तिका परिचय दे सके तो हमें स्व॒राज्य तो मिला हुआ 
ही है। और ऐसा स्वराज्य मिल जानेपर यदि में राष्ट्रके निर्देशपर मुक्त किया 
जाऊँ तो वह मेरे लिए खशीकी बात होगीं। आज तो मेरी आजादी मेरे लिए 
कंद-जेसी है। 

यदि जनता मेरी रिहाईके लिए हिसाका प्रयोग करती है, और उसके बाद 
स्वराज्य हासिल करनेमें मेरी मदद चाहती है तो इससे जनताकी अक्षमता ही सिद्ध 
होगी। राष्ट्रको स्व॒राज्य न में दिला सकता हूँ और न कोई अन्य व्यक्ति। स्वराज्य 
तभी प्राप्त हो सकेगा, जब राष्ट्र स्वयं अपनी योग्यता सिद्ध कर देगा। 

अन्तमें में कहना चाहता हूँ कि सरकारको दोष देता व्यर्थ है। हमें अपने लायक 
सरकार मिला करती है। यदि हम सुधरते हें तो सरकारकों भी सुधरता ही होगा 
और जब हम सुधरेंगे स्व॒राज्य भी हम केवल तभी पा सकेंगे। असहयोग राष्ट्रका 
सुधरनेके लिए किया गया निश्चय है। कया राष्ट्र मेरी गिरफ्तारीके बाद अपना यह 
निईचय त्याग देगा और सरकारको सहयोग देना शुरू कर देगा ? यदि जनता पागल 
हो जाती है, हिसा अपनाती है और उसके परिणामस्वरूप वह अपने पेटके बल' रेंगती 
है, जमीवपर नाक रगड़ती है, ब्रिटिश ध्वजको सलामी देती है, उसे सलामी देनेके लिए 
१८-१८ मीरू चलकर जाती है, तो फिर यह सहयोग नहीं तो क्या है? रेंगता आदि 
स्वीकार करनेसे बेहतर तो मर जाना है। किसी भी दृष्टिसे, भली-भाँति सोचिए, जो 
रास्ता मेंने सुझाया है वही अपनाना जनताके लिए उचित है। 


[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ७-१ १-१९२० 


२४९, कुछ दिक्‍्कतें 


स्व॒राज्यका मार्ग जितना सीधा है उतना ही विकट है। इसमें टीलू और खाइयाँ 
हैं; हमें इन टीजोंकों तोड़ना होगा, खाइयोंको पाटवा होगा। यदि हम ऐसा न कर 
सके तो टोले हमारी राह रोकेंगे। अगर खाइयोंको न पाट सके तो भी हमारी वही 
गति होगी। 

अहमदाबादमें जो घटनाएँ घटी' है उनमें से कितनी ही दुःखद हे। काली माताकी 
बलि चढ़ाये जानेवाले एक बकरेकों बचाकर बहुतोंने सुख और सनन्‍्तोषकी साँस छी। 
यादि इस बकरेकों विधिपूर्वक बचाया जाता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन 
बकरेको बचाने जाकर मनुष्योंकों दुःखी किया गया, उनपर जुल्म ढाये गये और 
इस' तरह बकरेकी जान बचाई गई। यह हिन्दू धर्म नहीं है। इस धर्ममें अहिसाके 
जित स्वरूपकी शिक्षा दी गई है उत्तमें एक बकरेकों बचाकर व्यक्तिकी हत्या करना 
अथवा उसे इराना-धमकाना नहीं आता। बहुतेरे सिंह, बाघ, भेड़िये आदि असंख्य बकरों- 
को खा जाते हें, उन्हें हम नहीं रोकते। सर्प-दंशसे बहुत-से जानवर और व्यक्ति मारे 
जाते हें, उन्हें हिन्दू मारते नहीं अपितु उनकी ह॒त्या करना पाप समझते हैं। तो 
फिर हम वकरेकों बचानेमें जोर-जबरद॒स्ती कंसे कर सकते हें? 

इतना ही नहीं, हिन्दू-हिन्दूके बीचके इस धर्म-कार्यमें हिन्दुओंने एक मुसल- 
मान मौलवीकी और उसके जरिये मजदूरोंकी मदद ली। यह एक भारो भूल हुई, 
ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे कार्योमें यदि हम मुसलमानकी मदद लेंगे तो यह एक 
गूलामीमें से निकल दूसरी गुलामीमें पड़नेके समान होगा। इस मौलवीको बीचमें आना 
ही नहीं चाहिए था। उसे समझना चाहिए था कि हिन्दुओंके धर्मं-सम्बन्धी झगड़ोंमें 
हस्तक्षेय करना उसका काम नहीं है। सुननेमें आया है कि इस मौलवीकी वातें भी 
कौमको नुकसान पहुँचानवाली थीं। इस अनुभवसे दो बातें प्रकट होती हें। एक तो 
यह कि हमें किसीसे भी जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाना चाहिए और दूसरी 
यह कि जिस व्यक्तिकी नियुक्ति खिलाफत समिति अथवा स्वराज्य-सभा--जिनपर कि 
हमें पूर्ण विश्वास है--की ओरसे न की गई हो, हमें उसके भाषणकों कदापि नहीं 
सुनना चाहिए, उप्तकी सभामें नहीं जाना चाहिए। मेरी समझमें हम जिसे अपना 
विरोधी मानते हों, उसकी सभामें उपस्थित होना, उसकी दलीलें सुननेके विचारसे 
जाना, एक अलूग बात है। जबतक हमारे विचार निश्चित नहीं हो जाते तबतक 
यह सोचकर कि कोई एक मौलवी आये हें; सुनें तो वे क्या कहते हैं, उत्सुकता- 
वश हर किसीका भाषण सुनने नहीं जाना चाहिए। 

सच बात तो यह है कि आजकल खिलाफत अथवा स्वराज्य-सभाके नामसे कुछ 
पाखण्डी भी भाषण देकर अपना पोषण कर रहे हे। हमें उनके व्याख्यान सुनने कतई 
नहीं जाना चाहिए। 


१. देखिए “ भाषण: मेदमदाबादमें ?, १-११-१९२० | 


कुछ दिक्‍्कतें ४६९ 


मेने सुना है कि एकः हिन्दी भाषी महिला मेरी लड़की होनका दावा करके 
स्थान-स्थानप'र लोगोंको धोखा दे रही है। पहले यह खबर द्वारकासे मिली थी, अब 
सिन्‍्वसे मिली है। एक व्यक्तिन मेरे नामसे चन्दा इकट्ठा किया था। उसे तो जेल 
ही हो गई। मेरी कोई लड़की नहीं, छेकिव अगर हो भी तो लोगोंकों मेरी ऐसी 
सलाह है कि वे मेरे किसी सम्बन्धीकी, सिर्फ इसी कारणसे कि वह मुझसे सम्बन्धित 
है, कोई सहायता न करें और न उसका विश्वास करें। यह समय संगे-सम्बन्धियोंकों 
पहचाननेका नहीं, व्यक्तिको पहचाननेका है। जिससे आप परिचित नहीं उसका 
सम्बन्धके आधारपर विश्वास करनेकी कोई जरूरत नहीं है। 

मुझे आशा है कि थोड़े समयके भीतर सब प्रसिद्ध संस्थाएँ अपने निश्चित 
वक्‍्ताओंके नामोंको प्रकाशित कर देंगी जिससे कि हम हमेशा वक्‍ताकी पहचान कर 
सकेंगे। जैसे-जेसे असहकार आन्दोलन रंग पकड़ता जा रहा है वेसे-वंसे तरह-तरहके 
पाखण्डी अथवा अज्ञानी वक्‍ताओं और सलाहकारोंसे हमें बचना चाहिए। ऐसा सम्भव 
है कि थोड़ी-सी' भूलके कारण हमें भारी दिक्‍कतोंका सामना करना पड़े। 

हमें अनेक कार्य करने हें, पुरानेकों नष्ट करके नवनिर्माण करना है। नये 
सकल खोलने हें, पंचोंको नियुक्त करना है और पैसा इकट्ठा करता हैं। यह सब 
हम तबतक' नहीं कर सकते जबतक व्यक्तिको पहचानना नहीं सीख लेते। एक ओर 
हमें विश्वास्ष करता होगा तथा दूसरी ओर हमें सावधान रहना होगा। हमारे रास्तेमें 
सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम कंकरोंकी तरह रहते हं। एक होकर काम नहीं कर 
सकते। हममें दूसरोंको अपनी ओर आकर्षित करने अथवा दूसरोंसे आकर्षित होनेकी 
शक्ति नहीं है। जहाँ हम आकर्षित होते हे वहाँ अन्ध श्रद्धाके वशीभूत होकर होते 
हैं; श्रद्धाकी जरूरत तो है लेकिन उसके साथ विवेक-ज्ञान भी' अवश्य होना चाहिए। 
चाहे जिस व्यक्तिके भुलावेमें आकर कार्य करना -- यह पहली दिक्कत है। 

दूसरी दिक्कत यह है कि हम क्रोधर्मं आकर सारा काम बिगाड़ न दें, ऐसा भय 
बना रहता है। असहकारवादी और सहकारवादी दो पक्ष हैं। अंकलेइवरमें एक सह- 
कारवादीने कटु वचन बोले, उसके उत्तरमें असहकारवादीने भी बुरे शब्दोंका इस्तेमाल 
किया । यदि वे इससे आग बढ़ते तो उसका कुपरिणाम होता। यह तो हमारा आपसी 
मतभद अथवा झगड़ा था। लेकिन इस समय सहकारखादकों सरकार पसन्द करती 
है, इस कारण वह सरकारी पक्ष भी बन गया है। सरकारी पक्षमें से कोई व्यक्ति 
आकर झगड़ा करनके इरादेसे ही कुछ अपशब्द बोले, हम उसका जवाब दें, मार- 
पीट हों, खून भी हो तो इससे किसका नृकसात होगा। सरकारकों खून-खराबी 
करनेका अवसर मिले तो वह उससे तनिक भी न चुके, ऐसी' मेरी मान्यता है। 
स्वराज्यके सम्बन्धर्मं हम चाहे कंसे भी स्वतन्त्र विचारोंकों अभिव्यक्त क्‍यों न करें, 
इससे सरकार हिंसा नहीं कर सकती, हिसा तो वह तभी करेगी जब हम' सरकारके 
आदमियोंके भड़कानपर खून करेंगे। स्वामी श्रद्धानन्दजी मानते हें कि दिल्लीमें अग्रेल 
मासमें हमसे अगर कोई भूल हुई है तो उसका मुख्य कारण सरकारी आदमियोंका 
जनताकों भड़काना था। इसलिए हमारे लिए सहल मार्ग यही है कि पर्याप्त कारण 


४७० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


होनेपर भी हम अपने गुस्सेको रोकें। गालीका जवाब गालीसे न दें, मारपीटके बदले 
मारपीट न करें, इसमें भी असहकार करके हम अनेक विघ्नोंसे बच सकते हें। जहाँ 
हमसे सहन न हो सके वहाँ हमें जाता ही नहीं चाहिए। मेने सुना है कि श्रीमती 
बेसेंट का इलाहावादमें अपमान किया गया, बम्बईमें भी यही बात हुई। यदि श्रीमती 
बेसेंटके विचार हमें रुचिकर त हें, उनपर हमें क्रोध भी आये तो हम उनकी सभामें 
गामिल न हों, यह सभ्यता है। सभामें जाकर शर्म-शर्म' अथवा दूसरी तरहकी तिर- 
स्फार-सूचक आवाजें कसना असभ्यता है। असभ्य जनतासे शुद्ध स्वराज्यकी उपलब्धि 
तो नहीं हो सकती। असभ्यता और अहिसा अर्थात्‌ निःशस्त्रता ये दो विरोधी चीजें 
हैं। असहकारकी सेनामे असत्यको, असम्यताको, उद्धतताकों बिलकुल अवकाश नही है। 
इस बातकों यदि हम अच्छी तरह ध्यानमें न रखेंगे तो जीती हुई बाजी हार बंठगे। 
असहका रकी लड़ाई अपने क्रोधको अभिव्यक्त करनेकी नहीं बल्कि अपने क्रोधकों पीकर 
उससे प्रचंड शक्ति पंदा करनेकी है, जिसके सामने कोई टिक ही न सके। 


| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ७-११-१९२० 


२५०. जनतासे अनुरोध 


असहयोग आन्दोलन अपने पूरे जोरपर है। इसपर जनताकी प्रतिक्रिया भी कम- 
ज्यादा ठीक ही हो रही है। विद्यार्थी पाठशालाएँ खाली करते जा रहे हें। बहुत-से 
लोगोंने विधान परिषदोंमें जानका इरादा छोड़ दिया है। किसी-किसी वकीलने वकालत 
छोड़ दी है। स्वदेशीका प्रचार जारी है। 

लेकिन आन्दोलनकों लोगोंके उत्साहकी तरह पंसोंकी भी जरूरत है। पैसा 
इस' समय मुख्य रूपसे शिक्षा-प्रचारके लिए चाहिए। पैसेके बिना शिक्षाका प्रबन्ध मुझे 
असम्भव दीख पड़ता है। लेकित यदि हम पैसा इकट्ठा कर सके तो विद्यार्थियोंके 
शिक्षणके रूपमें हमें उसका पर्याप्त छाभ मिलेगा। 

इसके बाद भी हमें अन्य अनेक कार्य करने हें जिनके लिए पैसेकी जरूरत है। 

अबतक के अनुमानके अनुसार हमें पाँच लाख रुपयोंकी जरूरत है। यदि हमारे 
पास खर्च करनेके लिए इतनी रकम हो तो हम शिक्षाका कार्य बहुत सुचारु ढंगसे 
चला सकेंगे। अपने आपको राष्ट्रीय स्कूलोंमें परिवर्तित करनेवाले स्कूलोंको हम उनकी 
आवश्यकतानुसार मदंद कर सकेंगे और विद्यापीठके कार्यको अच्छी तरह निभा सकेंगे। 
विद्यापीठको सफल बनानके लिए हमें ठीक-ठीक खर्च करना होगा। खर्चके हिसाब- 
किताबकों समय-समयपर प्रकाशित किया जायेगा। शिक्षाके क्षेत्रमें, पहले साल तीव- 
चार राख रुपया खर्च होनेका अनुमान है, और शेष एक लाख रुपया अन्य विविध 
बातोंपर खर्चे किया जायेगा। 


भाषण : सताराकी सभामें ४७१ 


मुझे उम्मीद है कि जो लोग किसी और तरहसे इस आन्दोलनमें भाग नहीं ले 
सकते वे भी कमसे-कम इतना तो करेंगे ही कि स्वयं कुछ दान दें और कुछ अन्य 
लोगोंसें दिलाये। 

मुझे आश! है कि जो असहयोगकी सारी योजनासे सहमत नहीं हें वे भी. राष्ट्रीय 
शिक्षणकों तो अवध्य प्रोत्साहन देंगे। 

ये दिवालीके दिन हों। दिवाली राक्षसी राज्यका अन्त और रामराज्यकी 
स्थापनाकी सूचक है। मेरी नम्र राय हैँ कि जबतक हमारा देश गूलाम हैं तबतक 
हम आनन्‍्दके साथ दिवाली नहीं मना सकते। दिवाली मनानेका सबसे अच्छा ढंग 
यह है कि हम ये दिन ऐसे कार्योंमे व्यतीत करें जिनसे मुसलमान भाइयोंका 
आत्मस्तम्मान बना रहे, पंजाबके घावकों भरा जा सके और जल्दीसे-जल्दी स्वराज्य 
प्राप्त कर सकें। 

यदि आप छोग मेरी सलाह मानें तो दिवालीपर खर्च होनवाले पंसोंमें से' कुछ 
रकम बचा लें। इससे भी आन्दोलनकों बहुत मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष इस पुण्य कार्यमें भाग छेगा। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि 
सिर्फ अमीर लोगोंकों ही दान करना है। में यह चाहता हूँ कि अमीर और गरीब 
दोनों ही अपनी-अपनी सामर्थ्यके अनुसार दान करें। इस कामके लिए यदि हमें 
ईमानदार कार्यकर्त्ता मिल जायें तो हमें जितनी रकमकी आवश्यकता है उतनी रकम 
अवश्य इकट्ठी कर सकेंगे। 

मुझे उम्मीद हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे मनृष्यकों पैसा नहीं देगा जिसे वह 
स्वयं न पहचानता हो। 

सारी' रकम स्वराज्य सभाकी' बम्बई शाखामें जमा होगी। 

| गुजरातीसे | 


नवजीवन, ७--११-१९२० 


२५१९. भाषण : सताराकी सभाझों' 


७ नवम्बर, १९२० 


आप ब्राह्मणोंकों पूज्य न मानते हों तो भी उन्तकी तपस्या, ज्ञान, यज्ञ और पवित्र- 
ताके कारण उनकी पूजा करनी पड़ेगी। जिन ब्राह्मणोंने उपनिषद्‌ वर्गरह ग्रन्थ रखे हे, 
उनकी भूलें बताते हुए में डरता जरूर हूँ, फिर भी मैंने यह कहा है और कहता हूँ कि 
उत ब्राह्मगोंवे अस्पृश्यताकी अनुमति देकर कुछ-त-कुछ शैतानका ही काम किया है। 
ब्राह्मणोंके मकान जलाकर, उन्हें गालियाँ देकर आप अपने धर्मक। बचाव नहीं कर सकेंगे। 
आप हिन्दू होतेका दावा करते है किन्तु आप हिन्दू धर्मके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। आप 
हिन्दू न हों तो में आपसे कहता हूँ कि आपका एक और धर्म हो गया। आपको अपना 


१, महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे संकलित । 


४७२ सम्पूर्ण गांधी वाडःमय 


अहिल्दूपन मुबारक हो। जैसे में जैनियोंसे कहूँगा कि आप अहिन्दू हों तो भले ही हों, 
परन्तु आप भारतको अपना देश मानते हों, तो आपका और एक धर्म हो जाता है 
-- स्वराज्य-धर्म । यह स्वराज्य-धर्म आपको सिखाता है कि आप स्वराज्य चाहते हों, 
तो हिन्दुओंके साथ मेल कीजिये। तिलक, गोखले, रानडे, आगरकर' कौन थे? ब्राह्मण 
होनेपर भी' उन्होंने अव्राह्मणोंके लिए बड़ी-बड़ी तपस्थाएं कीं। तिलक महाराजकी मेरे- 
जैसे अब्राह्मगपर बहुत अधिक प्रीति थी। जिस जातिमें रामदास, तुलसीदास, रानडे, 
तिलक आदि जसन्मे हें उससे घृणा करके आपका उद्धार होना असम्भव है। आप 
अंग्रेजी हुकूमतसे सहायता माँगकर और भी अधिक गहरी गुलामीमें डूबेंगे। आप शौकत 
अलीसे पूछ लीजिये कि उन्होंने सरकारसे प्रेम करके क्या पाया ? 

आप ब्राह्मणोंसे! असहयोग करनेकी बात करते हे, परन्तु असहयोगका पवित्र नाम 
लेनेके लिए पवित्रता चाहिए। में अंग्रेजी राज्यको शैतानी राज्य कहता हूँ। परन्तु ऐसा 
में इसलिए कह सकता हूँ क्‍यों कि मुझे किसी अंग्रेजसे देष नहीं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिनके 
साथ आज में किसी भी' प्रकारका सहयोग नहीं करूँगा और उनका पानीतक नहीं 
लेगा, यदि बीमार पड़ जायें, तो जैसे में आपकी सेवा करता हूँ, बसे ही' उनकी भी 
अवश्य करूँगा। आप ब्राह्मणोंसे न्याय चाहते हों, तो आप उनके-जैसी तपस्या कीजिये। 
आप तलवार उठायेंगे, तो आप ही मरेंगे। मुसलमानोंसे भी में यही कह रहा हूँ। 
इस्लामको वे तलवारसे स्वतन्त्र नहीं कर सकेंगे। में यह मानता हूँ कि तलवार उन्हें 
ज्यादा खतरेभें डाल देगी। अब्राह्मणोंसे में कहता हूँ कि आप एक बार हिन्दुस्तानकों 
आजाद कर लीजिये और फिर ब्राह्मणोंका गला काटना हो, तो काट लेना। हिन्दुओं- 
से भी यही कहता हूँ कि पहले स्वराज्य प्राप्त कर छो फिर मुसलमानोंसे लड़ना 
हो तो लड़ लेना। इसी प्रकार मुसलमानोंसे कहता हूँ। आज तो यह सल्तनत 
तुम्हारी तीस करोड़ आबादीका अपमान कर रही है, उनपर अत्याचार कर रही है, 
उसे रोकनके लिए हुकूमतसे असहयोग और आपसमें सहयोगके सिवा और कोई 
उपाय नहीं। 

[ गृज्॒रातीसे | 
नवजीवन, १४-११-१९२० 


हु १. महादेव गोविन्द रानढे (१८४२-१९०१ ); समाज-सुधारक और लेखक; कांग्रेसके संस्थापकोंमें 
एक । 


२. गोपाल गणेश आगरकर ( १८०६-१८९७ ); महाराष्टके सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक और बुद्धि- 
वादी विचारक । 


२५३, पत्र : सणिबेन पटलको 
नेपाणी 
[८ नवस्बर, १९२० | 
चि० मणि, 
तुम्हारे काम और देशके प्रति तुम्हारे प्रेम-भावकों देखकर में तो चकित रह गया 
हूँ। दिवालीके दिनोंमें खूब चन्दा जमा करना। 
मुझे विश्वास हैं कि तुम अपने बापूकी सेवा तो करती ही होगी। में तुम्हारे 
जवाबकी इस समय तो कोई उम्मीद नहीं करता। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनइच : | 

हमदाबादकी' बहनोंका नाम लेकर मेंने पूताकी बहनोंसे भिक्षा माँगी। उन्होंने 
तो मुझपर सोनेकी चूड़ियों, अँगूठियों, नथनियों और गलेकी' जंजीरोंकी खूब बौछार की; 
और वे अहमदाबादकी बहनोंसे आगे निकल गईं। 


मोहनदास 


श्री' मणिबेन 
वल्लभभाई बेरिस्टरकी' मार्फत, 
भंद्र, अहमदाबाद 


[ गृजरातीसे 
बापुना पत्रों: सणिबेत पटेलने 


१. गांधीजी इस तारीखको नेपाणीमें थे, देखिए अगला शीषक। पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें स्पष्टतः 
पूनामें महिलाओंकी उस सभाका जिक्र किया गया है जिसमें गांधीजीने ६ नवम्बरको माषण दिया था । 
२, सरदार वल्छमभाई पंटेलक्री सुपुत्री 


२०४. भाषण : नेपाणीकी सार्वजनिक सभासें' 


८ नवम्बर, १९२० 


मारुतिरावने जो कहा उसे मेंने ध्यानपूर्वकं सुना और यह कहना चाहता हूँ कि 
उन्होंने जो-कुछ कहा है वह अर्थ सत्य है। अर्थ सत्य हमेशा भयंकर होता है। मारुतिराव 
जान-बूझकर अर्थ सत्य कह रहे हें, सो में नहीं कहता। अनेक बार हम बिना समझे 
अर्थ सत्य कहते हें और उसीके अनुरूप आचरण करते हें। इसमें सन्देह नहीं कि 
जगतूमें ऐसे ब्राह्मण भी पड़ हुए हे जो दूसरोंकों अपना चरणामृत पिलाते हे, हिन्दुओं- 
के धामिक ग्रन्थोंमें ऐसे ग्रन्थ भी मिल जायेंगे जो छलसे भरे हुए हैँं। केकिन हमें 
अपनी नीर-क्षीर विवेक-बुद्धिसि यह देखना चाहिए कि सत्य कहाँ है और पाखण्ड कहाँ 
है? थोड़ेसे ब्राह्मणोंने असत्य भाषण किया, कुछ छलपूर्ण शास्त्रोंकी रचना की गई, 
इसलिए सारी ब्राह्मणजातिसे द्ेष करता और उनका परित्याग करना आत्मघातक है। 
अनब्नाह्मणोंसे में शपथपूर्वकं कहना चाहता हूँ कि मेने “कुरान, जेन्द अवेस्ता' और 
“बाइबिल का यथाशक्ति अध्ययन्त किया है। मेरे मनमें इन सब धर्मोके प्रति मान है, 
और में मानता हूँ कि इन सबसें प्रचुर सत्य विद्यमान है। लेकिन मेरी मान्यता है कि 
हिन्दू धर्ममें ब्नरतके रूपमें स्वार्थत्याग और संयमका जितना स्थान है उतना अन्य किसी 
धर्ममें नहीं है। में हिन्दुओंसे कहना चाहता हूँ कि इस यज्ञ-धर्मके लिए, बलिदान-धर्मके 
लिए हम ब्राह्मणोंके ही ऋणी हें। इस जगतमें ब्राह्मणोंने जितना बलिदान किया उतना 
अन्य किसीन नहीं किया है। और आज इस कठिन समयमें भी, इस कलिकालमें जितने 
बलिदान, और जितनी शुद्धताका परिचय उन्होंने दिया है उतना किसी अन्य कौमने 
नहीं दिया। इसीसे में मारुतिराव और अन्य अबक्नाह्मणोंसे यह कहना चाहता हूँ कि 
आपने जो दोष दिखाये हें सो ठीक है लेकिन इसके सम्बन्धमें मुझे एक उपमा याद 
आती है। दूधर्मं पड़ा' हुआ कचरा तुरन्त दिखाई पड़ता है लेकिन मलिन वस्तुओंमें 
वह तुरन्त' दिखाई नहीं देता। अब्नाह्मणोंन ब्राह्मणोंके सम्बन्धर्में ऐसे उच्च आदर्श 
निश्चित कर दिये हें कि उनके दोष तुरन्त सतहपर तिर आते हें। में तो कहूँगा कि 
ब्राह्मणकी छोटी-सी भूलको भी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, यही ब्राह्मणकी 
परीक्षा है। ब्राह्मण समाजने जितनी तपर्चर्या की है उतनी किसी देशमें किसी भी 
एक व्यक्तिन की हो--ऐसी बात मुझे दृष्टिगोचर नहीं होती। फलतः अन्राह्मण 
भाइयोंसे कहता हूँ कि आप ब्राह्मणोंके दोषोंकी ओर विवेक-बृछ्धिसे देखें। ब्राह्मणोंसे 
असहयोग करके आत्महत्या न करें। 

में जानता हूँ कि ब्राह्मणोंकी संख्या बहुत कम और अब्राह्मणोंकी बहुत अधिक 
है। इसीसे किसी शरारती भारतीयने कहा है कि आजकी अंग्रेज सरकार भी एक तरहसे 


१. महादेव देसाईके यात्रा-विवरणसे संकलित । गांधीजीने ये बातें समामें उपस्थित एक सज्जन 
द्वारा ब्राह्मणोंकी आलोचनाके उत्तरमें कही थीं । 


४७६ सम्पूर्ण गाँधी बाइमय 


ब्राह्मण है। क्योंकि एक लाख अंग्रेज तीस करोड़ हिन्दू-मुसलमान और सिखों-जेसे 
शौयवान्‌ और वी्यबान्‌ छोगोंपर शासन चलाते है। लेकिन अंग्रेज सरकार तो तलवारकी 
धारपर तीस करोड़ व्यक्तियोंकों अपने तियन्त्रणमें रखती है। हिन्दुस्तानके ब्राह्मण करोड़ों 
अब्राह्मणोंकों तलवारसे वशर्में नही करना चाहते, अपितु ये मुट्ठीभर ब्राह्मण केवछ अपने 
संयम-धर्मसे तीस कोटिकों अपने नियन्त्रणमें रख सकेंगे। जिस तरह हम इस अत्याचारी' 
साम्राज्यमें अपने संयम-धर्म द्वारा लड़ता चाहते हैँ उसी तरह ब्राह्मण भी अपनी पवित्रतासे 
अपनी स्वतेत्त्रताको --शुद्धिकों बनाये रख सके हैं। ब्राह्मणोंन आज अपने धर्मकों 
छोड़ दिया है, इसकी मुझे खबर है। फलस्वरूप में महाराष्ट्रके ब्राह्मणोंसे प्रार्थना करता 
हूँ कि अगर आप छोगोंमें श्रद्धा और भक्तिकी फिरसे प्रतिष्ठा हो गई तो फिर मेरे 
पाय आपसे कुछ भी कहनेको नहीं रह जायेगा। में अब्राह्मण भाशयोंसे इतना कहना 
चाहता हूं कि ब्राह्मणोंस्े आप धीरज और शान्ति खोकर जो द्वेष करते है, वेसा न 
करें। इससे किसीको यह नहीं समझ लेता चाहिए कि ब्राह्मणोंके अन्यायकी पूर्णतयप उपेक्षा 
की जाये, में किसीको किसी भी प्रकारके अन्यायकों सहन करनेकी सलाह नहीं देता। 
इस अच्यायी साम्राज्यको हम जिस कत्तंव्यशक्तिसे थकाना चाहते हे' उसी कत्तंव्यशक्तिसे 
किसी भी कौमसे न्याय प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मण धर्ममें अंग्रेज सरकारकी सी 
शेतरानियत नहीं है, यह वात एक छोटा बच्चा भी बता सकता है। ब्राह्मण धर्म ऐसा 
है कि एक छोटा-सा बच्चा भी अपने मतको पवित्र रख, संयम-धर्मका पालत कर 
बादशाहोंका भी वादशाह बन सकता है। ब्राह्मण धर्म ऐसा है कि अच्त्यजोंमें से जो 
साधु-सन्‍्त हुए हैं उनकी वे छोग पूजा करते हें। ब्राह्मणोंमें बहुतसे दोष हे, आप भले 
ही उन दोषोंकी आलोचना करें छेकिन उसका न्याय पंचसे करवायें। उन्होंने जगत्‌की 
जो सेवा की है उसका सम्मान करते हुए हमें उनके साथ निरन्तर सहकार करना 
चाहिए, यही हमारा धर्म है। 
[ गुजरातीसे | 
नंवजीवन, १४--१ १--१९२० 


२७५७. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, बेलगाँव्ें 


८ नेंवम्बर, १९२० 
प्रातःस्मरणीय' बहनो, 


इस पवित्र मन्दिरमें' आप सब बहनोंके दर्शनोंसे में कृतार्थ हुआ हूँ। मुझे अधिक 
आनन्द तो इसलिए हो रहा है कि आपने मेरे भाई शौकत अलीसे भी मिलनंकी 
उत्सुकता दिखाई है। हम सब थके हुए थे और जरा आराम ले रहे थे, परन्तु जब 
मेने सुना कि आपकी इच्छा है कि शौकत अलीको भी लाया जाये, तो मेंने उन्हें 
बुलाया। इस सद्भावमें में भारतकी सिद्धि पाता हूँ। क्‍योंकि मुझे मालूम है कि 
जबतक हमारी हिन्दू महिलाएँ मुसलूमानोंकों भाईके समान नहीं समझेंगी, तबतक 
भारतके बुरे दिन नहीं मिटेंगे। में इस मन्दिरमें बेठकर आपकी धासिक कल्पनाको 
कोई धक्का नहीं पहुँचाता चाहता। में सवातनी हिन्दू धर्मवाला हूँ। परन्तु मेंने हिन्दू 
धर्मसे सीखा है कि किसी भी धर्मसे घुणा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मेंने यह 
भी देखा कि जबतक हम सब पर-धर्मवालों और पड़ोसियोंके साथ प्रेम नहीं रखेंगे, 
तबतक देशका कल्याण साधना असम्भव है। में आपसे यह कहने नहीं आया कि 
आप मुसलमानों या अन्य धर्मवालोंके साथ रोटी-बेटीका व्यवहार करने छगें। परल्तु 
में यह कहने जरूर आया हूँ कि हमें प्रत्येक मनृष्यके साथ प्रेम रखना चाहिए। में 
आपसे प्रार्थवा करता हूँ कि अपने बारू-बच्चोंको पर-धर्मियोंसे प्रेम रखना सिखाइये। 

में आपसे यह भी माँगता हें कि आप भारतकी' राष्ट्रीय स्थिति समझ लें। यह 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए कोई भारी शिक्षा पाने या बड़-बड़े ग्रन्थ पढ़नेकी जरूरत नहीं। 
में आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार राक्षसी सरकार है। पहले जैसा 
रावणराज्य था, वैसी ही स्थिति इस वक्‍त है; क्योंकि हमारी सरकारन मुसलमान 
भाइयोंकी भावनाओंकों बड़ा धक्का पहुँचाया है, पंजाबमें स्त्री-पुरष और बच्चोंपर 
भयंकर अत्याचार किये हे और इतना करके भी सरकार अपनी भूल स्वीकार नहीं 
करती, पश्चात्ताप नहीं करती; उलटे हमसे अत्याचारोंकों भूल जानेको कहती है। 
इसलिए में इस सरकारको राक्षसी कहता हँ। और सीताजीन जैसा असहयोग रावणसे 
किया, रामचन्द्रजीन जैसा असहयोग रावणके प्रति किया, वेसा ही असहयोग हमारे 
स्त्री-पुरुषोंको सरकारके विरुद्ध करता हैं। रावणन सीताजीकों लारूच दिये, नाना प्रकार- 
के पकवान भेजे, परन्तु सीताजीन उनकी उपेक्षा की और रावणके पंजेसे छुटनके 
लिए भारी तपस्था की। जबतक सीताजी' रावणके पंजेसे नहीं छूटीं तबतक उन्होंने 
किसी वस्त्राभूषण या अलंकारसे अपने शरीरका शंगार नहीं किया। रामचन्द्रजी और 
लक्ष्मणजीने बड़ा इच्द्रियदमन किया, फल-फूल, कन्द-मूल खाकर संयमपूर्वक दिन बिताये। 
दोनों भाइयोंने कठिन ब्रह्मचये-ब्रतका पालन किया। आपसे में कहना चाहता हूँ कि 


खा 


१, मारुति मन्दिरमें । 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाइःमय 


जबतक यह जालिम सल्तनत हमारी छातीपर बेठी है, तवबतक आप सब भाइयों और 
बहनोंको किसी प्रकारका श्रृंगार करनेका अधिकार नहीं। जबतक भारत स्वतन्त्र नही 
होता, मुमलमानोंके घाव नहीं भरते, तबतक हमारे लिए फकीरी आवश्यक है। हमें 
अपने ऐश-आरामको अपनी शोकारिनिमें जलाकर भस्म कर देना चाहिए। में आपसे 
दीन वाणीमें यह माँगत। हैँ कि भोग-विलास तजकर कठिन तपइचर्या कीजिये और हृदय 
तथा मनको पवित्र रखिये। 

पचास वर्ष पहले हमारी सब बहनों --हिन्दू मुसलमान तमाम स्त्रियों -- के 
घरोंमें पवित्र चरखा चलता था और प्रत्येक स्त्री हाथके बने सूतका कपड़ा काममें 
लेती थी। में आप बहनोंसे कहना चाहता हूँ कि हमने जबसे स्वदेशी धर्म छोड़ा, 
तबसे हमारा अधःपतन शुरू हुआ, हमपर गुलामीका थोपा जाना आरम्भ हुआ। हमारे 
देशमें जगह-जगह लोग भखों मर रहे हें, वस्त्रोंके बिना नग्न फिर रहे है। ऐसी स्थिति- 
में प्रत्येक बहनसे मेरी प्रार्थना है कि आप कमसे-कम एक घंटा भी भारतके नाम- 
पर सूत कातिये और देशको वह सूत अर्पण कीजिये। आपको फिलहाल बारीक कपड़ा 
मिलना कठिन है। परन्तु आप बारीक सूत कातने छगेंगी, तो महीत कपड़ा भी मिलेगा। 
परन्तु जबतक' देश परतन्त्र दक्षामें है, तबतक बारीक कपड़ा हमारे लिए हराम होना 
चाहिए। क्योंकि महीन सूत कातनेमें बहुत समय छगता है और भारतमें आज एक 
मिनटका भी मूल्य है। 


हर 4 2५ 


में डाकोर-अहमदाबादमें रुपयेकी माँग कर चुका हैँ। पूनामें भी परसों ही माँग- 
कर आया हूँ। कुछ बहतोंने, छोटी-छोटी लड़कियोंने अँगूठियाँ, चूड़ियाँ, नाककी नथें, 
गलेके हार उतारकर दे दिये। में आपके दिलोंमें जो फकीरी जाग्रत करने आया हूँ, 
वह जाग्रत कर सका हूँ, तो आपको अपने सारे आभूषण देशके लिए उतार देनमें 
संकोच न होना चाहिए। इससे मिलनेवाले रुपयेका उपयोग श्री गंगाधरराव शिक्षा 
और स्वदेशीके लिए करेंगे। आप बहनें जो भी नकद रुपया अथवा द्रव्य देना चाहती 
है, तो जिस भावसे आप इस मन्दिरमें रुपया चढ़ाती हे, उसी भावसे देशकार्यके लिए 
दीजिये। भारत इस समय कसाईके हाथोंमें गरीब गायकी तरह है और इस भारत- 
रूपी गायको छूड़वाना मेरा और आपका काम है और गायको छुड़वानंके लिए दान 
करनेमें देव-मन्दिरमें दान करनेके बराबर ही पुण्य है। 

आखिरी भीख आपसे यह माँगता हूँ कि जो काम में, शौकत अली और गंगाधर- 
राव कर रहे हें, उस कामके सफल होनके लिए आशीर्वाद दीजिये। में यह भी कह 
दूँ कि में यह नहीं चाहता कि कोई बहन हर्मके मारे जेवर उतारकर दे दे। आपके 
दिलमें यह बात पंदा हो जाये कि यह दानव करना आपका कत्तंव्य है, यह एक पुण्य- 
कार्य है, तो ही दान दीजिये। ईश्वर आपको पवित्रता, साहस और देशके लिए यज्ञ 
करनेकी भावना प्रदान करे। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, २८-११-१९२० 


२५६, भाषण : बेलगाँवकी सार्वजनिक सभामें' 


८ नवम्बर, १९२७० 


मारुतिके मन्दिरमें में जो दृश्य देख आया हूँ, उसका मुझपर जो असर हुआ, 

उसका में वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी ही बात पूनामें देखी। हमपर उन्होंने 
यह समझकर प्रेम और आभूषण बरसाये है कि वे स्वराज्यके लिए, रामराज्य प्राप्त 
करनेके लिए माँगे गये है। इतना दान हमारे करोड़पतियोंने नहीं दिया। हम उनसे 
दान लेनके लिए उनके पर चूमतें है, आजिजी करते हैं, तब कहीं वे कुछ पिघलते 
हैं। बहनोंसे मुझे कुछ भी अनुनय-विनय' नहीं करनी पड़ी। उन्होंने तो केवल उमंगसे, 
भावनासे ही' जो देन! था, दिया। और उन्होंने भावनासे जो दिया, वह करोड़ोंसे भी 
अधिक है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २८-११-१९२० 


२५७. हमारे मार्गकी कठिनाइयाँ 


हमारी कठिनाइयाँ दो प्रकारकी हें; एक तो वे जो हमपर बाहरसे लादी जाती 
हैं और दूसरी वे जिनको हम स्वयं पंदा कर लेते हें। दूसरे प्रकारकी' कठिनाइयाँ कहीं 
ज्यादा खतरनाक हैं; हम बहुधा उन्हें गलेसे चिपकाये रहते हें और दूर नहीं करना 
चाहते। उदाहरणके लिए हालमें बम्बईमें श्रीमती बेसेंटकी सभामें जो उपद्रव हुआ वह 
खुद हमारे द्वारा पंदा की गई परेशानी है। यदि किसी सभाको राजद्रोही' सभा घोषित 
कर दिया जाय तो इस घोषणासे निपटना आसान है; किन्तु श्रीमती बेसेंटटी सभाओंमें 
हुए उपद्रवोंस निपटना अपेक्षाकृत कठिन है।  राजद्रोही' सभाओंके निषेधसे हमें शक्ति 
मिलती है; किन्तु इसमें शक नहीं कि यदि हम उपद्रव करते हें तो उससे हमारे 
उद्देश्यको हानि पहुँचती है। श्रीमती बेसेंटकी सभामें शोर मचाया गया; यह एक 
तरहकी हिसा है, यह अहिसात्मक असहयोगके सिद्धान्तसे विलग हो जाना है। ऐसी 
मौखिक हिसा आसानीसे शारीरिक हिसामें बदल सकती. हैं। 

उपद्रवकारियोंकों समझना चाहिए कि उस पवित्र उद्दे्यपर जो उनके दिलमें है 
इसका क्या असर पड़गा। अगर हम' हुल्लड़बाजीकी आदत डाल लें तो यह स्वराज्यके 
लिए सर्वाधिक बुरी चीज है। स्वराज्यमें विचारोंके प्रति परस्पर सहिष्णुता, फिर वे 
हमें कितन ही अप्रिय क्‍यों न हों, ग्रहीत है। यदि असहयोगवादी दूसरे पक्षके विचार 
सुननसे इनकार करते हे, तो फिर उनपर भी वही आरोप लगाया जा सकता है जो वे 


१, महादेव देसाईके थात्रा-विवरणसे संकलित । 


४८० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सरकारपर लगाते हें, अर्थात्‌ वह उनके दृष्टिकोणपर विचार किये बिना निर्णय कर छेती 
है। सरकारके विरुद्ध असहयोगकी सफलता और उसकी सम्भावना इस बातपर आधारित 
है कि हमारे अपने बीच सहयोग है या नहीं। जहाँतक हो सके हमें अपने सिद्धान्तोंके 
अनुरूप निरन्तर आपसमें सौहाद बढ़ाना चाहिए। इसका रास्ता हुल्लड़बाजी कदापि 
नहीं हो सकता। उक्त सभाओंमें हुल्लड़ मचाकर असहयोगवादियोंन अपने प्रति श्रीमती 
बेसेंट और उनके मित्रों तथा अनुयाय्रियोंकी सदभावगा और सहानुभूति और भी कम 
कर ली और इससे उन्हें कोई नये समर्थक मिरू गये हों सो तो है ही नहीं। जहाँ- 
तक विद्यार्थियोंका सम्बन्ध है श्रीमती बेसेंटका अपमान करके उन्होंने अपने विकासके 
नाजुक समयमें अपने ऊपर एक कलंक लगा लिया। धर्म और देशके नामपर उनसे कहा 
जाता है कि यदि उनके माता-पिता उन्हें सरकारी इमदाद या संरक्षणमें चलनेवाले 
स्‍्कूलोंको छोड़नेसे विमुख करना चाहें तो वे उतकी आज्ञाकी उपेक्षा कर दें। ऐसा वही 
सन्‍्तान कर सकती है जिसके मनमें माता-पिता और बड़ोंके प्रति धर्मसम्मत आदर 
और आज्ञापाल्नका भाव जागृत है। आज्ञाका उल्लंघन सदगुण केवल तभी हो सकता 
है जब वह किसी अधिक ऊँचे उहृश्यके लिए किया जाये और उसमें कटुता, हेष या 
क्रोध न हो। उनकी आज्ञाका विचारहीन, उहृण्डता और हुल्लड़बाजीपूर्ण उल्लंघन तो 
निश्चय ही दोष है। एक ऊँचा उठानेवाला और दूसरा नीचे गिरानेवाला है। और 
फिर श्रीमती बेसेंटकी आयु, उनकी पिछली महान सेवाएँ और उनका नारी होना क्‍या 
हमारे निकट कुछ भी मूल्य नहीं रखता ? आनंवाली पीढ़ीके प्रति कृतघ्त बन जाना अपनी 
आत्महत्या कर लेना ही है। भारतकी कृतज्ञता तो ऐसी होनी चाहिए थी कि श्रीमती 
बेसेंट भारतकी भावताओंका विरोध भी करें तो भी छोग सम्मानपूर्वक उनकी बात 
सुनें। उसमें उनका उद्देश्य शुद्ध है। वे मानती हैं कि हम गलूतीपर हैं और उनकी 
रायमें हम भारतकी प्रगतिमें बाधक हो रहे हें। जिसे वे हमारी गलती मानती' हे 
हमें उससे विलूग करनेका प्रयत्न निश्चय ही उनके लिए कत्तंव्य है, और उस समय 
हमारा कत्तंव्य हो जाता है कि वे जो-कुछ कहती हैं, उसपर सादर विचार करें। 
परन्तु लोगोंन मुझसे यह कहा कि यदि उनकी सभाओंमें जोरदार विरोधी स्वर 
नहीं व्यक्त किया जाता तो वे हमारे मौनका पूराणयूरा लाभ उठायेंगी और जितन लोग 
उनके साथ हें उससे अधिक लोगोंके साथ होनका दावा करेंगी। किन्तु विरोध व्यक्त 
करनेका एकमात्र तरीका हुल्लड़बाजी नहीं है। सबसे अच्छा और चुनिन्‍्दा तरीका तो 
यह होगा कि हम उनकी सभाओंमें तभी शामिल हों जब हमें उनकी बातकों सम- 
झना जरूरी लंगें। जब हम जानते हें कि हम उनके विचारोंसे सहमत नहीं हे तो 
हमें उत्तके श्रोतृसमुदायकों संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। और यदि हम उनकी सभामें 
जाना ही चाहें तो दूसरा तरीका यह है कि सभाके अन्तमें सादर अपना विरोध दर्ज 
करा दें या यदि हम उनकी उक्तियोंकों चोट पहुँचानेवाली समझें तो शिष्टतापूर्वक 
सभासे उठ जायें और इस तरह अपना विरोध व्यक्त करें। शोरगुल मचाना हमारी 
दुनबेलताका सूचक है। शिष्टतापुर्वंकं उठकर चले जाना हमारी शक्तिका प्रमाण है। 
यदि सभामें ज्यादातर लोग वही हों जिन्हें अपनी शक्तिका भान है तो वक्‍ता और. 


तार: विट्ठलभाई 'झवेरभाई पटेलको ४८१ 


अल्पसंख्यामें उपस्थित उसके अनुयायियोंपर स्पष्ट ही उसका असर होता है और सो 
भी बिजलीकी तीक्रतासे। 
यह सच है कि यह हुल्लड़बाजी असहयोग आन्दोलनतका परिणाम नहीं है, यह 

हमें विरासतमें मिली है। हमने सभाएँ करनेका ढंग पश्चिमकी' विबैल्ली परम्परासे लिया 
है और उससे हमारा नुकप्तान हुआ है। जोरसे प्रशंसा और विरोधके स्व॒रोंकी अभि- 
व्यक्ति पूर्णतः: पद्िचमी प्रथा है। अहिसात्मक असहयोगके नये तरीकेके साथ हमें यह 
पुराना तरीका समाप्त कर देवा चाहिए। ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। यदि 
हम धर्म और अधर्मके इन्द्रमं रत रहें, और यदि हम सचमुच धर्मकी शक्तिका प्रतिनिधित्व 
करें तो हमें वाकर्नहसा भी त्याग देनी होगी और अपने विरोधियोंसे निपटनेके सौजन्यता- 
पूर्ण तरीके सीखने होंगे। इसलिए नितान्त नम्नता, शान्ति, साहस, आत्मबलिदान, अनु- 
शासन और ईइवरमें विश्वासके द्वारा हम इस्लाम और अपने देशका सम्मान कायम 
रखें तभी हम अपने देश और अपने विरोधियोंकों अपना प्रशंसक और सहयोगी बना 
पायेंगे । 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १०-११-१९२० 


२५८. तार: विदठलरूभाई झवेरभाई पटेलको 


११ नवम्बर, १९२० 
विट्ठलभाई झण० पटेल 
बान्द्रा 
स्वराज्य सम्बन्धी धारा छोड़ी नहीं जा सकती। 
गांधो. 
प्राप्त अंग्रेजी! तार (सी० डब्ल्यू० ५९९१) से। 
सौंजन्य: अ० भा० कांग्रेस कमेटी, नई दिल्‍ली 


१, विद्वल्भाई झवेरभाई पटेल (१८७३-१९३३ ); सरदार वल्ूमभाई पंटेलके बड़े भाई | वकील 
व राजनीतिज्ञ; भारतीय विधान परिषदके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष । 

२, स्पष्टतः यहाँ संकेत कांग्रेस-संविधानके अनुच्छेद १ की ओर है; देखिए “कांग्रेसका संविधान ”, 
३-११-१९०२० | 


१८- ३ १ 


२५९. तार: गिरधारीलालको 


बम्बई 
[ १४ नवम्बर, १९२० के पूर्व | 
निपेधाजा मार्तें। मोतीछालजी यहाँ नहीं हें। लाजपतराय तथा अन्य 
लोगोंको सूचित करें। 
[ अंग्रेजी से | 


बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रव्टूस, १९२०, पृष्ठ १६३९ 


२६०. भाषण : विद्याथियोंके समक्ष 


१४ नवम्बर, १९२० 
श्री गांधीन श्रोताओंके सम्मुख भाषण करते हुए कहा -- भाइयों और बहनो, 
में इस सान्ध्यवेलामें आपको कोई ककहरा पढ़ान नहीं जा रहा; बल्कि में आपको 
एक महत्त्वपूर्ण बात समझानका प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले में आपसे यह कह देना 
चाहता हूँ कि में नहीं चाहता कि ऐसे छात्र जो अपने मतोंसे भिन्न मत रखनेवाले 
किसी वक्‍ताके भावणमें शोर मचाय बिना नहीं रह सकते वे स्कूलों और कालेजों- 
का बहिष्कार करें। यह आचरण असत्य होगा। यदि आप सत्यको प्राप्त कर लें 
और अपने अन्तरको शुद्ध बना लें तो स्कलों और कालेजोंके बहिष्कारके मामलेमें 
अपने माता-पिताकी अवज्ञा करना भी गलत नहीं होगा। जो अपनी अन्तरात्माके 
विरुद्ध कार्य कर सकते हें वे असहयोगके सिद्धान्तकों अपनानके योग्य नहीं हें। जबतक 
आप अपने अन्तरको शुद्ध नहीं बता सकते और अपनी अन्‍्तरात्माके आदेशका पालन 
नहीं कर सकते तबतक आप असहयोगके योग्य नहीं हें। अगर आप सच्चे ब्रह्मचारी 
बने और पूर्ण आत्मसंयम कर सकें तो आप अपने माता-पिताकी आज्ञाका उल्लंघन 
भी कर सकते हें। यदि आप अपनो अन्तरात्माके आदेशपर अपन माता-पिताकी भी 
अवज्ञा करें तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं होगी। 


१, गिरधारीलाल द्वारा प्राप्त इस तारके जवाबमें : “ होमरूल सम्मेलन १९ से २१ नवम्बरतक 
होना तय | अमृतसर शहरपर राजद्रोहत्मक समाओंका अधिनियम लागू हो गया है । आदेशका पालन 
करे या सभा करके उसका भंग । तार द्वारा अपनी ओर पंडित मोतीछालकी राय दीजिए । छाजपतराय 
ओर किचदू पक्षमें हैं |?” 

२. यह तार बॉम्बे सीक्रेट एब्स्टक्टसमें १४ नवम्बरक्ों गांथीजीके विद्यार्थियोंके समक्ष दिये गये 
माषणकी रिप्रोट्के साथ रखा गया था । 

३. इसका आयोजन श्ान्ताराम चाल, बम्बईमें हुआ था । 


भाषण : विद्याथियोंके समक्ष ४८३ 


मुझे पुरा विश्वास है कि अभी पिछले ही दिव जिन लछोगोंन एक्सेल्सियर थिये- 
टरमें सीटियाँ बजाई थीं उन्होंने अपनी अन्तरात्माके विरुद्ध काये किया था और वे 
जल्दी ही इसके लिए परचात्ताप करेंगे। श्री निम्बकरके सम्बन्ध मुझे निदचचय है कि 
वे शीत्र ही सार्वजनिक रूपसे खेद प्रकाश करेंगे, क्योंकि वे जानते हें कि उन्होंने जो 
कार्य किया है, वह अनुचित था। जबतक छात्र अहिसा और अ-घुणाके सिद्धान्तोंकी समझ 
नहीं लेते तबतक वे अपनो मातृभूमिकी, जिसे वे सच्चे हृदयसे प्यार करते हें, कोई 
सेवा नहीं कर सकेंगे। आप यह याद रखें कि मेरा असहयोग  अहिसात्मक असह- 
योग ” है। आयरलेंड या मिस्क्‍ोके असहयोग आन्दोलनोंसे उसकी कोई समानता नहीं है, 
यद्यपि उद्देश्य उनका भी करीब-करोब यही था। में भारतमें ऐसे तरीके अपनाना पसन्द 
नहीं करता। आयरलंड और मिस्र , दोनों जगह हिसाका प्रचार किया गया, जब कि 
में उसके विरुद्ध हँ। विरोधीके विरुद्ध चाहे तलवारका उपयोग किया जाये या शरीर- 
बल अथवा दुर्बंचनोंका, सभी समान रूपसे दोषपुर्ण हें और हिसाके बराबर हे। हम 
भारतके लोग इन उपायोंगें से किसीका भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि विरोधीकों 
दुर्वेचन कहना हम भारतीयोंके स्वभाव और. धर्मके विरुद्ध है। विरोधीको दुर्वंचन कहना 
हिसात्मक कार्य है और हम जबतक हिसाका प्रयोग करते रहेंगे तबतक हमारा उद्देश्य 
अर्थात्‌ स्वराज्य, हमसे दर ही रहेगा। में आपसे फिर कहता हूँ कि आप अपने 


नये» 


अन्तरको शुद्ध बनाइये और में छात्रोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने सनसे एसे 
गलत खयाल निकाल दें। 

में आपसे दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि हमारी वर्तमान सरकार निकृष्ट- 
तम सिद्धान्तोंपर आधारित है। हमारे शासकोंन पहले तो हमें छछा, और अब वे हमें 
मीठे-मीठे शब्दों और झूठी बातोंसे चुप करानका प्रयत्न कर रहे हें। पंजाबके ह॒त्या- 
काण्डके बाद भी हछॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे देशमें सरकारके प्रधान हें और ओडायर 
भी एक उच्च पदपर आसीन हेँ। मेरा तो कहना यह है कि ऐसी सरकारके साथ 
कोई भी अपन अन्तःकरणसे सहयोग नहीं कर सकता। यदि अंग्रेजोंन ईमानदारीसे 
अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा-याचना कर ली होती तो भारतीय उन्हें बेहिचक 
क्षमा कर देते। लेकिन वे ऐसा करनके बजाय उत्तरदायी लोगों द्वारा भारतीय मुस- 
लमानोंको दिये गये वचनका स्पष्ट उल्लंघन करके आगमसें घी डाल रहे हें। अभी 
हालमें उन्होंने भारतीयोंसे अनुरोध किया है कि वे उस दुःखद घटनाकों भूल जाये, 


लेकिन अब भी उनमें परचात्तापका कोई भाव दिखाई नहीं देता और वे स्पष्ट दाब्दोंमें 
अपना दोब स्वीकार नहीं करते। 


इसके बाद श्री गांधीन सभासें उपस्थित लोगोंसे पुछा कि ये बातें क्या आपको यह 
बता देनके लिए काफी नहीं हें कि हमारी सरकार एक निर्देय सरकार है और क्‍या 
आपके लिए ऐसी सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूलों और कालेजोंका बहिष्कार करना 
उचित नहीं है ? स्वर्गीय लोकमान्य तिलूकने आपको इसी मंचसे अनेक बार यह समझाया 
था कि हमारी सरकार कंसी दुष्ट है। 

श्री गांधीन आगे कहा कि कुछ लोग एसे हें जो कहते हें कि राष्ट्रीय कालेजों 
और स्कूलोंकी पर्याप्त व्यवस्था किये बिना छात्रोंस सरकारी स्कूलों और कालेजोंको 


४८४ सम्पूर्ण गांधी वाहःमय 


छोड़नेके लिए कहना भूल है। लेकिन में उन लोगोंसे पूछता हूँ कि जब कोई आदमी 
यह देख ले कि उसके बिस्तरके नीचे साँप है तब क्या वह उस बिस्तरकों छोड़नेसे 
पहुले दूसरे बिस्तरकी व्यवस्थाकी प्रतीक्षा करेगा ? अतः छात्रोंको भविष्यके सम्बन्धसें 
व्यर्थ ही इतनी अधिक चिन्ता न करके स्कूल और कालेज छोड़ देने चाहिए। मेरी 
रायमें नौकरी पानेकी आशासे बी० ए० और एम० ए० पास करना भी हमारी वतें- 
सान गुलामीके लिए बहुत अधिक उत्तरदायी है। 
अन्तमें श्री गांधीने कहा कि वर्तमान विश्वविद्यालयों और कालेजोंसे विद्वान 
कसम और गुरूम अधिक उत्पन्न हुए हें। अब हमें इन गुलाम पेदा करनेवाली 
संस्थाओंकोीं नष्ठ कर देना चाहिए और इसका एकसात्र उपाय सरकारसे असहयोग 
करना और उसकी संस्थाओंका बहिष्कार करना है। लेकिन में आपको फिर थाद 
दिलाता हूँ कि हमारा असहयोग अहिसात्मक होना चाहिए। यदि सब लोग अहिसा- 
त्मक असहयोगी बन जायें तो आप एक सालमें ही स्व॒राज्य ले लेंगे। 
श्री गांधीके बेठ जानके बाद श्री तिम्बकरने कहा कि श्री गांधीकी बातें सुननके 
बाद में पूरी तरह मान गया हूँ कि जब श्रीमती बेसेंट एक्सेल्सियर थियेटरमें बोल 
रही थीं उस समय अध्यक्षका आदेश न मानकर मेंने भूछ की थी और में उसके 
लिए हृदयसे परचात्ताप करता हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋलिकल, १५-११-१९२० 


२६१. भाषण : गुजरात महाविद्यालयके उद्घाटनपर"' 


अहमदाबाद 
१५ नवम्बर, १९२० 
भाइयों और बहनो, 


अपनी जिन्दगीमें मेंने बहुतेरे काम किय हैं। उनमें से बहुतसे कामोंके लिए में 
अपने मनमें गव॑ भी करता हूँ, कुछके लिए पछतावा भी होता है। इनमें से कई तो 
बड़ी जिम्मेदारीके भी थे। पर फिलहाल जरा भी अतिशयोक्ति किये बिना में कहना 


१. शुजरात महाविद्यालय थुजरात विद्यापीठका अपना कालेज था । गुजरात विद्यापीठ सरकारके 
नियंत्रणसे मुक्त राष्ट्रीय शिक्षाके प्रसारके लिए राष्ट्रीय विश्वविद्याल्यके रूपमें स्थापित किया गया था। गांधीजी 
उसके कुलपति थे । आगे चलकर अन्य अनेक शिक्षा-संस्थाएँ, काडेज और स्कूल विद्यापीय्से या तो 
सम्बद्ध हो गये था विद्यापी5 द्वारा उन्हें मान्यता दे दी गईं। सन्‌ १९२३ में ऐसी संस्थाओोमें पढ़नेवाले 
छात्रोंकी संख्या ३०,००० थी । 

१९३० और १९३२के सविनय अवज्ञा आन्दोलन ओर सन्‌ १९४शके “भारत छोड़ो” आन्दोलनके 
फलस्वरूप विद्यापीठकी प्रवृत्तियोमिं कुछ समपक्रे लिए अस्थायी व्यवधान उपस्थित हुआ था । आजकल 
वद्द देशके राष्ट्रीय विश्वविद्याल्योमिं से एक है ओर शिक्षाके गांधीजीके आदरशैके अनुसार बुनियादी दस्त- 
कारोपर भाषारित जनसेवोपयोगी शिक्षाके प्रचारका कार्य कर रहा है । 


भाषण : गुजरात महाविद्यालयके उद्घाटनपर ४८५ 


चाहता हूँ कि मेने ऐसा एक भी काम नहीं किया, जिसके साथ आजके कामकी 
तुलना हो सके। इस काममें मुझे बड़ी जोखिम लगती है, वह इसलिए नहीं कि उससे 
जतताका नुकसान होगा। पर मुझे जिस' बातका दुःख हुआ करता है या में अपने 
मनमें जिसका मुकाबला कर रहा हूँ, वह यही है कि में जो काम करने बठा हैं 
उसके लायक में लियाकत नहीं रखता। यह में शिष्टाचारकी दृष्टिसे नहीं कह रहा हूँ, 
बल्कि जो कुछ मेरी आत्मा कह रहीं है, उसीका चित्र आपके सामने रख रहा हूँ। 
मुझे अगर पता होता कि अभी जो काम करना है, वह शिक्षाके सच्चे अर्थंके आधार- 
पर करता है, तो मुझे यह प्रस्तावता न करनी पड़ती। इस महाविद्यालयकी स्थापना 
करनेका उद्देश्य सिर्फ विद्या देता नहीं बल्कि आजीविकाके साधन जुटा देना भी' है; 
और इसलिए जब में इस विद्यालयकी तुलना गुजरात कालेज आदिसे करता हूँ तो 
मुझे चक्‍कर आ जाते हैं। 

इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं कि कहाँ गृजरात कालेज और ऐसे ही दूसरे कालेज 
और कहाँ हमारा यह छोटासा महाविद्यालय ! मेरे खयालसे तो यह बड़ा ही है। 
प्र मुझे डर है कि आपकी नजरमें हिन्दुस्तानके कालेजोंके मुकाबलिमें यह महाविद्यालय 
अगु-विद्यालय लगता होगा। इस विद्यालयका विचार करते वक्‍त आपके मनमें ईट- 
चूनेकी तुलना होती होगी। ईट-चूना तो में गुजरात कालेजमें ज्यादा देखता हूँ। रेलमें 
आ रहा था तब में यही विचार करता आ रहा था कि आपके सामने आज में क्‍या 
विचार रखूँ, जिससे यह इंट-चूवेकी तुलना आपके मनसे निकाल सक। यह बात 
मुझे चुम रही हैं कि वह विचार मुझे अभीतक नहीं सूझा। ऐसा कठिन अवसर 
मेने अपने लिए पहले कभी पैदा नहीं किया। इस वक्‍त अनायास यह मेरे माथे आ पड़ा 
है। मेरे दिलके अन्दर जो चीज सिद्ध हैं, उसे में आपके सामने उसी तरह सिद्ध नहीं कर 
सकता। यह में किस तरह बताऊँ कि जिसे आप खामी समझते हें, वह कोई खामी 
नहीं है? इन खामियोंकों सरल भावसे बताकर भाई किशोररछाल (महामात्र) ने 
मेरा काम आसान कर दिया है। आप यह मानें कि इन खामियोंके बावजूद यह 
काम बड़ा है। मेरे दिलमें इसके लिए जो श्रद्धा हैं, वसी ही श्रद्धा परमात्मा आपके 
दिलमें पैदा करे। में यह श्रद्धा आपमें पैदा नहीं कर सकता, मेरी इतनी तपस्या नहीं । 
मुझे अपनी असमर्थंता स्वीकार करनी चाहिए। मेंने शिक्षाके क्षेत्रमें ऐसा काम नहीं 
किया जो में आपको बता सके कि यह काम बड़से-बड़ा है। हिन्दुस्तानकी आजकी 
परिस्थितिमें हम जो काम कर रहे हें वही शोभा देता हैं। मकानोंकी क्‍या तुलूना ? 

आज तो एक इंच जमीन भी हमारी नहीं है। सब-कुछ सरकारका है। यह 
जमीन, ये पेड़ सब-कुछ सरकारी हें। शरीर भी सरकारका है और आज मुझे इसमें 
भी शंका हो रही है कि हमारी आत्मा भी हमारी अपनी है या नहीं। ऐसी दया- 
जनक हालतमें हम महाविद्यालयके लिए अच्छेसे-अच्छे मकान कंसे ढूँढें ? विद्वानोंको 
ढूँढ़ते रहें तो केसे काम चले? कोई अज्ञानीसे-अज्ञानी और अनाड़ी आदमी भी आकर 
कहे और समझा सके कि हमारी आत्माएँ शुष्क हो गई हैं और यह देश निस्तेज और 
ज्ञानहीन हो गया है तो उस मनृष्यकों में आचायकी पदवी दूँगा। मुझे यकीन नहीं 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कि आप किसी गड़रियेकों आचार्यका ओहदा देनेकों तैयार होंगे। इसलिए हमें भाई 
गिदवानीकों इंढ़ता पड़ा है। में इनके पदपर मोहित नहीं। आप इन्हें इतके पद- 
के सिवा और तरहइसे शायद न पहचानते होंगे। पर इस विद्यालयकोा' जाँचके लिए दूसरा 
नाप रखना। में चाहता हँ कि इसकी परखके लिए आप दूसरी कसौटी ढंढ़ें। मामूली 
कसौटीपर कसोगें तो यह पीतरू-सा दिखाई देगा; पर चरित्र की कसोंटीपर कसोगे 
तो यह आपको पीतल नहीं, खरा सोना दिखाई देगा। 

यहाँ इस विद्याके कामके लिए जो संगम हुआ है, वह तीथंकी तरह है। यहाँ 
चरित्रवान्‌ लोग इकट्ठ हुए हैं। अच्छेसे-अच्छे सिन्धी, महाराष्ट्रीय और गुजराती 
एकत्रित हो सके हेँ। ऐसा संगम हमें कहाँसे मिल सकता है? 

| जो भाई-बहन आये है, पहले उनसे में प्रार्थना करूँगा। इस महाविद्या- 

लयथकी स्थापनाक्रे आप गवाह हे। आपमें से किसीको भी यह स्थापना करना तमाशा-सा 
लगता हो तो ऐसे छोगोंके अन्त:करणको उद्देश्य करके में उनसे कहना चाहता हूँ 
कि आप इस स्थापनामें मत बैठिये। आप यहाँ अपना आशीर्वाद देनेके लिए ही बैठें। 
आपका आशीर्वाद मिलन से महाविद्यालय महान्‌ बन जायगा। मगर वह महसे ही नहीं 
दिलसे दिया जाना चाहिए। दिलसे आश्ञीर्वाद तो आप अपने लड़के-लड़कियोंकों महा- 
विद्यालय भेजकर ही दे सकते हें। हिन्दुस्तानमें रुपया देनेकी शक्ति तो बहुत है। 
रुपयेकी कमीसे कोई तरक्की नहीं रुकती। काम तो रुकता है आदमियोंकी कमीसे, 
अध्यापकों या मृखियाके अभावमें और मुखिया हो तो उसके शिष्यों यानी सिपाहियों- 
के अभावमें। में मानता हूँ कि जहाँ नंता लायक होते हें, वहाँ सिपाही मिल ही 
जाते हे। बढ़ईके औजार कितन ही भोंथरे क्‍यों न हों तो भी वह कभी उनके साथ 
झगड़ा नहीं करता। वह भोंथरेसे-भोंथरे औजारोंसे भी अपना काम निकाल लेगा 
इसी तरह मुखिया भी सच्चा कारीगर होगा तो जैसी चीज मिलेगी उसीसे देशकी 
मिद्टीमें से सोता पेंदा कर लेगा। आचार्यसे मेरी यही प्रार्थना है। 

यहाँ आचाय और अध्यापकोंकी काम करनेमें एक ही भावना है: विद्याका 
नहीं बल्कि चरित्रका चमत्कार दिखाकर तुम आजादी दिलानंवाले हो। सरकारकी 
तेज तलवारका मुकाबला तलवारसे करके नहीं बल्कि सरकारकी अशान्तिकर राक्षसी 
प्रवृत्तिका अपनी शान्तिमयी देवी प्रवृत्तिसे-- भले ही वह अपूर्ण हो तो भी --- मुकाबला 
करके। इस वक्‍त हमें आजादीका बीज बोकर और उसे सींचकर उससे स्वराज्यका 
सुन्दर वक्ष पंदा करना है। वह चरित्रसे, शुद्ध देवी बलसे ही बड़ा होगा। जबतक 
आचार और अध्यापक यही एक दृष्टि रखकर काम करते रहेंगे तबतक हमारी जरा 
भी बदनामी न होगी। आचायें और अध्यापकोंके बारेमें मेरी जो श्रद्धा है, ईदवर 
उसे सच्ची साबित करें। यह अठल श्रद्धा मुझमें न होती तो में अपढ़ आदमी कुल- 
पतिके इस पवित्र स्थातको मंजूर ही न करता। में इसी काममें जीन और मरनेके लिए 
तेयार हूँ। जैसे इस काममें मरनेकों ही में जीवा समझता हूँ, वेंसा ही आप भी 


१, आचाये ए० टी० गिंडवानी; रामजस कालेज, दिब्लीके ग्रिसीपल। अन्य अध्यापक्ोंके नामोंके लिए 
देखिए परिशिष्ट १। 


भाषण : गुजरात महाविद्यालयके उद्घाटनपर ४८७ 


समझते हें, यह जानकर ही में आपके साथ रहता हूँ और इसीलिए इस बड़े पदको 
मेन मंजूर किया है। 

अगर आचार्य और अध्यापक अपना धर्म-पालून करें तो विद्याथियोंसे फिर मुझे 
क्या कहता है? विद्यारथियोंपर आक्षेप लगानंका नीच काम में नहीं करूँगा। विद्यार्थी 
तो परिस्थितिका आईना हैं। उनमें दम्भ नहीं, द्ेष नहीं, ढोंग नहीं। वे जैसे हे वसा ही 
अपनेको दिखाते हें। अगर उनमें पुरुषार्थ नहीं, सत्य नहीं, ब्रह्मचय नही, अस्तेय नहीं, 
अपरिग्रह और अऑहिसा नहीं तो यह उतका दोष नहीं; दोष माँ-बापका है, अध्यापकोंका 
है, आचायका है, राजाका है। पर इसमें राजाकों भी क्‍या दोष दिया जाये? कल 
ही मेने बम्बईमें विद्याथियोंसे कहा था कि जैसे “यथा राजा तथा प्रजा” सच है वंसे 
ही यथा प्रजा तथा राजा भी सच है। बल्कि यही सच कहा जायेगा। पहला दोष 
जनताका है। जनताके दोष विद्याथियोंमें आये हे और इसलिए वे विद्याथियोंमें साफ 
तौरपर दिखाई देते हें। तो हमें -- माँ-वाप, आचार्य और अध्यापकोंको -- वे 
खराबियाँ दूर करनेके लिए जो कुछ करना जरूरी हो, वह करना चाहिए। 

हिन्दुस्तानका हरएक घर विद्यापीठ है -- महाविद्यालय है; माँ-बाप आचार हैं। 
माँ-वापन आचार्यका यह काम छोड़कर अपना धर्म छोड़ दिया है। बाहरकी सम्यताकों 
हम पहचान न सके, उसके गणों और दोषोंका अन्दाज नहीं लगा सके। बाहरकी 
सभ्यताकों हमने किरायेपर ले लिया, मगर हम किराया कुछ नहीं देते; इसलिए हमने 
उसे चुरा लिया है। ऐंसी' चोरीकी सभ्यतासे हिन्दुस्तान कैसे ऊँचा उठ सकता है? 

हम इस विद्यालयकी स्थापना विद्याकी दृष्टिसे नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिसे 
विद्याथियोंको बलवान और चरित्रवान्‌ बनानकी खातिर करते हें। में चारों तरफ 
कह रहा हूँ कि मुझे जितनी कामयाबी विद्यार्थियोंमें मिलेगी, उसी हृदतक हम हिन्दु- 
स्तानके स्वराज्यके लायक हो सकेंगे। स्वराज्य और किसी तरह कायम नहीं हो 
सकता। ऐसे विद्यालयोंकों सफल बतवानके लिए हम अपना चाहे जितना रुपया खच्चे 
करें और चाहे जितना चरित्र-बल लगायें, थोड़ा है। 

यह बोलनेका वक्‍त नहीं, करनेका वक्‍त है। मेरे दिलमें जो बात आई, वह मेने 
आपसे कह डाली। आपसे जो माँगना था, माँग लिया। अब पढ़नेवाले विद्यार्थियोंसे 
भी माँगता हेँ। इसमें शक नहीं कि उनके पास साहस है। जो भरती हो चुके हें, 
उन्हें में विद्यार्थी नहीं समझूंगा। यानी में उन्हें जिम्मेदारीसे मुक्त नहीं समझूंगा। जिन 
विद्याथियोंते यहाँ नाम लिखाया है वे आधे शिक्षक माने जायेंगे। उन्होंने ही महा- 
विद्यालयकी नींव डाली है। उन्हींपर महाविद्यालयकी' इमारत खड़ी हुई है। वे भरती 
न हुए होते तो महाविद्यालय खड़ा ही नहीं हो सकता था। इसलिए उनकी भी पूरी 
जिम्मेदारी है। तुम उसमें पूरी तरह साझेदार हो और तुम अपना हिस्सा पूरी तरह 
न दो तो शिक्षक कितनी ही कोशिश करें, तो भी सफल नहीं होंगे -- पूरी तरह 
सफल हो ही नहीं सकते। जिन विद्यार्थियोंने अपने स्कूल छोड़े हैं, उन्हें जान लेना 
चाहिए कि वे क्या समझकर यहाँ आये हें, उन्हें यहाँ क्या मिलेगा। परमात्मा उनमें 
ऐसी शक्ति भर दे कि यह भयानक लड़ाई कितनी ही लम्बी क्‍यों न चढ़े, तो भी इस 


४८८ सम्पूर्ण गांवी वाहुमय 


बीच वे अपना काम करते रहें। ऐसा हुआ तो मुझे भरोसा है कि मुट्ठीभर 
विद्यार्थी होंगे, तो भी यह महाविद्यालय शोभा पायेगा और सारे हिन्दुस्तानमें आदशे 
विद्यालय बनेगा । 

इसका कारण न गुजरातका धन है, न गुजरातकी विद्या, पर इसका कारण यह 
है कि असहयोगकी पंदाइश गुजरातमें हुई है। असहयोगकी जड़ गुजरातमें रोपी गई 
है, उसकी सिंचाई गुजरातमें हुई है, और उसके लिए तपस्या भी गुजरातमें हुई है। 
इससे यह न मान लेता कि यह आदमी झूठा घमण्ड करता है। यह न मानना कि 
यह सारी तपस्या मेंने ही की है, या यह जड़ मेंने ही जमाई है। मेंने तो सिफ्फ मंत्र 
दिया है। एक बनियेका बेटा अगर ऐसा कर सकता हो तो मेंने यह ऋषिका काम 
किया है। 

इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। उसकी जड़ तो मेरे साथियोंने जमाई है। 
उनकी श्रद्धा तो मुझसे भी ज्यादा थी, तभी तो काम हुआ। मेरा दावा है कि मुझे 
अनुभव-ज्ञान है। देवता भी आकर समझायें तो भी मेरी श्रद्धा हिल नहीं सकती। जैसे 
इत आँखोंसे मुझे सामनेके पेड़ साफ दिखाई देते हें, वेसे ही मुझे साफ दिख रहा है कि 
हिन्दुस्तानकी उन्नति शान्तिपूर्ण असहयोगसे ही होगी। पर मेरे साथियोंके बारेमें ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तकंसे, दलीलसे और श्रद्धासे माना है कि इस शान्त 
असहयोगसे ही तरक्की हो सकेगी। 

हिन्दुस्तानमें या दुनियामें कहीं भी कोई अपने ही अनुभवसे काम नहीं करता। 
कुछको अनुभव होता है, जब कि और लोग वही काम श्रद्धासे करते हें। 

मेरे साथियोंने बुनियाद डाली है। उनमें ज्यादा गुजराती हें, महाराष्ट्री भी हें। 
पर ये महाराष्ट्री गुजरातमें आकर आधे, पौन या सवाये गुजराती ही बन गये हें। 
उनके हाथों यह शस्त्र उज्ज्वल बना है। इसका पूरा चमत्कार अभी हमने नहीं देखा। 
जिस कामके लिए लड़कियोंने अपनी चूड़ियाँ उतारकर मुझे दी हें, उसका और अधिक 
चमत्कार तो आप छह महीनेंके अन्दर देख सकेंगे। पर इस सबकी जड़-- उसकी 
प्रत्यक्ष मूति --- यह महाविद्यालय है। हिन्दू मूतिपुजक हें और इसके लिए हमें अभिमान 
है। इस मूतिके अलग-अलग अंग हें। उनमें से कुलपति में खुद हूँ; अध्यापक, आचार्य 
और विद्यार्थी उसके दूसरे अंग हैं। में खुद तो बूढ़ा हूँ, पका पान हूँ; दूसरे कामोंमें 
लगा हुआ हूँ। मेरे जैसा पका पान झड़ जाये, तो पेड़की कोई हानि न होगी। आचार्य 
और अध्यापक भी पत्ते हें, अलबत्ता अभी कोमल पत्ते हें। थोड़े समयमें वे भी पककर 
शायद गिर जायेंगे। पर विद्यार्थी इस सुन्दर पेड़की डालियाँ हे और इन्हीं डालियोंमें से 
आचाये और अध्यापकरूपी पत्तियाँ फूटेंगी। 

विद्याथियोंसे मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी जितनी श्रद्धा मुझपर है, उतनी ही 
तुम अपने अध्यापकोंपर रखना। पर तुम्हें अपने आचाये या अध्यापक कमजोर जान 
पड़ें तो उस वक्‍त तुम प्रह्तादकी जैसी आगस्ते इत आचारयों और अध्यापकोंको भस्म 
कर डालना और अपने कामको आगे बढ़ाना। यही मेरी ईइवरसे प्रार्थना है और 
विद्यार्थियोंको मेरा यही आशीर्वाद है। 


भाषण : अहमदाबादर्म विद्याथियोंके समक्ष ४८९ 


आखिरमें में परमेश्वरसे प्रार्थना करता हूँ और उस प्रार्थनामें आप सबकी सम्मति 
चाहता हूँ। मेरी प्रार्थंतामें आप सब साफ दिलसे शरीक हों: 
हे ईहइवर, इस महाविद्यालयकों ऐसा बनाइये कि इसके भीतर हम जिस आजादी- 
का रात-दित जप कर रहे हैं, वह आजादी मिले और उस आजादीसे अकेला हिन्दुस्तान 
ही नहीं बल्कि सारी दुनिया, जिसमें हिन्दुस्तान एक बूंदके बराबर है, सुखी हो। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १८-११-१९२० 


२६२. भाषण : अहमदाबादमें विद्याथियोंके समक्ष 


१५ नवम्बर, १९२० 
अध्यक्ष महोदय, विद्याथिगण, भाइयो और बहनो, 


हमें आचाये महाराजने याद दिलाया है कि कांग्रेसन कलकत्तेमें लोगोंसे जो 
प्रतिजा कराई है, उसका पालन करना चाहिए। इस प्रतिज्ञाके साथ में आपको 
एक और प्रतिज्ञाका स्मरण दिलाना चाहता हूँ। मेरे खयालसे यह कांग्रेस द्वारा 
की गई प्रतिज्ञासें अधिक महत्त्वकी है। में पिछले साल पंजाब गया था, जहाँ हम 
सबने एकमतसे हंटर कमेटीके बहिष्कारका निर्णय किया था। उस निशचयपर पहुँचनसे 
पहले हमने कई दिन चर्चार्में बिताये थे। पण्डित मालवीयजीने बहुत-सी दलील दी 
थीं; हममें कितनी कचाई है, इसकी याद दिलाई थी; हम कितने आरम्भ-शूर हें, 
इसका भी उस समय विचार हुआ था; नेताओंको जेलमें डाल दिया जायेगा, यह सब 
विचार हुआ था। इतने पर भी वहाँ आये हुए सभी छोगोंने --- जिनमें पहला में, दूसरे 
पं० मालवीयजी, तीसरे पं० मोतीलालजी और चौथे मि० एण्ड्यूज और कुछ अन्य लोग 
भी थे -- मिलकर निश्चय किया कि हंटर कमेटीका बहिष्कार किया जायें। इस 
प्रतिज्ञाका स्मरण में आपको पहले कराता हूँ। मेंने उसी समय चेतावनी दी 
थी कि यह प्रतिज्ञा करेंगे तो आपको अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी और जाँच 
करने पर यदि सब जुल्म साबित हो जायेंगे तो न्याय प्राप्त करनके लिए मरता भी 
पड़ेगा। इसके लिए यदि देशका बलिदान देना पड़, तो हमें वह भी देना ही होगा। 
मेरी चेतावनीके बावजूद उस समय वह प्रतिज्ञा सबको प्यारी छगी थी। इस 
बातकों मनमें रखना कांग्रेसकी प्रतिज्ञाको स्मरण रखनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
क्योंकि कांग्रेसकी' प्रतिज्ञाके सम्बन्धर्में तो ऐसा एक आरोप है कि उस वक्‍त लोगोंकों 
विचार करनेका समय नहीं मिला था, उसे लोगोंने मेरी वाणीसे अभिभूत होकर 
यों ही स्वीकार कर लिया था। दूसरा आरोप यह है कि पहली ही बार बड़ी संख्यामें 
मुसलमान कांग्रेसमें गये थे और उनके संख्या-बलसे प्रस्तावकों बहुमत मिल गया। 
असली' बात यह हरगिज नहीं थी। असली बात यह थी कि प्रान्तवार मतगणना हुई 
थी और उसमें दो प्रान्तोंकी छोड़कर बाकी सबने अधिक मतोंसे एक ही निर्णय किया 
था। फिर भी यह सच है कि उस प्रस्तावपर सभी आदमियोंने विचार न किया हो 


४९० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


और इसलिए उस प्रतिज्ञाकों भले ही महत्त्व मत दीजिये। अलवबत्ता जिसे कांग्रेसके प्रति 
आदर है, जिसके लिए कांग्रेसके प्रस्तावपर अमल करनेमें अन्त:करणकी आवाज 
बाधक नही, उस्ले तो इस प्रतिज्ञाका भी निशचयपुर्वक पालन करता ही चाहिए। 
परन्तु पंजाबकी प्रतिज्ञा तो जान-बूझकर की गई है। ठण्ड दिलसे, जिस समय आवेश 
जरा भी नहीं रह गया था उस समय, विचार करनेके बाद की गई है। संकटका पूरा 
भान था, तब की गई है। जितके प्रति आपका आदर-भाव है, जो आपके नंता हैं 
जिस पंजाबके लिए हम लड़ रहे है, उस पंजाबकी नाक रखनके लिए उन्होंने यह 
निश्चय किया है। मुझे आपको वह प्रतिज्ञा याद दिलानी थी। 

अब जो विद्यार्थी इस राष्ट्रीय विद्यालयमें भरती नहीं हुए है, उनसे में पूछता हूँ 
कि तुम क्या चाहते हो? तुम भारतके लिए स्वतन्त्रता --स्वराज्य चाहते हो? तुम 
अपनी तिजी संस्कृति चाहते हो या पराधीनता ? पराधीनताकों सह लेनेकों तैयार हो, 
तो तुमसे कहनेके लिए मेरे पास एक शब्द भी नहीं है। गुजरात कालेजमें तुम्हारे 
लिए वड़े-बढ़े खेलके मैदान हैं, वहाँ खेल-कूद सकते हो। वहाँ तुम्हारे लिए बड़ें- 
बड़ प्रोफेसर हैँ। वहाँ जैसी लेबोरेटरी है, वसी तुम्हें यह विद्यालय दे सके, इसमें 
काफी समय लगेगा। वैसी सुविधाएं तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगी। परन्तु केंदीको सोनेकी 
और रत्नजटित बेड़ियाँ पहना देनेसे यदि उसका कंदीपन कम हो जाता हो, तो ही 
तुम गुजरात काछेजमें कंदी नहीं हो। परन्तु यदि तुम मानते हो कि जहाँ हमारी 
स्वतन्त्रता हो, वहीं हमारा तेज बना रह सकता है तो तुम गुजरात कालेजका, वहाँ 
कितनी डी सुविधाएँ मिलती हों, तो भी त्याग कर दो और अड़चनें उठाकर भी' महा- 
विद्यालयवें मरत्रों हो जाओ। में तुम्हें उत्तेजित नहीं करता चाहता, परन्तु तुम्हारी 
बुद्धिको जाग्रत करता चाहता हूँ। तुम्हें अपने कत्तंव्यका भान कराना चाहता हूँ, तुम्हारी 
अक्डका अपती अक्छक्ते साथ योग करा देता चाहता हूँ। फिर भी यदि तुम्हें यह 
लगता हो कि जबतक हम सरकारी स्कूल-कालेजमें पढ़ रहे हैं, तबतक स्वतन्त्रताका 
विचार ही नहीं कर सकते, यदि यह विचार करनेमें तुम्हें बेवफाई लगती हो, तो 
तुम सरकारी स्कूल-कालेज भले ही न छोड़ो। जबतक सरकारसे शिक्षा पाते ह 
तबतक सरक्रारको अच्छा कहना चाहिए। परन्तु यह सरकार तो उद्धत बन गई है, 
उसने हमपर अत्याचार किये है, उसने लोगोंका तेज हर लिया है, उसने हमारे धर्म- 
प्र वार किया है, इतने पर भी क्या हम सरकारका भला चाह सकते हें? तब भी 
क्या हम यह कह सकते हें कि यह सल्तनत इतनी न्यायपरायण है कि उसमें सूर्य कभी 
नहीं छिपता ? और यदि ऐसा नहीं चाह सकते, तो फिर सरकारसे दूर भागना 
चाहिए। प्रत्यक धर्म सिखाता है कि धमके प्रति बेवफाई-जेंसा और कोई पाप नहीं 
है। इसीलिए मेने लिखा है कि इस सरकारके विद्यालयोंमें शिक्षा पाना जिस डाली- 
पर बैठ हों, उसीको काटनके समान है। इसलिए जिन लड़कोंने अभीतक सरकारी 
स्कूल या कालेज नहीं छोड़ा है, उनसे में कहता हूँ कि तुम बार-बार अपने हृदयको 
टटोलो। तुम्हें लग क्रि इस सरकारका अन्त करना ही चाहिए, तो हमारा सत्त्व, 
हमारी बहादुरी इसीमें है कि सरकारके स्कूल-कालेजोंसे तुरन्त निकल जायें। 


भाषण : अहमदाबाद विद्याथियोंके समक्ष ४९ १ 


आचार्य महाराजन तुम्हें बताया कि कुछ सहयोग तो अनिवाय है, जब कि कुछ ऐपा 
है, जिससे हम' तुरन्त हाथ खींच सकते हें। कुछ प्रकारकी वस्तुओंका त्याग करनेके लिए 
तो सारे देशका त्याग कर देनातक उचित हो सकता है। ऐसा देश-त्याग करनेका समय' 
आयेगा या नहीं, यह में नहीं कहता। परन्तु आज वह समय नहीं आया, इसलिए हम 
इसपर विचार नहीं करते। हम जो तपश्चर्या करें, वह अपने कामके लायक ही करनी 
चाहिए। हमारे लिए जितनी चित्त-शुद्धि आवश्यक हो, अथवा जितने रोगसे मुक्तित प्राप्त 
करनी हो, उतनी यदि एक दिनके उपवाससे हो सकती हो तो दो दिनका उपवास करने- 
वाला बेवकफ कहलाता है। जितनी तपस्या करना हमने तय किया है, उतनीसे यदि हमारा 
काम हो जाता हो, तो अधिक नहीं करनी चाहिए। यही जवाब तार, रेल वगरहके 
सहयोगके विषयमें है। जिस सहयोगसे हमारे तेजका हनन होता है, जिस सहयोगसे हम 
सरका रसे इच्छापू्वक दान लेते हैं, उसका तुरन्त त्याग कर देना चाहिए। सरकारी 
पाठशालाओंमें जाना ऐसा ही सहयोग है। अब सौभाग्यसे राष्ट्रीय महाविद्यालय बन 
गया है। हमारे आचार्य और अध्यापकों-जैसे लोग सभी जगह नहीं होते। में इनकी 
तुलना स्थानीय गुजरात कालेजके प्रोफेसरोंके साथ नहीं करता चाहता। वह तो थोड़ 
समयमें अपने-आप हो जायेगी। अभीतक कालेज न छोड़नेवाले विद्यारथियोंकों राष्ट्रीय 
पाठशाला न खुलनसे पहले जितना डर था, उतना अब नहीं रहा। अब वे यह नहीं 
कह सकते कि नया विद्यालय न खुले तो क्या होगा ? उन्हें तो तुरन्त ही इस महा- 
विद्यालयमें भरती हो जाना चाहिए। 

मेडिकल कालेजके एक विद्यार्थीन मुझसे पूछा कि हमें असहयोग करना हो तो क्‍या 
करें ? मेडिकल कालेजके विद्यार्थी दो प्रकारके ह। उनमें जो फीस देकर पढ़नेवाले हें, 
वे तो कल ही हट जायें। परन्तु जो सरकारसे छात्रवृत्ति लेकर पढ़ते हों और जिन्होंने 
एक खास मियादके भीतर वह रकम लौटा देन या कुछ वर्ष सरकारी नौकरी करनेका 
इकरार किया हो, उन्हें में आज ही कालेज छोड़ देनकी सलाह नहीं देता। लोगोंसे हम 
जो रुपया इकट्ठा करते हें, उसमें से में उन्हें रुपया नहीं दे सकता। वे और कहींसे 
उतनी रकम जूटाकर, सरकारकों चुकाकर अपने प्रयत्नसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हों तो 
ऐसा करना उनका कत्तंब्य है। परन्तु अपनी जेबसे शुल्क आदि चुकानवाले विद्यारथियोंका 
प्रइन मेरे सामने इस समय खासतौरसे है। हमें चिकित्सा-शास्त्र सीखनकी दूसरी सुविधा 
मिले या न मिले, तो भी जिस विद्याको ग्रहण करनेसे हमारी स्वतन्द्रता दूर जाती दिखाई 
दे, उस विद्याका त्याग करना चाहिए और जबतक ऐसी सुविधा न मिल्ले, तबतक उस 
विद्याका मोह छोड़कर किसी दूसरे धन्धेमें लग जाना चाहिए। यह पीढ़ी यदि शौये- 
हीन बन जायेगी, तो विद्या प्राप्त करके भी वह क्या कर लेगी? विद्याके मोहकी में 
निन्‍दा नहीं कर रहा हूँ। में स्वीकार करता हूँ कि विद्याका मोह होना युवकोंका धर्म 
है। परन्तु उस मोहकी खातिर अपने देशको, अपने धर्मको होम नहीं देना चाहिए। 

जिस विद्यासे धर्मकी रक्षा हो सके, वही विद्या है। इस विद्यापीठम यही सूत्र 
स्वीकार किया गया है। वह सूत्र मुझे बहुत अच्छा छगा है। 'सा विद्या या विमुक्तये ' 
-- जिससे मुक्ति मिले, वही' विद्या है। मुक्ति दो प्रकारकी है। एक मुक्ति वह है जो 


४९२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


देशकों पराधीनतासे छुड़ाये। वह थोड़े समयके लिए होती है। दूसरी मुक्ति सदाके लिए 
है। मोक्ष, जिसे परम धर्म कहते हे, प्राप्त करता हो तो सांसारिक मुक्ति भी अवश्य 
होनी चाहिए। अनेक भयोंमें रहनवाला मनुष्य स्थायी' मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। 
स्थायी सीक्ष प्राप्त करता हो तो निकटवाला मोक्ष प्राप्त करता ही पड़ेगा। जिस 
विद्यासे हमारी मुक्ति दूर जाती है, वह विद्या त्याज्य है, वह विद्या राक्षसी है, वह 
विद्या धमंविरुद्ध है। सरकारी विद्यालयमें मिलनेवाली विद्या कंसी भी हो, त्याज्य है 
एवं राक्षसी सरकार द्वारा मिलनके कारण तो सव्ंथा त्याज्य' है। 

विद्यार्थी माँबवापके साथ कसा बरताव करें अब में विद्यारथियोंसे इस बारेमें कुछ 
कहूँगा। उनकी आज्ञाका उल्लंघन करें या न करें। उनकी आज्ञाका सुन्दर रूपमें पालन 
करना तुम्हारा परम धर्म है। परन्तु तुम्हारा अन्तर्नाद माता-पिताकी आज्ञासे भी बढ़कर 
है। तुम्हारा अच्तर्नाद तुमसे यह कहे कि माँ-बापके वचन केवल दुरबंलताके ही [सूचक] हें, 
सरकारी पाठशाला छोड़ने में तुम्हारा पुरुषार्थ हैं, तो माता-पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करके 
भी तुम सरकारी पाठ्याला छोड़ दो। परन्तु यह अन्‍्तर्नाद कौन सुन सकता है? मेंने 
पहले कई बार कहा है, वही फिर कहता हूँ कि जिस मनुष्यमें विनय भरी हो, जो सदा 
आज्ञापालन करता रहा हो, जिसने नीति-नियमोंकों समझ लिया हो और उनका 
पालन किया हो, वही आज्ञाका उल्लंघन कर सकता है। जो दया-धर्मकोी अपने जीवनमें 
प्रधातता देता हो, जिसने ब्रह्मचर्य-ब्रतका पालन करके अपनी इन्द्रियोपर काबू पा लिया 
हो, जिसने न तो अपने हाथ-पेर मैले किये हों, न मत मैला किया हो, जिसने अस्तेय- 
व्रतका पालत किया हो, जिसने अनेक प्रकारके छल-कपट करके परियग्रह न बढ़ाया 
हो, वही कह सकता है कि मेरे अन्तःकरणकी यह आवाज हैं। तुम गांधीकी आवाज 
लेकर अपने माँ-बापके पास न जाना। तुम अपनी ही आवाज लेकर अपने माता- 
पिताके पास जाता और उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करके कहना कि हम आपकी आज्ञाका 
पालन नहीं कर सकते । 

एक विद्यार्थीने मुझसे कहा कि मेंने माँ-वापकी आज्ञाका उल्लंघन करके सरकारी 
पाठशाला तो छोड़ दी, परन्तु अब वे कहते हे कि में राष्ट्रीय महाविद्यालयमें न जाऊँ। 
मेंने उससे कहा कि उनकी इस आज्ञाका तुम जरूर पालन करो। माँ-बापका खयाल 
है कि नये विद्यालयमें मिलनेवाली शिक्षासे नुकसान होगा और इसलिए वे ऐसी 
शिक्षा प्राप्त करनेसे रोकता चाहें, तो ऐसा करनका उन्हें हक है और ऐसी आज्ञा 
मानना पुत्रका धर्म है। जो नई चीज माँ-वापको बुरी लगे, उससे वे बच्चोंको दूर रख 
सकते हें। वे मछा उठानकों मजबूर नहीं कर सकते। हरएक विद्यार्थी यह देख ले कि 
इस मामलेमें उत्तका फर्ज क्या है और उप्तके बाद जो अपना कत्तंव्यः लगे, उसका 
पालन माँ-बाप या सरकारके विरोधके बावजूद करे। ऐसा किये बिना देश ऊपर नहीं 
उठ सकता। 

अब में तुमसे बम्बईमें हुई एक घटनाके बारेमें कहता हूँ। वहाँ कुछ विद्यार्थियोंने 
शर्म-शर्मके तारे लगाये। उन आवाज लगानवालों में भाई निम्बकर भी थे।' बम्बईकी 


१. देखिए “ भाषण : विद्यार्थियंके समक्ष ”, १४-११-१९२० । 


भाषण : अहमदाबादमें विद्याथियोंके समक्ष ४९३ 


सभामें मेंने श्रीमती बेसेंटके इस अपमान [के अनौचित्य | पर जोर दिया था। जिस 
किसी विद्यार्थीती असहयोग करना अंगीकार किया हो, उसके हाथों शान्ति-भंग होना 
में नहीं चाहंगा। असहयोग करनवाल़े को उसकी तीन शर्ते स्वीकार करनी चाहिए। 
उनमें से पहली शर्ते यह है कि तुम शान्तिको अपने हृदयमें लिखकर रखना: न तो 
तुम शान्ति-भंग करो, न किसीको गाली दो, न गुस्सा करो, न किसीके तमाचा मारो 
और न शर्में-शर्मकी आवाजें लगाओ। जबतक ऐसा किया जाता रहेगा तबतक आप 
इस आन्दोलतके योग्य नहीं बन सकेंगे। मेने भाई निम्बकरसे कहा कि तुमने शान्ति- 
भंग की है। तुम्हें श्रीमती बेसेंट यय भाई पुरुषोत्तमदास या भाई सीतलवाडनें 
कितता ही आघात पहुँचाया हो, तो भी शेम-शेम कहना तुम्हारा धर्म नहीं था। 
तुम्हारा धर्म तो यह था कि शान्‍्त रहते अथवा शान्तिपृवंक सभासे चले जाते। 
भाई निम्बकर मेरी बात समझ गये और उन्होंने भरी सभामें इसके लिए पदश्चात्ताप 
किया और अपनी बहादुरी दिखा दी। जो अपनी भूल स्वीकार कर ले और उसके 
लिए पश्चात्ताप करे, वह सच्चा बहादुर है। ऐसा करके भाई निम्बकर आगे बढ़े हें। 

इसी प्रकार तुमसे --- जो गुजरात कालेजमें जाते हे तथा जो इस महाविद्या- 
लथमें भरती हो गये हें -- में चाहता हूँ कि तुम अपना धर्म न छोड़ो। असहयोगकी 
प्रतिज्ञाक तीन पद हें। पहला पद है शान्ति। असहयोग शान्तिमय, तलवारके बिना 
होता चाहिए। जबान भी तलवार है, हाथ भी तलवार है और लोहेका धारवाला 
टुकड़ा भी तलवार है। दूसरा पद अनुशासन या संयम है और तीसरा यज्ञ है। हम 
शुद्ध हों, तभी यज्ञ या बलिदान कर सकते हैं। बलिदान दिये बिना कोई पवित्र --- 
शुद्ध नहीं बत सकता और विशुद्ध हुए बिना तुम अपनी पाठशाला नछोड़ना। यहाँ 
इस वक्‍त लगभग साठ विद्यार्थी हें। इनमें से पाँच ही विद्यार्थी हों, तो इतने से भी विद्या- 
पीठ अपना कामकाज चलायेगा। उसकी जड़ पवित्र होगी तो उसपर स्वराज्यकी 
स्थापना होगी। जिसने अपनी शुद्धि नहीं की, वह इस पवित्र नींवकी विशुद्धतामें वृद्धि 
नहीं करेगा। परन्तु उसकी बदनामी करायेगा। इसलिए इस विद्याल्यमें दाखिल होने- 
वाले विद्यारथियोंसे में कहता हूँ कि यदि तुम असहयोगके इन तीनों पदोंका पालन 
करना न चाहते हो तो तुम इसे छोड़ दो। 

इस समामें आये हुए माता-पिताओंसे में कहता हूँ कि आप राष्ट्रीय परिषदमें 
उपस्थित थे। उसके प्रस्ताव आपने हाथ उठाकर पास किये हैं, आप कांग्रेसके भी मानने- 
वाले हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पुरी तरह समझ लीजिये। आप अब अपने बच्चोंपर 
आघात मत कीजिये। आप हिन्दुस्तातपर आघात मत कीजिये, आपके लड़के-लड़कियाँ 
यज्ञ करता चाहें, तो उन्हें ऐसा करनसे रोकिये नहीं बल्कि उन्हें आशीर्वाद दीजिये 
और इस राष्ट्रीय विद्यालयमें अपने आश्यीर्वाद सहित भेजिये। ऐसा नहीं करेंगे तो आप 
अपनेको लजायेंगे, गुजरातको लजायेंगे और यह साबित करेंगे कि गुजरात और इस- 
लिए भारत कमजोर है। 


१, सर पुरुषोत्तरदात ठाकुरदास; अथ-शासत्री और बम्बईके एक व्यवसाथी तथा नरमदलीय नेता। 
२. सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड; बम्बईके एक प्रमुख वकील; बम्बई विश्वविद्याल्यके उप-कुलपति। 


४९४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


गुजरातने अबतक राजनीतिक मामलोंमें कभी इतना प्रमुख भाग नहीं लिया। 

अब गुजरातने आगेसे राजनीतिमें पड़नेका निश्चय किया है। उसका यह निश्चय बना 
रहे और उससे गुजरात व गुजराती लोग समस्त भारतमें चमक उठे। आपमें सचाई 
अयवा वीरता न आई हो किन्तु यदि वह आपके बच्चोंमें आयी हो तो उसे आप 
अवश्य पोषित कीजिये। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे, यह प्रार्थशा करके में विराम 
लेता हूँ। 

[ गुजरातीसे | 

नवजोीवन, १८-११-१९२० 


२६३. भाषण : अहमदाबादमें मंक्स्विनीके सम्बन्धसें 


१६ नवम्बर, १९२० 


कल सायंकाल साबरमतीके तठपर कॉकके लॉड मेयर, ऐल्डरमेन संक्स्विनी- 
की' सृत्युपर जोक प्रकट करनके लिए एक सभा हुई। इसकी अध्यक्षता श्री गांधीन 
की । 
श्री गांधीन श्री मेक्स्विनीकी बहुत सराहना की और उनके उत्कृष्ट गुणोंका 
वर्णन किया। उन्होंने कहा, वे एक नवयुवक थे और मेयर निर्वाचित होकर उन्होंने 
अपनी मृत्यु बुलाई। उन्होंने हिसामें विश्वास न रखते हुए मृत्युका वरण किया। किस्तु 
उन्होंने अपनी रिहाईके लिए अनशनका आश्रय लेकर गलूती की। मुझे श्रीमती सरो- 
जिनी नायडकी सात एक वीर आयरिश लड़कीकी लिखी हुई कविता प्रकाशनके 
लिए मिली थो। इसमें श्री मेक्स्विनीकी प्रशंसा की गई है; किन्तु वह मेने अभीतक 
प्रकाशित नहीं को है, क्योंकि उतके अवशतसे लोगोंके सम्मुख एक बुरा उदाहरण 
उपस्थित होगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऑॉनिकल, १८-११-१९२० 


१, ब्रिटेन आादि देशोंमें महापोरके बादका दर्जा । 

२. एक आयरिश देशभक्त, आपरलेंडकी मुक्तिके छिए ६५ दिनतक अनशन करनेके बाद जिनकी 
मृत्यु हुई । बादमें उनको अ्रद्धांजि अपित करनेके लिए दिसम्बर १९२० में नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनमें 
एक प्रस्ताव भी पास किया गया था । 


२६४. पत्र : एल० एन० साहको' 


[ १६ नवम्बर, १९२० के बाद | 
प्रिय साहू, 


में तुम्हारा पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह जिस 
विषयको लेकर लिखा गया है पहले उसकी' स्थानीय जाँच-पड़ताल और विशेष 
खोज-बीन आवश्यक है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७३३५) से। 


२६५. अहिसाकोी विजय 


असहयोग आन्दोलनके सम्बन्धर्मं भारत सरकारने जो वक्तव्य जारी किया है, 
उप्ते आन्दोलतकी पहली शानदार विजय कहा जा सकता है; क्योंकि सरकारने उसके 
अहिसात्मकः स्वरूपको ध्यानमें रखते हुए यह निर्णय किया है कि यद्यपि वह इस 
आन्दोलनतको एक असंवेधानिक आन्दोलन मानती है फिर भी फिलहाल किसी भी 
तरहकी हिता द्वारा उत्तका दमन करनेकी परिस्थितिको टाला जाये। सरकार और 
जनता दोनोंको इस विवेकपूर्ण निर्णयके लिए बधाई दी जानी चाहिए। मुझे जरा भी' 
सनन्‍्देह नहीं है कि यदि आन्दोलन सभी तरहकी हिसासे, चाहे वह क्रियात्मक रूपमें 
हो चाहे वाणीके रूपमें, मुक्त बना रहता हैं तो सरकारके लिए दमन कर पाना 
तो असम्भव होगा ही। वह अपने विरोधमें लोकमतका लगातार बढ़ते चला जाना 
भी रोक नहीं सकेगी। क्योंकि उत्त लोकमतके पीछे राष्ट्रीय पेमानपर सरकारी संरक्षण 
या मदद त्यागतके सुनिर्देशित काम्ोंका बल होगा। 

परन्तु वक्‍तव्यमें सोच-समझक'र धमकी भी दी गई है कि यदि नरम विचारोंके 
नेता असहयोगका आगे बढ़ना रोक नहीं पाते तो यह सम्भव नहीं होगा। इस धमकीके 
शब्दोंकों ज्योंका-त्यों दुहराना अच्छा रहेगा। 


वक्‍्तव्यके अन्तर्मं कहा गया है “ अन्ततोगत्वा जन सुरक्षाके अपने उत्तर- 
दायित्वका ध्यान रखते हुए सरकार उस नीतिपर कबतक कायम' रह सकेगी ” 
(अर्थात्‌ दमन न करनकी नीतिपर), “ यह इस बातपर निर्भर होगा कि शान्ति 


१. १६ नवम्बर, १९२० के पत्रके जवाबमें जिसके साथ श्री साइने पुरीके समाज नामक एक उड़िया 
साप्ताहिकमें प्रकाशित छेखका अनुवाद यंग इंडियामें प्रकाशनाथ भेजा था । 

२. भारत सेवक समाज (सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ) के सदस्य । 

३. ६ नवम्बर, १९२० के भारतके असाधारण गज़टठमें प्रकाशित । 


४९६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


प्रिय नागरिकोंकों आन्दोलनका प्रसार रोकने और उसके खतरोंको सीमित रखनके 
प्रयत्नोंमे कितनी सफलता मिलती है। 


इसका यह अर्थ हुआ कि यदि असहयोगका प्रभाव इस हृदतक पड़ता है कि 
सरकार द्वारा अपने कदम वापस न लेने और भारतके प्रति किये गये अपराधोंपर पश्चा- 
त्ताप न करनेपर उसका दृढ़ बना रहना असम्भव हो जाये तो विवेक और तकंकी जगह 
सरकार दमनसे काम लेगी। ध्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकारकों भय 
हिम्नाका नहीं अपने अस्तित्वकी समाप्तिका है। यदि मेरा यह विश्लेषण सही है तो 
फिर सरकार भारतके लोगों और नरम दलके साथ एक निर्मम खेल ही खेल रही है। 
यदि उसका अभिप्राय अच्छा है तो उसे पक्के तौरपर यह घोषणा अधिकस्ते-अधिक 
स्पष्ट शब्दोंमें करनी चाहिए कि जबतक आन्दोलन अहिसात्मक रहता है वह उसमें 
दखल नहीं देगी, फिर चाहे उसकी माँग या परिणति पूर्ण स्वतंत्रता ही क्‍यों न हो। 
मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि यदि हम असहयोगी अपने आन्दोलनको हिसासे 
मुक्त रख सके तो सरकारको आगे-पीछे ऐसी घोषणा करनी ही पड़ेगी। परन्तु यदि 
अदम्य लोकमतसे मजबूर होकर उसे यह घोषणा करनी पड़ी तो उसमें कोई शोभा 
नहीं रह जायेगी। 

शेष वक्‍तव्य सरकारकी परम्परागत नोतिके अनुसार ही है। वह सर्देवकी तरह 
झूठी आत्मप्रशंशसा और असहयोगियोंके बारेमें गलतबयानियोंसे भरा है। उदाहरणार्थ 
यह कहना गलरूत है कि जिनका दमन किया गया था वे अहिंसाके सिद्धान्तसे हट गये 
थे और इसलिए उतका दमन किया गया। में सरकारको चुनौती देता हूँ कि जो लोग 
ग्रिफ्तार किये गये हूँ वह उनके भाषणों या छेखोंमें हिसा भड़कानेका एक भी उदा- 
हरण दिखा दे। कभी-कभी प्रतिवादियोंकी भाषा अनर्गंल और अतिरंजित भी रही है, 
परन्तु उनमें से कुछके मुकदमोंका जो ब्यौरा मुझे उपलब्ध है, उससे पता चलता है 
कि सम्बद्ध वक्‍ताओंन हिंसाकी सलाह नहीं दी थी। वक्‍ताओंने कुछ भी ऐसा नहीं 
कहा जो में स्वयं न कहता। यह कहना कि जिन लोगोंकों सजा दी गई है, वह इस- 
लिए दी गईं हैं कि “उन्होंने फौज या पुलिसको राजनिष्ठासे च्यूत करनेकी कोशिश 
की थी” बिलकुल गलत है। अलबत्ता भरती होनेवालों से की गई इस सावंजनिक 
अपीलको कि वे अन्य देशोंकी स्वतस्त्रताका अपहरण करने के लिए भाड़ेत्‌ सिपाही 
न बन बैठ, भड़काना माना जाय तो बात अलग है। पंजाबमें विद्रोही सभा सम्बन्धी 
घोषणा और कुछ असहयोगी अखवारोंके विरुद्ध की गईं कारवाई इस कथनका स्पष्ट 
खंडन है कि सरकार 


भाषणकी स्वतन्त्रता और समाचारपत्रोंकी स्वतन्त्रतामें, ऐसे समय जबकि भारत 

स्वशासनके सिद्धान्तकों पानकी दिश्ञासें प्रगति कर रहा है, दखल नहीं देना 

चाहती । 

आन्दोलनके नेताओंके सम्बन्धर्मं गलतबयानियाँ की गई हें और उनकी प्राणो- 
त्सर्गकी इच्छाका अभद्रताएृवंक उपहास किया गया है। में इस सबपर ध्यान नहीं 
देना चाहता। सरकारको मालूम होना चाहिए कि मुझे और अली भाइयोंको यह 


अहिसाकी विजय ४९७ 


जानकर कितनी राहत मिली है कि कमसे-कम अभी वे हमें कंद नहीं करना चाहते। 
सभी जानते हैँ कि यदि हम कौद कर लिये गये तो हिंसा भड़कनेका जबरदस्त खतरा 
है। में जानता हूँ कि यह स्वीकार करना शर्मंकी बात है। यदि जनता सचमुचर्म सशक्त 
और आत्मनिर्भर होती तो वह हमारी या किसी नेताकी गिरफ्तारीसे बचेन न होती । 
जबतक यहाँ सरकारका आतंक छाया हुआ हैं तबतक यह डर भी हमेशा बना 
रहेगा कि जब-जब इस दुःखी देशकी जनता उन लोगोंकी मदद और सेवासे वंचित 
की जायेगी, जिनमें उसे विश्वास है, हिंसा भड़क उठगी। 

सरकारका तीसरा तक जो वह अपने आत्मसंयम बरतनके पक्षमें देती है, देखने 
सुननेमें बहुत वाजिब जान पड़ता है मगर उसका मंशा भोछे-भाल़े लोगोंकों भुलावेमें 
डालनेका हैं। वह कहती है कि 

असहयोग एक ऐसी काल्पनिक और निराधार योजना है जो यदि सफल 

हो जाये तो उसका केवल यही नतीजा होगा कि देशभरसें उपद्रव और राज- 

नेतिक हलचल फल जायंगी और सचमुच देहमें जिनका कुछ दाँवपर लगा है वे 

बरबाद हो जायेंगे। 


इसी एक वाक्यसे हमें सरकारके शतानी स्वरूपका परिचय मिल जाता है। उसे 
यह अच्छी तरह समझ लेता चाहिए कि सफल असहयोगका अर्थ है वर्तमान प्रणालीको 
अनुशासन और शान्तिपूर्ण ढंगसे समाप्त करता और उसका स्थान उपद्रव और अरा- 
जकताको नहीं वरतन्‌ प्रथम कोटिकी राजनेतिक प्रणालीको देना है। और यह प्रणाली 
देशके सारे न्यायोचित हितोंका संरक्षण करेगी जिनमें यहाँ ईमानदारीके साथ रोजी कमाने- 
के इच्छुक यूरोपीय व्यापारियोंके हित भी शामिल रहेंगे। “सच्चे दाव” का इस 
तरह उल्लेख भारतकी जनताका जान-बूझकर अपमान करना है इस तरह धनिक वर्गोंको 
दरारतन उत्तेजित किया गया है कि वे जनताके विरुद्ध सन्नद्ध हो जायें। क्‍या भारतमें 
जनताका कोई हित निहित नहीं है? सच कहो तो क्‍या यही ऐसे लोग नहीं हैं 
जिनका देशमें सच्चा हित दाँवपर है? यदि देशका सर्वनाश हो जाये तो धनिक 
वर्ग देशसे बाहर चले जानेमें समर्थ है; किन्तु आम जनता सिवाय उस कुछ-एक गज 
जमीनको छोड़कर, जो इस दुः:खी देशमें उसके पास है, और कहाँ जा सकती है? 

इस वकतव्यकों तेयार करनवालों को यह कहना शोभा नहीं देता कि “ असहयोगकी 
पुकार तो पूर्वग्रह और अज्ञानकों ही सम्बोधित करती है” जबकि वे जानते हे कि 
प्रत्येक मंचसे आत्म-बलिदान, आत्मशुद्धि और अनुशासनकी अपीछ की गई है। इसी' 
तरह सत्याग्रहकों गलत ढंगसे प्रस्तुत करना भी एक अशोभन बात है। उस घटनापूर्णं 
अप्रैल मासमें निःसनन्‍्देह कटु अनुभव हुए किन्तु उस समय अधिकारियों द्वारा किये 
गये कुक्ृत्योंकी स्मृति तो सदा ताजी बनी रहेगी। भारत यह कभी नहीं भूछेगा 
कि पंजाबमें एक कर प्रशासकरन किस तरह एक निर्दोष और जुद्ध आन्दोलनको मनमाने 
ढंगसे दबाना चाहा था। उस समयके अत्याचारों और अपने कत्तेंव्यके प्रति जनता 
जिस आइचर्यंजनक' ढंगसे सजग हुई उससे सरकारका सत्याग्रहपर लगाया गया लांछन 
बिलकुल झूठा सिद्ध हो जाता है। 

१८-३२ 


४९८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


सम्बद्ध प्रस्ताव हमारे अज्ञान और द्वेषके प्रति ही नहीं हमारी विवशताके 
प्रति भी सम्बोधित है। क्योंकि आगे इस आलेखमें यह कहा गया हैं: 

यदि सब कुछ इनकी इच्छाओंके अनुसार हो गया तो भारत विदेशी 
हमलों और आस्तरिक अराजकताका शिकार बन जायगा। टिकाऊ सरकारके लाभ, 
अबाध शान्ति, एक शताब्दीसे अधिक समयतक भारतकी व्यवस्थित प्रगतिसे प्राप्त 
लाभ तथा इन सबसे अधिक वे लाभ जिनके अब सुधार योजनाके अन्तर्गत 
होनेकी आशा है--इन सब चीजोंका अर्थात्‌ भारतकी भौतिक उन्नति, राजनेतिक 
प्रगतिका कुछ सिरफिरोंकी गेरजिम्मेदार सनकपर बलिदान कर दिया जायेगा। 


मेरी नम्न रायमें वास्तवमें यह अंश सबसे अधिक दरारतपूर्ण, बहुत ही गुमराह 
करनेवाला हैं और यदि सरकारके शब्दोंमं कहें तो सबसे अधिक अनेतिक है ”। 
यदि प्रस्तुत तकमें कुछ दम है तो भारतका ब्रिटिश संगीनके बिना सुरक्षाहीन दशामें 
रहना ही उचित है। में भारतके भविष्यकी इससे अधिक दुःखमय, अधिक अनेतिक 
और किसी भी राष्ट्रके इससे अधिक अयोग्य हो जानकी कल्पना नहीं कर सकता। 
इस राष्ट्के पास केवल एक शताब्दी पूर्व रूसको छोड़कर यूरोपके शेष तीन बड़े 
राष्ट्रोसे अधिक बहादुर सैनिक थे। ब्रिटिश सरकारकी इससे तीत्र और क्या निन्दा 
हो सकती है कि उसने ब्रिटिश राष्ट्रके वाणिज्य लोभके लिए एक समूचे राष्ट्रको 
तपुंसक बना दिया? इस आलेखको तैयार करतेवाले यह अवइय जानते होंगे कि 
हमारी इच्छाओंकी पूर्ण तुष्टिका अर्थ है एक ऐसा भारत जिसकी पूरी जनताका 
हृदय और उद्देश्य एक हो, जो स्वयं पूर्ण तथा आत्मनिर्भर हो और अपनी दैनिक 
आवश्यकताओंके लिए इतना उत्पादन कर हे कि संसारकी सभी नौसनिक शर्वितियोंके 
सम्मिलित अवरोधको भी अच्छी तरह बरदाश्त कर सके। यह सब दिवास्वप्न भी 
हो सकता है; परन्तु “हमारी आश्ाओंकी पूर्ण तुष्टि ” का सही अर्थ यही हैं। यदि 
संसारके सारे राष्ट्र भी भारतमें, उसके किसी आक्रमणकी सजा देनके लिए नहीं वरन्‌ 
संगीनकी नोकपर उसके साथ व्यापार करनके लिए, घुर्से तो में चाहता हूँ कि सिख, 
गोरखा, पुरबिया, मुसलमान, राजपूत और भारतकी अन्य सभी सेनिक जातियाँ स्वेच्छासे 
अपने देश और सम्मानके लिए उनसे युद्ध करें और देवतागण भारतके उस युद्धका 
दृष्य देखें। यदि मुझसे कहा जाये कि भारतमें उद्देय और मनकी ऐसी एकता 
कभी नहीं होगी, तो फिर में यह कहूँगा कि भारतमें कभी स्वराज्य नहीं होगा और 
इसलिए सच्ची स्वतन्त्रता और सच्ची नेतिक तथा भौतिक प्रगति भी नहीं होगी। 
कैनिंगने लिखा था कि यदि भारतीय आकाशमें आदमीके अँगूठे-जितना एक बादल हो 
तो उसका किसी भी क्षण इतना बड़ा हो जाता सम्भव है कि यदि वह फट पड़े तो 
सारा देश बह जाये। किन्तु में अपन देशवासियोंकी योग्यताके प्रति अपने अटूट विश्वासके 
कारण ऐसी आशा करता हूँ कि ब्रिटिश शासनके सभी कटु अनुभव जो इस समय' राष्ट्र- 
के अवचेतन मनमें दबे हें किसी भी समय मूर्त रूप ले सकते हें और फिर राष्ट्र 
एकता और आत्मबलिदानकी आवश्यकता इस तरह पहचान ले सकता है कि उससे 


ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ४९९ 


ब्रिटिश सरकार पश्चात्तापके लिए विवश हो जाये और उसका सच्चा हृदय परिवर्तन 
हो जाये अथवा वह यहाँसे हट जानेको बाध्य हो जाये। 
मेंने विद्यार्थीजगत्‌को जो सलाह दी है, उसपर अनैतिकता आदिके आरोप 
लगाये गये है; में उनका खंडन करके इस केखकों नहीं बढ़ाना चाहता। इस पत्रिकाके 
पृष्ठोंमें पाठकोंके समक्ष इस प्रइतपर अपनाई गई मूल स्थितिका धामिक विवेचन स्पष्टत: 
कर दिया गया है। में इस रूम्बे लेखको केवछ एक चीजके अभावकी ओर इशारा 
करके समाप्त करूँगा। यदि खिलाफतकी शर्तोंमें यहाँसे-वहाँतक संशोधन और लोगोंको 
पंजाबके बारेमें प्री तरह सच्तुष्ट कर दिया जाये तो असहयोगकी अवश्यम्भावी प्रगति 
रोकी जा सकती हैं। यदि इन दोनों मुद्दोपर ब्रिटिश राष्ट्र भारतकी इच्छाओंका 
सम्मान करे तो असहयोगके स्थानपर सहयोग होने लगेगा और उसकी सबसे स्वा- 
भाविक परिणति' साम्राज्यके अन्तर्गंत स्व॒राज्य' होगी। 
परन्तु जहाँतक में राष्ट्रके मतको जानता हूँ, मेरी समझमें जबतक पश्चात्तापकी 
यह भावना उलन्न नहीं होगी तबतक सरकारके अपनाये सभी' प्रस्तावों और दमनके 
तरीकोंके बावजूद अहिसात्मक असहयोग इस देशका धर्म बना रहेगा और अवश्य रहना 
चाहिए। देश कुचक्र, धोखाधड़ी और मीठ शब्दोंसे ऊब उठा है। 
| अंग्रेजी से | 
यंग इंडिया, १७-११-१९२० 


२६६. ब्राह्मण ओर ब्राह्मणेतर 


जब मेने यंग इंडिया में महाराष्ट्रके ब्राह्मणेतर प्रइनपर लिखा उस समय 
मुझे कुछ ऐसा छूंगा था कि ब्राह्मणेतर मामला, पूरी तरह नहीं तो बहुत 
हृदतक, एक राजनंतिक मामला है और ब्राह्मणेतरोंकी ब्राह्मणोंसे वर्गके रूपमें उतनी 
शिकायत नहीं है जितनी कि कुछ शिक्षित ब्राह्मणेतरोंको उन राष्ट्रवादियोंसे है जो 
ज्यादातर ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणेतरोंमें लिगायत, मराठा, जैन और “जछूत' हें। फिर 
'अछूतों को भी अन्य ब्राह्मणेतरोंसे शिकायत है. और इस' कारण वे ब्राह्मणेतरोंसे भी 
उतने ही दूर हें जितने कि ब्राह्मणोंसे। शिक्षित ब्राह्मणेतरोंकी' शिकायत सबकी शिकायत 
नहीं है। परिस्थितिको निम्नलिखित शब्दोंमें व्यक्त किया जा सकता है: 

१. शिक्षित ब्राह्मगेतरोंको वही' राजवेतिक शक्ति प्राप्त नहीं है जो ब्राह्मणोंको 
प्राप्त है। सरकारी और प्रतिनिधि संस्थाओंमें शिक्षित ब्राह्मणोंकों ही सबसे अधिक 
पद प्राप्त है, हालाँकि शिक्षित-ब्राह्मणेतरोंकी संख्या शिक्षित ब्राह्मणोंसे अधिक है। 

२. कुछ ब्राह्मण लिगायतोंके मन्दिरके गर्भगृहमें जानेंका निषेध करते हैं; और 
लिगायत उसपर अपना अधिकार बताते हें; और (कुछ ब्राह्मणोंकी दृष्टिमें) इस 
झूठ दावेका अन्य ब्राह्मणों द्वारा समर्थन किया जाता है। 

३. ब्राह्मण सभी ब्राह्मणेतरोंके साथ शुद्रों-जैसा व्यवहार करते हें और यह बरताव 

' ठीक वसा ही है जैसा अंग्रेजोंका भारतीयोंके साथ। 


५०० सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मेरी रायमें ब्राह्मगेतरोंकी शिकायत बहुत ही कमजोर है और यदि राष्ट्रवादी 
दलके ब्राह्मण कांग्रेसकी अस॒हयोग योजनाकों पूरी तरहसे अमलमें लायें तो महाराष्ट्रके 
साव॑जनिक जीवनमें इस शिकायतका कोई आधार ही न रहे। 

आन्दोलतकी शक्तिका कारण धार्मिक या सामाजिक निर्योग्यता नहीं, वरन्‌ 
ब्राह्मगोंका अरसेसे चला आनवाला राजनतिक प्रभुव है जिसपर योग्यताके आधारपर 
नि:सनन्‍्देह उनका हक है। यदि राष्ट्रवादी ब्राह्मण, जिनके विचार स्वराज्यके बारेमें 
उदार बन गये है, सभी सरकारी पदोंको त्याग दें और कौंसिलोंका तथा नगरपालिकाओं- 
की नामजद सीटोंका बहिष्कार कर दें तो ब्राह्मणेतरोंकी यह शिकायत अवश्य खत्म हो 
जायेगी। मुझे साफ नजर जा रहा है कि सरकार अपनी मुस्तकिल नीतिके मुताबिक 
ब्राह्मणेतरोंकों कांग्रेसमें रखकर उनका इस्तेमाल ब्राह्मणोंके विरुद्ध करेगी और दोनोंमें 
झगड़ा पैदा करके और ब्राह्मणेतरोंकों राजनंतिक प्रलोभन देकर ब्राह्मण-विरोधी 
आन्दोलन यथासम्भव बन्द नहीं होने देगी। 

यह भी साफ है कि ब्राह्मण यदि सरकारसे मिलनेवाला सभी प्रकारका आश्रय 
छोड़ दें तो ब्राह्म॒गेतरोंके प्रचारकी कमर दूट जायेगी और उनके विरोधका तीखापन 
खत्म हो जायेगा। ब्राह्मणेतर नेता मतदाताओंको अपने पक्षमें करनेका प्रयत्न कर 
रहे हें और चुनाव करनवालों को बता रहे हे कि ब्राह्मगेतर कमजोर है अतः उन्हें 
अंग्रेजोंकी मदद अवश्य लेती चाहिए। प्रश्नने इसीलिए अधिक गम्भीर रूप धारण 
कर लिया है। ब्राह्मण नेता भी स्वभावतः उन्हीं मतदाताओंके पास जा-जाकर 
उन्हें प्रभावित करने और अपना मत प्रयोग करनेसे विरत करनेकी कोशिश कर 
रहे हे। इससे परस्पर दुर्भाव पंदा होता है। परन्तु यह दुर्भाव उस दुर्भावसे कम है 
जो नरम दलीय और राष्ट्रवादी छोगोंके झगड़नेसे पेदा होता है। स्थितिका सबसे 
दर्दनाक पहल यह है कि यदि ब्राह्मणेतर नेता, जो जनताका प्रतिनिधित्व करने 
और उसके लिए चिन्ता करनेका दावा करते हें, सरकारको अपना सहयोग देंगे या 
सरकारी मददसे अपनी दशा बेहतर बनानकी कोशिश करेंगे तो इससे वास्तवमें 
जनतापर सरकारका प्रभुव और मजबूत होगा तथा सरकारी संरक्षणकों बढ़ावा 
मिलेगा और पंजाब तथा खिलाफतकी गरूतियोंका निराकरण और भी कठिन हो 
जायेगा। इस प्रकार ब्राह्मणेतर नीति स्पष्ट ही एक आत्मघाती नीति है। ब्राह्मणों 
या राष्ट्रवादियोंकी चाहे जो शिकायतें हों, निश्चय ही ऐसी सरकारसे गठबंधन द्वारा 
उनका इलाज नहीं हो सकता, जिसका धर्म जनताका आर्थिक शोषण करते हुए उसे 
दुबंल बनाना है। पंजाब और कुछ हृदतक खिलाफत सम्बन्धी अन्यायकों दूर करनसे 
इतकार करता हर कीमतपर अंग्रेजोंकी प्रतिष्ठा बनाये रखनंकी नीतिपर आधारित 
है। एक लाख अंग्रेज तीस करोड़ इनसानोंकों पशुबलसे तो अपने अधीन कदापि नहीं 
रख सकते। 

परन्तु उन्हें उत्तरोत्तर अत्यन्त सूक्ष्म ढंगसे छाचार बनाकर वह अपनी शक्ति 
बढ़ा सकती है और बढ़ाती है। इसलिए में ब्राह्मणेतर नेताओंको सरकारको सहयोग 
देनेके खतरोंके विरुद्ध चेतावनी देता चाहता हूँ कि उससे उसी उद्देश्यमें बाधा पड़ेगी 


ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ५०१ 


जिसे वे पूरा करना चाहते हे। थोड़ेसे सरकारी पदोंको प्राप्त करे या विधान 
परिषदोंके सदस्य चुने जाकर वे जनताकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं बचा सबले। 

आशिक पेमानेसे नापें तो हमारी ३५ वर्षोकी राजनैतिक गतिविशिका व्विताश- 
कारी परिणाम ही' तिकहा है। आज भारतकी जनतामें अकाल ऑपर बीस्सारीके 
दुष्प्रभावकों सहनंकी शक्ति पचास साल पहलेकी अपेक्षा कम है। राष्ट्रके इतिहासके 
किसी भी युगकी' अपेक्षा आज भारतीयोंगें कम पौरुष है। 

इस ख्यालसे कि हम सरकारका संरक्षण पाकर अपनी राजन तिक स्थिति 
सुधारेंगे, ब्राह्मणेतर नेताओंके सरकारके हाथकी कठपुतलली बतनेकी स्मम्भावता है। 
शक्तिशाली ब्राह्मणग-दल आसानीसे इस परिस्थितिकों बचा सकता है। ब्ल दल 
बुद्धिमान है, शक्तिसम्पन्न है और परम्परागत सत्ताकी प्रतिष्ठा उसे प्राप्त है। उनके 
मतपर विजय पानके लिए वितय' धारण कर सकता है । असहयोग-योजगाकों पूरी तरह 
अपनानेसे यह बात अपने-आप सध सकती है, परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है । 

उस' समयतक कटुता तो बनी ही रहेगी जबतक कि ब्राह्मण उन छोग्योंकी! ओर 
मेत्रीका हाथ नहीं बढ़ातें जो अपनेको कमजोर महसूस करते है और मानते हैं कि 
उन्हें चोट पहुँचाई गई है। कर्नाठकमें ब्राह्मणतरोंके प्रति राष्ट्रवादी आअबबारों द्वारा 
अहंकारपूर्ण, चोट पहुँचनेवाली भाषाका प्रयोग किये जानेकी शिकायतें मिली हें । वेसे 
भी यह सुना जाता है कि राष्ट्रवादी ब्राह्मण उनको छोटा समज्ले हे भर उतव्के साथ 
ठीक व्यवहार नहीं करते। कम ज्ञाव सम्पन्न ब्राह्मणंतर देशभाइ योंकों आपने भपेक्षाकृत 
अधिक ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मण भाशयोंसे शिष्ता और सदसावकी आशा 'रलेका आधिकार 
है। ब्राह्मगेतर जनतामें अभीतक ब्राह्मण-विरोधी द्वेष-भावना वहीं है। मुझे मह्दाराष्ट्र- 
के ब्राह्मणमें विश्वास है और में जानता हूँ कि वह ब्राह्मणेतर प्रक्नको हिन्दुल्लकी उस 
प्रम्पराके अनूकूल ही सुलझायंगा जो उसे विरासतमें मिली है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-११-१९२० 


२६७. गुजरात महाविद्यालय 


मुझे गुजरात महाविद्यालयका उद्घाटन करते समय जिस असमंजसका अनुभव 

हुआ वसा कभी नहीं हुआ था।' में जानता था वह एक ऐसी मौन और शान्तिपूर्ण 
क्रान्तिके आरम्भका सूचक है जिसे शायद मेरे श्रोतागण समझ न सके अथवा पसन्द न 
कर पायें। मेने यह भी महसूस किया कि यदि इस राष्ट्रीय महाविद्यालयको इमारतों 
या शैक्षणिक साधनोंकी सम्पन्नताकी बाह्य कसौंटीपर परखा गया तो वह खरा नहीं 
उतरेगा। किन्तु सरकार, जो अन्ततोगत्वा हमारी सारी भौतिक सम्पत्तिकी स्वामिनी 
होनेका दावा रखती है, चूँकि राष्ट्रकी प्रतिनिधि नहीं रही और जनताका उसपर विश्वास 
भी नहीं रहा, इसलिए राष्ट्रीय महाविद्यालयकी इमारत बना पाना कठिन काम था। 
फिर भी नये महाविद्यालयमें ऐसी सम्भावनाएँ हैं, जिनकी आज कल्पना कर सकना 
सम्भव नहीं है। कौन कह सकता है कि यह राष्ट्रीय स्वतन्त्रताका बीज ही सिद्ध हो 
जाये। इसकी सफलता शिक्षकों और विद्वानोंके सम्मिलित प्रयत्नोंपर निर्भर रहेगी। 
मुझमें कोई साहित्यिक योग्यता नहीं है; फिर भी मेंने कुलपतिका पद स्वीकार करके 
उद्घाटन-उत्सव सम्पन्न किया; क्‍योंकि में असहयोगको राष्ट्रीय पुननिर्माणका एकमात्र 
उपाय मानता हूँ और मेरा विश्वास है कि महाविद्यालयका शिक्षकवर्ग और सीनेटके 
सदस्य भी सचमुच इसी विद्वाससे ओतप्रोत हें। मेंने अपना काम प्रार्थनापूर्ण भावसे 
नम्रतापूर्वक शुरू किया है। भगवान्‌ नये विद्यापीठ और महाविद्यालयका संरक्षण करें। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १७-११-१९२० 


१, देखिए “ भाषण: गुजरात भहाविदाल्यके उद्घाटनपर ”, १७-११-१९२० 


२६८. सिख लीग 


ट्रिब्यून ' के प्रतिभाशाली सम्पादक, बाबू कालिताथ रायको एक सिख पाठक 
एक पत्र प्रकाशतार्थ भेजा था। उन्होंने कपापुवंक उसका एक अंश मेरे विचार जाननेके 
लिए भेजा है, जो इस प्रकार है: 

कुछ सिख पिछली २१ अक्तुबरकों महात्मा गांधीसे सिख जनतामे उनके 

प्रचारके दुष्प्रभावके सम्बन्धमें बातचीत करने गये थे, उन्हें गांधीजीन बताया कि 

असहयोगका मेरा प्रचार अहिसात्मक है; तथापि आतन्दोलनके दिनोंमें हिसात्मक बन 

जानके लक्षण दिखाई दे रहे हँँ। में सिखोंसे आग्रहपूर्वक कहूँगा कि वे वाणी और 

कर्म, दोनोंसे अहिसक बने रहें; परन्तु यदि मेरी चेतावनीके बावजूद सिख समाज 

हिंसक बन जाता है और यदि ब्रिटिश अधिकारी उन्हें ताकतसे कुचलते हें तो 

मुझे दुःख नहीं होगा। तब हिन्दुओं या मुसलमानोंकों में उनकी मंददके लिए 

नहीं आने दूंगा और उन्हें ध्वंस हो जाने दूँगा; क्योंकि ऐसे तत्त्वकी जआहुति 

और पूर्ण समाप्तिसे ही अहिसात्मक असहयोगका प्रचार सफल होगा जिसके 

हिसापूर्ण हो जानेकी सम्भावना है। 

उपर्युक्त अंश उद्धुत करनेके बाद बाबू कालिनाथ राय कहते हें: 

लेखक यह भी कहता है कि ये शब्द, जेसे आपने प्रयुक्त किये थे, ज्योंके- 

त्यों सिख लीगकी एक सभामें पढ़कर सुनाये गये थे और यद्यपि आप वहाँ 

उपस्थित थे आपने रिपोर्टका प्रतिवाद नहीं किया था। मुझे यह भी सूचित 

किया गया है कि पत्र लाहौरके सिविल ऐंड मिलिटरी गज़ठ ' में प्रकाशित 

भी हो चुका है। 

में समझता हूँ कि उपयुक्त बातें कहनेका उद्देश्य मेरे दोष दिखाना है। जिस 
बातचीतका उल्लेख किया गया हैं वह काफी लम्बी, लूगभग एक घंटेतक, चली थी। 
बातचीतके दौरान मेंने जो-कुछ कहा था उसे सन्दर्भसे हटाकर, अन्य सन्दर्भोके साथ 
मिलाकर कुछ इस तरह दिया गया है मानो मेंने उसी ढंग और उसी ऋमसे वे बातें कह्दी 
हों। तथ्य यह हैं कि बातचीत कभी हिन्दुस्तानी और कभी अंग्रेजीम होती थी और वह 
शिष्टमण्डलके उन सदस्योंकों सम्बोधित थी जो मुझसे यह आग्रह करने आये थे कि 
में सिखोंके सामने असहयोगका प्रस्ताव न करूँ खासकर उस समय जब कि स्वयं 
मेंने लीगके कुछ सदस्योंका हिंसात्मक रुख देखा है। प्रशइ्नोंका उत्तर देते समय मेंने 
यह कहा था कि मुझे सभामें उपस्थित कुछ सिखोंका रुख पसन्द नहीं आया और 
उससे मुझे दुःख भी हुआ है। मेने उन्हें यह भी बताया कि यदि कहनेकी अनुमति 
दी जाये तो में श्रोताओंको हिसाके खतरेके प्रति सावधान करना चाहँगा। जो सर- 
कारसे सहयोग कर रहे हें उन्हें हिसाके द्वारा असहयोगके लिए बाध्य करनेकी कोशिश 


१, सेवारामसिह । 


५०४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करना आत्मघातक' होगा। मेंने उन्हें यह भी बताया कि यदि असहयोगी हिसा करेंगे 
तो वह सर्वताशकों आमन्त्रित करता होगा क्योंकि उससे तो अंग्रेजोंको प्रेके-प्रे 
समाजको नष्ट कर देनेका बहाना मिल जायेगा। यह मेंने अवश्य कहा कि यदि मुझसे 
बना तो में हिन्दू-मुसलमान दोनोंकों किसी भी हिसात्मक आन्दोलनकी मदद करनसे 
विमुख करूँगा और जिस सम्भावनाकी बात कही गई है उसके डरसे भी में सरकारके 
विरुद्ध छेड़े गये संघर्षसे बाज नहीं आऊँगा। 
इस प्रकार मेरे कथनका जो सारांश पत्र-छेखकने दिया है वह मेरे प्रति अन्याय 

ही है। में लेखककों नहीं जानता और न मेंने वह पत्र ही देखा है जिसका उद्धरण मुझे 
बाबू कालिनाथ रायने भेजा है। मुझे यह जरूर याद है कि सिख लीगमें एक वकक्‍ताने 
अपने भाषणमें बातचीतका सार दिया था। उसका भाषण ग्रमृखीमें था और जहाँतक 
में उसे समझ सका, में समझता हूँ कि उसने मेरी बातोंका सार सही-सही दुहराया था। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-११-१९२० 


२६९. श्री डगरूसका उत्तर 


लखनऊ 
१२ नवम्बर, १९२० 

सेवामें 

सस्पादक 

“यंग इंडिया 

महोदय, 


१० तारीखके इंडिपेडंट में आपके पत्रसे लेकर श्री गांधोका ' छूखनऊके 
भाषण शीर्षक जो लेख' प्रकाशित किया गया है, में उसके सिलसिलेमें आपसे 
अपने स्तम्भमें स्थान देनका सौजन्य दिखानकी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उसमें 
श्री गांधीन मुझे एक तरहसे “अपनी स्थिति स्पष्ट करने ” की चुनौती दी 
है। व्यक्तिगत रूपसे में नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज है जिसे मेरी तरफ- 
से स्पष्ठ करनकी आवश्यकता हो। इंडियन डेली टेलीग्राफ को मेरा २३ अक्तु- 
बरका पत्र, यद्यपि जान-बूझकर संक्षिप्त रूपसे लिखा गया है, मेरे सामने हे 
ही और जिनके आँखें हे, वे उसमें क्‍या लिखा गया है सो देख सकते हूँ। 
जो देखना नहीं चाहते, उन्हें समझा सकनेकी में आशा नहीं रखता। मेरे 
मौनका गलत अर्थ निकाला जा सकता है, अन्यथा में अब इस मसासमलेसें कुछ 
और न कहना ही पसन्द करता। में जो लिख रहा हूँ सो अनिच्छापूर्वक ही 


१, ३-११-१९२० के यंग इंडियामें प्रकाशित । 


श्री डगलसका उत्तर ५०५ 


लिख रहा हूँ; क्‍योंकि में जावता हूँ कि मुझे इसमें धर्मोकी बातका उल्लेख 
तो करना ही पड़ेगा; परन्तु में पूरी कोशिश करूँगा कि किसी की भावनाओं 
और धार्मिक मान्यताओंकों ठेस न पहुँचे । 

श्री गांधीका कहना है कि मेंने १५ अक्तृबरकी सभामें विरोध नहीं किया 
और बादमें भी उनसे शिकायत नहीं की । मेंने ऋबकर सभा छोड़ दी थी इसलिए 
वहाँ विरोध करनेकी बात ही नहीं उठती, फिर आजकल राजनंतिक सभाओंमें 
श्रोताओंकी जो मनःस्थिति होती है, उसे ध्यानमें रखते हुए इसमें भी बहुत सन्देह 
है कि यदि में विद्वान मौलानाओंके भाषणोंका विरोध प्रकट करनेको उठता भी 
तो मेरी बात सुनी जाती या नहीं। रही श्री गांधीसे शिकायत करनकी बात, 
सो इस मामलेका सम्बन्ध सुझसे और मेरे भावी आचरणसे, केबल असहयोगी 
होनके नाते नहीं वरन्‌ एक ईसाई होनके नाते भी है। श्री गांधीके लिए मेरे 
मनसें चाहे जितना आदरभाव हो, एक ईसाईके नाते में उन्हें अपने आचरण- 
का निर्देशक बनाने और उनकी सलाह लेनसे इनकार करता हूँ। 

श्री गांधी यह भी कहते हें कि विवरणमें एक बात गलत थी किन्तु उनके 
भाषणकी प्रकाशित रिपोर्टके लिए जिम्मेदार महादेव देसाई हें, में नहीं। बात 
जिस तरह पेश की गई है उससे मेरे प्रति अन्याय होता है, बस इतना ही में 
गलतफहमी बचानके लिए कहता हूँ। 

अब रही मौलानाओंके भाषण और उनके परिणामस्वरूप असहयोग आन्दो- 
लतसे मेरे हटनेंकी बात॥ २१ अक्तुबरके मेरे पत्रका सारांश यह है कि एक 
ईसाईका 'काफिर” कहकर उल्लेख किया गया और उसके ह॒त्यारेकों शहीद 
बताया गया था और मेरी रायमें इस कथन्का अभिप्नाय उस ह॒त्याके दोबका 
सार्जत करना था। 'काफिर ' शब्दके प्रयोगकों स्वीकार तो किया गया, किन्तु 
श्री गांधी अपने जवाबसे कहते हें कि बिशप हेबरन हिन्दुओंको काफिर (हीदन ) 
बताया था और आज अनेकों ईसाई गिरजाघरोंमें पुरीकी-पुरी मानव-जातिके प्रति 
घ॒णापूर्ण बातें कही जाती हेँ। इस प्रकारके तकंसे वकालतकी ब्‌ आती है और 
मुझे आदइचर्य है कि श्री गांधी-जेसा प्रस्यात व्यक्ति मूल विषयसे इतनी दूर 
केसे चला गया। रूखनऊमें १५ अक्तृबरके भाषण किसी मन्दिर, मस्जिद या 
गिरजाघरसे नहीं दिये गये थे। यदि मुझे बयान करनकी अनुमति दी जाये तो 
वे भाषण एक राष्ट्रीय मंचसे दिये गये थे, जिस मंचसे श्री गांधी अपने कई 
लेखोंमं भारतीय ईसाइयों और यहूदियोंका आह्वान कर चुके हें; और ये भाषण 
ऐसे बसे कट्टर, भक्‍त मौलवियोंके नहीं वरन इस आन्दोलनके अग्रणी लोगोंके 
थे। जिस सभामें वे भाषण दिये गये थे, वह एक राजनतिक सिद्धान्तके पोषणार्थ 
हुई थी। श्री गांधीने मेरे पत्रके उस अंदपर विचार नहीं किया जिसमें मेंने कहा कि 
“हत्यारे ' को शहीद बताया गया है और न उन्होंने अपने लेखमें यही कहा है कि 
उस दाब्दके प्रयोगका आगे-पीछे कभी किसीके द्वारा प्रतिवाद किये जानकी गुंजाइश 
नहीं थी। में जोर देकर कहता हूँ कि इस शब्दका अयोग सौलाना शौकत अलीते 


ण्०द 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


किया, जिन्हें श्री गांधी जाहिरा तौरपर इस आजन्दोलनमें अपना सिपहसालार 
कहते हैं। श्री गांधी यदि इसका महत्त्व नहीं समझ सके तो फिर इसमें भी 
आइचर्यकी कोई बात नहीं है कि मेरा रुख उनकी समझमें नहीं आया। परन्तु 
यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। स्थान राष्ट्रीय मंच था, अवसर अहिसात्मक असह- 
योगके उपदेशका, वक्‍ता इस आन्दोलनके मुसलमान नेता और उनके भाषणोंका 
निष्कर्ष यह था कि यद्यपि वे इस ह॒त्याकों पार्थिव दृष्टिसे ठीक नहीं समझते किन्तु 
धामिक दृष्ठिसे चूँकि मारा गया व्यक्ति एक ईसाई है और ह॒त्यारा मुसलमान हे 
इसलिए वह हत्यारा शहीद है। में श्री गांधीसे इस सम्बन्ध्मं सोचनकी प्रार्थना 
करता हूँ कि यदि एक हत्यारेका वर्णन शहीद के रूपमें किया जाये तो उसका 
इतना-भर अर्थ तो अवश्य है कि जिस ह॒त्याके हारा ह॒त्यारा शहीद” बन 
जाता है वह हत्या श्रेष्ठ कार्य है और यह मानकर कि इसके विपक्षमें सुक्ष्म 
विरोधी भावनाका विचार नहीं करना चाहिए, जनताकों जोश दिलानके लिए 
'शहीद ' का दुष्टान्त दिया गया ताकि समान धर्मानुयायी यदि उनमें धासिक 
लाभकी आकांक्षा हो तो वे उस मार्गको ग्रहण करें। इस कथनसे ह॒त्याका दोष- 
मार्जन नहीं होता, ऐसा माननतके लिए अत्यन्त तीत्र विवेकब॒द्धिकी आवश्यकता है। 
यद्यपि इस प्रदनके गृण-दोबपर धामिक दृष्टिसे विचार करना मेरा काम नहीं 
तथापि मेरा विचार है कि इन भाषणोंसे हत्याके दोषको नजरअन्दाज़ ही किया 
गया था। नरम शब्दोंमें कहें तो एक साँसमें हत्याकों पाथिव दुष्टिसे गलत कहना 
और दूसरीमें उसे धारमिक दृष्टिसे सही बताना, एक हृदतक ने केवछ कपटपुर्ण 
है बरन्‌ अहिसात्मक असहयोगके मंचसे बहुत ही अनुपयुकत है ओर सो भी इस 
आन्दोलनके नेताओंके द्वारा। और जब किसी प्रचारके नेता उसके किसी महत्त्व- 
पुर्ण मूल सिद्धान्तका उल्लंघन करते हें तो मेरी रायमें विरोध करनेवाले अनु- 
यायियोंके लिए दो ही रास्ते हें--यदि वे अल्पसंख्यक हूँ तो विरोध प्रद- 
शित करके अलग हट जायें और यदि बहुसंख्यक हें तो ऐसे नताओंको उनके 
पदसे हटा दें। में एक ईसाई होनेके कारण पहली स्थितिमें था और मेने पहला 
रास्ता अपनाया। यदि वे वास्तवमें इन भाषणोंकों अनुचित मानते हें और 
एक बेजा स्थितिको कोरी शाब्दिक व्याख्या करके उसे कुछ समयतक बनाये 
नहीं रखना चाहते तो श्री गांधी और जनताको निर्णय करना चाहिए कि 
उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जायें। श्री गांधी मुझसे प्रदन करते हूँ कि 
“क्या में अब स्व॒राज्य या पंजाबके लिए राहुत नहीं चाहता? ” मेरा उत्तर 
है कि निशुचय ही चाहता हूँ परन्तु यह भी में अच्छी तरह समझ गया हूँ कि 
वह ऐसे मुसलमान नताओंके साथ रहकर प्राप्त नहीं हो सकती जो अवसरवादी 
हैं और जिन्होंने उस दिन धामिक उपदेशकी आड़में हिसाका उपदेश दिया था। 
में फिर अपनी ही बातकों दोहराकर कहता हूँ कि इन परिस्थितियोंमें मेरे लिए 
एक ऐसे आन्दोलनमें भाग लेते रहना असम्भव है जिसके मुसलमान नेता एक 
ईसाईकी निर्देय ह॒त्याके बारेमें ऐसे विचार रखते हों। 


सत्याग्रह और दलित जातियाँ ५०७ 


सेरी तरफसे इस सम्बन्धर्सं ये मेरे अन्तिम शब्द हैँ। 
एच० पी० डगलस 


मुझे कहनेकी जरूरत नहीं कि श्री, डगलस लक्ष्यसे दूर भटक गये हैं। वे “ अपने ! 
असहयोग आन्दोलनमें एक या किसी भी मुसलमानका साथ भले ही न दें; परन्तु क्‍या 
वे एक अन्यायी सरकारसे इसलिए सहयोग कर सकते हें कि उनका सहयोगी भी 
उनकी समझमें उतना ही' अन्यायी' है? जहाँतक मौलाना शौकत अलीका सम्बन्ध है, 
में उनसे अपनी स्थिति बयान करनेकों कह रहा हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १७-११-१९२० 


२७०. सत्याग्रह ओर दलित जातियाँ 
४ नवम्बर, १९२० 


सेवा 
सम्पादक 
“यंग इंडिया 
महोदय, 

२७ अक्तृबरके अपने सम्पादकीय लेखमें' सेरे पत्रपर टिप्पणी करते हुए 
वस्तुतः आपने मेरा सुख्य अभिप्राय स्वीकार कर लिया है। उसे आपकी हो 
सदाक्त भाषामें कहूँ कि “हम अंग्रेजोंसे अपन खूनसे रंगे हाथ धोनेकों कहें उससे 
पहले हम हिन्दुओंका यह कत्तेव्य है कि हम अपने दामसके दाग सिंठा लें।” 
परन्तु क्या आप वास्तवमें अंग्रेजोंसे एसा कह नहीं रहे हें”? आप मानते हू कि 
मेरा “प्रन्‍न ठीक और समयोचित है” तो फिर आपने जो राजनतिक आन्दो- 
लन आजकल शुरू कर रखा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वहु कुछ नहीं 
तो समयसे कुछ पहले शुरू कर दिया गया है। आप यह भी कहते हें कि आज 
जो इस साम्राज्यमें हमारी स्थिति अछतों जंसी हो गई है” वह गोखलेके हशब्दोंसें 
४ ज्यायप्रिय ईइवर द्वारा किया गया प्रतिशोधात्मक न्याय है।” यदि ऐसा ही 
है तो क्या इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि हम कदापि अपने राजनंतिक 
उद्देश्य तबतक प्राप्त नहीं कर सकते जबतक उस प्रतिशोधात्मक न्यायके मूल 
कारण या कारणोंकों हम दूर नहीं कर लेते, और (भगवान बचाये) यदि 
हमारा वर्तसान आन्दोलन सफल भी हो जाता है, अंग्रेज हटा दिये जाते हैं 


१, देखिए “दलित ” ज्ातियाँ । 


प्‌ 0८९ 


सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


और स्वतन्त्रता स्थापित हो जाती है, तो वह परिवर्तेन एक घंटे भी नहीं टिकेगा। 
क्योंकि जेसा हमारे सम्माननोीय कविगुरु ठाकुर “राष्ट्रीयता ” पर लिखी अपनी 
पुस्तकमें कहते हैं, “इस देशमें सामाजिक दासताकी बालूपर स्थायी राजनंतिक 
स्व॒तन्त्रताकी इमारत नहीं उठाई जा सकती।” वे आगे चलकर कहते हें कि 
४ इस देशकी सच्ची समस्या सामाजिक है न कि राजनेतिक ”। में जानता हूं 
कि आप भी कुछ समय पहले यही राय रखते थे। मुझे अच्छी तरह याद है 
कि यहाँ अपने कामके प्रारस्भिक काल्‍लसें आपके एक भाषणसें मेने पढ़ा था कि 
यदि हम भारतीय केवल अपने आन्तरिक दोषों और सामाजिक पिछड़ेपनकों दूर 
कर दें तो स्वायत्त शासन हमारे बिता माँगे और बिना प्रयत्न किये हमें सुलभ 
हो जायेगा। मुझे बहुत ही खेद है कि उसके बाद आपने अपनी राय बदल 
दी है। में इसे किसी राष्ट्रीय आपत्तिसे कम नहीं समानता। परन्तु में आपसे 
प्रायंता करता हूँ कि हममें से जो लोग अब भी वही विचार रखते हें उन्हें 
आप गरुत न समझें। बात यह है कि वे अब भी हृदयसे यह राय रखते हें। 
इसीलिए राखों दलितों और मद्रास तथा दक्षिणके ब्राह्मणंतरोंनें, जो उन 
भागोंकी आम जनताका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके इस राजनेंतिक असहयोग 
आन्दोलनके विरुद्ध इतनी दृढ़तासे विरोध प्रकट किया है। यह उनकी रायमें उलदी 
गंगा बहाने जेसा है। वे जहाँ जन्मे हें उस देशके प्रति गद्दार नहीं हें; जैसा कि 
लगता है आप सोचते हे। में उन्हें जिस रूपमें जानता हूँ आप उन्हें उस रूपमें 
नहीं जानते; इसलिए में आपको विश्वास दिलाता हेँ कि वे आपसे कम सच्चे 
नहीं हें और उनमें देशभक्ति भी कम नहीं है। वे पूर्णतया विश्वास करते हें कि 
फिलहाल तो ब्रिटिश राज ही सबसे अच्छा है और यदि आप कल स्वतन्त्रता 
स्थापनरम सफल भी हो जायें और यदि वह जातिकी शिलासे टकराकर चकना- 
चर नहीं भी हो जाती, जंसा कि हमारे लम्बे और बहुविध इतिहासमें कई 
बार हुआ है, तो भी वह थोड़े ही दिनोंमें अफगानों या जापानियोंके हाथों 
छिन जायंगी। इसलिए वे, भारत प्रजातन्त्र बने, इसके पहले प्रजातन्त्रके 
सुरक्षित रहनकी परिस्थिति पेदा करना चाहते हें; ताकि वहु भीतरी और बाहरी 
शत्रुओंसे भी सुरक्षित रह सके। इसीलिए वे आन्दोलनमें शरीक होनेके आमन्‍्त्रणके 
लिए आपको धन्यवाद देते हें; किन्तु यदि आप उसे बन्द कर दें और स्थायी 
रूपसे भारतको प्रजातन्त्रके योग्य स्थान बनानके उनके उदात्त प्रयत्नोंसें शामिल 
हो जायें तो वे आपको और भी अधिक धन्यवाद देंगे। “गुलामोंके गुलाम ” 
और “ बड़ेमें कम्म तो शामिल ही है”, ऐसी शब्दावलि निःसन्देह चतुराईपूर्ण 
दब्दप्रयोग हें। और सम्भव है कि छिछले किस्मके लोग उनके भुलवेसें आ 
जायें परन्तु सभी व्यावहारिक बुद्धिवाले लोगोंकों वह छिछला प्रतीत होता 
है। और यह कहना न तो सही है और न उचित कि यदि आप छाखों दलितों- 


सत्याग्रह और दलित जातियाँ ५०९ 


की उन्नतिके लिए काम करनेका निर्णय करें तो आपके रास्तेमें सरकार रुकावट 
बनेगी। वह तो हमारी ही तरह आपको इसके लिए धन्यवाद देगी। क्‍या यह 
आद्या करना बहुत अधिक है कि आप अब भी अपने “ निर्णयकी भूल” देखेंगे 
ओर समाजकी बेहतरीके कामपर ध्यान देंगे जो आपके पुरान भाषणोंके अनुसार 
भारतके लिए स्वराज्य पानका सबसे निश्चित और सबसे अच्छा रास्ता है? 


आपका सच्चा, 
एस० एस० साइकेल 


में इस उत्तरकों सहर्ष प्रकाशित करता हँ। जाहिर है कि श्री माइकेल “यंग 

इंडिया के नियमित और सावधान पाठक नहीं हें। यदि वे होते तो उन्हें विदित होना 
चाहिए था कि असहयोग शुद्धीकरणकी प्रक्रिया है। वे देखेंगे कि जब असहयोगके 
तरीकेसे स्वराज्य' स्थापित हो जायेगा, तो कोई भी पेरिया' या ब्राह्मणेतर समस्या 
सुलझानेको बाकी नहीं रह जायेगी। में अपने उस वक्‍तव्यपर कायम हूँ कि समाजकी 
बुनियादी बुराइयोंका सुधार करना स्वराज्य पाना है, परन्तु उस समय में यह नहीं 
देख पाया था कि ब्रिटिश सरकार सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है जिससे समाज अभि- 
शप्त है। इसलिए इस सरकारको, यदि वह पश्चात्ताप नहीं करती तो, अवश्य' समाप्त 
होता चाहिए, वेसे ही जैसे कि हिन्दू धर्मको यदि वह छुआछूतके दोषसे मुक्त नहीं 
होता। श्री माइकेलसे मेरा मतभेद उसी तरहका है जैसा उन हिन्दुओंसे है जो छुआछत- 
के शैतानी स्वरूपको नहीं देखते । श्री माइकेल सरकारकी वततमान प्रणालीमें अपन राष्ट्रकी 
उत्तरोत्तर अवनति नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए उनके लिए ब्रिटिश सरकारको सहन 
करना सही हो सकता है। मेरे लिए वसा करता वर्तमान स्थितिमें पापपूर्ण है। और 
अब में उसी उपायको सरकारकी' वर्तमान प्रणालीके विरुद्ध प्रयोग करनेमें लगा हुआ 
हूँ जो मेंने हिन्दू धर्ममें छुआछूतकी प्रथाके विरुद्ध प्रयुक्त किया है। अफगान भाक्रमणकी 
बात करके श्री माइकेल विषयसे भटक गये हें। इस नई आपत्तिका जवाब न देनेके 
लिए वे मुझे क्षमा करेंगे। में उतका ध्यान इस पत्रके पृष्ठोंकी ओर दिलाता हूँ। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-११-१९२० 


२७१. भाषण : सलाडमसें विद्यालयके उद्घाटनपर' 


१७ नवम्बर, १९२० 


विद्याल्यके मालिकन संक्षेप्में संस्थाके उद्देश्य और हेतु बताये। उसके बाद श्री 
गांधीने विद्यालयके समारम्भकी घोषणा करके उपस्थित लोगोंकों सम्बोधित करते हुए 
भाषण दिया। 
उन्होंने प्रारम्भमें नियत समयपर वहाँ न आ सकनेके लिए खेद प्रकट करते हुए 
कहा, चूँकि मुझे जल्दी ही बम्बई वापस जाना है, इसलिए मेरे पास बहुत कम समय है 
और मुझे जो-कुछ कहना है, में आपसे बहुत' संक्षेपर्मे कहँगा। मेरे पास कुछ लहारों और 
बढ़इयोंकी शिकायतें आई हें कि प्रस्तावित विद्याल्य उनके महत्त्वकों कम करनके 
उहश्यसे खोला जा रहा है। इससे मुझे बहुत दुःख हुआ। मुझ बहुत खेद है कि हमारे 
समाजमें एक वर्ग दूसरे वर्गसे इतनी घृणा करता दिखाई देता है। में विद्याल्यके 
मालिकोंकों सलाह देता हूँ कि वे अपना काम पूरी शक्तिसे चलायें और में उनकी 
सफलता चाहता हूँ। में अन्तरात्माकी आवाजकों सबसे अधिक मूल्यवान' मानता हूँ और 
यदि हमसें कोई सच्चा मतभेद हो तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। 
अन्तमें उन्होंने लोगोंकों सलाह दी कि आप हर मासलेसें अपने पेरोंपर खड़े 
होना सीखे और इस उद्देश्यकी पूतिके लिए आपको असहयोगका प्रचार और उसपर 
आचरण करना होगा। भारतकों राष्ट्रीय शिक्षाकी आवश्यकता है, ऐसी शिक्षाकी 
नहीं जेसी सरकारी स्कलोंमें दी जाती है। 
[ अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋनिकल, २२-११-१९२० 


१, यह विद्यालय लुद्दागगिरी सिखानेके लिए खोला गया था 


कर सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


वाले दरबारों या इसी प्रकारके अन्य समारोहोंके अवसरपर शिष्टमण्डलों तथा सभाओं- 
का संगठन, ताकि जिन लोगोंके उन समारोहोंमें जानकी सम्भावना हैं उनपर वेसा 
न करनेके लिए जोर डाला जा सके -- चाहे फिर ये समारोह किसी सरकारी अधि- 
कारीके स्वागतके लिए सरकार, स्थानीय समिति, संघ या किसी व्यक्तिने निजी तौर- 
प्र ही क्‍यों न किये हों। स्थानीय समितियों, संघों या अछग-अलूग व्यक्तियोंसे यह 
निवेदन करनेके लिए भी कि वे किसी सरकारी अधिकारीका अभिनन्दन न करें और 
ते उनके स्वागतमें कोई समारोह ही करें, शिष्टमण्डलों तथा सभाओंका संगठन होना 
चाहिए। 

३. सरकारी विद्यालयों तथा महाविद्यालयोंका धीरे धीरे बहिष्कार। 

इस धारामें प्रयुक्त धीरे-धीरे” शब्दकी रिपोर्टमें दी गई व्याख्याकों में स्वीकार 
नहीं कर सकता। में यह समझनेमें असमर्थ हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
विद्यालयों और महाविद्यालयोंसे लड़कों और लड़कियोंकों तुरन्त हटा लेनकी सलाह 
कैसे दे सकती है जबकि उक्त धारामें उसीने स्वयं धीरे-धीरे” शब्दका प्रयोग किया 
है। श्री गांधीकी प्रस्तावित मूल धारामें यह शब्द नहीं था। मेरे विचारमें कांग्रेसके 
प्रस्तावके इस भागपर अमल करनेके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके पास केवल 
ये दो उपाय हे: (१) विद्यालयों और महाविद्यालयोंसे बाऊक-बालिकाओंको हटानके 
लिए प्रचांर तथा साथ ही. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंकी स्थापना। इस प्रकारके 
प्रचारके लिए विशाल धनराशि तथा निरन्तर प्रयत्न करनंकी आवश्यकता होगी और 
फिर भी, मुझे डर है यह सम्भव नहीं होगा कि दीर्घ काछृतक इसका कोई निश्चित 
परिणाम निकले। (२) किसी चुने हुए क्षेत्रमें, उदाहरणके लिए बम्बई महाप्रान्तके 
गुजरात क्षेत्रमें, राष्ट्रीय शिक्षाकी स्थापताकी दिज्ञामें प्रयोग करनेके लिए अपने सारे 
प्रयत्न केन्द्रित करना तथा साथ ही विद्यालयों तथा महाविद्यालयोंसे बालक-बालिकाओं- 
को हटा लेना। इस योजनाके अन्तर्गत उचित समयके अन्दर निश्चित परिणाम उप- 
लब्ध करना सम्भव है। और यदि यह प्रयोग सफल हो गया तो भारतके दूसरे भाग 
भी इस उदाहरणका अनुसरण करेंगे। 

४. ब्रिटिश न्‍्यायारूयोंका बहिष्कार। 

यहाँपर भी रिपोर्टमें धीरे-धीरे  शब्दका जो अर्थ किया गया है में उसे स्वीकार 
करनेके लिए तैयार नहीं हूँ । पहले अपने विवाद पंचनिर्णयको सौंपनके औचित्यके बारेमें 
जूनताको बतानेके लिए देशभरमें जबरदस्त प्रचार तथा साथ ही पंच फैसला करने- 
वाले न्‍्यायालयोंकी स्थापना की जानी चाहिए; इससे ब्रिटिश नन्‍्यायालयोंसे वकीलोके 
तुरन्त हट जानेके विषयों किये जानेवाले प्रचारकी अपेक्षा अधिक अच्छे परिणाम 
निकलेंगे। इससे भी अच्छे परिणाम प्राप्त करनके लिए में सिफारिश करूँगा कि इस 
दिशामें हमारे प्रयत्न कुछ चुन हुए क्षेत्रोंमें ही केन्द्रित होने चाहिए और जहाँतक सम्भव 
हो इस प्रयोगकों सम्पूर्ण रीतिसे करना चाहिए। इस बीच देशके सभी वकीलोंसे 
कहना चाहिए कि वे अपनी आयका एक अंश राष्ट्रीय निधिमें दें। इस निधिसे उन 


वकीलोंकी सहायता की जा सकती है जो अपनी वकालत छोड़कर अपना सारा 
समय सार्वजनिक कार्योमें लगाना चाहते हे । 


परिशिष्ट ५१३ 


५. कौंसिलोंका बहिष्कार। 

मेरा विचार है कि हमें अपनी सारी कोशिशें और ताकत भविष्यमें कुछ समय- 
तक कौंसिलोंके बहिष्कारकों यथासम्भव सम्पूर्ण बनानेपर केन्द्रित कर देनी चाहिए। 
हमें अपनी शक्ति दिखा देती चाहिए. और ऐसा हम अपने कार्यक्रमके किसी मुद्देपर 
अपने प्रयत्न केन्द्रित करके ही कर सकते हें। असहयोग आन्दोलनकी जड़ जमान, उसे 
उगाने, विकसित करने तथा अन्तरमें सफल बनानके लिए हमें इस प्रकार कार्य करना 
चाहिए जिससे निकट भविष्यमें हमारी गतिविधियोंका कुछ स्पष्ट परिणाम दृष्टिगोचर 
हो । ऐसा हम स्वात्क्रिष्ट प्रकारसे तभी कर सकते हैँ जबकि हम प्रारम्भर्म एक ही 
मुहेकों लें और उसके लिए हम यथासम्भव सम्पूर्ण रूपसे कार्य करें। मेरा यह विचार 
है, इसलिए मेंने ऊपर यह सुझाव दिया है कि विद्यालयों तथा न्‍्यायालयोंका बहिष्कार 
कुछ चुने क्षेत्रोंमें ही किया जाये ताकि हम कौंसिलोंके बहिष्कारकों यथासम्भव सम्पूर्ण 
बनानेके लिए अधिकसे-अधिक प्रयत्न कर सकें। इसलिए में इस मुदेपर रिपोर्टमें दी 
गई हिंदायतोंमें कुछ और जोड़तके लिए निम्नलिखित सुझाव देता पसन्द करूँगा 
(१) सभी चुताव-क्षेत्रोंम तुरत्त सावंजनिक सभाएँ होनी चाहिए और उस्मीदवारोंसे 
अपने नाम वापस लेनेके बारेमें कहनेके लिए प्रस्ताव पास होने चाहिए। (२) चुनावों- 
के समाप्त हो जानेपर भी चुने गये उम्मीदवारोंपर सदस्यतासे त्यागपत्र देनके बारेमें 
जोर डालनके लिए सार्वजनिक सभाएँ तथा शिष्टमण्डल संगठित कर निरन्तर प्रचार 
होना चाहिए। (३) किसी भी चुनाव-क्षेत्रमें जिन मतदाताओंके मतोंसे कोई सदस्य 
चना गया हो उनके पास बार-बार जाकर उनसे यह कहें कि वे सदस्यपर त्यागपत्र 
देनके लिए जोर डालें। 

६. मतदाताओंसे हस्ताक्षर लेनके लिए रिपोर्ट्म दिये गय फामम में एक परि- 
वर्तन सुझाना चाहता हूँ। अन्तिम वाक्य हटा देना चाहिए और उसके स्थानपर निम्न- 
लिखित शब्द जोड़ देने चाहिए: हम यह भी स्पष्ट कर देता चाहते हे कि जब- 
तक विधान मण्डलोंकी स्थापना एसे संविधानके अन्तर्गत नहीं होती जिसका अन्तिम 
लक्ष्य स्वराज्य ” यानी पूर्ण रूपसे उत्तरदायी सरकार हो तबतक हम किसी भी विधान- 
मण्डलमें अपना प्रतिनिधित्व नहीं चाहते। कारण केवल एसे विधान मण्डलोंके द्वारा 
ही हम खिलाफत', पंजाब” और इसी प्रकारके अन्य मामलोंमें न्याय प्राप्त कर 
सकेंगे | 

७. विदेशी मालका बहिष्कार। 

में इस विचारपे सहमत नहीं हो सकता कि यह धारा एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्षेप है 
जिसे गलतफहमीके कारण प्रक्षिप्त कर दिया गया है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि 
उसकी शब्द-रचना अतिव्याप्तिसे दूषित है और पूर्ण सम्भावना है कि कांग्रेसकी आगामी 
बैठकमें इसपर पुतविचार किया जाये। इस बीच प्रत्येक असहयोगीका कत्तेव्य है कि 
वह इस सिफारिशपर, जहाँतक व्यावहारिक रूपसे सम्भव हो वहाँतक, अमल करे। शायद 
अखिल भारतीय क्ांग्रेच कमेटी प्रारम्भमें ब्रिटेनमें बने कुछ विशिष्ट मालके बहिष्कारकी 
ही सिफारिश करे। 
१८-हरे ३े 


५१४ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


८. प्रचार-मण्डल 

में इस बातकों गहराईके साथ महसूस करता हूँ कि समय-समयप्र न केवल 
ब्रिटेनमें वल्कि अमेरिकार्में भी हमें वहाँके लोगोंकों इस बातकी पूरी जानकारी देते 
रहना चाहिए कि हम क्‍या कर रहे हँ। यह विचार लोकमान्य ति॒कका था और यही 
विचार लाला लाजपतरायका भी है। मिस्नरी राष्ट्रीय आन्दोलनकी एक उल्लेखनीय 
विशेषता यह थी कि विदेशोंमें अपने पक्षका प्रचार करनेके लिए उन्होंने व्यापक प्रबन्ध 
किया था। इस वर्ष अपने इंग्लेंड प्रवासमें मेने मित्री और आयरिश राष्ट्रवादियोंसे बात- 
चीत की। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जबतक साथ-साथ विदेशोंमें प्रचार नहीं 
होता तबतक कोई परिणाम नहीं निकलेगा, प्रचार करनेसे ही परिणाम निकल सकता 
है । इसलिए में निःसंकोच सिफारिश करता हूँ कि इस देशमें असहयोगके क्षेत्रमें की 
जानवाली अपनी गतिविधियोंके साथ-साथ तुरन्त दो शक्तिशाली प्रचार-मण्डलोंकी 
भी स्थापना होनी चाहिए। एक मण्डल ब्रिठेनमें स्थापित करना चाहिए और दूसरा 
न्यूयॉकर्में। में इसके साथ १५ नवम्बर, १९१९ के एक भिस्री परिपत्रकी नकल नत्थी 
कर रहा हूँ ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्थोंको यह मालम हो जाये 
कि मिस्नी राष्ट्रवादियों द्वारा किस प्रकारका प्रचार-कार्य किया गया है। 

अन्तमें में एक या दो शब्द कहना चाहूगा जो मुझे इस टिप्पणीके प्रारम्भमें 
ही कह देने चाहिए थे। पदवियोंके बहिष्कार आदिके प्रइनपर रिपोर्टमें दिया गया 
हिद्ायतोंका मसविदा ठीक तो है किन्तु मेरे विचारमें निम्नलिखित आधारपर उक्त 
हिदायतोंमें कुछ हिंदायतें और जोड़ देनी चाहिए: 


(१) अखिल भारतीय समाचारपत्नोंकों भविष्यमें अपने सभी छेखोंमें पदवियोंका 
उल्लेख करना बिलकुल छोड़ देना चाहिए और पदवीधारियोंका उल्लेख 
उनके नामोंके साथ श्री और श्रीमती लगाकर ही करना चाहिए। 

(२) भविष्यमें किसी भी भारतीय पत्रकों अपन स्तम्भोंमें किसी प्रकारकी भी 
पदवियोंकी सूची या सरकार द्वारा की गई नामजदगियोंकों प्रकाशित 
नहीं करना चाहिए। 

(३) भारतीय जनता पदवीधारियोंकों सम्बोधित करते समय अखबारोंकी तरह 
पदवियोंका उल्लेख करना छोड़ दे। 


वि० झ० पटेल 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७२६६) की फोटो-नकलसे। 


प्रिशिष्ट २ 


गुजरात महाविद्यालय, अहमदाबादके शिक्षक 


आचाय॑ : १. 
धर्म २ 
गुजराती रे 
है 
संस्कृत : प्‌ 
दर 
अंग्रेजी 9 
गणित : हे 
इतिहास : ९. 
अर्थशास्त्र : १०. 
११. 


न्याय (तकंशास्त्र ) : १२. 


आसूदामल टेकचन्द गिडवानी 
(भूतपूर्व प्रिसिपल, रामजस कालेज, दिल्‍ली) 


- विनायक नरहर भावे (सत्याग्रह्ाश्रम ) 
- रामनारायण विश्वनाथ पाठक (गुजरात केलवणी मंडल) 
. नरहरि द्वारकादास परीख (राष्ट्रीय गुजराती शाला) 
. रामचन्द्र बलवन्त आठवले (भूतपूर्व प्रोफेसर, गुजरात कालेज) 
. रसिकलाल छोटालाल परीख (गुजरात केलवणी मंडल) 
. आचारय॑ स्वयं तथा प्राणजीवन विश्वनाथ पाठक 


(गुजरात केलवणी मंडल) 
महेश्वर शंक'र गोडबोले (भूतपूर्व प्रोफेसर, गुजरात कालेज) 
लाला जुगलकिशोर अग्रवाल एम० ए० 
जैकिशन प० भणसालीं, बी० ए० 
दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर (राष्ट्रीय गुजराती शाला) 
सीताराम पाण्ड्रंग पटवर्धत (राष्ट्रीय गुजराती शाला) 


फारसी, (उर्दू सहित) हिन्दी तथा संस्कृत और विज्ञानके अध्यापक आनेवाले 
हैँ । फ्रेंच और अन्य वेज्ञानिक विषयोंके अच्छे अध्यापकोंकी खोज की जा रही है। 


[ गुजरातीसे | 


नंवजीवन, १४-११-१९२० 


सामग्रीके साधन-सूत्र 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली: गांधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इंडिया), नई दिल्‍लीमें सुरक्षित 
कागजात । 

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय : जहाँ गांधीजीके 
दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित 
हैं; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

 “अमृतबाजार पत्रिका”: कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

“गुजराती : बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

ट्रिब्यून” : छाहौरसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक । १९४८ से यह पत्र अम्बालासे 
प्रकाशित होने लगा है। ु 

“ तवजीवन : (१९१९-१९३१) : गांधीजी द्वारा सम्पादित तथा अहमदाबादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक, जो कभी-कभी सप्ताहमें दो बार भी निकलता था; यह 
“ नवजीवन अने सत्य” (१९१५-१९१९ ) नामक गुजराती मासिकका परिवर्तित रूप 
था। इसका पहला अंक ७ सितम्बर, १९१९ को निकला था। १९ अगस्त, १९२१ से 
इसका हिन्दी संस्करण भी प्रारम्भ हो गया था। 

“बॉम्बे कॉनिकल : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

“यंग इंडिया: (१९१९-१९३१) अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक । 
सम्पादक - मो० क० गांधी; प्रकाशक - मोहनलाल मगनलाल भद्ठ। 

“लीडर : इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी देैनिक। 

 स्चेछाइट ': पटनासे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

“हिन्दू”: मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी देनिक। 

 मधपुडो : आश्रम विद्यालय, साबरमतीकी हस्तलिखित पत्रिका। 

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेटट्स, १९२०। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी : स्वराज्य आश्रम, बारडोली। 

ऑल अबाउट द खिलाफत (अंग्रेजी): एम० एच० अब्बास, राय ऐंड राय 
चौंधरी, कलकत्ता। 


पाँचवें पुत्रकों बापूके आशीर्वाद : सम्पादक - काका कालेलकर, जमनालाल बजाज 
टुस्ट, वर्धा; १९५३। 


सामग्रीके साधन-सूत्र ५१७ 

'फ्रीडम्स बेटल' (अंग्रेजी) : गणेश ऐंड कं०, मद्रास; १९२२। 

'बापुना पत्रों -२: सरदार वल्लभभाईने (गुजराती) : सम्पादक - मणिबहेन 
पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९५२। 

“बापुना पत्रो - ४: मणिवहेन पटेलने ” (गुजराती) : सम्पादक - मणिबहेन पटेल, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९५७। 

' महादेवभाईनी डायरी , खण्ड ५ (गूजराती) : नरहरि द्वा० परीख, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९५१। 

“माई डियर चाइल्ड (अंग्रेजी): एलिस एम० बाज द्वारा सम्पादित, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९५६। 

'स्पीचेज़ ऐण्ड राइटिग्स ऑफ महात्मा गांधी (अंग्रेजी) : जी० ए० नटे्सन ऐंड 
कं०, मद्रास । 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
(१ जुलाईसे १७ नवम्बर, १९२० तक) 


जुलाई १: गांधीजीने भारतीयोंके प्रत्यावतेन सम्बन्धी दक्षिण आफ्रिकी आयोगकी 
अन्तरिम रिपोर्टके बारेमें अखबारोंकों पत्र लिखा। 

जुलाई २: कांग्रेस संविधातके मसविदेके बारेमें त० चि० केलकरकों लिखा । हंटर 
कमेटीकी रिपोर्टके विरोधर्मों बम्बईमें सावेजनिक सभा हुईं। सर नारायण गणेश 
चन्दावरकरने अध्यक्षता की। 

जुलाई ४: गांधीजीने नवजीवन ' में पहली अगस्तसे प्रारम्भ होनेवाले असहयोगके 
कार्यक्रका विशद विवेचन किया। 

जुलाई ६: चचिलने हाउस ऑफ कॉमन्मर्में आर्मी कौंसिलके निष्कर्षोकी घोषणा की कि 
जनरल डायर गरूत निर्णयके दोषी हें तथा साम्राज्यमें उन्हें कोई पद नहीं 
दिया जाना चाहिए। 

जुलाई ७ के पूर्व : गांधीजीने असहयोगपर समाचारपत्नोंको एक वक्तव्य दिया तथा 
मुहम्मद अलीको रून्दन तार भेजा। 
असहयोग समितिने असहयोगके कार्यान्वयन और उसके कार्यक्रमके सम्बन्धर्में एक 
वक्तव्य प्रचारित किया। 

जुलाई ७: बम्बईमें महिलाओंकी सभामें भाषण। 
“यंग इंडिया ' में युवराजके आगमनका बहिष्कार करनेकी अपील। 

जुलाई ८: हाउस ऑफ कॉमस्समें हंटर कमेटीकी रिपोर्टपर बहस। 

जूलाई ११: गांधीजीने 'नवजीवन ' में लिखे अपने “ गृजरातका कत्तंव्य ” नामक लेखमें 
गुजरातियोंसे असहयोगमें प्रमुख भाग लेनेकी अपील की । एक अन्य छेखमें उन्होंने 
शान्तिनिकेततके लिए योगदान देनको कहा। असहयोग सम्बन्धी उनका सन्देश 
राजकीय मण्डरूकी बैठक, नडियादमें पढ़ा गया। 
दादूके पक्षमें दिये गये दक्षिण आफ्रिकी व्यायालूयके निर्णयपर अखबारोंकों लिखा। 

जुलाई १३: पूर्वी आफ्रिका और फीजीमं भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में बम्बईमें 
भाषण | 

जुलाई १४: “यंग इंडिया में लिखे अपन छेख द्वारा श्रीमती बेसेंट और श्रीनिवास 
शास्त्रीकी आलोचना का उत्तर दिया। 

जुलाई १५: जालन्धरके अपने भाषणमें हिन्दुओं और मुसलमानोंसे असहयोगका समर्थन 
करनेकी अपील की। 

जुलाई १६: खिलाफत समितिके तत्त्वावधानमें, अमृतसरमें हुई असहयोग सभामें भाषण । 

जुलाई १७: गांधीजीन लाहौरमें खिलाफत और असहयोगपर भाषण दिया। 

जुलाई १८: लछाहौरमें कौंसिलोंके बहिष्कारपर भाषण। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५१९ 


अखिल भारतीय मुस्लिम लीगने हंटर कमेटीकी बहुमत रिपोर्टकी भर्त्सेना की। 
जुलाई १९: रावलूपिडीमें खिलाफतपर भाषण। 
हाउस ऑफ लॉडेसमें डायरपर बहस। 
जुलाई २०: गांधीजीने गूजरखानमें साम्प्रदायिक एकता और खिलाफतपर भाषण दिया। 
जुलाई २१: १ अगस्तकों होनेवाली हड़तालके सम्बन्धमें केन्द्रीय खिलाफत समिति, 
बम्बईकी हिदायतोंका प्रकाशन । 
गांधीजीने यंग इंडिया में “चरखेका संगीत” लेख लिखा। 
जुलाई २२: कराचीमें खिलाफत सभामें माषण। 
जुलाई २३: हैदराबाद (सिन्ध) में खिलाफत सम्मेलनमें भाषण। 
जुलाई २४: गांधीजीन अमृतलाल विद्ुलभाई ठक्‍्करको तार द्वारा सूचित किया कि 
उड़ीसाका अकाल-सहायता कार्य समाप्त होनेसे पूर्व ब्रिटिश गियाना न जायें। 
सिन्‍्ध नतशनल् कालेजके विद्याथियोंके समक्ष भाषण। 
खिलाफत सम्मेलन, हैदराबाद (सिन्ध) में असहयोग प्रस्तावका समर्थन । 
जुलाई २५ अथवा उसके पूर्व: खिलाफत कार्यकर्त्ताओंकी लीग, दिल्‍लीको तार द्वारा 
राजद्रोहात्मक सभा अधिनियमका उल्लंघन करनेकों मना किया। 
जुलाई २५: नागरिक संघ, हैदराबाद (सिन्ध) द्वारा आयोजित सभामें भाषण। 
जुलाई २८: खिलाफत आतन्दोलनके सम्बन्धर्में यंग इंडिया में मॉप्टग्युको उत्तर। 
गांधीजी और शौकत अलीने मद्रास अहातेकों खिलाफत दिवसके लिए सन्देश 
भेजा। 
बम्बईमें असहयोग' सभामें भाषण। 
जुलाई ३१: बम्बईमें बाल गंगाधर तिलूकका देहावसान। 
गांधीजी और शौकत अछीने पहली अगस्तकों मनाये जानवाले खिलाफत दिवसके 
लिए सन्देश भेजा जिसमें असहयोग समितिके निर्देशोंका उल्लेख किया। 
अगस्त १: तृतीय खिलाफत दिवस--गांधीजीन असहयोग आन्दोलनका श्रीगणंश 
किया। 
कंसरे हिन्द तथा अन्य पदकोंको लौटानेके सम्बन्धर्में वाइसरायको पत्र लिखा। 
बम्बईमें केन्द्रीय खिलाफत समितिके तत्त्वावधानमें हुई सभामें भाषण। 
अगस्त २: मुहम्मद अली तथा खिलाफत प्रतिनिधि मण्डलके अन्य सदस्य बम्बई पहुँचे। 
गांधीजीकी अध्यक्षतामोें उनका सार्वजनिक स्वागत । 
अगस्त ४: यंग इंडिया में तिलककों श्रद्धांजलि; सर नारायण चन्दावरकर और 
अन्य लोगों द्वारा असहयोगके विरोधमें जारी किये गये घोषणापत्रका उत्तर। 
अगस्त ११: गांधीजी बम्बईसे दक्षिणके दौरेपर गये। 
' यंग इंडिया में लिखित  खड़ग-बलका सिद्धान्त ” नामक लेखमें अहिसक असह- 
योगका विवेचन । 
अगस्त १२: मद्बास पहुँचे। 


असहयोगके सम्बन्धर्में ' मद्रास मेल ' के प्रतिनिधिसे भेंट। 
मद्रास समुद्र-लटपर आयोजित सार्वेजनिक सभामें असहयोग कार्यक्रमपर भाषण। 


५२० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


अगस्त १३: जुमा मस्जिद, द्विप्लीकेत, मद्रासमें असहयोगपर भाषण 

अगस्त १४: गांधीजी अम्बूर और वेलोर गये। 

अगस्त १५: केन्द्रीय श्रमबोर्डके तत्त्वावधानमें हुई सभामें श्रमिकोंके अधिकारों और 
कत्तंव्योंके बारेमें भाषण। 

अगस्त १६: कुम्भकोणमर्में भाषण। 

नागौरमें भाषण। 

अगस्त १७: त्रिचिनापल्‍लीमें भाषण। 

अगस्त १८: कालीकटमें भाषण । 

अगस्त १९: गांधीजीने मंगलौरमें असहयोगपर भाषण दिया। 

अगस्त २०: सेलममें भाषण। 

अगस्त २१: बंगलौरमें ईदगाहमें आयोजित सभामें भाषण। 

अगस्त २२: मद्रासमें लॉ कालेजके विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण। 

अगस्त २३: बेजवाड़ामें स्यूनिसिपल ट्रेवेलर्स बेंग्लो' के अहातेमें आयोजित सभामें 
भाषण । 

अगस्त २५: बम्बई पहुँचे। 

अगस्त २६: अहमदाबाद पहुचे। 

अगस्त २७: अहमदाबादमें गुजरात राजनीतिक परिषदुर्मे भाषण । 

अगस्त २८: गांधीजीन गुजरात राजनीतिक परिषद्में असहयोगपर प्रस्ताव पेश किया। 

अगस्त २९: गुजरात राजनीतिक परिषद्र्मे बहिष्कारपर भाषण। 

अगस्त ३१: आजन्म खादी पहननका व्रत लिया। 

सितम्बर १: यंग इंडिया में मॉप्टग्यू और वाइसरायको उत्तर दिया तथा गुजरात 
राजनीतिक परिषदके सम्बन्ध्में लिखा। 

सितम्बर ४-९: कलकत्तामें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका विशेष अधिवेशन। 
असहयोग, हंटर कमेटीकी रिपोर्ट तथा पंजाबमें हुए अत्याचारोंके सम्बन्धमें ब्रिटिश 
मन्त्रिमण्डलके रुखपर प्रस्ताव पारित किये गये । 

सितम्बर ५: कांग्रेसकी विषय-समितिकी बैठकमें गांधीजीने असहयोगपर. प्रस्ताव पेश 
किया। 

सितम्बर ७: विषय-समितिकी बेठकमें आलोचकोंको उत्तर। 

सितम्बर ८: कलकत्ता कांग्रेसमें गांधीजी द्वारा असहयोगपर पेश किया गया प्रस्ताव 
बहुमतसे पास हुआ। 
अखिल भारतीय मुस्लिम लीगने गांधीजीका असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
किया | 

सितम्बर ९: प्रवासी भारतीयोंके प्रशनपर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे 
गांधीजीकी भेंट । 


कलकत्तामें अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी विशेष बेठकर्मों असहयोग कार्यक्रमपर विचार 
करनेके सम्बन्धरमें भाषण। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५२१ 


सितम्बर १०: अमृतबाजार पत्रिका के सम्पादक मोतीहाल घोषसे भेंट। 

सितम्बर १४: पटेलका वाइसरायकी परिषद्से त्यागपत्र। 

सितम्बर २२: अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी उप-समितिने, जिसके सदस्य गांधीजी, 
मोतीलाल नहरू और वल्लभभाई पटेल थे, कांग्रेस संगठनोंके लिए हिदायतोंके 
मसविदेपर रिपोर्ट पेश की। 

सितम्बर २५ के पूर्व : गांधीजीकी अध्यक्षतामें अखिल भारतीय होमरूल लीगन कांग्रेसके 
असहयोग प्रस्तावको कार्यान्वित करनके लिए एक परिपत्र जारी किया। 

सितम्बर २५: गांधीजीने अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षकों कांग्रेस संविधानका 
मसविदा भेजा। 
मतदाताओंके नाम उनके कत्तंव्यसे सम्बन्धित एक पत्र प्रकाशित किया। 

सितम्बर २७ या उसके बाद: पूर्वी आफ्रिकाके देशभाइयोंको सन्देश भेजा। 

सितम्बर २८: अहमदाबादमें गुजरात कालेजके विद्याथियोंके समक्ष स्कलों और का्ेजोंके 
बहिष्कारके सम्बन्धर्मे भाषण। 
बी० जे० पटलने सभाकी अध्यक्षता की। 

सितम्बर २९: अहमदाबादमें शिक्षकोंकी सभामें भाषण। 

अक्तूबर ६: गांवीजीने सूर्तमें विद्याथियों और शिक्षकोंके समक्ष भाषण दिया। 
मुहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य १९ लोगोंने स्वराज्य सभाके नये संविधानके 
विरोधमें उसकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया। 

अक्तूबर ८: रोहतकमें भाषण। 
बम्बईमें गांधीजीके जन्मदिनके उपलक्ष्यमें भगिनी समाज द्वारा आयोजित सभामें 
भारतीय महिलाओंके नाम उनका सन्देश पढ़कर सुनाया गया। 

अक्तूबर ११: मुरादाबादमें संयुक्त प्रान्त सम्मेलनर्में भाषण। 

अक्तूबर १२: अलीगढ़में विद्यार्थियोंसे मिले। 

अक्तूबर १४: कानपुरमें भाषण । 

अक्तूबर १५: लखनऊमें भाषण। 

अक्तूबर १७: बरेलीमें गांधीजीने नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिननन्‍्दनपत्रके उत्तरमें 
भाषण दिया। 

अक्तूबर १८: अमृतसरमें भाषण। 
खालसा! कालेजके विद्याथियोंसे मिले। 

अक्तूबर १९: लाहौरमें असहयोगपर भाषण। 

अक्तूबर २२: भिवानी सम्मेलनमें भाषण। 

अक्तूबर २४: अलीगढ़ कालेजके न्यासियोंकों पत्र लिखा। 
“ स्व॒राज्य सभा ' के रूपमें पुनर्गंठित अखिल भारतीय होमरूल लीगके सम्बन्धमें 
लिखा । 

अक्तूबर २५: गांधीजीने मु० अ० जिन्नाकों उनके स्वराज्य सभासे दिये गये त्यागपत्रके 
बारेमें पत्र लिखा। 


५२२ सम्पूर्ण गांधी वाड-मय 


अक्तूबर २७: यंग इंडिया में भारतके अंग्रेजोंके नाम गांधीजीका पत्र प्रकाशित हुआ। 
डाकोरमें आयोजित सावंजनिक तथा स्त्रियोंकी सभामें भाषण। 

अक्तूबर ३१: अहमदाबादमें स्त्रियोंकी सभामें भाषण। 

नवम्बर १: मेहमदाबादमें भाषण। 
नडियादकी सार्वजनिक सभामें भाषण तथा नगरपालिका पार्षदोंसे बातचीत। 

नवम्बर २: भड़ौंचकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 
अंकलेशव रमें लोकमान्य नेशनल कालेजके उद्घाटनपर भाषण। 

नवम्बर ३: यंग इंडिया ' में कांग्रेस-संविधानके बारेमें लिखा। 

नवम्बर ४: गांधीजीने तासिककी सभामें भाषण दिया जिसकी अध्यक्षता करवी'र- 
पीठके श्रीमद्‌ शंकराचार्यन की। 

नवम्बर ५: पूतामें डेकन जीमखाना तथा भवानीपेठकी सभाओंमें भाषण। 

नवम्बर ६: पूनामें स्त्रियोंकी सभामें भाषण। 

नवम्बर ७: गांधीजीके छेख यदि में गिरफ्तार हो जाऊं” तथा “ १६ नवम्बरकों क्‍या 
करें ', “ नवजीवन ' में प्रकाशित हुए। 
गांधीजीन सतारामें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। 

नवम्बर ८: अलीगढ़ विश्वविद्यालयकी स्थापनापर गांधीजीन मुहम्मद अलीको तार 
द्वारा बधाई दी। 
नेपाणी और बेलगाँवकी सावंजनिक सभाओंमें भाषण। 

नवम्बर १४: बम्बईमें विद्याथियोंकी सभामें भाषण । 

नवम्बर १५: अहमदाबादमें गुजरात महाविद्यालयमें कुलपति-पदसे उद्घाटन भाषण। 

नवम्बर १६: अहमदाबादमें आयोजित शोक सभामें कॉकके लॉर्ड मेयर मैक्स्विनीकों 
श्रद्धांजलि भेंट की। 

नवम्बर १६: बम्बई अहातेमें विधान परिषद्के चुनाव। 


शीर्षेक-सां केतिका 


अलीगढ़, ४०३-५; -के एक आलोचकको 
उत्तर, ३६७; “के छात्रोंके माता- 
पिताओंके नाम, ४४२-४४ 

असहयोग, ५-८; -एक धार्मिक आन्दोलन, 
२५३-५४६ -का प्रस्ताव, २४७-४८; 
-के खिलाफ जिहाद, १२६-२८; -के 
पीछे धर्मका प्रमाण, २११-१३ 

कांग्रेस, २८१-८४; -और असहयोग, १२२- 
२४; -का संविधान, ४४९-५२; -का 
स्थान, १३५-३६; -संगठनोंके लिए 
हिदायतोंके मसविदेपर रिपोर्ट, ३०१- 
३०७ 

खिलाफत, -आन्दोलन और श्री मॉण्टेग्यु, 
९७-१००; -और स्वदेशी, ८-९, 
२१३-१४ 

गुजरात, -का ककत्तेंग्य, २९-३२, ३१४-१६; 
“की पसन्द, २४३-४५०; -महाविद्या- 
लय, ५०२; -राजनीतिक सम्मेलन, 
२२३७-३९ 

जूनागढ़, -का पागरूपन, ३८-३९; “में 
पागलपन, २३-२४ 

तार, -अब्दुल जब्बारको, १३०, १३१; 
“अमृतलाल ठक्‍करको, ९२; -आगा 
सफदरको, २९१; -खिलाफत कार्यकर्त्ता- 
ओंकी लीगको, ९५; -ख्वाजाको, ४०; 
“गिरधारीलारको, ४८२; -गुलाम 
रसूलको, ८९; -जमनालाल बजाजको, 
३१०, २१८; -तीसरे खिलाफत 
दिवसके बारेमें, १०५; -बिहारीलाल 
अनन्तानीको, ३१८; -मुहम्मद अली- 


को, ११-१२, ४२८, ४७३; -विहुल- 
भाई झवेरभाई पटेलको, ४८१; -शंकर- 
लाल बैंकरको, ९०; -शौकत अलीको, 


२९१, ३०७; न सत्याग्रह आश्रम, 
साबरमतीको, ९०; -सर अकबर 
हैदरीको, ४२८ 


 नवजीवन ', -का नया वर्ष, २४२-४३; -को 
कैसे चलाना चाहिए, ९-११ 

पंजाब, -में दमन, ३२६-२९; -में स्वदेशी, 
२१-२३ 

पत्र, -अ० भा० कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षको, 
२३१०-१२; -अखबारोंको, २-३, १२- 
१३, ३९-४०, ४२१-२२; -अलीगढ़ 
कालेजके ट्स्टियोंकोी, ३९२-९४; -एक 
पाठककी ओरसे, ६५-६६; -एन० सी ० 
सिन्‍्हाको, २८५; -एल० एन० साहको, 
४९५; -एस्थर फैरिंगको, २४०-४१; 
“गुरुकुलके अध्यापकों और विद्या्थियों- 
को, ४५८; -छगनलाल गांधीको, ४२७- 
२८; -दयारलूजीको, ११६; -देवदास 
गांधीको, ४२०; -न० चि० केलकरको, 
३-५; -नरहरि परीखको, २६-२७; 
-भारतके अंग्रेजोंके नाम, ३९७-४००; 
->मगनलाल गांधीको, ४०-४ १, ६७, ६७- 
६८, ३६५१-६२; -मणिबेन पटेलको, 
४७४; -मतदाताओंको, ३०९; -मुह- 
म्मद अली जिन्नाको, ३९४-९७; -मोह- 
नलालको, १३१; -रघुनाथसहायको, 
४२१; -रॉबर्टसनकोी, ४२०; -वल्लभ- 
भाई पटेलको, २९; -वाइसरायको, 


७५२४ 


१९१४-१०; -सरलादेवी चौधरानीको, 
२०७-८, २२०९-१०; सी ० एफ० 
एन्ड्यूजको, २०६; -हरमान कैलैनबेक- 
को, १४१-४३ 


पहली अगस्त, १०१-३; -की हड़ताल, 


८००८७ 


भाषण , -अंकलेश्वरमें, ४३९-४२;-अ० भा० 


कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें, २७७-७८; 
-अमृतसरमें, ३७७-७९; -असहयोगपर, 
५०-५८, १५६-६८, ३२७१-७२; -असह- 
योग प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें, 
२६९-७६; -अहमदाबादमें मेक्स्विनीके 
सम्बन्धर्मे, ४९४; -शहसद्गादत्रों निया- 
थियोंके समक्ष, ४८९-९४; -कराचीकों 
ईदगाहमें, ८७-८९; -कलकत्तेकी विशेष 
कांग्रेसमें, १२६४-६९; -कांग्रेस अधिवेशन, 
कलकत्तामें, २४१-४२; -कालीकटमें, 
१९१-९५; -कुम्भकोणमर्में असहयोग 
पर, १८१-८३; -कौन्सिलोंके बहिष्कार 
पर, ६६-६७; -खिलाफत दिवसपर 
बम्बईमें, ११५७-१९; -खिलाफत सम्मे- 
लन, हैदराबाद (सिन्ध) में, ९१, ९४; 
-गुजरात महाविद्यालयके उद्घाटनपर, 
४८४-८९;  - गुजरात राजनीतिक 
परिषद्‌, अहमदाबादमें, २१६; “गुज- 
रात राजनीतिक परिषद्में असह- 
प्ोगपर, २२१६-१९; -गुजरात राज- 
नीतिक परिषद््में बहिष्कारपर, २३०- 
३१; -गूजरखानमें, ७२-७३; -जाल- 
न्धरमें, ५४; -डाकोरमें, ४१०-१६; 
“डेकन जीमखाना, पूताकी सभामें, 
४०५९; -तिचितापललीमें, १८८४-८८; 
“नडियादमें, ४३४-३५; -नागौरमें, 
१८३; -तासिकमें, ४५६-५८; -नेपा- 


सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


णीकी सार्वजनिक सभामें, ४७५५-७६; 
-फीजीके सम्बन्धसें, ४ १-४४ ; -बंगलोौरसें 
असहयोगपर, २००; -बम्बईके स्वागत- 
समारोहमें, ११९-२०; -बम्बईमें, १०५- 
१०७; -बरेलीमें, ३७७; -बेजवाड़ामें, 
२०८-९; -बेलगाँवकी सार्वजनिक 
सभामें, ४७९; -भड़ोचमें, ४३६-३९; 
“भवानी पेठ, पूृताकी सभामें, ४६०- 
६१: -भिवानी सम्मेलनमें, ३८९; 
-मंगलौरमें, १९५-९९ ; -मद्रासमें असह- 
योगपर, १६८; -मलाडमें विद्यालयके 
उद्घाटनपर, ५१०; -महिलाओंकी 
सभा, बम्बईमें, २५; -मेहमदाबादमें, 
४२९-३३; -रावरूपिडीमें, ६८-७१; 
-रोहतकमें, ३५९-६०; “-लूखनऊमें, 
३७३-७४३६; -लों कालेज, मद्रासके विद्या- 
थियोंके समक्ष, २०१-२०५; -लाहौरमें, 
५८-६०; -लाहौरमें असहयोगपर, ३८०- 
८२; -“वाईमें, ४६२-६४; -विद्या- 
थियोंकी सभा, अहमदाबादमें, ३१९- 
२५; -विद्याथियोंके समक्ष, ४८२-८४; 
-विपय-समितिकी बेठकमें, २४९-५० 
२०५०-५२; ->गातनिक्रेटन में, २८६- 
८८; -शिक्षकोंकी सभा, अहमदाबादमें, 
३३६-३९; -शअ्रमिकोंके अधिकारों तथा 
करत्तंव्योपर, १७७-८१; -संयुकत प्रान्त 
सम्मेलन, मुरादाबादमें, ३६६-६७; 
-सताराकी सभामें, ४७१-७२ -सिन्ध 
राष्ट्रीय कालेजमें, ९२-९४; -सूरतमें, 
३७५१-५९; -स्त्रियोंकी सभा, अहमदा- 
बादमें, ४२५-२७; -स्त्रियोंकी सभा, 
डाकोरमें, ४१६-१९; -स्त्रियोंकी सभा, 
पूनामें, ४६१-६२; -स्त्रियोंकी सभा, 
बेलगाँवमें, ४७७-७८; -हैदराबाद 
(सिन्ध ) में, ९५-९६ 


शीर्षक-सांकेतिका 


भेंट, -प्रवासी भारतीयोंके प्रश्नपर, २७६- 
७७; - मद्रास मेल के प्रतिनिधिसे, 
१५१-५५; -मोतीलाल घोषसे, २७८- 
८१; ->लखनऊमें समाचारपत्रोंके प्रति- 
निधियोंको, ३७२ 

लोकमान्य, १२२०-२२; 
१२३२-३४ है 

वाइसराय, -अपने दायित्वका निर्वाह कैसे 
कर रहे हैं, ३४७-४८; -की अधि- 
घोषणा, २३४-३५ 

सत्य, -और खिलाफत, ३४१-४२; -का 
मार्ग शूरोंके लिए ही है, १ 

सन्देश, -खिलाफत दिवसपर, १०८; -भार- 
तीय महिलाओंको, ३६०-६१; -राज- 
कीय मण्डरूकी बैठकको, २८; -विल्सन 
कालेजके विद्याथियोंको, ४३५-३६ 

साम्राज्य, -का अर्थ, ३३१-३२; -के अछुत, 
२५५०-५६ 

स्कूल [गुजरातके |, ३६३२-६४; “लों] 
और कालेजोंका व्यामोह, ३२१९-३१ 

स्त्रियों, -का असहयोग, ३१४२-४४; -का 
कत्तव्य, ६३-६४ 

स्वदेशी, ६४-६५, १९०-९१, २५६-५८; 
“>भेण्डार, २९७-९८ 


-का स्वर्गवास, 


ना 


विविध 
अदालतें और स्कूल, १४७-५०, १७३-७५; 
अनुशासनकी आवश्यकता, ३८४-८६; अमृत- 
सरमें खालसा कालेजके विद्याथियोंसे बात- 
चीत, ३७९; अहिसाकी विजय, ४९५-९९; 
आगामी गुजरात राजनीतिक परिषद्‌, १७५- 
७७; इश्तहार: खिलाफतके सम्बन्धमें, 
९६-९७; उड़ीसाका अकाल, ३१६-१७; 
उपहाससे . . . की ओर, ३८२-८३; एक 
महत्त्वपूर्ण त्यागपत्र, १००-१०१; एक विचित्र 


ण्र्ण्‌ 


परिपत्र, ३१२-१३; एक ब्रत, ३५१; एक 
सालमें स्वराज्य, २९१-९५; कच्चागढ़ी- 
की घटना, ३२२५-२६; कुछ उदाहरण, 
२९५-९७; कुछ और आपत्तियोंके उत्तर, 
१८८-९०; कुछ दिक्‍कतें, ४६८-७०; 
कौंसिलोंका बहिष्कार, ४४-४६, ६१-६२; 
खड्ग-बलका सिद्धान्त, १४३-४६; खद्द रकी 
प्रतिज्ञा, २३२; गोरक्षा, १२९८-३०, १३९- 
४०; गोलीके शिकार / मुहाजरीन “ के 
बारेमें कुछ और, १०३-४; चरखेका संगीत, 
७७-७९; चायकी दुकानें, ४२४-२५; 
जनतासे अनुरोध, ४७०-७१; जनरल डायर, 
४९-५०; टिप्पणियाँ, १४-१६, ११३, २९०, 
४४४-४६; डिप्टी कमिश्तरकी हत्या, २३५- 
३७, २४५-४६; तलवारका न्याय, १६९- 
७२; तिलकको श्रद्धांजलि, ११९; तीन मोह, 
२२३-२५; तीन राष्ट्रीय नारे, २६३-६४; 
दमनके बदले उपहास, २३२-३३; दलित 
जातियाँ, ४००-४०३, ४४६; दीवाली केसे 
मनाये, ४२९२-२४; दृढ़ता और वीरताकी 
आवश्यकता, ३३९-४१; देशकी पुकारपर, 
७४-७६; देनन्दिनी, ३२६२-६३; नडियाद 
नगरपालिकाके पार्षदोंसे बातचीत, ४३३- 
३४; निजी तौरपर, ३६७-७१; निर्दोष 
भूल, ४५२-५५; न्यायालयोंका व्यामोह, 
३४४-४७; पुरीमें संकट, २९९-३००; पुलिस 
सुर्परिटेंडेंंटाी आदेश, ५२-५४; प्राथमिक 
स्कूलोंके अध्यापकोंसे, ३६५; फीजीमें आतंक, 
३००-३०१; बहुमतका कानून, ४७-४८; 
ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, ४९९-५० १; ब्रिटिश 
कांग्रेस कमेटी और इंडिया , ३८६-८७; 
मद्रास-यात्रा, २२६-२३०;३ मालवीयजी और 
शास्त्रियकके बचावमें, ४ ०८-१०; मुसलमानोंके 
घोषणापत्रकी आलोचना, १६-१९; “ भेरे 


५२६ 


अनुयायी ”, ३७४-७६; यदि मैं गिरफ्तार हो 
जाऊँ, ४६५-६७; यूवराज, १९-२१; -का 
आगमन, ३३-३४, ११२; रहस्यपूर्ण, ५०- 
५१; राजद्रोही कौन, १२९४-२५; लखनऊके 
भाषण, ४४६-४९ ; लॉ कालेज, मद्रासके विद्या- 
थियोंसे बातचीत, २०५; लाहौरमें कालेजके 
विद्याथियोंसे बातचीत, ३८८; लोकशाही 
बनाम भीड़शाही, २५८-६२; वक्तव्य : असह- 
योग समितिका, १३-१४; विदेशी मालका 
बहिष्कार बनाम असहयोग-कार्यक्रम, २१४- 
१५; विदेशोंमें भारतीय, ८१-८३; शाच्ति- 
निकेतन, ३६-३७; शास्त्र क्या कहते हैं 
१३७-३८; शुद्ध स्वदेशी, ३४-३६, २८८- 
८९; श्री एन्ड्यूजजी कठिनाई, ७९-८१; 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


श्री डगलसका उत्तर, ५०४-७; श्री पैनिंग- 
टनकी आपत्तियोंका उत्तर, ३३३-३६; श्री 
मॉण्टेग्युकी धमकी, ११०-११; सत्याग्रह 
और दलित जातियाँ, ५०७-९; सिख लीग, 
५०३-४; सूरतकी प्रतिक्रिया, ३६४-६५; 
सोलह नवम्बरकों क्या करें, ४६५; स्वराज्य 
सभा, २३८९-९२; हमारा कत्तंव्य, १०९- 
१०, २२९१-२३; हमारा पिछला दौरा, 
४०५-७; हमारा बोझ, २३९-४०; हमारे 
मार्गकी कठिनाइयाँ, ४७९-८१;  हिजरत ” 
और उसका अर्थ, ८३-८५; हिन्दुओंके प्रति, 
२१९-२१; हिन्दू-मुस्लिम एकता, ३४९- 
५०; होमरूल लीगकी शाखाओंको परिपत्र, 
३०७-८ 


सांकेतिका 


अ 


अंग्रेज, -और भारतीय, ८२, २९२; -जों| से 
भारतकी स्थिति समझनेका अनुरोध, 
३९१७-४० ० 

अंग्रेजी, -और हिन्दी, ९२-९३ 

अजमलखाँ, हकीम, १२९, १४०, ३१५, 
३४९ 

अतिया बेगम, ६५, ७८ 

अनन्तानी, बिहारीलाल, ८१, ३१८ 

अनुशासन, -असहयोगकी सफलताके लिए 
आवश्यक, ३८४-८६, ४० ६-७, ४७९-८० 

अब्दुल अजीज, हकीम, १६८ 

अब्दुल जब्बार, १३०, १३१ 

अमीना, ३६२ 

अरब जाति, -का स्वाधीनता-प्रेम भारतीयों- 
के लिए अनुकरणीय, ३३६-३८ 

अर्जुन, १२६, १३७ 

अलीगढ़ कालेज, -के न्यासियोंसे सरकारी 
सहायता न लेनेका अनुरोध, ३९२- 
९४; -के विद्याथियोंसे बहिष्कार करने- 
का अनुरोध, ४०३-५, ४४२-४४ 

असहयोग, ५, १२६, १८१-८३, २११, २४०, 
२४७, २५३, २६४ पा० टि०, २६५- 
६६; “-असंवेधानिक नहीं, १५९-६१, 
३९१, ३९६-९७; -और अहिंसा, १०५- 
६, ११८, २९३; -और ऑल इंडिया 
होमरूल लीग, ३०७-८; -और 
गुजराती लोग, ३१, २१६-१९, ३१४- 
१६; -और ब्रिटिश साम्राज्य, ३१२- 
१३; -और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 
१६१-६२९, १८४, २८२-८३; -और 
मुस्लिम, ५४, ३२९२-९४; -और 


राष्ट्रीय पैमानेपर त्याग और अनुशासन, 
२६७; -और वाइसराय, २२४-२५, 
२३२-३३; -और विदेशी वस्तुओंका 
बहिष्कार, २१४-१५, २३०-३१; -और 
सरकारी अधिकारी, ६९, १००-१०१; 
“और सविनय अवज्ञा, ९७; -और 
सिख, ३८०; “और स्वदेशी, ११८- 
१९, २१३-१४; -और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता स्वराज्य-प्राप्तिके लिए आवश्यक, 
३२६६९, २७२, ३८९, ४३७; नका 
धर्मसे विरोध नहीं, १२९६-२७, १३७- 
३८, २२११-१३; “का विधान सभी 
धर्मोमें, १२९६-२७; -का स्पष्टीकरण, 
१५१-५५, ३२६; “की आवश्यकता, 
१०५७-५८, २३९८-९९; -क्री सफलता- 
की शर्तें, ४९२-९४; -की सफलताके 
लिए जनतामें अनुशासन आवश्यक, 
२३८४-८६; “की सफलताके लिए दुढ़ 
चरित्रकी आवश्यकता, ३८१-८२; -के 
विभिन्न चरण, १६८: >-के देशी 
रियासतोंमें समारम्भके सम्बन्धमें, ४०; 
“के मद्रासमें समारम्भके सम्बन्धमें, 
१०७५; “के समारम्भके सम्बन्धमें, 
८५-८७, १०१-१०३, ११५; -को 
किस प्रकार लोकप्रिय बनाया जाये, 
३०१-७, ३२६२-६३, ४२९; -को 
क्रोधसे हानि, ४६६-६७; -को स्थगित 
करना असम्भव, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस 
उसका विरोध ही क्यों न करे, १२२- 
ए४, १३२५-२६; “द्वारा ही खिला- 
फतके प्रश्न और पंजाबके अत्याचारोंका 
निराकरण, ५-८, १२-१३, ५५-५८, 
११५७-१९, १९१-९५, २२४-२५; 


५२८ 


- पंचम ' छोगोंके लिए, ४० १-२; -पर 
की गई आपतकत्तियोंका उत्तर, १०८-१०, 
१८८४-८५, २६९-७६; “-पर प्रस्ताव, 
२४७-४८; “में पाखंडियोंके लिए स्थान 
नहीं, ४६९; -सामाजिक बुराइयोंको 
दूर करनेके लिए, ५०९; -से सम्बन्धित 
सरकारी वकक्‍तव्यपर गांधीजीके विचार, 
४९५७-९९; -स्वराज्य-प्राप्तिका एकमात्र 
मार्ग, ३८०-८२, ४१३-१६, ५०८-९; 
देखिए बहिष्कार भी। 

असहयोग समिति, -द्वारा जनताके मार्ग 
दर्शनके लिए वक्तव्य जारी, १३-१४ 

अस्पृश्यता, -और हिन्दू धर्म, ४०१-२ 

अहरमन, -और अहुरमज्द, १२६, १३७, 
४३६ 

अहिसा, -और गांधीजी, २८७-८८, ४१३; 
“और भारत, १४३-४५; -की व्याख्या, 
२११-१२; “बनाम हिसा, १४३-४५ 

अहुरमज्द, “और अहरमन, १२६, १३७, 
४३६ 


ञा 


आगरकर, गोपाल गणेश, ४७२ 

आगाखाँ, ८२ 

आगा सफदर, २९१ 

आजाद, अबुल कलाम, ८७, ९७ 

आत्मसंयम, -स्वराज्यके संघर्षफके लिए आव- 
श्यक, ४३०-३२ 

आनन्दलाल, देखिए गांधी, आनन्दलाल 

आननन्‍्दानन्द, ४०, ६७ 

आयंगर, एस० कस्तूरी रंगा, १८४-८५, १९८, 
२१४, २७७, २८२ 

ऑल इंडिया होमरूल लीग, -और असहयोग, 
३०७-८; “का नाम बदलकर स्वराज्य 
सभा , ३८९-९०; देखिए स्वराज्य 
सभा भी । 

आलमखोाँ जीवखाँ, ८ 


सम्पूर्ण गांधी वाडुमय 


हु 
इंडिपेंडेंट, ५०४ 
इंडियन ओपिनियन, २, १४२ 
इंडिया, ३८६; -का प्रकाशन बन्द, ४५२ 
इन्द्रजितू, ४१४ 
इस्लाम, -और गांधीजी, २८६ 


ई 


ईसा मसीह, ६६, १२६, १३७, २१२, २०३ 
ईसाई, -और खिलाफत, २०१-२ 


ड 


उड़ीसा, ३१६; -के अकालके लिए राहत- 
कोष, ११३, २९९-३००, ३१६-१७ 

उपनिषद्‌, ३३८, ४६०, ४७१ 

ए्‌्‌ 

एकता, -असहयोगकी सफलताके लिए आव- 
इयक, ४३७; -विभिन्न धर्मानुयायियों में, 
४२९ 

एन्ड्रयूज, सी० एफ०, ३६-३७, ४२, ५०, 
६६, ७९, १४२, २०६, ३००, ३२३२, 
३४५, ३२३४८, ३२५३, ४२०, ४७२३, 
४८९; -और खिलाफत, ७९-८१; 
-और विदेशोंमें बसे भारतीय, ८१-८२ 


ओ 
ओ डायर, सर माइकेल, २०, ४७-४८, ५९, 
११४, २२४, २४७, ३३१, २३४, 
३६०, ३८५, ३२८८, २९९, ४८३ 
ओ ब्रायन, कनेंल, ३१, ५०, ५३, ५६, ५९, 
१९१४-१५, २२४ 
औ 


औरंगजेब, ७७ 
च्द्ृ 


कच्चागढ़ी, -की घटनाकी रिपोर्टके लेफ्टिनेंट 
ह्यविट द्वारा किये गये खण्डनका उत्तर, 
२३२५-२६ 


सांकेतिका 


कताई, -स्त्रियोंके लिए, ८, ७७-७९ 

कबीर, ७७ 

कराणी, तुलसीदास, ३७, ४२८ 

कल्याणजी, ३५३ 

कांग्रेस, १२९२, १३५, ४४९; -संगठनोंके 
नाम असहयोग सम्बन्धी निर्देश, ३०१- 
७; -स्वयंसेवक दल, ३०६ 

काका, देखिए कालेलकर, दत्तात्रेय बालक्ृष्ण 

काणे, ८१ 

कानुगा, डा०, १५, ३२३ 

कॉब्डन, रिचर्डे, ४५९ 

काली, माता, ४६८ 

काले, गणेश भास्कर, ४०, ६७ 

कालेलकर, दत्तात्रेय बालक्ृष्ण, २६ पा० टि० 

किचल्‌, डा० सैफुददीन, ६०, ७१, ७३, ८७, 
२९२७, ११९ 

कुरान, ६९, ११९, १३७, २००, २२१, 
२२३६, ३५०, रे५७, २८८, ४४०, 
डं४डछ-४८, ४५०३-५४ 

केनिया उपनिवेद्य, -में भारतीयोंकोीं कष्ट, 
 अ 

केलकर, न० चि०, रे 

कनिंग, ३३४, ४९८ 

कलेनबैंक, हरमान, १४१ 

कौरव, १२६, १३७ 

कोशल्या, ४६२ 

क्रगर, रे३२ 

कृपलानी, जीवतराम बी०, ४७३ 

कृष्ण | भगवान्‌ |, १३७, ४१३, ४६४ 

क्रोध, -से असहयोग आन्दोलनको हानि, 
४६९९-७० 


ख 


खत्री, अहमद हाजी सिद्दीक, ८७, ९७ 
खादी, -पहननेंका गांधीजी द्वारा ब्रत, २३२, 
३५१ 


पक 


खिलाफत, ८, ९७, २१३; -और असहयोग, 
५-८, ११, ५४, ११७-१९; -और 
ईसाई, २० १-२; -और एन्ड्यूज, ७९- 
८१; “और यूवराजकी भारत-यात्रा, 
३३-३४; -और सत्य, ३४१-४२; 
-और स्वदेशी, ८; -और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, ७२-७३, ८७-८९, ९१, ९४; 
-का प्रश्न, १२५; -के सम्बन्धमें गांधीजी- 
के विचार, ७९-८०; -पर इह्तिहार, 
९६; -शिष्टमण्डल, १२०; -सम्बन्धी 
मसलमानोंके ज्ञापपपर टाइम्स ऑफ 
इंडिया द्वारा की गई आलोचनाका 
प्रत्यत्तर, १६-१९; देखिए बहिष्कार 
भी। 

खुदा, -और शैतान, १३७; +निर्बेलोंके 
रक्षक, २२१ 

ख्वाजा, ४० 


| 


गंगावबेन, ३३७ 

गांधी, आनन्दलाल, १४२ 

गांधी, कस्तूरबा, ४०, ६८, १४२, २४१, 
३८४, ४२० 

गांधी, छगनलाल, १४२, ४२७ 

गांधी, देवदास, ४०, १४१, २४१, 

गांधी, मगनलाल, ४०, ६७, १४२, 

गांधी, मणिलाल, १४२ 

गांधी, मोहनदास करमचन्द, -और असहयोग, 
३९७-९९, ४६१; -और अहिंसा, १७१- 
७२, २३८७-८८, ४१३, ४२४-२०; 
-और इस्लाम, २८६; -और ब्रिटिश 
साम्राज्य, ३५२, २३९७-९८; -और 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २५१; -और 
मर्यादित असहयोग, ३७२-७४; -और 
मिल-उद्योग, १९०-९१: -और शौकत- 
अली, १९५-९६, २२२५-२६; -और 
श्रीमती एनी बेसेंट. २४१; -और 


४२० 
३६१ 


५३० 


.. ब्रिटिश 


सत्य, १, २१०; -और हिन्दू धर्म, ४११- 
१२, ४६०; -और हिन्दू धर्मपर आधा- 
रित असहयोग, ४६३-६४; -और हिन्दू- 
मुस्लिम एकता, २८७, ३५४; नका 
अपनी बातपर अड़नेका स्वभाव, ४७- 
४८; >“का कैसरे-हिन्द पदक लौटा 
देना, ११४; -का खादी पहननेका 
व्रत, २३२, ३५१; -का जन्मोत्सव, 
३६०; -का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके 
समर्थनके बिना भी असहयोगके कार्यक्रम- 
पर अडिग रहनेका निर्णय, १९२२-२३; 
-का भारतीयोंके अंग्रेजी-व्यवहारका 
विरोध, ३८८; -का मालवीयजी और 
शास्त्रीजीसे मतभेद, ४०८-९, ४३६- 
३७; “का छोगोंसे अपनी गिरफ्तारी- 
के बाद शान्ति कायम रखनेका अनरोध 
३५६; -का स्वराज्य सभा छोड़नेवाले 
नेताओंसे असहयोग आन्दोलनमें सहायता 
देनेका अनुरोध, ३९६-९७; -की शान्ति- 
निकेतनकी यात्रा, २८६-८८; -की 
सिख लीगके सदस्योंके साथ हुई भेंटकी 
गलत रिपोर्टका स्पष्टीकरण, ५०३- 
४; -के असहयोग सम्बन्धी सरकारी 
वकक्‍्तव्यपर विचार, ४९०५-९९; >-के 
खिलाफत सम्बन्धी विचार, ७९-८० ; -के 
खिलाफत सम्बन्धी विचारोंपर मॉण्टेग्यु- 
का मत, ७०-७१, ९७-१० ०, १११०-११; 
-के पिताकी अपनी रियासतके प्रति 
स्वामिभकिति, ४३६-३७; -द्वारा गृज- 
रात राजनीतिक परिषद्से असहयोगका 
समर्थत करनेका अनुरोध, २१६-१९; 
. -छारा जनरल डायरके जलियाँवाला 
- हत्याकाण्डका समर्थन करनेके लिए 
पैनिंगटनकी भर्त्सना, ३३३-३४; -द्वारा 


साम्राज्यका विरोध करनेका 
:- कारण, ९७-९८, ४१२-१४; -द्वारा 
.. भीड़शाहीकी निन्‍दा, २९५-९७; -द्वारा “ ।ख 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


विलोबीकी हत्या सम्बन्धी अब्दुल बारीके 
भाषणकी रिपोर्टका स्पष्टीकरण, ४४७- 
४८, ४७५२-०३; -पर दक्षिण आफ्रिका- 
में घातक प्रहार, १७०; -ब्रिटिश सा म्रा- 
ज्यके विरुद्ध हैं, अंग्रेजोंके नहीं, ३४५, 
३८ ९८०८४, . ४०६९ 

गांधी, हरिलाल, १४२, २४१, ३६१ 

गॉस्टं, सर जॉन, ४४ 

गायकवाड़, देखिए बड़ौदाके गायकवाड़ 

गिडवानी, ए० टी०, ४८६ 

गिरधारीलाल, ३७८, ४८२ 

गुजराती, -और असहयोग, ३१४-१६ 

गुजरात महाविद्यालय, ५०२; -का उद्घाटन 
और लक्ष्य, ४८४-८९ 

गुजरात राजनीतिक परिषद्‌, १७५-७७, २१६, 
२३०, २३७-३९; -का स्कूलों, अदालतों 
आदिका बहिष्कार करनेका प्रस्ताव, 
२१५६-१९, २३८, २२४३-४४ 

गुजरात राष्ट्रीय कालेज, -का उद्घाटन, 
हे 2 

गुजराती लोग, २२८, २४४; -और असहयोग, 
३१ 

गुरदेवी, ३४७ 

गुलाम रसूछ, ८९ 

गोकी बहन, देखिए रलियातबेन 

गोखले, गोपाल कृष्ण, ४३, ८२, १२०, १३२, 
१४८, १७४, ३६८, ४००, ४०८, 
४३२८, ४६०, ४७२, ५०७ 

गोरक्षा, -और हिन्दू-मुस्लिम एकता, १२८- 
३०, १३९-४० ५ 


गौहरसिह, ३७९-८० 


घ 
घोष, अरविन्द, १३१, ३१० 


घोष, मोतीलाल,.. २७८; -और गांधीजी 


२७३८-८० 


सांकेतिका 


चर 


चन्दावरकर, सर नारायण, ४१, ८१, १२६, 
१३७, २११-१३ 

चरखा, -और मिलें, ७७-७९; -खे | में 
सुधार, ६७, ७७-७८ 

चरित्र, -की दढ़ता और शुद्ध आचार असह- 
योगकी सफलताके लिए आवश्यक, 
३८१-८२ 

चायकी दुकानें, -बन्द करानेके आन्दोलनकी 
भत्सेना, ४२१-२२, ४२४-२५ 

चिन्तामणि, चि० य०, ३८९, ४३८ 

चीनी उद्योग, १९१ 

चेचक, -का टीका, ३५२ 

चेटफील्ड, ४३६ 

चेम्सफोर्ड, लॉडे, १९-२०, २०२, रे५३, 
३९७, ४७२, ४८३ 

चोौधरानी, सरलादेवी, २१-२२, ३४, ६५, 
७७, ९०, ९२, ९६, २०७, २०६, 
२७८, ३८८ 

चौधरी, पंडित रामभजदत्त, ४४, ५८-५९, 
३८८ 

चोधरी, बग्गा, ६५ 

चोधरी, श्रीमती बग्गा, ७७ 


छ 


छोटानी, ११९ 
छोटालाल, ६७ 


। 


जंजीराकी बेगम साहिबा, ६५, ७८ 

जफर अली खाँ, ५८, २९१, ३८३, ४३४; -के 
विरुद्ध मुकदमा, ३२७-२८, ३४४१-४२, 
३८०; -को सजा, ४४४-४५; -नजर- 
बन्द, ३७३-७४ 

जफरुल्मुल्क, मौलाना, ४०६ 

जमनादास, १४१ 

जमनादास द्वारकादास, २६९-७० 


2 


जमींदार, २९१, ३२६ 

जयकर, मु० रा०, ३९०-३९१ 

जलियाँवाला बाग, -में जनरल डायरके 
हत्याकाण्डका समर्थन करनेके लिए 
पैनिंगटनकी भर्त्सना, ३३३-३६ 

जातिभेद, ३३२ 

जानकी, देखिए सीता 

जॉन्सन, कर्नल फ्रेक, ५०, ७०, ११४, ३८१, 
३८८ 

जॉर्ज पंचम, सम्राट, ३३ 

जिनविजयजी, ४२० 

जिन्ना, मु० अ०, २५०, २६९, २७२, ३९४; 
“और दूसरे नेताओंके स्वराज्य सभासे 
अलग होनेपर भी असहयोग आन्दोलनकी 
गति बरकरार, ३९०-९२; -से असह- 
योग आन्दोलनका समर्थन करनेका अनु- 
रोध, ३९४-९७ 

जीलानी, गुलाम, ५७ 

जीवनलाल, २३० 

जुगतराम, ४२७ 

जूटा, ३९ 

जूनागढ़ कालेज, -के काठियावाड़ी विद्या- 
थियोंको कालेज छोड़नेका आदेश, २३- 
२४, ३८-३९ 

जेन्द अवेस्ता, १९६, १३७, ४४०, ४७५ 

जेल, -स्वाधीनताका सिहृद्वार, ४४४-४६ 


झ् 
झाँसीकी रानी, ३८८ 


ट 


दर्की, -के सुलतान, ७९-८०, १९२ 

टाइस्स, २९२ 

टाइम्स ऑफ इंडिया, ३०; -की मुसलमानोंके 
ज्ञापनपत्रसे सम्बन्धित आलोचनाका 
उत्तर, १६-१९ 

टाठा, सर दोराबजी, ४३२ 


"३२ 


टॉड, कर्नल, २०४ 
टॉल्स्टॉय, २९२, ३८८ 
ट्रिब्यून, ५०३ 


6 


ठकक्‍कर, अमृतलाल, ९२, ११३, ३१६ 
ठाकुर, देवेन्द्रनाथ, ३७ 
ठाकुर, द्विजेंद्धनाथ, ३५३ 
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ३६ पा० टि०, ३७, 
६५-६६, १०८ 
ड़ 


डगलस, ५०४; -का असहयोग आन्दोलनसे 
सम्बन्ध तोड़ना, ४४६-४७, ४५२; 
“द्वारा असहयोग आन्दोलनसे सम्बन्ध 
तोड़नेका स्पष्टीकरण, ५०४-५०७ 

डाकोरजी, ४१०-१६, ४१६-१९ 

डाक्टर, मणिलाल, ४३-४४, ८३, ३०१ 

डाक्टर, श्रीमती मणिठाल, ४३-४४, ८३ 

डायर, जनरल, ४७-४९, ५९, ६४, ७८, 
९१, १०४, ११२, ११४, १४४, २०४, 
२१२, २२४-२५, २३७, ३२७, २३४३, 


३५३, ३६०, २३९९, ४५२; “के 
कारनामोंकी भरत्सेना, ४९-५०; “के 
जलियाँवाला ह॒त्याकाण्डका समर्थन 
करनेके लिए पेनिगटनकी भर्त्सना, 
३३३२-३६ 

डारवित, ६६ 


डी'विलियर्स, ३९ 
ड्यूक ऑफ कनॉट, -की भारत-यात्राका 
बहिष्कार, २३८-२४४ 


ढंं 
ढींगरा, मदनलाल, २३५, २४६ 
ते 


तारामती, ४२६ 
तिलक, एस० बी०, ३३० 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


तिलक, बाल गंगाधर, ११९-१२०, २१८, 
२४९, २७३, २८१, ४३९, ४५९-६०, 
४७२, ४८३; -और ब्रिटिश साम्राज्य, 
३१३; >की बीमारी, ११३; “की 
स्मृति बनाये रखनेके लिए प्रयत्न, 
११६; “को श्रद्धांजलि, १२०-२२, 
१३२-२३४, १५६ 

तीन पौडी कर, ५१ 

तुकाराम, ४६३ 

तुलसीदास, १२६, १३७, २८८, ४१२३-१४, 
४२६, ४२९, ४५६, ४६३, ४७२ 

तैयबजी, अब्बास, २१६, २३८, ३४३ 

त्रिपाठी, ३३० 


थ्‌ 
थोरो, हेनरी डेविड, १६, १८२ 
द 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय, ३९; - यों | का 
प्रत्यावर्तत, २-३, ५०-५१; -को कष्ट, 
डेढ़, २५०५ 

दक्षिण आफ्रिकी आयोग, देखिए 
आफ़्रिकाके भारतीय । 

दमयन्ती, ३४३, ४१८, ४६२ 

दयालजी, ११६, ३५३ 

दलित जातियों, -का उत्थान, ४००-३ ; -की 
उन्नतिके लिए असहयोग, ५०८-९ ;-के 
लोगोंका स्कूलों व कालेजोंमें प्रवेश, 
डडंद्‌ पा० टि० 

दास, चित्तरजन, २४९-५०, २५२, २७०, 
२८१ 

दीपक, २६, ४२० 

दीवाली, -ब्रिटिश राज्यमें नहीं मनाई जायेगी, 
४४२२-२४ 

दुर्योधन, २८ 

दृद्दाभाई, ३६१ 

दृढ़ता; -और वीरताकी आवश्यकता स्वराज्य 
संग्रामके छिए, ३३९-४१ 


दक्षिण 


सांकेतिका 


देशपाण्डे, गंगाधरराव, २३० पा० टि०, ४७८ 

देसाई, कुमारी, ३३० 

देसाई, प्रागजी खण्ड्भाई, १४२ 

देसाई, महादेव, ५, २२६, २४१, ४४७, 
५०५; “छारा दी गई अब्दुल बारीके 
भाषणकी रिपोर्टका स्पष्टीकरण, ४४७, 
6 0 

द्रौपदी, ६३, १४९, ३४३, ४६२ 


घ 


धर्म, -और स्वाधीनता, ३४२-४३;: -से 
आत्मशुद्धि, ४११-१२, ४१६९-१९ 


न 
नंडियाद, ४३३ 
तरमावाला, ३६४ 
नल, ३४३, ४२६ 
नवजीवन, ९, २९, ३४-३५, ६४, १६९, 
२४२, २९०, ३१६, ४२७, ४४७, 


४५२-५४; -की नीति आदि, ९-११; 
-के विचारोंका अशिक्षित वर्गमें प्रसार, 
२७४२-४३ 

नानक, गुरु, ३२७९ 

नायक, क्रेष्णचन्द्र, २९९, ३१७ 

नायडू, पी० के०, १४१ 

नायडू, सरोजिनी, ३४७, ४९४ 

नॉर्मेन्टन, कुमारी हेलेता, -और असहयोग 
आन्दोलन, ३८६-८७ 

निडरता, १७१ 

निम्बकर, ४८४, ४९३ 

निर्मला, ४० 

नेहरू, पण्डित जवाहरछारू, ९०, २५०, 

. २७८, ३०८, ३९० 

नेहरू, पण्डित मोतीलाल, ४३, ९०, ३०७, 
२८२, ४५६, ४८२, ४८९ 

नेतिकबल, -अथवा शरीरबल, ६२ 

नौरोजी, दादाभाई, १३२, ४४४९१ 


५३२ 


न्यूटन, १४५ 
न्यू ठेस्टामेंट, ३८८ 


पं 


पंजाब, -को बड़ेसे-बड़े बलिदानके लिए 
तैयार रहना चाहिए, ३८८; -में मार्शरू 
लॉके दौरान स्त्रियोंपर किये गये अत्या- 
चार, ३४७-४८; -से रंगरूट भरती 
न करनेका अनुरोध, ३२७८-७९ 

पटेल, ३३० 

पटेल, कुमारी, ३३० 

पटेल, मणिवेन, ४७४ 

पटेल, वल्लभभाई झ०, १४-१५, २९, २४२, 
४१६ 

पटेल, विट्वुलमाई झ०, ३०७, ४६०, ४८१ 

परीख, नरहरि, २६ 

पद्चिमी सभ्यता, २०३ 

पाण्डब, १४९, ३४३ 

पार्नेल, ६२, २७९ 

पावेती, ४६२ 

पाल, विपिनचन्द्र, २५१-५२, २७२, २८१; 
-का असहयोग प्रस्ताव सम्बन्धी संशोधन, 
२८२ 

पीटसेन, एन मेरी, २४१; -का भारतमें 
शिक्षा-कार्यमें लगनेका निर्णय, २५३-५४ 

पीर साहब, १३०-३१ 

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, ४९३ 

पूर्वी आफ्रिका, -के भारतीयोंके कष्ट, ४१- 
. ४४, ८१-८३, २५०५, २७६९; -के 
भारतीयोंसे अपने अधिकारोंकी रक्षा 
करनेका अनुरोध, ३१८ पा० टि० 

पेटिट, जहाँगीर, ८२ 

पेटिट, जाईजीबाई जहाँगीर, ६३, ३६० 

पेगम्बर, १४९, १५७, २००, ४१३, ४५३ 

पैनिंगटन, ३३३; -ठारा किये गये जनरल 
डायरके जलियाँवाला हत्याकाण्डके सम- 
थनकी भरत्सना, ३३३-३६ 


ण्ट्टेढ 


पोलक, हेनरी सॉलोमन लिआन, १४१ 

प्रदर्शन, -के दौरान व्यवस्थाकी आवश्यकता, 
पर 

प्रक्माद, १२७, १२३७, १८२, २१७, २५९, 
४८८ 

प्रान्तों, “का भाषापर आधारित पुनर्गठन, 
३१२ 

फः 


फीजी, -के भारतीयोंको होनेवाले कष्ट, 
४१-४४, ८१-८३, २५५, २७६, ३०० 

फैजल, अमीर, १८ 

फरिंग, एस्थर, २४० 


तब 


बंगाल, -का विभाजन, ३२५; -में नीलके 
काइतकारोंका संघर्ष, २७९ 

बजाज, जमनालाल, ३१०, ३१८ 

बड़ौदा, -के गायकवाड़, ३५८ 

बलीबेन, ४२० 

बहाउद्दीत, वजीर, २३ 

बहिष्कार, -अदालतोंका, १४७-४८, १६४, 
१७२३-७४, २०२-२०४, २८५, ३०३- 
४, ३२४४-४६; -और मुसलमान, २७४; 
-कौंसिलों, अदालतों, शैक्षणिक संस्थाओं, 
सरकारी नौकरियों, उपाधियों आदिका, 
०८, ९१०६, ९१९७-१८, १६६२-६६, 
१९८/ १८६ ६८०५, १९८-०६९९ ५९२९ ३- 
२४, २३८, २४४, २४७-४८, २६९७-६८, 
२७४, २२७८-८३, ३०१-५, २३५३-५४, 
३५६, २७२, ३२७८, २३८१-८२, ३८९, 
४१५, ४१८, ४२३; -कौंसिलोंका, 
४४-४६, ६१-६२, ६६, ७५-७६, १६२- 
६४, २२७२-७३, २३०४-५, ३०८, ३७४- 
७६, ४३८, ४६५; -नगरपालिकाका, 
४३१; - युवराजकी भारत-यात्राका, 
१९-२०, रे३-२४, ११२, १२२४-२५, 


सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१५३-५४, १६६९, १८२, २३८; -विदेशी 
वस्तुओंका, १८६, २३०-३१, २४८, 
२६८-६९, २८४ ३०५-६; स्कूलों 
और कालेजोंका, १४९-५०, १६५, 
१७३-७५, २३०२-२३, २३२१-२३, ३२९- 
३०, २३८, ३०५२, २३६२-६५, ३९२- 
९४, ४०४, ४३१, ४३६९-४२, ४६९६९, 
४८९-९४ 

बाइबिल, १२६, १३७, २११, ३३८, ४२२, 
ढड9ण्‌ 

बॉम्ब ऋॉनिकल, १९, ३३, ७९ 

बारी, अब्दुल, १२९, १४०, २००, २०३, 
४०६, ४३४; -द्वारा दिये गये विलोबी- 
की हत्यासे सम्बन्धित भाषणकी 
रिपोर्टका स्पष्टीकरण, ४४४६-४९, 
36 3 

बावजीर, इमाम अब्दुल कादिर, १४२, २४१, 
३५७, रे६२ 

बुछर, जनरल, ३९७ 

बेसेंट, एनी, ४७, २६९-७०, २७८, २८१, 
२८३, २५८, ४६४, ४७०, ४७९, 
४८४, ४९३; -और गांधीजी, २४१ 

बैंकर, दंकरलाल, ९०, २४१ 

बेंथम, ६६ 

बैप्टिस्टा, जोजेफ, 
२०९ 

बोथा, जनरल, ४६, ६२, १२७, २१८, ३८८ 

बोल्शेविज्म, -के बजाय असहयोग द्वारा 


९ 5 जे ०, ३ रे । शा रे ०, 


ब्रिटिश साम्राज्यसे संघर्ष, ३७४-७६ 
ब्रह्मचर्य, ३६८; -और नया पालन सामान्न 
घर्म, ४११-१२ 
ब्राइट, ४५९ 


ब्रॉकवे, फेनर, ३८७ 

ब्राह्मणों, “और अब्नाह्मणोंसे शान्तिपूर्वक 
रहनेका अनुरोध, ४०२-३, ४६०, ४७ १- 
७२, ४७५-७६, ४९९-५०१; -का 
दूसरी जातियोंके प्रति कत्तेब्य, २०५ 


सांकेतिका 


ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी, -को बन्द करनेका 
प्रस्ताव, ४५२ 

ब्रिटिश गियाना, -में भारतीयोंकों कष्ट, 
२०६, २७०६-७७ 

ब्रिटिश राज्य, -और हिन्दू धर्में ३३८; -से 
उसके रावणराज्य होनेके कारण असह- 
योग करना आवश्यक, ४४२२-२३, 
४३६९-३७ 

ब्रिटिश साम्राज्य, -और असहयोग, ३१२- 
१३; “का भारतमें अन्यायपूर्ण शासन, 
३९७-९९ ; -के विरुद्ध गांधीजीका संघर्ष, 
४५१२-१४; -भारतमें सैनिक शक्तिके 
बलपर आधारित, ३३५१-३२ 

ब्रिटेन, -और भारत, २८६-८७ 

बड्लिजेन्ड, जी० पी०, ३८७ 


2 


भगवद्गीता, १२६, १३७, २११-१२, २३६, 
३५९, २३२७५, ४१७-१८, ४३६, ४४०, 
४५०४, द्‌ २-६ रे 

भागवत्‌, ४१८ 

भारत, -ओऔर अहिसा, १४३-४५; -और 
ब्रिटेन, २८६-८७; -के लिए स्वतन्त्रता 
प्राप्ति असहयोग द्वारा नक्ति बल- 
प्रयोगसे, २९३-९४ 

भारतीय, -और अंग्रेज, 2८२, २९२; [यों | 
को दक्षिण व पूर्वी आफ्रिका तथा फीजी 
आदियें कष्ट, ८१-८२, २५५-५६, २७६- 
७७, ३१४, ३१८; -से स्वतन्त्रता- 
प्राप्तिके लिए कष्टसहन और बलिदान 
करनेका अनुरोध, २२१-२२ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, -और असहयोग, 


१२२-२४, १६१-६२, १८४; -और , 


गांधीजी, २५१; -और भाषाओंके 
आधारणपर प्रान्तोंका पुनर्गठन, ३१९१- 
१२; -और मुस्लिम, ३१०-१२; -और 
स्वराज्य सभा, ३८९-९२ ; -का असहयोग 


५३५ 


सम्बन्धी प्रस्ताव, २८२; -का काम, 
३-४; -का संविधान, ४४९-५०; -के 
प्रतिनिधि, ३२१; -के संविधानमें सुधार, 
३१० 

भारतीय राहत विधेयक, १९१४ का, ५० 

भावे, आचायें विनोबा, २६ 

भास्कर, २६ 

भीड़शाही, -और लोकशाही, २५८-५९ ; -के 
स्थानपर व्यवस्थित प्रदर्शन, २९५-९७ 


सर 


संगल जाट, २४७ 

समंगलदास, सेठ, ४३२ 

मथ्रादास त्रिकमजी, २०७, २२९, ४२० 

सद्रास सेल, १५१ 

मद्यपान, -बन्द करनेकी आवश्यकता, ४२४- 
क्र 

मनु, ३६२ 

सराठा, ४४-४५, १२२, १३५ 

मलिक खाँ, ५०, ५६, ५९, ११५ 

मशरूबवाला, किशोरलाल, ४८५ 

महबूबशाह, पीर, १९१, २००, २२१-२२, 
२३९ 

महाभारत, ४६० 

महिलाएँ, -और स्वाधीनता संग्राम, ३४२- 
४३, ४६६१-६२; -ओऔओर हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, ४७७-७८; - [ओं | पर पंजाबमें 
माशेल लाॉके दौरान हुए अत्याचार, 
३४७-४८; -से सरकारके विरुद्ध संघर्ष 
करनेका अनुरोध, ६३-६४; -से स्वदेशी- 
प्रचारका अनुरोध, ८-९, ६४-६५, ७७- 
७९, रे४वर३रे, २६१९, ४१७-१९, ४२६- 
२७, ४३८, ४७८; -से स्वराज्य-कोषके 
लिए आभूषण देनेका अनुरोध, ४७८ 

माइकेल, एस० एम०, ५०९ 

मॉण्टेग्यु, ४९, ५९, ७६, ११५, १२४, १५८, 
१६६, र२रे२, २५५, ३२७, ३४७- 


ण३६ 


४८; >और खिलाफत, ९७-९९, 
११०; -और गांधीजी, ७०-७१ 

माणेकबाई बहादुरजी, डा०, ६४ ७८ 

मारुतिराव, ४७५ 

मांडॉप, ३९ 

मालवीय, पण्डित मदनमोहन, ४३-४४, ५२, 
६४, ७७, ९०, १२२, १२३५, २६९, 
२७२, २७५, २७७-७८, २८१, ३२०- 
३२१, २३२९, ३३६, ३५४, ३६६९, 
४०८, ४५६, ४८९: -का गांधीजीसे 
मतभेद, २७७-७८, ४०८-९,  ४३६- 
३७ 

मावलंकर, ग० वा०, २९ 

मिलनर, लोड, ४६, १२७, २५५, २९२ 

मीराबाई, १२७, १३७, ३६१ 

मुअज्जम अली, ४५६ 

मुरारीलाल, डा०, ४०५ 

मुसलमान, -और असहयोग, ५४, २३९२-९४, 
४०३-४, ४४७-४९; -और खिलाफत, 
१६-१९; -और भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस, ३१०-१२ 

मुहम्मर अली, ११, ७९-८०, ८७, ९७, 
१२०, १३०, १४०, १९३, २६३, 
३०३, ३०५५-५६, २६४, ३६९७, २७२, 
३७७, २३७९-८०, २३९२-९३, ३९९- 
४००, ४९१९५, ४२८, ४४६, ४४९९-५०, 
४णए६, ४७२, ४९६ 

मुहम्मर आजम, १०० 

मुहम्मद, एच० जें०, ३२५ 

मुहाजरीन, -के साथ दुर्व्यवहार, ८४-८५; 
“पर आक्रमण, १०३ 

मृत्यु, -का भय नहीं होना चाहिए, ३१७ 

मेढ, सुरेन्द्रनाथ, १४२ 

मेनन, ई० के०, २४१ 

मेहता, डा० प्राणजीवन, १४१ 

मेहता, नरसिह, १३७ 

मेहता, सर फीरोजशाहू, १३२, ४४१ 


सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


मैकाले, लॉर्ड, ३२५ 

मैक्स्विनी, -को श्रद्धांजलि, ४०९४ 

मोहनलाल, १३१ 

मोहानी, फजलल् हसन हसरत, ८७, ९७, 
११८, २१३, २३०, ४०५ 

मौरीसन, सर थियोडोर, ८२ 

मौलवियों, -की रिहाईके लिए असहयोग, 
३५९-६० 


य 
यंग इंडिया, १४, ६८, २१४, २३७, २५३, 
२२६, ३२३१३, रे६५७, ४०८, ४५२, 


8 के 5 कर, 
याज्ञिक, इन्दुलाल, २८ 
युवराज, १९, ३३, ११२, ३२७, २४१; -की 
भारतनयात्राका बहिष्कार, १९-२०, 
३३-३४, ११२, १२९४-२५, १६६, १८२ 
यूक्लिड, ३६८ 
यूरोप, -पार्थिव समृद्धिके पीछे पागल, २५३ 


श्‌ 


रघनाथसहाय, ४२१ 

रणछोड़राय, ४१०, ४१६ 

रतनचन्द, श्रीमती, ६५, ७७ 

रतनदेवी, ६५ 

रमणभाई, रायबहादुर, २१८, २३८ 

रमाबाई, पण्डिता, ३६ 

रलियातबेन, ४० 

रसूल, इस्लामके, १२६ 

राजकीय मण्डल, -और असहयोग, २९ 

राजगोपालाचारी, च०, ३०८, ३९०, ४०१ 

रानडे, महादेव गोविन्द, ४७२ 

रॉबटेसन, ४२० 

रामजीभाई, ६८ 

रामदास, ४६३, ४७२ 

राम | भगवान्‌ |, १४०, २४३, ४१२, ४१९, 
४२६-२७, ४६३, ४७७ 


सांकेतिका 


रामायण, ४६० 

राय, कुमारी, २१ 

राय, बाबू कालिनाथ, ५०३-४ 

रावण, १४५७५, ४९२, ४१४, ४२७, ४४२, 
४६३, ४७७ 

राष्ट्रवादी दल, मद्रास, २८२ 

राष्ट्रीय नारे, २६९३-६४ 

राष्ट्रीय शिक्षण, ४७१ 

राष्ट्रीय स्कूल, ३६३-६४; देखिए बहिष्कार 
भी। 

रिपन, लॉडे, ४३६ 

रुखी, ३६२ 

रेलवे, -में चोरियाँ, २९० 

रेवाशंकर, जगजीवन, ७८ 

रोज़ इन्स, ३९ 

रोशनलाल, श्रीमती, २१ 

रोहित, ४२६ 


ल 

लक्ष्मण, ४१४, ४६३, ४७७ 

लक्ष्मी, २५१, ३६२ 

लाजपतराय, छाला, ४४, २८१, ३५४, 
४८२; -और कौंसिलोंका बहिष्कार, 
९, ९२ 

लाभसिह, ३४८ 

लॉयड, जॉर्ज, १८, १२५, २२५, २३५, 
३२०, २३२७, ३५९, २३७२, २९८ 

लिविग्स्टोन, डा०, ८१ 

लीडर, १४७, १०९०-९१ 

लोकमान्य राष्ट्रीय पाठशाला, ४३९-४० पा्‌० 
टि० 

लोकशाही, -और भीड़शाही, २५८-५९ 


व 


वकील, -और स्वराज्य, 
बहिष्कार भी। 
वाइस राय, ११४; -और असहयोग, २२४- 


२८५; देखिए 


५३७ 


२५, २२३४-३५; “का असहयोगका 
उपहास उड़ाना अनुचित, २३२-३३ 

वाडिया, १७८ 

वामनराव, २१८ 

वास्को-डि-गामा, ८१ 

वास्वाणी, साधु टी० एल०, ८७ 

विटरबाटम, कुमारी, १४१ 

विजयराघवाचार्य, सी ०, २५०-५ १ 

विद्वुकदास, ६७ 

विद्याथियों, -को जूनागढ़ कालेज छोड़ देनेका 
आदेश, २३-२४, ३८-३९ 

विभीषण, १२७ 

विलोबी, २३५, ४०६; -“की हत्या, २४५- 
४६; -की हत्याके सम्बन्धमें अब्दुल- 
बारीके भाषणकी रिपोर्टका स्पष्टीकरण, 
४४६९-४९, ४५२-५३ 

विल्सन, टॉमस वुड़ो, २५४ 

विल्सन कालेज, ४३५ 

विवेकानन्द, स्वामी, ४०० 

विष्णु, २५२ 

वीरता, -और दढ़ताकी आवश्यकता स्वराज्य- 
संग्रामके लिए, ३३९-४० 

वेद, ३३८, ३५४ 

वेलिग्टन, १४५ 

वेलेस, डा[ू०, २५३ 


श 


हंकराचाय, ४५६ पा० टि० 

शरीरबल, -अथवा नैतिकबल, ६२ 

दर्मा, बी० एन०, २२४ 

शान्तिनिकेतन, ३६; -के लिए कोष, ३६- 
३७, ६५-६६, २८६, ४२८; -+ें 
गांधीजीका निवास, २८६९-८८ 

शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, ४७, २९३, 
३२०-२१, ३२९, ३३६, ४०८; -से 
गांधीजीका मतभेद, ४०८-९, ४३६- 
३३७ 


५३८ 


शिकागो द्विब्यून, ४०५ 

गुक्‍ल, पण्डित विष्णुदत्त, ३१८ 

शेरव॒ड, कुमारी, ११४ 

दबेतान, १३७, २०३, २०५ 

शौकत अली, ५९-६०, ७१, ७३, ८३, ८७, 
८९, ९७, ११९, १३०, १४०, १५९, 
१६७, १७२, १८१-८२, १८४, १९१, 
१९५, १९७, २००-१, २०३, २०६, 
२०८ पा० टि०, २१७, २२५-२६, 
२२८, २५२, २६३, २७३, २८७, 
२९१, २९५-१९६, ३०७, २३१५, २४९, 
३५३, २३५५, ३१५७-५९, २३६४, ३६७, 
२३७२, ३८२, ३८४, २३९२-९३, ३९९, 
४११, ४१७५, ४३०, ४३४, ४४६, 
४४८, ४५०, ४५६, ४७३, ४७७-७८, 
४९६, ५०५, ५०७ 

श्रद्धानन्द, स्वामी, २५० 

श्रमिकों, -के अधिकार व कत्तेग्य, १७७-८ १ 

श्रीप्रकाश, २५० 


सं 


सगृुण, डा० आत्माराम, ६४ 

सत्य, -और खिलाफत, ३४१; -और ब्रह्मचयें 
धर्मके आवश्यक अंग, ४११-१४; -के 
पालनके बदले पुरस्कारकी आशा न रखें, 
२०९-१०; -शूरोंका मार्ग, १ 

सत्यपाल, डा०, ७१, ७३ 

सप्रू, तेजबहादुर, ७४, २२४ 

सभ्यता, -पूर्वी और पश्चिमी, २५३ 

सरकार, प्रोफेसर यदुनाथ, ९३ 

सर्वेट ऑफ इंडिया, ४०८, ४५२ 

सविनतय अवज्ञा, -और असहयोग, ८८ 

साराभाई, अनसूयाबेन, २४१ 

सॉलोमन, ३९ 

साहू, एल० एन०, ४९५ 

सिख लीग, -का सिखोंसे असहयोग आन्दोलनमें 
योग देनेका अनुरोध, ३८०-८२; -के 


सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


सदस्योंसे गांधीजीकी भेंटकी गलत 
रिपोर्टका खण्डन तथा उनके विचारोंका 
स्पष्टीकरण, ५०३-४ 

सिगविक, हेनरी, ९३ 

सिनफैन दल, २३५ 

सिन्हा, एन० सी०, २८५ 

सिन्हा, लॉड्ड सत्येन्द्रप्रसन्न, २२९४, ३४५, ३५३ 

सियासत, ३२८ 

सिविल ऐंड मिलिटरी गजठ, ५०३ 

सीजर, २१२ 

सीतलवाड, सर चिमनलाल हरिलाल, ४९३ 

सीता, ६३, ३४३, ३५३, ४१२, ४१८, 
४२६, ४६३ » 59७ 

सूद, राय श्रीराम, ३१, ५०, ५६, ५९, 
७०, ११५ 

सेठ, लोकामर चेलाराम, ८७ 

सैयद हुसैन, ३८७ 

सेयद, सर अहमद, ३९३ 

सोबानी, उमर, ३०८, ३९० 

स्टेनली, ८१ 

स्मट्स, जनरल, ३८८ 

स्मिथ, बॉसवर्थ, २२, ३१, ५०, ५३, ५६, 
५९, ६३, ७०, ११५, ३४५, ३७९ 

स्वतन्त्रता, -और धर्म, ३४२-४३; -की 
प्राप्ति कष्ट-अहन और बलिदानसे, २२२ 

स्वदेशमित्रनू, १८८ 

स्वदेशी, ३४-३५, ५७, ९३, ९५, १०७, 
११९८-१९, १९४, १९९, २५६-५७, 
२९४, ३०६, ४३२, ४५७, ४७८; 
“अपनानेका गृरुकुलछके अध्यापकों और 
विद्याथियोंस अनुरोध, ४५८; -और 
असहयोग, २१३-१४; -और खिलाफत, 
८; और महिलाएँ, २१-२३, ६४- 
६५, रे४४८, ३६०, ३७९, ४२५-२७, 
४३७-३८; और विदेशी वस्तुओंका बहि- 
ष्कार, २४८, २६८-६९ ; -कपडेकी कमी 
पूरा करनेका एकमात्र उपाय, १९०-९१; 


